तीर्थकर महावीर 
और 


उनकी आचार्य-परम्परा 


द्वितीय खण्ड 


लेखक 
डॉ नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, 
एमए पी-एच डी डी लिट 


(इस भाग का मुद्रण श्री दिगम्बर जेन समाज गया के के सौजन्य से) 


आचार्य शन्तिसागर छाणी ग्रन्थमाला 


यदीया चाग्गगा विविध-नय-कललोल-विमला 

वृहद्ज्ञानाम्भोेभिर्जगति जनता या. रनपयति । 

इदानीमप्येषपा.. बुधजन - मराले.. परिच्िता 

महावीरस्वामी नयन - पथ - गामी भवतु ने ॥॥ 
- पण्टित भागचन्द्र, महावीराष्टक 


प्रकाशक ्ि 





प्रथम सस्करण सन्‌ १९७४ 
श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिपद 





यह द्वितीय सलकरण सन्‌ १९९२ 
आचार्य शन्तिसागर छाणी ग्रन्थमाला, 
पो बुढाना, जिला-मुजफ्फरनगर, (उत्तर प्रदेश) 


के आर चल लरस ++ जल बज. अली थक. कक+ ना जटअमलका चिपक + 





प्राप्ति स्थान 
१ मत्री-आचार्य शान्तिसागर छाणी ग्रन्थमाला 
पो बुढाना, मुजफ्फरनगर, (उत्तर प्रदेद्ठा) 


२ डॉ नलिन के शास्त्री 
ए-९११, प्रोफेसर क्वार्टर्स, 
मगघ विश्वविद्यालय केम्पस, 
बोध गया (बिहार) ८२४ २३४ 


मूल्य : पूरा सेट चारों खण्ड : चार सौ रुपया 


आचार्य कुन्दकुन्द द्विसहस्नाव्दी पहोत्सव के 
पावन प्रसग में प्रकाशित 





मुद्रक 

शकुन॒प्रिटर्स 

पचशील गार्डन, नवीन शाहदरा 
दिल्‍ली-३२ 


+ ज"ओकक फफॉकएफरफकसक्््न्स्‍न्‍बिओिओ>)->-न्‍>.....................3..ुे छा 


प्रकाशकीय निवेदन 


सोलह वर्ष पूर्व प्रकाशित और लगभग दस वर्ष से अनुपलब्ध यह 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ पुन मुद्रित होकर आज आपके हाथ में पहुच रहा है । प्रथमावृत्ति 
के प्रकाशकीय मे भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद के मन्नी डॉ पन्नालाल 
साहित्याचार्य ने इसकी पृष्ठभूमि मे लिखा था - 

- “भगवान महावोर के 2500 वे निर्वाण महोत्सव के अवसर पर 
प्रकाशनार्थ विद्वत्परिषद ने इस ग्रन्थ के लेखन का दायित्व अपने तात्कालिक 
उपाध्यक्ष, वहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान, डॉ नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य, एमए , 
पी -एच-डो , डी लिट्‌ , को सौपा था । सम्पानोय डॉ शास्त्री मे चार पॉच 
वर्ष तक अथक परिश्रम करके समय पर इसे तैयार कर दिया | ” 

- “इसके प्रकाशन के लिए विद्वत्परिपिद के पास अर्थ की व्यवरथा 
नगण्य थी, परन्तु विद्वत्परिपद के अध्यक्ष डॉ. दरवारीलाल कोठिया ने ग्रन्थ 
के अग्रिम ग्राहक बनाकर राशि एकत्र की ओर लगभग सात सौ ग्राहकों से 
अग्रिम मूल्य प्राप्त हो जाने से यह प्रकाशन सम्भव हुआ । “इस बीच यह 
दुर्भाग्यपूर्ण घटित हो गया कि जनवरी १९७४ में डॉ शास्त्री का असामयिक 
निधन हो गया और वे अपनी इस महान कृतिको प्रकाशित नहीं. देख पाये। 

इधर कई वर्षों से यह ग्रन्थ अनुपलब्ध था । इस अन्तराल में जेन 
साहित्य और सस्‍्कति के इतिहास के प्रति जिज्ञासु अध्येत्ाओ की एक 
नई पीढी तैयार हो गई है जिसके मार्ग-दर्शन के लिए इस ग्रन्थ की महती 
उपयोगिता निर्विवाद है। स्व डॉ शास्त्री आर डॉ दरबारीलाल कोठिया के अत्यन्त 
स्नेहपूर्ण सवध रहे हैं।डों शास्त्री की चर्चा चलते ही, आज भी कोठियाजी की 
आंखें भर आती है ।कोठियाजी कई वर्षों से अपने दिवगत मित्र के इस 
अबदान को पुन प्रकाशित कराने के प्रयत्न कर रहे थे, परन्तु व्यय-साध्य 
होने के कारण सफलता का योग लग नही पा रहा था। 

सयोग से परम ज्ञानाराधक १०८ श्री उपाध्याय ज्ञानसागरजी मुनिराज 
का इस वर्ष गया में चातुर्मास हुआ । नवम्बर ९१ में वहाँ आगम बाचना 
हुई जिसमें अनेक विद्वानो ने भाग लिया । डॉ कोठिया ने अपने मन का 
यह विकल्प वहाँ व्यक्त किया जिस पर पूज्य ज्ञानसागर जी महाराज की 
प्रेरणा से “आचार्य इन्तिसागर छाणी ग्रन्थपाला बुढाना ” के कोप से पचास 
हजार की राशि ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए सहज उपलब्ध हो गई । बाद 
में अपने प्रवचन के बीच मेने गया समाज से इसमे सहायक होने का अनुरोध 
किया तब, मेरा याचना-वाक्य पूरा होने के पूर्व ही, समाज के अध्यक्ष बाबू 
पदमचन्दजी ने समाज की ओर से पच्चौस हजार की स्वीकृति प्रदान कर 
दी । बाद में स्व प्रेरणा से उसमें वृद्धि करके उन्होने दूसरे भाग के मुद्रण 


का दायित्व ले लिया। गया समाज की यह उदारता अन्य कर्णधारों के लिए 
अनुकरणीय है । 
उसी समय उपाध्यायजी के सान्निध्य में इस हेतु सात सदस्यों की 
एक अस्थायी समिति का गठन करके कार्यारम्भ कर दिया गया । बाद 
में ज्ेष अर्थव्यवस्था के उपाय करते समय यह विकल्प सामने आया कि 
आचार्य शन्तिसागर छाणी ग्रन्थमाला ही शेष राशि का प्रावधान करके ग्रन्थ 
के प्रकाशन का भार वहन करे । स्व डॉ शास्त्री के सुयोग्य पुत्र डॉ नलिन 
के शास्त्री ने ग्रन्थमाला को द्वितीय सस्करण का प्रकाशन अधिकार प्रदान करके 
इस प्रकाशन का मार्ग प्रशस्त कर दिया । ग्रन्थ के दूसरे भाग के मुद्रण का 
सम्पूर्ण व्यय दिगम्बर जैन समाज गया ने ओर तीमरे भाग का न्यय दिगम्बर 
जैन पचायत रफीगज ने वहन किया है।चौथे खण्ड के लिये जेन सपाज डाल्टेनगज 
का आइवासन प्राप्त हुआ हे। यही इस प्रकाशन की पृष्ठभूमि है । 
शान्ति सदन, सतना, २३ ४ ९२ नीरज जेन 


कृतज्ञत्ता- ज्ञापन 


इस समिति को सतोष है कि पूज्य १०८ श्री उपाध्याय ज्ञानसागर 
जी के आशीर्वाद और प्रेरणा के फल-स्वरुप यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित 
करने मे हमे सफलता पिली है । मुनिश्री के चरणो में हम नमन करते हें। 
इस कालजयी कृति के सर्जनहार स्व डॉ नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्य के प्रति 
कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम यहाँ यह रेखाकित करना चाहते हैं कि उनकी 
यह कृति आज भी अपने क्षेत्र में अद्वितीय है और आने वाली अनेक झताब्दियो 
तक उनके यश को जीवित रखने में समर्थ है । ग्रम्थ अपने आप मे परिपूर्ण 
है और यह सस्करण मात्र उसका 'पुनुद्रण' ही है । 

भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद के द्वारा इसका प्रथम-प्रकाशन 
हुआ था अत हम उस सस्था के आभारी हैं । द्रव्य सहयोग के लिए दातारो 
को, तथा त्वरित मुद्रण के लिए शकुन प्रकाशन के श्री सुभाषजी को धन्यवाद 
देना हमारा कर्तव्य है। आचार्य शान्तिसागर छाणी ग्रन्थमाला को इस सराहनीय 
सकलप के लिए बधाई। 

डॉ दरबारीलाल कोठिया 


डॉ कस्तूरचन्द्र कासलीवाल नीरज जेन 
डॉ फूलचन्द्र प्रेमी डॉ नलिन के शास्त्री 
रतनचन्द्र जेन, बुढाना पदमचन्द्र जेन, गया 


(मत्री-आचार्य शान्तिसागर छाणी (अध्यक्ष-दिगम्बर जेन समाज गया) 
ग्रन्थमाला, बुढाना) 


आय मिताक्षर 


'वरस्परा' शब्द अपना विशेष महत्व रखता है और विश्वके कण-कणसे 
सम्बन्धित है। परम्पराका इतिहास लेखबद्ध करना वैसे ही कठिन कार्य है, फिर 
श्रमण-परम्पराका इतिहास त्तो सर्वंथा ही दुरूह है। प्रसगमे जहाँ 'परम्परा' 
शब्द सदू-आगम और सदुगुरुओका 0५ है, वहाँ यह प्रामाणिकताका चोतक 
भी है। परम्परागत आगम ओर गुएओको संत्र प्रथम स्थान है। इसोलिए 
'आचायंगुरुम्यो लम ' के स्थान पर 'प्रम्पराचायंगुरुम्यो नम” का प्रचलन 
है। लोकमे आज भी यह परम्परा प्रचलित है । जेसे गृहस्थोके विवाह आदि 
सस्कारोमे परम्परा (गोन्नादि) का प्रश्न उठता है, वेसे ही मुनियोके सबधमे भी 
उनकी गुरु-परम्पराका ज्ञान आवश्यक है। 

भारतमे मुनि-परम्परा और ऋषि-परम्परा ये दो परम्पराए प्राचीनकालसे 
रही हैं। ऐतिहासिक दृष्टिसे प्रथम परम्पराका सबंध आत्मघर्मा श्रमणोंसे रहा 
है--श्रमणमुनि मोक्षमार्गके उपदेष्टा रहे हैं। द्वितीय परम्पराका सबंध लछोक- 
घर्मसे रहा है--नद्॒पिगण गृहस्थोीके पोडश सस्कारादि सम्पन्न कराते रहे हैं । 
ऋषियोको जब आत्मघमंज्ञानकी वुभुक्षा जाग्रत हुई, वे श्रमगमुनियोके समीप 
जिज्ञासाकी पूर्ति एवं मार्गदर्शनके लिए पहुँचते रहे ।१ 

स्व० डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री द्वारा रचित ग्रन्थ 'तोर्थड्भर महावीर और 
उनकी परम्परा' मे श्रमण--मुनि-परम्पराका तथ्यपूर्ण इतिहास है। वस्तुत 


>१ वातरशना हू वा ऋषय श्रमणा ऊर्ध्वमन्यिनो वर्भूवुस्तानृषयोर्थमायस्ते४निलाय- 
मचरस्तेष्नुप्रविशु* कृष्माण्ठानि तास्तेप्वन्वविन्दन श्रद्धया च तपसा च्‌। तानृपयो- 
आुवन कया निलाय चरथेति ते ऋषीनत्रुवन्नमोवोध्स्तु मगवन्तो5स्मिनू घाम्नि 
केन व सपर्यामेति तानूपयोश्जुवत--पवित्र नो ब्त येनोरेपसत स्पामेति ते एतनि 
सूक्तान्यपद्यन्‌ । 


--तैत्तिरीय आरण्पक २ प्रपाठक ७ अनुवाक, १-२ 

वातरशन--श्रमण-ऋषि ऊर्ध्वमन्यी (परमात्मपदकी ओर उत्क्रमण करनेवाले) 
हुए | उनके समीप इतर ऋषि प्रयोजनवश (याचनार्थ) उपस्थित हुए। उन्हें देखकर 
वातरदन कूष्माण्डनामक मन्त्रवाक्योमें अन्तहित हो गए, तब उन्हें अन्य ऋषियोने 
श्रद्धा और तपसे प्राप्त कर लिया । ऋषियोने उन वातरशन मुनियोसे प्रइ किया--- 
किस विद्यासे आप अन्तहिंत हो जाते है ? वातरशन मुनियोने उर्न्हें मपने अध्यात्म 
घामसे आए हुए अतिथि जानकर कहा--है मुनिजनो ! आपको नमोशण्स्तु है, हम 
आपकी सपर्या (सत्कार) किससे करें ? ऋषियोने कहा--हमें पवित्र आत्मविद्याका 
उपदेश दीजिए, जिससे हम निष्पाप हो जाएँ । 


भाद्य मिताक्षर - ७ 


इत्तिहासकी रचनाके लिए तथ्यज्ञान आवध्यक है। यत्त -- 
इत्तिहास इत्तीष्ट तद्‌ इति हासीदित्ति श्रुते । 
इतिवृत्तमथेत्तिहममाम्नाय. चामनन्ति तु ॥ 
--आचायें श्री जिनसेन, आदिपुराण, १२५ 
। ४इतिहास, इतिवृत्त, ऐतिह्ा और आम्नाय समानाथथंक शब्द हैं । “इत्ति ह 
आतीत' (निश्चय ऐसा ही था), 'इतिवृत्तम' (ऐसा हुआ--घटित्त दुआ) त्तथा 
| परम्परासे ऐसा ही आम्नात है--इन अर्थों मे इतिहास है) 
इत्तिहास दीपकतुल्य है। वस्तुके कृष्ण-इवेतादि यथार्थ रूपको जेसे दीपक 
(प्रकाशित करता है, वैसे इतिहास मोहके _आवरणका नाशकर, भ्रान्तियोको 
दूर करके--संत्य सर्वलोक द्वारा घारण की जानेवाली यथार्थत्ताका प्रकाशन 
करता है। अर्थात्‌ दीपकके प्रक्राशसे पुर्व जेसे कक्षमे स्थित वस्तुएं विद्यमान रहते 
हुए भी प्रकाशित नही होततो, वेसे हो सम्पूर्ण लोक द्वारा घारण किया गया 
गर्भभूत सत्य इतिहासके बिना सुव्यक्त नही होता 
प्रस्तुत ग्रन्थके अवलोकनसे स्पष्ट हो जात्ता है. कि विद्वानुकी लेखनीमे बल 
ओर विचारोमे तकंसगतता है । समाज इनकी अनेक कृतियोका मुल्याकन कर 
चुका है--भलीभाँति सम्मानित कर चुका है। प्रस्तुत कृतिसे जहाँ पाठकोंको 
स्वच्छ श्रमण-परम्पराका परिज्ञान होगा, वहाँ ग्रन्थमे दिये गये टिप्पणोंसे उन्तके 
ज्ञानमे प्रामाणिकता भी आवेगी। श्रमण-परम्पराके अतिरिक्त इस ग्रन्थमे श्रमणो 
की मान्यताओं एवं जेन सिद्धान्तोका भी सफल निरूपण किया गया है । यह 


ग्रन्थ टी प्रकारसे अपनेमे परिपूर्ण एव लेखककी ज्ञान-गरिमाको इज्जित करनेमे 
समर्थ है। 


यहाँ लेखकके अभिन्न मित्र डॉ० दरबारीलाल कोवियाजीके प्रस्तुत ग्रन्थके 
प्रकाशनमे किए गए सत्यप्रयत्नोको भी विस्मृत नही किया जा सकता है, जिनके 
द्वारा हमे प्रस्तुत ग्रन्थके लिए कुछ शब्द लिखनेका आग्रहयुक्त निवेदन प्राप्त 
हुआ। विद्वृत्परिषद्का यह प्रकाशन-कार्य परिषद्के सर्वथा अनुरूप है। ऐसे सत्काय- 


के लिए भी हमारे शुभाशीर्वाद | 
९५, रच 
(5 ते (००५ 4 (गे 


१ इतिहास-प्रदीपेन मोहावरणघातिना। 
सर्वलोकघृतं गर्भ यथावत््‌ संप्रकाशयेत्‌ ॥ 
-- महाभारत 


८ ; तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 





डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री 


उदय पौपकृष्णा १२ भवसान माघ कृष्ण २ 
विक्रम सवत्‌ १९७२ वि० स॒० २०३० 
ई० सन्‌ १९१५ १० जनवरी, १९७४ 


यो सशकक्‍त्र हस्हक्ार 


हफ़्बुएनी* आभ्वए्‌ पु वद्भाजा धल्णा लि परत मे म्ुजातणऋप्ल हे 
अकि नी अर्जता नल आठछाण नहिमली अविश»ऊुक अध्यदिव्म-्नति किहझल (को क्र 
बऊ अन्‍्जौको ने परम हलिए फ्रराष्णी अता+ऊपूनकि नब्य-नत्ी) छू के ऋब्द ढु- 
क्रिणिकि मे (हीकछी / $झ विन्मस्जाक के हारी क्रपन्‌ ह्मब्ट थे मेग रेस्सै अठीए रे (शी भी 
जे कु ऊे ऋुज़ुऊूश हे प्रति्णने ही फ्िनल टही का 
प्रिन्द्रन्‍्भति ० हस्क्प्तल कं दध ऋ मऊ 5 क्ठा »े व्रि ऋष्टः लीशिलनतिण 
केन्ग गर्गीनिन्मात है (क्र ४) प्‌ “फ़्लार्म इऐ +»कृएकम & हाफ क्या 
अक झि धद् हे आता प्सेमो अर वीट्छान १थी हे धसमा के | ऋभाकम शस ली 
करण हे के बम ५ गण ५७ -प्रसतमम फिगर (१० कतआगूफा्  कक्रएह्मशब्ब छ- 
धछ्ूलैसी शष्ग के छू * आता अितकऋएताम आब्म दीफ्ििमाक “६ हब्य €ज से ५ । 
77 दिम्क्रस्आतिन्ती अतक्ात्तर इतनिए ऊूषा हता 3क्िना, जम परम, छन्‍्लेन्फे 
के कर्गप्ररेशा २+ वावभब्म आज »छी कड़ी, तब4म के 


अ्रनझाून्क 


नभाूत्म + फेग्‌ >म “फ्रेश के 
एसप्ारि हि 
ध्राऊ के >दौ $, “मक््‌ हप ते -थ केक एंकमरि सके शए बकरी ५ तप 
क। 
ऊक्गूफम ऋषी >फ़ी $। 
नछा मिन्मस्की शब्यतज रे शोक $। गति ह्स्फ्रेपमति मत ओफी टू ञ्क्े्‌ बने म्ल्नीः न 
5.85 मम अमल ० 
मे भोग्पण मरे कफ (उत्घ्म शान्न्‌ लेण * प्रा भतकएकीन शेमे €ए भी[फसकगृ- हरि 
न्म्णति करी >पी क । अ्रफारए निक्लान भी भला ५ लि २किमल प्रकपरन>भौ अद्धित्ग 4 शब्क्रेत्न 
पल €पी ठलर मं मिस ऊछी 3 /मरनो मे ऋआार में ति विम' #छी डोडी पप्रेन्फों लेल्के का अ+ 
फतह ५.48] न्ष्पे ऑन मेनन तफमप्रेशिफ >५ अप लय शव अव थी प्रस्मान्मित अपरे ह्न्लि श्र 
झबस ली 9 ॥०«आि हे सप4 #र िकतिय 
रु #ल्मन के छा बकति बंप $॥ अद <बति ओफ़क्तिस ५ अऋमोश ते प्राद्माद ऊर्मी मुड़ुलए४- 
त+ निभा क्म्य ढर फल्य लगें ४, »कत हनो मे लीशर शिके * 


लेखककी प्रस्तुत कृतिकी पाण्डुलिपिका एक पृष्ठ 


प्राक्‌ कथन 


भारतवर्षका क्रमवद्ध इतिहास बुद्ध और महावोीरसे प्रारम्भ होता है । 
इनमेसे प्रथम बोद्धवर्मके सस्थापक थे, तो द्वितीय थे जैनधमंके अन्तिम तोर्च- 
कर। तीर्थंकर' शब्द जेनधर्मके चौबीस प्रवत्तकोके लिए रूढ जेसा हो गया 
है, यद्यपि है यह योगिक ही । धमंरूपी तीरथ्थंके प्रवत्तककी ही तीथकर कहते है । 
आचार्य समन्तनद्रने पन्द्रह॒वें तर्थकर धर्मनाथकी स्तुतिमे उन्हे घर्मतीर्थमंनघ 
प्रवर्तंयन्‌' पदके द्वारा धमंतीर्थंका प्रवत्तंक कहा है। भगवान महावीर भी उसी 
घमंतीयंके अन्तिम प्रवर्तक थे और आदि प्रवरत्तक थे भगवान्‌ ऋपषभदेव | यही 
कारण है कि हिन्दू पुराणोम जैनधमंकी उत्पत्तिके प्रसगसे एकमात्र भगवान्‌ 
ऋषभदेवका ही उल्लेख मिलता है किन्तु भगवान्‌ महावीरका सकेत तक नही 
है जब उन्हीके समकालीन वुद्धको विष्णुके अवतारोमे स्वीकार किया गया है। 
इसके विपरीत त्रिपिटक साहित्यमे निग्गठनाटपुत्तका तथा उनके अनुयायी 
निम्न॑न्योका उल्लेस बहुतायतसे मिलता है। उन्हीको लक्ष्य करके स्व॒० डॉ० 
हर्मान याकोबोने अपना जँन सूचोकी प्रस्तावनामे लिखा है--'इस बात्तस भव 
सब सहमत हूँ कि नातपृुत्त, जो महावीर अथवा वर्धमानके नामसे प्रसिद्ध है 
बुद्धक समकाछीन थे। वौद्धग्रन्थीम मिलनेवाले ..उल्लेख हमारे इस विचारको 
दृढ़ करते है कि नातपुत्तरो पहले भी निम्न॑ंच्थोका, जो आज जैन अथवा आहंत्त 
नामस अधिक प्रसिद्ध हैं, अस्तित्व था । जब वौद्धवर्म उत्पन्न हुआ तब 
निमर॑न्थीका सम्प्रदाय एक बड़े सम्प्रदायके रूपम गिना जाता होगा । बोद्ध पिटको 
में कुछ निश्र॑न्योका बुद्ध और उनके शिष्योके विरोधीके रूपमे और कुछका 
वुद्धक अनुयायी बन जानके रूपमें वर्णन आता है। उसके ऊपरसे हम उक्त अनु 
मान कर सकते है। इसके विपरीत इन ग्रन्योमि किसी भी स्थानपर ऐसा कोई 
उल्लेख या सूचक वाक्य देखनेमे नही भाता कि निग्न॑न्थोका सम्प्रदाय एक 
नव सम्प्रदाय हैं और नातपुत्त उसके सस्थापक हैं । इसके ऊपरसे हम यह 
अनुमान कर सकते हैँ कि वृद्धके जन्मसे पहले अति प्राचीन कालसे निग्न॑न्थोका 
अस्तित्व चला आता है ।” 

अन्यत्र डॉ० याकोवीने छिखा है--'इसमे कोई भी सबूत नही है कि पाश्वे- 
नाथ जैनधमंके सस्थापक थे। जैन परम्परा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवको जैन 


करने +# २» 


धमका संस्थापक माननेमे एकमतत हैं। इस मान्यतामे ऐतिहासिक सत्यकी 
सम्भावना है । 


प्राक्‌ कषन ९ 


7 


है 
$ 


! 


प्रसिद्ध दाशनिक डॉ० राधाकृष्णनुने अपने भारतीय दर्शन' मे कहा है-- 
जैन परम्परा ऋषभदेवसे अपने धर्मंकी उत्पत्ति होनेका कथन करती है, जो 
बहुत्त-सी शताब्दियो पूर्व हुए है । इस बातके प्रमाण पाये जाते हैं कि ईस्वी पूर्व 
प्रथम शताब्दीमे प्रथम त्तोथंकर ऋषभदेवकी पूजा होती थी । इसमे कोई सन्देह 
नही है कि जेनधम वर्धभान और पाद्वैनाथसे भी पहले प्रचलित था। यजुर्वेद- 
मे ऋषभदेव,,अजित्तनाथ और अरिप्रनेमि इन तीन तीर्थंकरोके नामोका निर्देश 
है। भागवत पुराण भी इस बातका समर्थन करता है कि ऋषभदेव जैनधर्मके 
सस्थापक थे |; 

(यथार्थमे वैदिकोकी परम्पराकी तरह श्रमणोकी भी परम्परा अति प्राचीन 
कालसे इस देशमे प्रवर्तित है | इन्ही दोनो परम्पराओके मेलसे प्राचीन भारतीय 
सस्कृतिका निर्माण हुआ है | उन्ही श्रमणोकी परम्परामे भगवान महावीर हुए 
थे। बुद्धकी तरह वे भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होने भी घरका परि- 
त्याग करके कठोर साधनाका मार्ग अपनाया था । यह एक विचित्र बात है कि 
श्रमण परम्पराके इन दो प्रवत्तंकोकी तरह वेदिक परम्पराके अनुयायी हिन्दू- 
धर्ममे मान्य राम और क्ृष्ण भी क्षेत्रिय थे । किन्तु उन्होने गृहस्थाश्रम और 
राज्यासनका परित्याग नही किया | यही प्रमुख अन्तर इन दोनो परम्पराओमे 
है। #ऋष्ण भी योगी कहे जाते है किन्तु वे कर्मयोगी थे । महावीर ज्ञानयोगी 
औ। कमंयोग और ज्ञानयोगमे अन्तर है। कर्मयोगीकी प्रवृत्ति वाह्माभिमुखी 
होती है और ज्ञानयोगीकी आन्तराभिमुखी । कमेयोगीको कममे रस रहता है 
और ज्ञानयोगीको ज्ञानमे । ज्ञानमे रस रहते हुए कम करनेपर भी कमंका कर्चा 
नही कहा जाता । और कममे रस रहते हुए कम नही करनेपर भी कर्मका 
कर्ता कहलाता है । कर्म प्रवृत्तिरूप होता है और ज्ञान निवृत्तिरूप । डँवृत्ति 
ओर निवृत्तिकी यह परम्परा साघधनाकालमे मिली-जुली जेसी चलती है किन्तु 
ज्यो-ज्यो निवृत्ति बढती जाती है प्रवुत्तिका स्वत हास होता जाता है। इसी- 
को आत्मसाधना कहते है |) 

(यथार्थंमे विचार कर देखें--प्रवृत्तिके मूल मन, वचन और काय हैं | किन्तु 
आत्माके न म॒न्त है, न वचन है और न काय है। ये सब त्तो कर्मजन्य उपाधियाँ 
हैं। इन उपाधियोमे जिसे रस है वह आत्मज्ञानी नही है। जो आत्मज्ञानी हो 
जाता है उसे ये उपाधियाँ व्याधियाँ ही प्रत्तीत होती हैं ) 

इनका तिरोध सरल नही है। किन्तु इनका निरोध हुए बिता प्रवृत्तिसे 
छुटकारा भी सम्भव नही है। उसीके लिए भगवान महावीरने सब कुछ त्याग 
कर वनका मार्ग लिया था (ससार-मार्गियोकी दृष्टिमे भले ही यह 'पलायनवाद' 
प्रतीत हो, किन्तु इस पछायनंवादको अपनाये बिना निर्वाण-प्राप्तिका दूसरा 


१० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मार्ग भी नही है। भोगी और योगीका मार्ग एक कैसे हो सकता हैं) तभी तो 
गीतामे कहा है-- 

यथा निशा सर्वभतानां तस्यां जागति संयमी । 

यस्‍यां जाग्रति भूतानि सा निक्षा पदयतो सुनेः ॥ 


'सब॒ प्राणियोके लिए जो रात है_ उसमे सयमी_ जागता है ओर जिसमे 
प्राणी जागते हैं वह आत्मदर्शी मुनिको रात है ।' 


इस प्रकार भोगी ससा रसे योगीके दिन-रात भिन्न होते है । संयमी महावीर- 
ने भी आत्म-साधनाके द्वारा कातिक कृष्णा अमावस्याके प्रात्तः सूर्योदयसे पहले 
निर्वाण-छाभ किया। जैनोके उल्लेखानुनार उसीके उपलक्षमे दीपमालिकाका 
आयोजन हुआ और उनके निर्वाण-लामको पच्चीस सो वर्ष पूर्ण हुए। उसोके 
उपलक्षमे विश्वमे महोत्सवका आयोजन किया गया है । 


उसीके स्मृतिमें 'तोर्थंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा' नामक 
यह वृह॒त्काय ग्रन्थ चार खण्डोमे प्रकाशित हो रहा है । इसमे भगवान महावीर 
और उनके बादके पच्चीस-सौ वर्षो हुए विविध साहित्यकारोका परिचयादि 
उनकी साहित्य-साधनाका मूल्याकन करते हुए विद्वान लेखकने निवद्ध किया 
है। उन्होने इस ग्रन्थके लेखनमे कितना श्रम किया, यह तो इस ग्रन्थको 
आच्योपान्त पढनेवाले ही जान सकेंगे । भेरे जानतेमे प्रकृत विषयसे सम्बद्ध 
कोई ग्रन्थ, या लेखादि उनकी दुष्टिसि ओोझल नही रहा | तभी तो इस अपनी 
कृतिकों समाप्त करनेके पदचात्‌ हो वे स्वर्गंत हो गये और इसे प्रकाशमे लागेके 
लिए उनके अभिन्‍त सखा डॉ० कोठियाने कितना श्रम किया है, इसे वे देख नही 
सके । 'भगवान महावीर और उनकी आचारयंपरम्परा'मे छेखकने अपुन्ता जीवन 
उत्सर्ग करके जो श्रद्धाके सुमन चढाये हैं उनका मूल्याकन करनेकी क्षमता 
इन पक्तियोऊके लेखकमे नहीं है । वह तो इतना ही कह सकता है कि आचार्य 
नेमिचन्द्र शास्त्रीने मपनी इस कृतिके द्वारा स्वयं अपनेको भी उस परम्परामे 
सम्मिलित कर लिया हे । 


उनकी इस अध्ययनपूर्ण कृतिमे अनेक विचारणीय ऐतिहासिक प्रसग आये 
हैं। भगवान महावी रके समय, माता-पिता, जन्मस्थान आदिके विषयमे तो 
कोई मतभेद नही है । किन्तु उनके निर्वाणस्थानके सम्बन्धमे कुछ समयसे 
विवाद्‌ खडा हो गया है । मध्यमा पावामे निर्माण हुआ, यह सर्वेसम्मत उल्लेख 
है। तदनुसार राजगृहीके पास पावा स्थानको ही निर्वाणभूमिके रूपमे 
माना जाता है। वहाँ एक तालाबके मध्यमे विशाल मन्दिरमे उनके चरण- 


प्राक्‌ कषन . ११ 


चिन्ह स्थापित हैं। यह स्थान मगधमे है | दूसरी पावा उत्तर प्रदेशके देवरिया 
जिलेमे कुशीनगरके समीप है। डॉ० शास्त्रीने मगधवर्ती पावाको ही निर्वाण- 
भूमि माना है। 

बिम्बसार श्रेणिक भगवान महावीरका परम भक्त था । उसकी मृत्यु डॉ० 
शास्त्रीने भगवान महावीरके निर्वाणके बाद मानी है, उन्हे ऐसे उल्लेख मिले 
है । किन्तु यह ऐत्तिहासिक प्रसग विचारणीय हैं । 

उन्होने जेन तत्त्व-श्ञानका भी बहुत्त विस्तारसे विवेचन किया है और प्राय 
सभी आवश्यक विषयोपर प्रकाश डाला है | दूसरा, तीसरा त्था चौथा खण्ड 
तो एक तरहसे जैनसाहित्यका इतिहास जेसा है। सक्षेपमें उनकी यह वहुमूल्य 
कृति अभिनन्दनीय है | आशा है इसका यथेष्ट समादर होगा | 


केलादचन्द्र शास्त्री 


१२ तोथंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा 


आमुख 


भारतोय सस्कृतिमे आहंत संस्कृतिका प्रमुख स्थान है। इसके दर्शन, सिद्धात, 
घमं ओर उसके प्रवत्तंक तीर्थंकरो तथा उनकी परम्पराका महत्त्वपूर्ण अवदान 
है। आदि तीर्थकर ऋषभदेवसे लेकर अन्तिम चोबीसवें तीर्थंकर महावीर 
और उनके उत्तरवर्ती आचार्योने अध्यात्म-विद्याका, जिसे उपनिषद्-साहित्यमे?- 
पूरा विद्या' (उत्कृष्ट विद्या) कहा गया है, सदा उपदेश दिया और भारतकी 
चेतनाको जागृत एवं ऊध्व॑मुखी रखा है | आत्माकों परमात्माकी ओर ले जाने 
तथा शाश्वत सुखकी प्राप्तिके लिए उन्होने“महिसा, इन्द्रियनिग्रह, त्याग भौर 
समाधि (आत्मलीनत्ा) का स्वयं आचारण किया और पश्चात्‌ उनका दूसरोको 
उपदेश दिया । सम्भवत्त इसीसे वे अध्यात्म-शिक्षादाता ओर श्रमण-सस्कृतिके 
प्रतिष्ठाता कहे गये हैं । आज भी उनका मागंदशंन निष्कलष एवं उपादेय माना 
जाता है । 


तीर्थंकर महावीर इस सस्कृतिके प्रवुद्ध, सवल, प्रभावशाली और अन्तिम 
प्रचारक थे । उनका दर्शंन, सिद्धान्त, धर्म और उनका प्रतिपादक वाड्मय 
विपुल मात्रामे आज भी विद्यमान है त्था उसी दिशामे उसका योगदान हो 
रहा है। 

अत्तएव बहुत समयसे अनुभव किया जाता रहा है कि तीर्थंकर महावीरका 
सर्वाज्भपूर्ण परिचायक ग्रन्थ होना चाहिए, जिसके द्वारा सवंसाधारणको उनके 
जीवनवृत्त, उपदेश ओर परम्पराका विशद परिज्ञान हो सके । यद्यपि भगवान्‌ 
महावीरपर प्राकृत, सस्कृत, अपभ्रश और हिन्दोमे लिखा पर्याप्त साहित्य उप- 
लव्घ है, पर उससे सवंसाघारणकी जिज्ञासा शान्त नही होती । 

सोभाग्यक्री वात है कि राष्ट्रने तीर्थंड्रू र वद्धमान-महावी रकी निर्वाण-रजत- 
द्ती राष्ट्रीय स्‍्तरपर मनानेका निश्चय किया है, जो आगामी कात्तिक कृष्णा 
अमावस्या वीर-निर्वाण सवत्‌ २५०१, दिनाडू, १३ नवम्बर १५७४ से कात्तिक 

४ घर्मतीर्थकरेम्योस्स्तु स्याह्मादिस्यो नमोनम । 
ऋषभादि-महावी रान्तेम्य स्वात्मोपलब्धये ॥ 


भट्टाकलद्भूदेव, लघीयस्त्रय, मड्भलपच् १। 
धर मुण्डकोपनिपद्‌ ११।४१५ | 


४३ स्वामी समन्तभद्र, युक्‍त्यनुशासन का० ६ । 


आमुख १३ 


कृष्णा अमावस्या, वीर-निर्वाण संवत्‌ २५०२, दिनाडू १३ नवम्बर १९७५ तक 
पूरे एक वर्ष मनायी जावेगी। यह मज्जल-असज्ज भी उक्त ग्रन्थ-निर्माणके लिए 
उत्प्रेरक रहा । 

अत अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषदने पाँच वर्ष पूर्व इस 
महान्‌ दुलेभ अवसरपर तीर्थंकर महावीर और उनके दर्शनसे सम्बन्धित विशाल 
एवं तथ्यपूर्ण ग्रन्थके निर्माण गौर प्रकाशनका निश्चय तथा सकल्‍्प किया। 
परिषद्ने इसके हेतु अनेक बेठकें की और उसमे ग्रल्थकी रूपरेखापर गम्भीरतासे 
ऊहापोह किया | फछत ग्रन्थका नाम 'तीथ॑ंड्भूर महावीर और उनकी आचाय॑- 
परम्परा! निर्णीत हुआ और लेखनका दायित्व विद्वत्परिषद॒के त्तत्कालीन अध्यक्ष, 
अनेक ग्रन्थोके लेखक, मूर्धन्य-मनीषी, आचाय॑ नेमिचन्द्र शास्त्री आरा (बिहार) 
ने सहरष स्वीकार किया । आचार्य शास्त्रीने पाँच वर्ष लगातार कठोर परिश्रम, 
अद्भुत लगन और असाधारण अध्यवसायसे उसे चार खण्डो तथा लूगभग २००० 
(दो हजार) पृष्ठोमे सुजित करके ३० सितम्बर १९७३ को विद्वत्परिषद्को प्रकाश- 
ताथ दे दिया । 


विचार हुआ कि समग्न ग्रन्थका एक बार वाचन कर लिया जाय । आचार्य 
वास्त्री स्थाद्गाद महाविद्यालयकी प्रबन्धकारिणीको बैठकमे सम्मिलत होनेके 
लिए ३० सितम्बर १९७३ को वाराणसी पधारे थे। ओर अपने साथ उक्त 
ग्रन्थके चारो खण्ड लेते आये थे। अत १ अक्तूबर १५७३ से १५ अवतूबर १५७३ 
तक १५ दिन वाराणसीमे ही प्रतिदिन प्राय तीन समय त्तीन-तीन घण्टे ग्रन्थका 
वाचन हुआ। वाचनमे आचाय॑ शास्त्रीके अतिरिक्त सिद्धान्ताचायं श्रद्धेय पण्डित 
केलाशचन्द्रजी शास्त्री पूव प्रधानाचाय॑ स्याद्गाद महाविद्यालय वाराणसी, डॉक्टर 
ज्योत्तिप्रसादद्ी लखनऊ और हम सम्मिलित रहते थे । आचाय॑ शास्त्री स्वय 
वाचते थे और हमलोग सुनते थे। यथावसर आवश्यकता पड़ने पर सुझाव भी 
दे दिये जाते थे। यह वाचन १५ अक्तूबर १९७३ को समाप्त हुआ और १६ 
अक्तूबर १९७३ को ग्रन्थ प्रकाशनाथ्थ महावीर प्रेसको दे दिया गया | 
ग्रन्थ-परित्तय 

इस विशाल एवं असामान्य ग्रन्थका यहाँ सक्षेपमे परिचय दिया जाता है, 
जिससे ग्रन्थ कित्तना महत्त्वपूर्ण है और लेखकने उसके साथ कितना अमेय परि- 
श्रम किया है, यह सहजमे ज्ञात हो सकेगा। 

यहाँ छ्वित्तीय खण्ड का परिचय प्रस्तुत है-- 


श्रुतधराचार्य और सारस्वताचार्य 
तीर्थंकर महावीरके सिद्धान्तों और वाइमयका अवधारण एव. सर्रक्षण 
उनके उत्तरवर्ती श्रमणो और उपासकोने किया है | इस महान्‌ कार्यमे विगत 


१४ तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


२५०० वर्षों मे लाखो श्रमणो त्था उपासकोका योगदान रहा है। उन्हींके 
त्याग और साधनाके फलस्वरूप भगवान्‌ महावीरके सिद्धान्त और वाइमय 
न्यूनाधिक रूपमे हमे प्राप्त है। तीर्थक्षेत्र, मन्दिर, मूर्तियाँ, ग्रन्धागार, स्मारक 
आदि सास्क्ृत्तिक विभव उन्हीके अटूट प्रयत्नोसे आज सरक्षित है । इन सबका 
उल्लेख करनेके लिए विपुल सामग्रीकी आवश्यकता है, जो या तो विलुप्त हो 
गयी या नष्ट हो गयी या विस्मृतिके गत॑मे चली गयी है। जो अवशिष्ट वाड्मय, 
शिलालेख और इतिहास हमे सौभाग्यसे उपलब्ध है उन्हीपरसे तीर्थंकर 
महावीरकी उत्तराधिकारिणी परम्पराकी अवगति सम्भव है । 

डॉक्टर शास्त्रीने इस उपलब्ध सामग्रीका आलोडन-विलोडनर्डूकरके जिन 
आचार्यो और उनके वाडमयका परिचय प्राप्त किया है उन्हे तीन खण्डोमे 
विभक्त किया है | इन्ही खण्डोका यहाँ परिचय प्रस्तुत है | 

दूसरा खण्ड 'अ्ुतघराचाय गौर सारस्वताचाय' है । इस खण्डमे दो परि- 
च्छेद हैं--१ श्रुतघराचायं और २ सारस्वताचाये | 
प्रथम परिच्छेद : श्रुतधराचाये 


इस परिच्छेदमे श्रुतधराचार्यों का परिचय निबद्ध है। श्रुतघराचार्यसे 
लेखकका अभिप्राय उन आचार्यो से है, जिन्‍्होने सिद्धान्त-साहित्य, कर्म-साहित्य, 
अध्यात्म-साहित्यका ग्रथन किया है और जो युग-सस्थापक एव युगान्तरकारी 
हैं । इन आचार्यों मे गुणघर, वरसेन, पुष्पदत्त, भूतवलि, यत्िवृषभ, उच्चारणा- 
चार्य, आयमक्ष, नागहस्ति, कुन्दकुन्द, वप्पदेव और गृद्धपिच्छाचाय अभिप्रेत 
हैं। आारम्भमे आचार्यका स्वरूप, आचायका महावीरके वाइमयके साथ 
सम्बन्ध, श्रुतका वर्ण्य विषय, उसके भेद-प्रभेद एवं उनका सामान्य परिचय 
अड्धित है। श्रुतके धारक आचार्यों की परम्परामे.आद्य आचार्य गुणघर और 
धरसेनके व्यक्तित्व, समय-निर्धारण एवं वेदृष्यपर प्रकाश डालते हुए गुणघरा- 
चाय द्वारा रचित 'कसायपाहुड'का तथा घरसेनाचायके साक्षाच्छिष्य पृष्पदत्त_ 
एवं भूतबलि और उनके 'षट्खण्डाग्रम'का-विस्तृत परिचय दिया गया है। आये- 
मक्षु, नागहस्ति, वच्र, वज्ञयश, चिरन्तनाचार्य, यतिवृषभ, उच्चारणाचार्य 
और कुन्दकुन्दाचायंके व्यक्तित्व, कृतित्व और समय-निर्णय आदि प्र विशेष 
विचार करते हुए कक वव्य आय परिचय दिया गया है। 
पे व ीलन लव है। जान परडपिच्छ तथा इनकी 

शील है। यु 

द्वितीय परिच्छेद सारस्वताचार्य 

इसमे श्रुतधराचायं और सारस्वताचार्यकी भेदक रेखाओका अड्डन करते हुए 
स्वामी समन्तभद्र, सिद्धसेन, देवनन्दि-पृज्यपाद, पानकेसरी (पातरस्वामी), जोडइडु, 


*+-+++ह-- 





आमुख १५ 


विमलसूरि, ऋषिपुत्र, मानतुज्ज, रविषेण, जुटासिहनन्दि, एलाचाय, अकलड 
देव, वीरसेन, जिनसेन द्वितीय, अमितगतति प्रथम, अमितगति द्वितीय, अमृत- 
चन्द्रसूरि, नेमिचन्द्र सिद्धास्तचक्रवर्ती, नरेन्द्रसेन, नेमिचन्द्र मुनि, श्रीदत्त, कुमा र- 
सैन, यशोभद्र, वज्सूरि, शान्तिषेण, श्रीपाल, काणभिक्षु और कनकनन्दिका 
जीवनवृत्त, गुरुपरम्परा, समय-निर्णय और रचनाओका विशद परिचय अड्धित 
है। इसी परिच्छेदमे सिहनन्दि, सुमति, कुमारनन्दि, विद्यानन्द आदि आचार्यों 
का भी परिचय ग्रथित है। इन्हे लेखकने सारस्वताचार्यो'मे परिगणित किया 
है। सारस्वताचायंसे लेखकका तात्पयं उन आचार्योंसे है, जिन्‍्होने प्राप्त हुई 
श्रतपरम्पराका मौलिक ग्रन्थ-प्रणयन ओर टीका-साहित्य द्वारा प्रचार एवं प्रसार 
किया है |! 

इस प्रकार इस खण्डमे श्रुतधराचायं और सारस्वताचाय वर्णित हैं। उनके 
द्वारा रचित वाडमृय भी विवेचित है। 


आभार 

इस विशाल ग्रन्थके सुजन और प्रकाशनका विद्वत्परिबदने जो निश्चय एवं 
सकलल्‍प किया था, उसको पूर्णता पर आज हमे प्रसन्नता है। इस संकल्पमे 
विद्वत्परिषदके प्रत्येक सदस्यका मानसिक या वाचिक या कायिक सहभाग है। 
कार्यकारिणीके सदस्योने अनेक बेठकोमे सम्मिलित होकर मूल्यवान्‌ विचा र-दान 
किया है। ग्रन्थ-वाचनसे श्रद्धेय पण्डित केलाशचन्द्रजी शास्त्री और डॉ० ज्योत्ति- 
प्रसादजीका तथा ग्रन्थको उत्तम बनानेमे स्थानीय विद्वान्‌ प्रो० खुशालचन्द्रजी 
गोरावाला, पण्डित अमृतलालजी शास्त्री एवं पण्डित उदयचन्द्रजी बोद्धदर्शना- 
चार्यका भी परामर्शादि योगदान मिला है। 

पूज्य मुनिश्री विद्यानन्दजीने 'आद्य सिताक्षर' रूपमे आशीव॑चन प्रदान कर 
तथा वरिष्ठ विद्वान श्रद्ेय पण्डित कलाशचन्द्रजी शास्त्रीने 'प्राकृृषन' लिखकर 
अनुगुृहीत्त किया है) 

खंतौली, भोपाल, बम्बई, दिल्ली, मेरठ, जबलपुर, तेदुखेडा, सागर, 
वाराणसी, आरा आदि स्थानोके महानुभावोने ग्रन्थका अग्रिम ग्राहक बनकर 
सहायता पहुँचायी है। विद्वत्परिषद्के कर्मठ मन्री आचाय॑ पण्डित्त पन्नालालजी 
सागरके साथ मै भी इन सबका हृदयसे आभार मानता हूँ। 


वीर-शासन-जयन्ती, 

श्रावण कृष्णा १, वी० नि० स० २५००, दरबारोलाल कोठिया 

५ जुलाई, १९७४ अध्यक्ष... 
वाराणसी अखिल भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्‌ 


१६ तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


विषय-सूची 
प्रथम परिच्छेद 


श्रुतघराचार्य 
विषय पृष्ठ 
आचाय॑ स्वष्प एवं विवेचन हे १ 
आचाये और वाडमय ५ 
श्रुत या आगमका स्वरूप, भेद एवं विषय ८ 
श्रुत या आगमके भेद १० 
श्रुत या आगमज्ञानसे सम्बद्ध आचायं-परम्परा १५ 
<अ्ुतघराचार्य_ हे र५्‌ 
>सारस्वता बाय र५ 
-<बुद्धाचाये २६ 
परम्परापोषकाचारय॑ रद 
कवि और लेखक २७ 

श्रुतधघराचार्य 
आचाय॑ गरुणघधर २८ 
समय-विचार २९, 
रचना . कषायपाहुड परिचय ३१ 
आ० गुणधरकी रचना-शक्ति और प्रत्तिभा धर 
आचाय॑े घरसेन ४३ 
समय-निर्णय ड्प्‌ 
पाण्डित्य ९८ 
आचार्य पुष्परन्त और उनकी रचना ५० 
समय-निर्धारण ५२ 
रचनाशक्ति और प्रतिभा ५३ 
आाचार्य भृतबलि प्‌ 
समय-निर्धा रण ५७ 
रचनाशक्ति और पाण्डित्य ५७ 


विषय-सूची १७ 


विषय 
रचना पद्खण्डागम : पारचय 
१ जीवट्ठाण 
7 खुद्दाबध 
३ बघसाभित्तविचग 
४ वेदनाखड 
५ वग्गणाखड 
६. महाबध 
आचाये आयंमंक्ष 
आचार्य नागहुस्ति 
समय-निर्णय 
श्रुताभिज्ञता और पाण्डित्य 
आचाय॑ वज्ञयहा 
समय-निर्धा रण 
आचाय॑ चिरन्तनाचार्य 
आचार्य यतिवृधभ 
समय-निर्णय 
रचनाएं 
१ चूणिसूत्र . परिचय 
२ तिल्लोयपण्णत्ती : विषय-विवेचन 
यत्तिवृषभकी अन्य रचनाएं 
उच्चारणाचायें 
समय-निर्धारण 
वष्पदेवाचार्य 
समय-विचार 
वेदृष्य और प्रतिभा 
आचाये कुन्दकुन्द 
गुरुपरम्परा 
जीवनवृत्त : घटित घटनाएं 
सम्रय-निर्धारण 
रचनाएं 
१ प्रवचलसार 


१८ तीर्थंकर महावीर और उत़्की भआज्नार्य-परम्परा 


पष्ट 
५९ 
५९, 
५५ 
६९, 
६९, 
७१ 
७१ 
७१ 
७१ 
७५ 
७७ 
७८ 
७९, 
७९, 


८२ 
८७ 
८८ 
९० 
९२ 
९२ 
है 
श्५्‌ 
०७ 
९७ 
८ 
१०३ 
१०५ 
१०७ 
१११ 
१११ 


वि्षर्य 


२. संमयंसा र 

३ पचास्तिर्कीय 
७. नियमर्सार 

५ वार्र्स-अगुवेकंवा 
६ देंसरण-पोहुंड 

७ चांरित्त-पाहुड 
८ सुंत्त-पॉहुड 

९, बोह-पोहिडे 

१० भाव-पाहुंड 
११. मोक्ख॑-पीहुंड 
१२ लिग॑-पाहुड 
१३ सील-पाहुड 
१४ रयण-सार 
१५ सिद्ध-भत्ति 
१६ सुद-भत्ति 

१७ चारित्त-भत्ति 
१८ जोइ-भत्ति 
१९, आइरिय-मभत्ति 
२० णिव्वाण-भत्ति 
२१. पंचगुरु-भत्ति 
२२ थोस्सामि क्षुदि (तित्थयर-भत्ति) 


आचाय॑ बटुकेर 


समय-निर्धारण 
रचना मूलाचार परिचय 
शिवाय 
जीवन-परिचय 
गुरुपरम्परा और सम्प्रदाय 
समय-निर्धा रण 
रचना भगवती आराधना परिचय 
पाण्डित्य और प्रतिभा 


आचार्य कुमार या स्वामिकुसार (कार्तिकेंय) 


समय-निर्धा रण 


पे 
११२ 
११३ 
११४ 
११४७ 
११४ 
११४ 
११४ 
११४ 
१ १६ 
११४ 
११४ 
११५ 
श्श्५ 
११५ 
११५ 
११५ 
११५ 
श्श्षु 
११८ 
११६ 
११६ 
११७ 
११९ 
१२० 
श्श्र 
श्२२ 
१२५ 
श्२६ 
१२८ 
१३६ 
१३३ 
१३६ 


विषय-सूची १९ 


पष्ठ 


विषय *) 
रचना : द्वादशानुप्रेक्षा परिचय १२८ 
रचना-प्रतिभा १४५ 
गुद्धपिच्छाचार्ये 3 श्ड्५ 
गुरुपरस्परा हे १५० 
समय-निर्धा रण हल श्५्‌२ 
रचना तच्वार्थेसृत्र ' परिचय पक १५३ 
महत्त्व >१५५ 
बण्यं विषय ह १५६ 
तत्त्वाथंसूत्रकी रचनाका स्रोत्त १५९ 
सूत्रपाठ १६२ 
मड्भलाचरण १६८ 
रचना प्रतिभा एव रचना शेल्ली १६५९ 

द्वितीय परिच्छेद 
सारस्वताचार्य॑ 

सारस्वताचार्य स्वरूप +छ १७० 
अचायें समन्तभद्र १७१ 
जीवन-परिचय हा १७४ 
गुरु-शिष्यप रम्परा १७९ 
समय-निर्धारण 5 १८१ 
रचनाएँ बा १८9 
९ स्वयम्भूस्तोत्र न १८५ 
२ स्तुत्ति-विद्या (जिनशतक) ' १८८ 
३. देवागम (आप्तमीमांसा) | १८९ 
४ युकत्यनुशासत १९० 
५. रत्तकरण्डकश्रावकाचा र १९ 
प्रतिभा एव वेदुष्य १९८ 
आचाय॑ सिद्धसेन २०५ 
जीवन-परिचय २०६ 
समय-निर्धारण २०९ 
रचनाएँ * २१२ 


२० तोथंकर महावोर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


विषय पृष्ठ 


१ सन्मतिस्‌त्र हि 

२ कल्याणमन्दिर २१५ 
आचाय॑े देवनन्दि-पज्यपाद २१७ 
जीवन-परिचय २१९ 
समय-विचार र२२ 
रचनाएँ श्र्५ 
१. दशभक्ति श्र५ 

२ जन्माभिषेक २२५ 

३ तत्त्वार्थवृत्ति (सर्वार्थसिद्धि) रर५ 

४ समाधितनत्र २२५ 

५ इष्टोपदेश २२९, 

६ जैनेन्द्रव्याकरण २३० 

७ सिद्धिप्रियस्तोन्न र३४ 
वेदृष्य एवं काव्यप्रतिभा र्र५ 
पात्रकेसरी (पात्रस्वामी) २३७ 
जीवन-परिचय २३८ 
समय-निर्णय २३९० 
रचनाएँ २४० 
१ पात्रकेसरीस्तोन २४० 

२ चिलक्षण-कदर्थन २४१ 
प्रतिभा एव वेदुष्य २४१ 
आचाय॑ जोइंदु २४३ 
जीवन-परिचय २४५ 
समय-निर्णय हे २४६ 
रचनाएँ २४८ 
१ परमात्मप्रकाश (अपभ्रश) २४८ 

?२ नौकारश्रावकाचार (अपभश्रश) २४८ 

३ योगसार (अपश्रश) २५१ 

४ अध्यात्म-सन्दोह (सस्क्ृत) र५१ 

५ सुभाषिततत्र (सस्कृत्) २५१ 

६. तत्त्वाथंटीका (सस्क्ृत) २५१ 


विषय-सूची २१ 


विर्षय 
प्रेतिभा एव वैदुष्यं 
विंमलसूरि 
जीवंनं-परिचय 
समय-निर्धा रण 
रचना प्रउमचरिये परिचये 
आचार्य ऋषिपुत्र 
आचार्य मानतेंड्र 
जीवन-परिचय 
समय॑-विचांर 
रचना भक्तामरस्तोत्र परिचय 
आचार्य रविषेणं 
जीवेन-परिचय 
समय-निर्धारण 
रचना पद्मचरित्त (पद्मपुराण) परिचय 
आचोय जटासिहनन्दि 
जीवनं-परिचय 
स्थिति-काल 
रचना वराद्भचरित परिचय 
भाचाये अकलड्ूदेव 
जीवन-परिचय 
समयें-निर्धारण 
रचनाएँ 
१ लघोयस्त्रय (स्वोयज्ञवुत्तिसहित) 
२ न्यायविनिश्चय (स्वोयज्ञवृत्तियुत) 
२ [२ सिद्धिविनिश्चय सवृत्ति 
१ [४. प्रमाणसग्रह संवृत्ति 
५ तत्त्वाथंवात्तिक सभाष्य 
६ अष्टशती (देवागम-विवृत्ति) 
एलांचायें 
परिचय 
समय-निर्णय 
प्रतिभा एवं वेदृष्य 


२२९ तीथैकर महावीर और उतकी आचार्य-परम्परा 


३२० 
३२० 
३२० 


विधषय 
वीरसेनाचार्य 
जीवन-परिचय 
स्थिति-काल 
रचनाएं 
१. घवलाटीका 
२ जयघवलाटीका 
आचाये जिनसेन द्वितीय 
जीवन-परिचय 
समय-विचार 
रचनाएँ 
१ पार््वाभ्युदय 
२ आदिपुराण 
३. जयघवलाटीका 
आचाय॑ विद्यानन्द 
जीवन-वृत्त 
समय-विचार 
रचनाएँ 
“१ आप्तपरीक्षा सवृत्ति 
5 २. प्रमाण-परीक्षा 
०३ पत्र-परीक्षा 
«४, सत्यशासनपरीक्षा 
०७ विद्यानन्दमहोदय 
६ श्रीपुरपाइव॑नाथस्तोत्र 
७. तत्त्वाथेश्लोकवात्तिक सभाष्य 
८ अष्टसहस्री (देवागमालंकार) 
- ९. युक्त्यनुश[सनालद्धार 
आचार्य देवसेन 
रचनाएँ 
“१ द्रशंनसार 
“२ भावप्तग्रह 
* ३ आराधनासार 


पृष्ठ 
३२१ 
३२२ 
शे२३ 
३२४ 
३२४ 
३२४ 
३३६ 
३३६ 
३३८ 
३४० 
३४० 
३४१ 
३४७ 
३४८ 
३४८ 
३४५ 
३५२ 
३५२ 
शे५५ 
शेए६ 
२५७ 
३५९, 
३५० 
३६१ 
३६३ 
३२६५ 
३६५ 
३७० 
३७० 
३७१ 
३७७ 


विषय-सूची २३ 


विधय 
"४ चत््वस्ार 
ट५, लघुनयचक्र 
“६ आलापपद्धति 
आताय॑ अमितगति प्रथम 
स्थितिकाल 
रचना 
अमितगति द्वितीय 
रचनाएँ 
१. सुभाषितरत्नसंदोह 
“ २, धर्मपरीक्षा 
३. उपासकाचार 
४ आराघना 
५ भावनाहात्रिशतिका 
६ पंचसग्रह (सस्क्ृत) 
७. प्राकृतपचस ग्रह 
विषय-परिचय 
अमृतचन्द्रसूरि 
जीवन-परिचय 
समय-विचार 
रचनाएँ 
१, पुरुषार्थ सिध्युपाय 
२ त्तत्वाथथंसार 
३, विषयस्रोत 
४ समयसार-कलुश 
५, समयसा र-टीका 
६ प्रवचनसार-टीका 
७ पथ्च्चास्तिकाय टीका 
आचाय' नेमिचन्द्र सिद्ांतचक्रवर्तो 
जीवन-परिचय 
समय-विचार 
रचनाएँ 
१ गोम्मटसार 


२४ - तोथेकर महावीर और उनकी आचार्यन्परम्परा 


३८७० 
३८१ 
३८२ 
3८३ 
३८४ 
३८५ 


३८९ 
२९० 
३९३ 
३२९४ 
३९४ 
२०४ 
३९१ 
३९६ 


४०२ 
४०१ 
४०३ 
४०५ 
४०५ 
४०८ 
४१९ 
४१३ 
४१५ 
४१६ 
४९७ 
४६४ 
४(८ 
४२६ 
डरे 
डरे 


विषय 
२ गोम्मटसार कर्मकाण्ड 
३ बत्रिलोकसार 
४. छब्धिसार 
आचाय नरेन्द्रसेन 
जीवन-परिचय और समय-विचार 
रचना 
नेसिचन्द्र मुनि 
समय-विचार 
रचनाएँ 
१ लघुद्रव्यसंग्रह 
२ वृहद्द्वव्यसंग्रह 
अन्य चर्चित सारस्वताचाये 
आचाये सिहनदि 
आचारये सुमति 
आचाये कुमारनन्दि 
आचाये श्रीदत्त 
कुमारसेलगुरु 
वज्सूरि 
यशोभद्र 
आचार्य शान्त और शान्तिषेण 
विशेषवादि 
श्रीपाल 
काणसभिक्ष्‌ 
कनकनन्दि 


पुष्ठ 
४२४ 
४२७ 
४३२ 
४रेरे 
४३४ 
४३५ 
४३० 


विषय-सूची , २५ 


खण्ड : 8 
श्रुतथधर ओर सारस्वताचा्य 


प्रथम परिच्छेद 
श्रुतधराचार्य 


पट्टावल्ियो, अभिलेखो ०व प्रशस्तियोसे श्रुता राधक आचार्योकी परम्परा- 
का परिज्ञान प्राप्त होता है। तोर्थकर महावीरके निर्वाण-गमनके पद्चात्‌ 
दिगम्बर आचार्यों ने वाडमयका प्रगयन कर रल्नन्नय घर्मकी ज्योतिकोंसतत 
प्रजजलित किया । भात्मशोधन भीर आत्म-आराधनके साथ श्रुतके अखण्ड दीपको 
मर्देव प्रज्वलित रहनेके हेतु परम्परासे प्राप्त आनराशिको मू््तरूप देकर सरस्वती- 
का अवत्तार प्रस्तुत किया | वस्तुत दिगम्बराचार्योने महावीरकी परम्पराको 
जीवित रखनेके लिए अगणित्त ग्रन्थोका प्रणणनकर अपनी साधनामे गुणात्मक 
परिवतंन कर परम्पराको जीवन्त रखा है। 

आचार्य स्वरूप एवं विवेचन--आचायंकी परिभाषा और स्वरूपके 
सम्बन्धमे आपंग्रन्योमे जो सामग्री उपलब्ध है, उससे स्पष्ट होता है कि आचारय॑- 
के लिये चतुदंग विद्याक[ पारगत एवं ग्रन्थ-प्रणेता होना आवश्यक है। यह 
दिगम्ब॒र रूपमे आत्म-साधना करता हुआ निर्व्याज भावसे श्रुत॒की साधना करता 
है। धवला-टीकामे आचार्य वीरसेनने _लिखा है-'पम्चविधमाचार चरच्ति 


कि... कक अप 


+ २१ -- 


चारयन्तोत्याचार्याः चतुर्दशविद्यास्थानपारगा एकादशाड्भूघरा'। आचाराज्ुधरो 
वा तात्कालिकिस्वसमयपरसमयपारगो वा मेरुरिव निदचल क्षितिरिव सहिष्ण 
सागर इव बहि क्षिप्तमल: सप्तमयविप्रमुक्त" आचाय॑ )।"”* 


उपयुक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि 'जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप ओर वीय॑ इन 
पाँच आचारोका स्वय आचरण करते हैं और दूसरे साधुओसे आचरण कराते 
है तथा जो चोौदह विद्यास्थानोमे पारगत्त हैं, ग्यारह अगके धारी हैं अथवा आता- 
राग मात्रके ज्ञाता हैं और तत्कालीन स्वसमय-परसमयमे पा रगत हैं, वे आचाय॑ 
कहलाते है । आचायें मेरुके समान नि३चल, पृथ्वीके समान सहनशील, समुद्रके 
समान मल अर्थात्‌ दोषोको फेंकने वाले--अचेलक एवं सप्तमयसे मुक्त होते हैं) 


आशय यह है कि जो मुनि सम्यगृज्ञान और सम्यकचारित्रकी अधिकताके 
कारण प्रधान पदको प्राप्तेकेर संघके नायक बनते हैं त्तथा मुख्यरूपसे निविकल्प- 
स्वरूपाचरण चारित्रमे मगन रहते हैं, प्र कभी-कभी धर्म-पिपासु जीवोको 
रागाशका उदय होनेके कारण करुणाबुद्धिसे उपदेश देते एवं ग्रन्थोका प्रणयन 
करते है ।जो दीक्षा लेनेके इच्छुक हैं उन्हे दीक्षा देना और दोषनिवेदन करने 
वालोको प्रायश्चित्त देता भी आचार्य॑का काये हैं) 


घवला-टीकामें आचाय॑ वीरसेनने कतिपय गाथाएँ उद्घृत की हैं। उनसे अवगत 
होता है कि/परमागमके परिपूर्ण अभ्यास भौर अनुभवस़ें जिनकी बुद्धि निर्मल हो 
गयी है, जो निर्दोष रोतिसे छः आवश्यकोंका पालन करते हैं, जो मेरु पवंतके समान 
निष्कम्प है, श्रवीर हैं, सिहके समान निर्भीक हैं, श्रेष्ठ हैं, देश, कुल और ज/तिसे 
शुद्ध है, सौम्यमूर्ति हैं, अन्तरंग और बहिरंग परिग्रहसे रहित हैं, आकाशके 
समान निलेंप हैं, ऐसे आचाय॑ होते हैं। ये दीक्षा और प्रायश्चित्त देते हैं, परमागम 
अर्थके पूर्णशात्ता और अपने मूलगुणोंमे निष्ठ रहते हैं)* 


/ 


'(मूलाचारमे आचार्यके स्वरूपका निरूपण करते हुए बताया है कि चोदह 





९. पट्खण्डागम, जीवस्थान-सत्‌प्रूपणा, पुस्तक १, पृष्ठ ४८ 
रे पवयण-जलहि-जलोयर-प्हायामल-बुद्धि-सुद्ध-छावासो । 
मैरु व्व णिप्पकपों सुरो पचाणणों वज्जो ॥२९॥॥ 
देस-कुल-जाइ-सुद्धो सोमगो सग-मग उम्मुक्‍्को । 
गयण व्व णिर्वलेवों आइरियो एरिसो होई ॥३०॥ 
संगह-णिर्गह-कुसलो सुत्तत्थ-विसारओो पहिय-कित्ती । 
सारण-वारण-साहण किरियुज्जुत्तो दु आइरियो ॥३१॥ 
“घधवलछा-टीका, प्रथम पुस्तक, पृष्ठ ४९ । 


२ तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


के 


चेक 


पूर्वों का ज्ञाता, प्रवचनकर्ता एवं दीक्षित शिष्योंके निमित्त सूत्राथंको विशद 
करनेवाले ग्रन्थोका ज्ञाता आचाय॑ होता है) बताया है-- 
“सिस्साणुग्गह-कुसलो धम्मुवर्देसो य सघ-बट्ठवओ । 
मज्जादुवदेसोी वि य गण-परिखखो मुणेयब्धों ॥ 
सगहणुग्गह-कुसलो सुत्तत्थ-विसारओ पहिय-कित्ती। 
किरिआचरण-सुजुत्तो गाहुय आदेज्जवयणो य ॥ 
गभीरो दुद्धरिसो सूरो धम्मप्पह्ावणा-सीलो | 
खिदि-ससि-सायर-सरिसो कमेण त सो दु सपत्तो ॥९ 
मूलाचारके उक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि आचार्य थिष्योका अनुग्रह, घर्म पदेश, 
संघ-प्रवत्तेंत, मर्यादोपदेश एव गणपरिरक्षणका कार्य करते हैं। ये सूत्राथके 
विद्वान होते हुए उसका विशद विवेचन करनेकी क्षमता रखते हैं । स्वसमय 
और परसमयके ज्ञाता होनेके कारण आचायंकी गणना श्रुतविशेषज्ञोमे की जाती 
.है। परम्परासे प्राए्ट सन्नोके अर्थकी यथार्थ जानका री आचार्यको रहती है ) 
(मूलाराधनामें* आचायंके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए बताया है कि 
जो पाँच प्रकारके आचारका अतिचाररहित पालन करता है और शिष्योको 
आचारागका उपदेश देता है वह आचार्य कहा जाता है। विजयोदयाटीकामे 
आचायंथबव्दकी व्याख्या करते हुए लिखा है--'आयार _पृचविह पचप्रकार 
आचार। च्रदि विनातिचार चरति | पर वा निरतिचारे पचविघे आचारे 
श्रवर्तेयति | उवदिसदि य आयार उपदिश्ञति च आचार | एसो आयारव णाम 
एप आचा रवान्नाम । एतदुक्त भवृति--आचाराग स्व॒य वेत्ति ग्रंधतोडथंतदच, 
स्वयं पचविधे आचारे प्रवत्तते प्रवर्तंमति च। पचाचारवान्‌ इति। पचविघे 
स्वाध्याये वृत्तिजनानाचार । जीवादित्त्वश्रद्धानपरिणति दर्शताचार । हिसादि- 
निवृत्तिपरिणतिश्व चारिताचार । चतुविधाहारत्यजन, न्यूनभोजन, वृत्ते. 
परिसख्यान, रसाना त्याग , कायसतापन विविक्तवास इत्येवमादिकस्तपःसजित्त 
आचार । स्वशक्त्यनिगूहून तपसि वोयचिार । एते पचविधा आचारा. ॥३- 
<22 जूछाचार, समाचासधिकार, फंडटन-मंस्करण, वीर नि० सवत २४८४, गाथा ३५, 
३७, ३८ । 
३०“ आयार पचविह चरदि चरावेदि जो णिरदिचार । 
उवदिसदि य आयार एसो आयारव॑ णाम ॥४१९।। 
जै” मूलाराधना ४१९ गायाकी विजयोदया टीका । तथा मूलाराघनादर्पणनामक 
टीका उद्धृत इलोक आचार्यके स्वरूपपर विश्ञेप प्रकाश डालता हे-- 
सहृग्घीवृत्ततपसा मुमुक्षोनिर्म छोकृती । यत्नो विनय आचारोे वोर्यान्छ्द्धेपु तु ॥ 


प्रतघर और सारस्वताचार्य ३ 


जो सूत्र ओर अथेका ज्ञाता है, स्वय स्वाध्यायमें प्रवुत्त है तथा अन्यको 
स्वाध्यायमे प्रवुत्त करत्ता है, और जो जीवादि त्तत्वोका श्रद्धानी है, हिंसादि 
पंचपापोसे निवृत्त है, जो ब्रतोपवास करनेवाला है, रसोका परित्यागी है, योग- 
साधक है, कष्टसहिष्णु है, तपस्वी है, एकान्त स्थानमे रहकर ध्यानादि करनेमे 
संलग्त है--वहु आचाये है । आचाय॑ श्रुताराधना और तपाराघनाके लिए 
अपनी शक्तिका पूर्ण उपयोग करता है |) 
इस प्रकार आषंग्रन्योमे आचार्यके स्वरूप, महत्त्व, कत्तंव्य एव साघनामार्गं 
पर विचार किया गया है। आचायंके स्वरूप-अध्ययनसे निम्नलिखित निष्कर्ष 
प्रस्तुत होते हैं -- 
“१ निविकल्प स्वरूपाचरणका आराधक | 
२ चतुर्दश-विद्याओमे प्रवीण । 
३ आचारागका ज्ञात्ता। 
४० एकादश अगोका पाठी । 
५ स्ठसमय--स्वसिद्धान्तका वेत्ता | 
६ प्रसमय--विभिन्न दर्शन-सिद्धान्त और प्रम्पराओका ज्ञाता | 
७. तत्त्वोपदेशक । 
८. श्ास्त्र-प्रणेता--करुणाबुद्धिसे ससारके प्राणियोके हित्तार्थ तीर्थकरवाणी- 
को लिपिबद्ध कर विभिन्नविषयक ग्रन्थोका कर्त्ता । 
९ श्रेष्ठ देश, कुल भौर जातिसे शुद्ध । 
१० सौम्यमूत्ति। 
११ विविध दिश्नाओसे प्राप्त अनुभूतियोको मूत्तरूप दे बौद्धिक और भावा- 
त्मक विचारधाराओका व्याख्याता । 
१२. समयानुसार उत्पन्न समस्याओका परम्पराके आलोकमे साधक, बाधक 
ओर प्रांतक्रियात्मकरूपमे समाघान प्रस्तुत्तकर्ता । 
आचाय॑ प्राचीन परम्पराओके परिवेशमे जीवनका अध्ययन करता है। वह 


नल नी >3+>>+ 0... 


स्वय आदर्श जीवन व्यत्तीत करते हुए शिष्योको आदर्श जीवन यापनकी ओर 
सब वह पुरातन धारणाओको नवीन रूपसे “नद्या तवघटे जलसु” के समान 
अभिव्यक्त करता है। जिस प्रकार बीज जबतक कागजकी पुडियामे बंघा रहता 
है, तब त्तक वह फेछता फूलत्ा नही । किन्तु जब वही बीज उव॑रा भूमिमे पड 
जलवायुका सम्पके प्राप्त करता है, तो उसमे रंग-विरगे पृष्प प्रस्फुटित हो 
जाते हैं। इसी प्रकार आचाये भी अपनी मौलिक प्रतिभा और साधनाके कारण 


४ तीर्थंकर महावार ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


व्यक्त करते हैं। वाडमयकी प्रेरणा व्यक्तिकी ऐसी अनुभूति है जो उसके विशिष्ट ) 
अनुभवोंसे पोषित होकर समस्त सृष्टिको अपनी परिविमे आवद्ध कर लेती है। ' 
इस प्रकार आचाय॑ वाडमयकी घारणाओको व्यप्टिस समाध्मे अवतरित करते" 


हैं। फूलत समष्टिका सिद्धान्त व्यष्टिके लिये दिशा दर्शक हो जाता है। ..**«' 


रिया, जार 


सामान्यत आवचार्यके समक्ष परम्पराका सरोवर विद्यमान रहता है। इस 
सरोवरमे अपनी प्रतिभा द्वारा यथार्थ, यथार्थजन्य सघर्ष, क्रिया-प्रतिक्रियामूलक 
आदर्श एवं जीवन-साधनाके विभिन्न मार्गो का निर्धारण तथा इस निर्घारणके 
लिये आवश्यक मानदण्डोके सरसिजका विकास करता है। जितने भी आचाये 
दिखलाई पडते हैं उन सबने परम्पराको मुखरित करनेके लिये ही वाडमयका 
प्रणयन किया है। यह वाडुमय अनुभूति, ज्ञान एवं चिच्तुन इन तीतोके सम्‌-..” 
न्वयका प्रतिफल है। आचार्य वस्तु-जगत्‌मे पदार्थों ओर उनकी प्रकृतियोका 
अध्ययन कर उनके सम्बन्धमे विश्विष्ट नियमित श्ूखलाका निर्धारण करते है। 
आचार्य विदलेषण द्वारा ही कार्य-कारणसम्बन्बोका निर्धारण कर जीव, जगत्‌ 
एवं उनके विभिन्न सम्बन्धोका विवेचन करता हे । वह गम्भीर दार्शनिक बन 
प्रकृतिके रहस्योका उद्घाटन भी करता है। श्रेय ओर प्रेय इच दोनो कूछोका 
स्पर्श करता हुआ मानव किस प्रकार प्रेयसे श्रेयकी ओर गतिशील होता है, 
यह विवेचन भी आचार्यकी लेखनी द्वारा निवद्ध किया जाता है। शब्द और 
अर्थंके योगमे स्वानुभूतिके सत्यकी स्थापना कर आचार्य अभिव्यक्तिको एक-चया 
परिवेश प्रदान करता है। इसके द्वारा की गई वीतराग कथा भी पाठक और 
श्रोत्राओको अनुरजित करती है। प्रेरणा देनेका कार्य भी आचायंकी वाणी द्वारा 
होता है। भत सक्षेपमे यही कहा जा सकता है कि पर्‌म्पराके द्वारा बेष्टित 
रहने पर भी आचार्य अपने स्वतन्त्र चिन्तनसे युगानुकूछ स्वसमग्र और पर- 
समय॒की ममंस्पर्शी.व्याध्याएँ, प्रस्तुत करता.है। जिस सूत्रार्थ ज्ञानको उसने 
परम्प्रासे प्राप्त किया है, उसो ज्ञानको सहज रूपमे व्यक्त कर उद्बोधनका 
कार्य करता है । 





आचार्य और चाइसय 


आचायंपरम्पराका कार्य शूतज्ञानका सरक्षण है। तीथंकरके मुखसे निस्सृत्त 
वाणीको सर्वंसाधारण तक पहुँचानेका काये आचारयंपरम्पराह्रा ही सम्पन्न 
होता है। परम्परासे मोखिकरूपमे प्राप्त ज्ञावको लिपिबद्ध रूप देना आचार्य- 


परम्पराका विशिष्ट कार्य है। 'पचाचारकी आराधना द्वारा आत्मोत्यान करना, 
शिष्योको दीक्षित ओर अनुशासित करना एव श्रुतपरम्पराके प्रचार और प्रसारके 


श्रुतधर ओर सारस्वताचार्य * ५ 


लिये कृत्तसकल्प होना आचार्यंकी प्रमुख विशेषता है) वाइमयके सुजन॒का 
दायित्व आचाय॑ंपरम्पराका ही है। यही परम्परा अगणित वर्षो तक तीर्थंकर 
प्रवचनको जन-मानसमे प्रविष्ट कराती है। भृत आचार्य॑प्रम्प्राका दिव्य फल 
वाइमय है । 


(वाइमयके अन्तगंत मानवके सभी प्रकारके आचार-विचार, भावनाओं, 
मनोवृत्तियो एव उसके समस्त कार्यकलापोकी गणना की जाती है। दाश॑निक 
मनोवैज्ञानिक, सैद्धान्तिक, आध्यात्मिक एवं सीन्दर्यवोध-सम्बच्धी धारणाओका 
समावेश भी वाइमयमे होता है। वाइमयका विषय-विस्तार उस बृटव॒क्षके 
समान है, जो अनेक तनोके रूपमे विस्तार पाता है | व्यक्तित्वके निर्माणमे 
जिस साधनाकी आवश्यकता है, उस साधनाका परिज्ञान भी वाड्मयके द्वारा 
ही प्राप्त किया जाता हैं। मानव परिवेशमे रहकर सस्कोरोका बर्जन करता है 
ओर इन अजित सस्कारोसे अपनी क्रिया:प्रतिक्रियाओकी अभिव्यअ्जना करता 
है। फलत जीवनके विकास और उत्कषंमे जिस प्रकारके विचारोकी 
आवश्यकत्ता होती है, उन विचारोका ग्रहण भी वाहमयके घरातलूसे किया 
जाता है। विदव और जीवनके प्रत्तिबिम्बकी यथार्थ अभिव्यञ्जना भी वाइमयमे 
होती है। जबतक भाषाका सुगठित रूप विचारोको प्राप्त नही होता, त्तबतक 
वाइमयकी अवतारणा सभव नही होती । शब्द्र और अर्थका परस्परमे ऐसा 
सम्बन्ध है कि अमत्तं अर्थ शब्दोको मत्तिमे ही जीवन्त होत्ता है। अत्तएव जीवन- 
को आन्दोलित, सचालित और क्रियाशील बनानेके लिये वाडमयके निर्माणकी 
आवश्यकता रहती है |; 


जैनाचार्यो द्वारा रचित वाड्मय बहुत्त विभालू और व्यापक है | इसे आगम 
की भाषामे श्रुत्तज्ञान कहा गया है। भगवान्‌ महावीरकी वाणीको हृदयगमकर 
उनके प्रधान शिष्य गौतम गणघरलने बारह अगोमे उस वाणीरूप समस्त वाडमय' 
को निबद्ध किया । अत बाड्मयके अर्थकर्ता तो स्वय महावीर है, पर ग्रन्थकत्त! 
गौतम गणघर है। षुट्खण्डाममकी धवलाटीकामे बताया है“ कि श्रुतज्ञानके 
कर्ता दो प्रकारके है--१८ अर्थकर्त्ता और २ ग्रन्थकर्ता। भावश्रत और अथंपदोके 
कर्ता तोर्थकर है । ततोर्थकरके निमित्तसे गौतम इन्द्रभूति गणघर श्रुतपर्यायसे 
परिणत हुए | अतएव वे द्रव्यश्रुत्तके कर्त्ता है। आशय यह है कि इस युगमे 
आदि ग्रन्थकर्ता गौतम्‌ गणघर है। और इन्हीसे ग्रन्थ या वाइमय छिखनेका 
कार्य प्रारम्भ हुआ है। 


“१ पषरट्खण्डागम, घव॒ला टीका, प्रथम पुस्तक, पृष्ठ ६०, ६५। 





६ . सीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


तिलोयपण्णत्तीके अध्ययनसे भी उक्त कथनकी सिद्धि होतो है । बताया है-- 


महावीर-भासियत्थो त्तस्सि खेत्तम्मि तत्य काले य | 
खायोवसम-विवड्ढिद-चउरमरू-मईहि पुण्णेण ॥ 
लोयालोयाण तहा जीवाजीवाण विविह-विसयेसु । 
सदेहणासणत्थ.. उवगद-सिरिवीर-चलणमलेण ॥ 
बविमले गोदमगोत्ते जादेण इदभूदिणामेण | 
चउवेद-पारगेण सिस्सेण विसुद्धसोलेण ॥ 
भावसुद-पज्जरयेहि परिणद-मयिणा अ वारसगाण । 
चोहसपुव्वाण त्तहा एक्कमुहुत्तेण विरचणा विहिदो ॥ 
इय मृलतत्तकत्ता सिरिवीरों इदभूदिविप्पवरो। 
उवतते कत्तारो अणुतते सेसआइरिया ॥ 
णिण्णटु-रायदोसा महेसिणो दिव्वसुत्तकत्तारों | 
कि कारण पभणिदा कहिदु सुत्तस्य पामण्ण ॥" 


अर्थात्‌ तीर्थंकर महावीर श्रुतके अर्थकर्ता हैं। इनके द्वारा उपदिष्ट पदार्थ- 
स्वरूप उसी क्षेत्र और उसी कालमे ज्ञानावरणके विशेष क्षयोपश्षमसे वृद्धिको प्राप्त 
निमंल चार बुद्धियोसे परियुर्णं, लोक-अलोक और जीवाजीवादि विविध विपयोमे 
उत्पन्न हुए सन्देहको नष्ट करनेवाले, शरणागत, निर्मल गौतम गो न्नमे उत्पन्न, 
प्रथमातुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इस प्रकार चार वेदो 
अथवा ऋक्‌, यजु, साम और अथवं इन चारो बेदोमे पारगत, विशुद्ध शीलके 
धारक, भावश्वतरूप पयार्यसे बुद्धिको परिपक्वत्ताको भ्राप्त इन्द्रभूति नामक शिष्य 
भर्थात्‌ गौतम _गणधरते एक मुहृत्तमे बारह अग औरचौदह पूर्वो की रचना की | 
इस प्रकार तीर्थंकर महावीर मुल्तत्रकर्ता, इन्द्रभूति गृुणधर उपततत्रकर्ता एव 
शेष आचाय अनुतत्रकर्त्ता हैं। स्पष्ट है कि वाडूमयकी मूर्चरूप देनेका सर्वप्रथम 
कार्य इन्द्रभूति गणधरने ही किया है। 

जिस प्रकार सूर्यका आलोक प्राप्तकर मनुष्य अपने नेत्रोसे दुरवर्त्ती पदार्थका 
भी अवलोकन कर लेता हैँ, उसी प्रकार पुर्वाचार्यों के द्वारा निबद्ध शानसूर्यका 
आलोक प्राप्तकर सूक्ष्मातिसुक्ष्म पदार्थों का बोध प्राप्त होता है । हरिवशपुराणमे 
भी आगमतत्रके मूलकर्तता तार्थंकर वर्धमान ही माने गये हूँ। उत्त रतत्रके रचयिता 
गौतम गणधर है और उत्तरोत्तरतन्नके कर्त्ता अनेक आचार्य बताये गये है । 
यहाँ यह स्मरणीय है कि ये सभी-आचाय॑ सर्वेज्षकी वार्णीके अनुवादक ही है । 


१. तिलोयपण्णत्ती १॥७७-८१। 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ७ 


ये अपनी ओरसे ऐसे किसी नये तथ्यका प्रतिपादन नही करते, ज़ो तीर्थक्रकी 


दिव्यध्वनिसे वहिभूृत हो | केवल तीर्थंकरद्वारा प्रतिपादित तथ्योंकों नये रूप 
ओर नयी होलीमे अभिव्यक्त करते हैं। बत्ताया है-- 


तथाहि. मृलतन्त्रस्य कर्ता तीर्थंकर स्वयम्‌ | 
ततोध्प्युत्त रतन्त्रस्य गौतमाख्यो गणाग्रणी ॥ 
उत्तरोत्तरतन्त्रस्य कर्तारो बह॒व'* क्रमात्‌ ॥ 
प्रमाण तेषपि न सर्वे सर्वज्ञोकत्यनुवादिन । 


अत्तएव स्पष्ट है कि श्रुत्का मूलकर्त्ता त्तीथंकरको हो माना गया हैँ । 
उत्तरतत्रकर्ता गणधर और उत्तरोत्तरतन्त्रकर्ता अन्य आचार्य है | 


श्ुत या आगमका स्वरूप, भेद एवं विषय 


चक्षरादि इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाले मतिज्ञानपूर्वंक परोपदेश या पर- 
साधनसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह श्रृतज्ञान कहलाता है | तत्त्वार्थवात्तिक- 
मे बताया है--“'श्रुतावरणक्षयोपशमाचन्तरज्भवहिरज्भहेतुमन्निघाने सति श्रूयते 


स्मेति श्रुतम्‌ | कतंरि श्रुतपरिणत आत्मेव श्णोत्तीति श्रतम्‌। भेदविवक्षाया 
श्रयतेष्नेनेति श्रुत्तम्‌ श्रवणमात्र वा ।/: 


मर्थात्‌ श्रुतावरणकर्मके क्षयोपशम होनेपर जो सुना जाय वह श्रुत है। 
>' कर्तृंसाधनमे श्रुत्परिणत आत्मा श्रुत है। क्रणविवक्षामे जिससे सुना जाये, 
वह श्रुत है। भावसाधनमे श्रवणक्रिया श्रुत है । 
आचाय॑ विद्यानन्दने श्रत्तज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमरूप विगम-विशेषसे श्रवण 
करना श्रुत कहा है। (इनके मतसे जो वाच्य अर्थ आप्तवाक्‍य द्वारा सुना जा 
चुका है वह अपने और वाच्यार्थंको जानने वाला आगमज्ञानरूप श्रुतज्ञान है 9) 


(अतशब्दके अनेक अर्थ होनेपर भी श्रुतज्ञान या आगमज्नानके अर्थमे रूढ है।) 
यथा-- 


श्रतेश्नकार्थत्तासिद्धे ज्ञानमित्यनुवतनात्‌ । 
श्रवण हि श्रुतज्ञान न पुन शब्दमात्रकम्‌ ॥। 


हि (आशय यह है कि शुतज्ञानावरणकमके क्षयोपशमविशेषकी अपेक्षासे उत्पन्न 
हुआ और अविनाभावी- अनेक अर्थान्तरोका निरूपण करने वाल ज्ञात श्रुतुह्र 








“१ हरिवशपुराण प्रथम सर्ग, पद्य ५६,५७ । 
३० तंत्त्वार्थवात्तिक, भारतीय ज्ञानपीठ सस्करण, १॥९।२०, पृष्ठ ४४ । 
-/३, तत्त्वार्थडलोकवात्तिक, बम्बई, १९१८ ई०, १।९।२०, पृ० १६४। 


८ तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


है।) तह श्रुतज्ञान अमृतके समान हित्तकारों है, विषयवेदनासे सतप्त प्राणीके 
लिये परमोषय है) कुन्दकुन्दने चत्ताया हैं 


जिणवयणमोसहमिण चिसयसुह-विरेयण अमिदभूय | 
जर-मरण-वाहिहरण खयकरण सब्व-दुबखाण ॥ 
(अ्रुतज्ञानका अन्य नाम आममज्ञान भो है। श्रुत्के नामान्तरोमे आगम 
जिनवाणी, सरस्वत्ती आदि नाम आये है । आगमके स्वरूपका प्रतिपादन करते 
हुए बताया है कि आप्तके वचन आदिक निर्मित्तसे होने वाले अथंज्ञानकी आगम 
कहते हू ।ऐ:” 
। व सोमदेवने अपने उप्रासकाब्ययनमे बताया है कि जा बर्म, अर्थ, 
24 मोर मोक्ष इन चार पुरुषा्यों का अवलम्बन लेकर हेय भीर उपादेय रूपसे 
/तरिकालवर्ती पदार्थों का ज्ञान कराता हु, उसे आगम कहते हू । तत्त्वज्ञाताओंका 
अभिमत है कि आगमम्‌ अविरोबरूपस द्वव्या, तत्त्वो और गुण-पर्यायोका कपन 
रहता है॥ लिखा है-- कु 
हयोपादेयरूपेण चतुव॑गंसमाश्रयात्‌ । 
कालत्रयगततानर्थान्गमयन्नागम. स्मृत, ॥ 
यहू भागमजान पुत्यक्षज्ञानके समान हो प्रमाणभूत है, जिस प्रकार प्रत्यक्ष- ( ६- 
ज्ञान अविसवादो हानेके कारण प्रमाणभूत है, उसी प्रकार आगमज्ञान भो अपने 
विपयमे अविसवादो होनेके कारण प्रमाण है। स्वामों समन्तभद्रने केबलजान 
और स्थादह्रादमय श्वतज्ञानकोी समस्त पदार्था का समरानरूपसे प्रकाशक माना 
है। दोनोमे केवल प्रत्यक्ष और परोक्षका ही अन्तर है. -- 


कक बल सर्वत्तत्त्व-प्रकाशने । 2 
भेद साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतम भवेत्‌ ॥* 
इसी तथ्यकी पुष्टि सिद्धान्तचक्रवर्तों आचार्य नेमिचन्द्रके कथनसे भी 
होती है-- 
केवछ च्‌ णाण दोण्णवि सरिसाणि होत्ति बोहादा । 
सुदणाण तु परोक्‍्ख पच्चवख केवल णाणर 
की दसणपाहुड गाया १७ । 
-> आप्तवचनादिनिवन्धनमर्थश्ञानमागम --परीक्षामव *९५० 
"३४ उपासकाध्ययन, भारतीय ज्ञानपीठ सस्करण, प्य १०० | 
5४, आप्रमीमासा, श्लोक १०५ | 
९५“ गोम्मटसार जीवकाण्ड , गाथा ३६८ । 


सु 
ह 


श्रुतधघर और सारस्वताचार्य ९ 


समस्त द्रव्य और पर्यायोकी जाननेकी अपेक्षा श्रुत्ज्ञान और केवलज्ञान दोनो 
ही समान है ।(अन्तर इतना ही है कि केवलज्ञान द्रव्य और तत्त्वोको प्रत्यक्षहूपसे 
जानता है और श्रुतज्ञान परोक्षरूपसे। विस्तार भीर गहनताकी दृष्टिसे दोनोका 
विषयक्षेत्र तुल्य ही है 
श्रुत या आगमके भेद 

श्रुत या आागमके दो भेद है--१ द्रव्यश्रुत और २ भावश्वतत | भाप्तके उपदेश- 
रूप द्वादशागवाणीको द्रव्यश्रुत और उससे होने वाले ज्ञानको भावश्नुत कहते 
है। दूसरे शब्दोम यो कहा जा सकता है किड्ाब्दको द्रव्यश्रुत और उससे होने 
वाले ज्ञानकों मावश्रुत्त कहा गया हैं। सक्षेपमे ग्रन्वरूप श्रत्तकी द्वव्यश्षुत और 
अर्थरूप श्रतको भावश्रुत कहा गया है। ग्रन्थरूप द्रव्यश्षुतके मूलत दो भेद 
है--१ अगवाह्य और २:अगप्रविष्ट। अगभ्रविष्टके बारह मेद हे--१ आचा- 
राग, २. सूत्रकृत्ताग, ३. स्थानाग, ८ समवायाग, ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति, ६ ज्ातृ- 
धर्मकथा, ७ उपासकाध्ययनाग, < अन्त कृहशाग, ५ अनुत्तरोपपादिक, 
१० प्रय्नव्याकरणाग, ११ विपाकसूत्राग और १२ दृष्टिवादाग | 


इस श्रुत या आगमज्नानको पुरुषके अरोरागकी उपमा दी गयो है । जैसे 
पुरुषके शरीरमे दो पेर, दो जाँघ, दो ऊर, दो हाथ, एक पीठ, एक उदर, एक 
छात्ती और एक मस्तक ये बारह अग होते है, उसी प्रकार श्रुत्तज्ञानरूपी पुरुष- 
के भी बारह अग है। तीर्थंकर अपने दिव्यज्ञानद्वारा पदार्थों का साक्षात्कार 
कर बीजपदोके रूपमे उपदेश देते है और गणवर उन बीजपदोका तथा उनके 
अर्थंका अवधारण कर ग्रन्थरूपमे व्याख्यान करते है। श्रुतज्ञानकी परम्परा 
अनादि अनवच्छित्र रूपसे चली आ रही है। प्रथम तीर्थंकर ऋषमभदेवके कालमें 
श्रुतज्ञानकी जो परम्परा आरम्भ हुई थी, वह पाश्वंनाथ और महावीर तीर्थंकर- 
के कालमे भी गत्तिशील रही है। 


श्ुतज्ञानका विषय 


यो तो जीव, अजीव आदि सात्तो तत्त्वोके विवेचनमे हो श्रुतज्ञानके विषय- 
का समाहार हो जाता हे, पर विशेष विवेचनकी दृष्टिसे घट्खण्डागमकी घवला- 
टीका एव त्तत्त्वाथथवात्तिक भादि ग्रन्थोमे जो विवेचल उपलब्ध होता है उसके 
आधारपर यह कहा जा सकता है कि उपलब्ध ज्ञान-विज्ञाचका समस्त विषय 
श्रृतज्ञान या आगमके अन्तगंत है। भाचारागमे १८,००० पदो द्वारा मुनियोके 
आचारका वर्णन रहता है। अर्थात्‌ मुनिको कैसे चलना चाहिए, कैसे खडा 
होना चाहिये, केसे बेठना चाहिये, कसे सोना चाहिये, कसे भोजन करना 


० . तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 





चाहिये और कंसे वार्त्तालाप करना चाहिये आदि विषयोका कथन किया गया 
है। दूसरे सूत्रकृतागमे २६,००० पदो द्वारा ज्ञानविनय, प्रज्ञापता, कल्प्य- 
अकल्प्य, छेदोपस्थापना आदि व्यवहारधमंकी क्रियाओका वर्णन है तथा इस 
अंगमे स्व॒सिद्धान्तु और परसिद्धान्तका कथन भी समाविष्ट है। तृत्तीय स्था- 
नागमे ४२,००० पद होते है। इसमे एकसे लेकर उत्तरोत्तर एक-एक अधिक 
स्थानोका निरूपण किया जाता है। यथा--अपने चेत्तन्यस्वभावके कारण जीव- 
द्रव्य एक है, शञान और दर्शनके भेदसे दो प्रकारका है। कमंफलचेतना, कर्म- 
चेतना और ज्ञानचेतनाकी भपेक्षा यह तीन प्रकारका है। अथवा उत्पाद, व्यय 
और श्रोव्यकी अपेक्षा तीन भेदरूप है। चार गतियोमे भ्रमण करने वाला 
होनेसे चार भेदवाला है । औदयिक आदि पाँच भावसे युक्त होनेके कारण, 
इसके पांच भेद है | भवान्तरमे गत करते समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 
ऊध्वं एव अध इस प्रकार षट्अपक्रमसे युक्त होनेके कारण षट्‌ प्रकारका है | 
अस्ति, नास्ति आदि सप्तअगोसे थुक्त होनेके कारण सात भेदवाला है। ज्ञाना- 
वरण, दर्शंनावरण आदि कर्मोके आख्रवसे युक्त होनेकी अपेक्षा जीवके आठ 
भेद है। जीव, अजीव आदि नो पदार्थरूप परिणमत्त करनेके कारण यह नो 
प्रकारका है। पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक 
वनस्पतिकायिक, साधारणवनस्पतिकायिक, हीन्द्रिय जाति, त्रीश्द्रिय जाति, 
चतुरिन्द्रिय तथा पञ्चेन्द्रिय जातिके भेदसे दस प्रकारका है। इस प्रकार 
जीवादि पदार्थोके एकाधिक भेंदोका निरूपण स्थानागमे किया गया है । 
चतुर्थ समवायागमे १,६४००० पद, होते है । इसमे द्रव्य, क्षेत्र, काछ और 
भावरूप समवायका चित्रण किया गया है । द्रव्यसमवायकी अपेक्षा धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, छोकाकाश और एक जीवके प्रदेश समान है। क्षेत्रसमवाय- 
की अपेक्षा प्रथम नरकके प्रथम पटलूका सीमन्‍्तकविल, मनुष्यलोक, प्रथम स्वगं- 
के प्रथम पटछका ऋजु विमान और सिद्धक्षेत्र इन सबका विस्तार तुल्य है । 
कालकी अपेक्षा उत्सपिणी और अवसपिणी कालगणनाएँ तुल्य है । भावकी 
भपेक्षा क्षायिकसम्यक्त्व,_कैव्रलज्ञान, क्रेवलदशेन और यथाख्यातचारित्र 
समान हैं। इस प्रकार समानताकी अपैक्षा जीवादि पदार्थोके समवायका वर्णन 
समवायागमे उपलब्ध होता है। 


व्याख्याश्रज्ञप्ति अगमे २,२८००० पद होते है | .इसमे ६०,००० प्रइनो द्वारा 
जीव, अजीव आदि पदार्थोका विवेचन किया जाता है। ज्ञातृधमंकथा नामक 
अगमे ५,५६००० पद होते है । इसमे तीर्थकरोकी धमंदेशना, विविध प्रद्नोत्तर 
एव पुण्यपुरुषोके आख्यान वर्णित हैं। उपासकाध्ययन अगमे ११,७०,००० पद 


श्रुतघधर और सारस्वताचार्य ११ 


है और इसमे श्रावकाचारका निरूपण किया गया है। अन्त कृहशाग नामक 
अगमे २३,२८००० पद हैं। इसमे प्रत्येक तीर्थकरके त्तीर्थकालमे अनेक प्रकारके 
दारुण उपसर्गो को सहन कर निर्वाण प्राप्त करने वाले दस-दस अन्त.कृतत 
केवलियोका वर्णन है । अनुत्तरोपपादिकदशा नामक अगमें ९२,४४००० पद 
है और एक-एक तीर्थंकरके तीर्थेंकालमे नाना प्रकारके दारुण उपसगगों को सहन 
कर पाँच अनुत्तर विमानोमे जन्म ग्रहण करनेवाले दस-दस मुनियोका चरित्र 
अकित है। प्रहतव्याकरणम आशक्षेप-प्रत्याक्षेपपर्वंक प्रन्‍नोका समाधान अकित 
है । अथवा आशक्षेपणो, विक्षेपणी, सवेदिनी और निर्वेदिनी इन चार कथाओका 
विस्तृत वर्णन है । विपाकसूत्र अगमे १,८४,००००० पद है। इसमे पुण्य और 
पापरूप कर्मों का फल भोगनेवाले व्यक्तियोका चरित्र निबद्ध है। 


बारह॒वाँ अग दृष्टिवाद है । इसके पांच अधिकार हैं--( परिकर्म २ सूत्र, 
३ प्रथमानुयोग, ४ पूर्व और ५-चूलिका ।( इनमेसे परिकर्मके पाँच भेद हैं-- 
१ चद्धप्रज्नप्ति, २ सूयंप्रश्नप्ति, ३. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, ४ द्वोपसमुद्रप्रश्ेप्ति और 
५. व्याख्याप्रज्ञप्ति । चन्द्रप्रशप्तिमे चन्द्रमाकी आय, परिवार, ऋद्धि, गति और 
चन्द्रबिम्बकी ऊँचाई आदिका वर्णन है। सर्यप्रज्ञप्तिमि स्यंकी आयु, भोग, 
उपभोग, परिवार, ऋद्धि, गति और सर्यबिम्बकी ऊँचाई, दिनकी हानि-वृद्धि 
किरणोका प्रमाण और प्रकाश आदिका वर्णन है। अम्बूह्वीपप्रश्नप्तिमे भोगभूमि 
और कमंभूमिमे उत्पन्न हुए मनुष्य और त्तियंञ्चोका तथा पववेत्त, सरोवर, नदी 
बेदिका, क्षेत्र, आवास आदिका वर्णन है। द्वीपसमुद्रभ्रज्ञप्तिमे द्वीप और समुद्रोका 
विस्तार, अवगाह, क्षेत्रफल आदिका वर्णन आया है। व्याख्याप्रज्ञप्तिमे पुद्गल, 
धरम, अधमं, आकाश, काल एवं जीवद्रव्यके भव्यत्व, अभव्यत्वका वर्णन किया 
गया है | 
(दुष्टिबाद अग॒का हितीय भेद सूत्रनामक है। इसमें जीवको विवेचना 
व॒स्तारपूर्वक की गयी है । जोव अबन्धेक है, अचलप हे, अकर्त्ता है, अभोक्‍ता 
हैं, निगुण है, व्यापक हें, अणुप्रमाण है, भस्तिस्वरूप है, नास्तिस्व॒रूप है 
उभयरूप है इत्यादिकी विवेचना विभिन्न सिद्धान्तोके पुर्वेपक्षरूपमे की गयी है। 
इसमे क्रियावाद, अआक्रियावाद, अज्ञानवाद ज्ञानवाद, वेनयिकवाद आदि तीन 
सी त्रेसठ मताका प्रतिपादन पुव॑पक्षके रूपमे किया गया है, (दृष्टवादका 
तृत्तीय अग प्रथमानुयोग है। इसमें २४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती, ५ बलभद्र, ९ 
नारायण, ९ प्रतिनाराथणोके जोवनवृत्तके साथ विद्याधर, चक्रवर्ती, चारण- 
ऋद्धिधारी मुनि और राजाओके वशोका कथन किया गया है ) 


(दृष्टिवादके पञ्चम भेदका नाम चूलिका है। इसके पाँच भेद है---१. जलगता, 





१२ तीथ॑कर महावीर और उनकी आयचार्य-परम्परा 


२ स्थलगत्ता, ३. मायागता, ४. रूपयता और ५ आकाशगत्ता । जलूगत्तामे 
जलमे गमन तथा जलस्तम्भनके कारणभूत मन्त्र-तन्त्र तपश्चर्या आदिका 
वर्णन है। स्थलूगतामे पृथ्वीके भीतरसे गमन करनेके कारणभूत मत्त्र-तत्त्र 
और तपदछु्चर्या तथा वास्तुविद्या आदिका वर्णन है। भूमिसम्बन्धी शल्य, 
शुभाशुभ परिज्ञान, भूमिके रूपगुण, शक्ति आदिका वर्णन भी स्थलूगतामे पाया 
जाता है। रूपगतामे रूपपरिवत्तन करनेके तन्त्र-मन्त्र आदि साधनोका निरूपण 
किया है । मनुष्य किस प्रकार सिंह, व्यात्र, अरव, गज, हिरण आदिका आकार 
धारण कर सकता है, इस प्रकारकी विधियोका निरूपण भी उसमे आया है। चित्र- 
कम, काष्टकर्म, लेप्पकम एवं विभिन्न प्रकारकी आक्ृतियोके निर्माणकी विधियां 
भी कथित है । आकाशगता चूलिकामे आकाशगामिनी विद्याका चित्रण आया हैं )) 


दृष्टिवादका सबसे महत्त्वपूर्ण भेद पु है । पूर्वके १४ भेद है-? उत्पाद- 
पुवं, २ अग्रायणीय, ३ वोयोनुप्रवाद, ४ अस्तिनास्तिप्रवाद, ५ ज्ञानप्रवाद, 
६. सत्यप्रवाद, ७ आत्मप्रवाद, ८ कमंप्रवाद, ९ प्रत्यास्यातनामधेय, १०- 
विद्यानुवाद, ११. कल्याणनामघेय, १२ प्राणावाय, १३. क्रियाविशाल और १४ 


लोकबिन्दुसार ) कि हब त्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसीके आधारपर 
वततमानमे शौरसेनी आगम-साहित्य उपलब्ध होती हैं। अग्रायणीम पूर्वान्त, 
अपन आदि चौदिह प्रकरण ये । इनमेसे पडुचम प्रकरणका नाम चग्रतलब्श्ि 
था, जिसमे बीस पाहुड विद्यमान थे। बीस पाहुडोमैसे चतुर्थ पाहुडका चाम कमे- 

अक्रति था । इस कमं्रकृतिपाहडके कृति, वेदना आदि चौबीस अनुयोगद्वार थे, 

जिनकी विषय्रव॒स्तुको ग्रहण कर षट्खण्डागमके जीवट्ठाण, खुद्ाबन्ध, बन्घस्वा- 

मित्व-विचय, वेदना, वर्गंणा और महाबन्ध इन छह भण्डोकी रचना हुई है। इसमे 

का कुछ बश सम्यवत्वोत्पत्तिनामक जीवस्थानकी आठवी चूलिकाको बारह॒वें अग 

दृष्टिवादके द्वितीय भेद सृत्रसे तथा गति-आगतिनामक नवी चूलिकाको ह्याख्या- 
प्रशप्तिसि उत्पन्न बताया हे । इस प्रकार वर्तमान आगम-साहित्यका सुबध 

दृष्टिवाद अगके साथ है ।|उत्पादृपुवंसे जीव, पुद्गल, काल आदि द्वव्योके उत्पाद, 

व्यय और ध्रोव्यका वर्णन _ पततसौ र दर्नय, 


हैं ॥ कारन न हर विनानि कारन बे 


द्रव्य, नो पदार्थ, एव पञ्चास्तिकायोका वर्णन है (वोयनुप्रवादमे आत्मवीयं, 


रह उभयवीये, क्षेत्रवीयं, कालवीयं, भववीय और त्तपवीयंका वर्णन आया 
है /अस्तिनास्तिप्रवादपृव॑मे स्वरूपचतुष्टयकी अपेक्षा समस्त द्रद्योके अस्तित्वका 

और परख्यचतुष्टयको अपेक्षा उनके नास्तित्वका वर्णन है शामिप्रवादपृव॑ मे 
५ पाँच सम्यम्शान और तीन कुज्ञान इन आठ ज्ञानोका विस्तारपु्वेक वर्णन है। 


८ सत्यप्रवादपूर्वमे दशप्रका रके सत्यवचन, अनेक प्रकारके असत्यवचन और बारह 






श्रुतधर शोर सारस्वताचार्य १३ 


प्रकारकी भाषाओका प्रतिपादन किया गया है । (विपयवर्णनकी दुष्टिसि आधु- 
निक मनोविज्ञान ज्ञानप्रवाद और सत्यप्रवादके अन्तर्गत है) [आत्मप्रवादपुव॑मे 
निश्चय और व्यवहार इन दोनो नयोकी अपेक्षासे जीवके कत्त त्व, भोवतृत्व, 
सृक्ष्मत्व, अमूत्तत्व आदिका विवेचन किया है कि प्रवादपुर्वमे आठो कमकि 
स्वरूप, कारण एव भेद-प्रभेंदोका चित्रण किया है [प्रित्यास्यानपुव॑मे सावदुवस्तु- 
का त्याग, उपवास-विधि, पच समित्ति, तीन गृष्ति आदिका वर्णन है | विधानु- 
वादपूर्वमे सात सी अल्पविद्याओका और पाँच सो महाविद्याओंका विवेचन 
आया है। साथ ही इसमे भीम, अग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यजन और चिन्ह 
इन आठ महानिमित्तोका विषय भी निवद्ध है | वर्तमान सामुद्रिक आदत, प्रव्न- 
जास्त्र एवं सहित्तागतत विषय इसी पूर्वक अन्तर्गत्त समाविष्ट है | केल्याणवादम 
सूर्य, चन्द्र, ग्रह, तारागण आदिके चारक्षेत्र, उपपादस्थान, गति, विपरीतगति 
ओर उनके फलोका निहपण है।., स्यौतिपशास्त्रके गणित और फलित दोनो 
ही विभाग इसो पूर्वके अन्तर्गत है |[ प्राणावायपरूरव॑में अष्टाग आयुर्वेद, भूतिकर्म, 
विषविद्या एवं विभिन्न प्रकारके भौत्तिक विषयोका परिज्ञान सम्मिलित है । 
रसायनग्रास्त्र'और भौतिकशास्त्र सम्बन्धी अनेक सिद्धान्त भी इस पूत्रम समा- 
विष्ट है [क्रियाविशाल्पूर्वमे बहुत्तर कलाओ सम्बन्धी चोसठुणों, शिक्षा, 
शिल्प, काव्यसम्बन्धी गृुण-दोप एवं छन्दशास्त्रका वर्णन है) लोकबिन्दुसा रमे 
भाठ प्रकारके व्यवहार, चार प्रकारके बीज, मोक्ष प्राप्त करानेवाली क्रियाएं 
एव मोक्षके सुखका वर्णन है । 
द्रव्यश्रुत्के दूसरे मेद अग॒बाह्मके चौदृह भेद है-- 
(१, सामायिक, २- चतुविश्ञतिस्तव, ३ वन्दना, ४. प्रतिक्रण, ५ वेनयिक 
६ कृतिकर्म, ७. दशवेकालिक, ८ उत्तराध्ययत, ५. कल्पव्यवहार, १० कल्प्या- 
कल्प्य, ११ महाकल्प्य, १२. पुण्डरीक, १३ महापुण्डरीक और १४. निषिद्धिका । 
सामायिकनामक अगवाह्ममें नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव 
इन छ भेंदो द्वारा समताभावके विधानका वर्णन है। चतुविशतिस्तवमे तत्तत्काल 
सम्बन्धी चौबीस तीर्थकरोकी वन्दता करनेकी विधि, उत्तके नाम, संस्थान, 
उत्सेध, पाँच महाकल्याणक, चौतीस अतिशय प्रभूतिका वर्णन है। वन्दना नामक 
अगवाह्ममे एक तीर्थकर और उस तीर्थंकर सम्बन्धी जिनालयो, वन्दना करने- 
की विधि एवं फलका चित्रण है। प्रतिक्रमणमे देवसिक रातिक, पाक्षिक, 
चातुर्मासिक, सावत्सरिक, ईर्यापथिक और औत्तमार्थिक इन सात्त प्रकारके प्रति- 
क्रमणोका वर्णन आया है। परमाइसे को हुए दोषोका वियकद्ण करा 
क्रमण है। वेनयिक नामक अगबाह्ममे ज्ञानंविनय, दर्शनवित्य, चारित- 


१४ * तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


विनय, तप विनय और उपचार विनयोका विशद वर्णन है। कृतिकमे नामक 
अंगबाह्ममे अरहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधुकी पूजाविधिका वर्णन 
है। दशवेकालिक अगबाह्ममे साधुओके आचार, विहार एवं पर्यटन आदिका 
वर्णन है। उत्तराध्ययन्तमे चार प्रकारके उपूसर्ग ओर बाईस परिष्रहोके सहन 
करनेका विधान एव उनके सहन करनेवालोके जीवनवृत्तका वर्णन रहत्ता है । 
ऋषियोके करने योग्य जो व्यवहार है उस व्यवेहारंसे स्खलित हो जानेपर 
प्रायदिचत्त करना होता है । इस प्रायब्चित्तका वर्णन कल्पव्यवहारमे रहता है । 
कल्प्याकल्प्यमे साधु और असाधुओके आचरणीय और त्याज्य व्यवहारका 
वर्णन पाया जाता है। दीक्षाग्रहण, जिक्षा, आत्मसस्कार, सल्‍लेखना और उत्तम 
स्थापना रूप आराधनाको प्राप्त हुए साधुओके जो करने योग्य है उसका द्रव्य, 
क्षेत्र काल और भावका आश्रय लेकर महाकल्प्य कथन करता है। पुण्डरीक 
अगबाह्यमे भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, कल्पवासी एवं वेमानिक सम्बन्धी 
देव, इन्द्र, सामानिक आदिसे उत्पत्तिके कारणभूत दान, पूजा, शील, तप, 
उपवास और अकामनिजराका तथा उनके उपपाद-स्थान और भवनोका 
वर्णन रहता है | महापुण्डरीकमे भवनवासो, व्यन्तर आदि देवो और देवियोमे 
उत्पत्तिके कारणभूत तप और उपवास आदिका वर्णन है। निषिद्धिकामे अनेक 
प्रकारकी प्रायक्चत्त-विधियोका कथन आया है। न 3 पक 


इस प्रकार अगप्रविष्ट और अगबाह्यके अन्तगंत आधुनिक सभी विषयोका 
समावेश तो होता ही है, साथ ही आध्यात्मिक भावना, कमंबन्धकी विधि और 
फल, कर्मोके सक्रमण आदि करण, विभिन्‍न दा्ंनिक चर्चाएँ, मतमतान्तर, 
ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित, भौतिकशास्त्र, आचारगास्त्र, सुष्टि-उत्पत्ति विद्या, 
भूगोल एवं पौराणिक मान्यताओका परिज्ञान भी उक्त श्रुत या आमगमसे प्राप्त 
होता है आग्रमका यह विषय-विस्तार इतना सघन और विस्तृत है कि इसकी 
जानकारीसे व्यक्ति श्रुतकेवछी प्रद प्राप्त करता है। ज्ञान गा आगमके विषयका 
परिज्ञान किस भ्रकार और किस विधिसे सभव होता है, इसका वर्णन भी पूर्वोक्त 
आगमग्रन्थोमे आया है। 
श्रुत या आगमज्ञानसे सम्बद्ध आचायं-परम्परा 


दिगम्बर पट्टावलियो और प्रशस्तियोसे अवगत होता है कि श्रुतको सुनकर 
कठस्थ कर लेनेकी परम्परा त्तोथँकर महावीरके निर्वाणलाभके परचात्‌ कई 
शत्तक त्तक चलती रही । द्रव्य, गुण, पर्याय, तत्त्वज्ञान, कमंसिद्धान्त एव आचार 
सम्बधी मौलिक मान्यताओको परम्परासे प्राप्तकर स्मरण बनाये रखनेकी 
प्रथा धारावाहिक रूपमे चलती रही । ननन्‍्दीसंघ-बलात्कारगण-सरस्वतीगच्छकी 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य १५ 


पट्टावलिमे बताया है कि गौतम, सुधर्म और जम्वुस्वामीने बासठ वर्षों तक धर्म- 
प्रचारका कार्य किया। महावीर स्वामीके पश्चात्‌ वॉरह वर्षों तक गौत्तम 
स्वामीने केवलीपद प्राप्त कर धर्मंप्रचार किया। इनके पण्चात्‌ बारह वर्षों तक 
मुधर्माचार्य केवली रहे । अनन्तर अडतीस वर्षो तक जम्बुस्वामी केवछी बने&* 
रहे । इस प्रकार बासठ वर्षों तक उक्त तीनो केवलियोकी ज्ञान-ज्योति प्रकाशित 
होती रही | (तत्पश्चात्‌ पाँच श्रुतकेवली हुए। चोदह वर्षों तक विष्णुने, 
सोलह वर्षों तक नन्दिमित्रते, वाईस वर्षो तक अपराजितने, उन्नीस वर्षों तक 
गोवद्ध नते और उनत्तीस वर्षों तक भद्गबाहुने ज्ञानदीपको प्रज्वलित रखा [[ 
तित्पश्चात्‌ू दश वर्षों तक दशपूर्वधारों विशाखाचायने, उन्नीस वर्षो तक व 
प्रोष्ठिलाचायने, सन्रह वर्षों तक क्षत्रियाचाय॑ने, इक्‍्कीस वर्षों तक जयसेना- 
चाय॑ने, अट्टारह वर्षों तक नागसेनाचार्यने, सत्रह वर्षो तक सिद्धार्थाचार्यने 
अट्टारह वर्षो तक धृत्तिसेनाचाय॑ने, तेरह वर्षों तक विजयाचार्यने, बीस वर्षो 
तक वुद्धिलिज्ञाचायने, चौदह वर्षो _ तक देवाचाय॑ने एवं चौदह वर्षो_ तक 
धर्मसिनाचायने श्रुत॒का प्रवचन किया । इस प्रकार एकसी तिरासी वर्षो _तक! 82 
दगपुर्वंधारी श्रुतका प्रचार करते रहे | त्दतन्तर अद्ठा रह वर्षों तक एकादशाग रह व > 
धारी नक्षत्राज्ञायंने, वीस वर्षा तक जयपालाचार्यने, उन्तालीस वर्षो _तंक 
पाण्डवाचाय ने, दश वर्षों तक श्रवसेनाचाय ने व वत्तीस वर्षों तक कसाचायंने।,4 





० अभजन्‍नण लत #०> ७ 


७३५०+० बजा रं 


छ वर्षो तक, यशोभद्राचार्यने अद्वारह वर्षो तक, भद्रबाहने तेईस वर्षों तक ०६ 
और लोहाचायने पचास वर्षो तक अगज्ञानका प्रवचन किया। अन्तर 
अद्ठाईस वर्षों तक एकागके धारी अहिवल्याचायंने, इक्कीस वर्षों तक माधन- ५ 
न्याचार्यने, उच्नीस वर्षा तक धरसेनाचारयने श्वत्तज्ञानको जावित रखा +2 किम 
43050 33,222 कर कक: 22% (76 
._१ अन्तिमजिणणिव्वाणे केवलणाणोी ये गोयम-मु णिदो । 
बारह वासे य गणी सुधम्मसामी ये सजादो ॥ १ ॥ 
तह बारह वासे पुण सजादो जम्बुसामि मुणिणाहों । 
अठतीस वास रहियो केवछणाणी य उक्किट्ठो ॥ २॥। 
वासठि केवल वासे तिण्हि मुणी गोयम सुधम्म जम्बू य । 
बारह बारह दो जण तिय दुगहीोण च चालीस ॥| ३ ॥ 
सुयकेवलि पच जणा बासठि वासे गये सुसजादा। 
पढम. चउदह-वास विष्हुकुमार॒ मुणेयव्व ॥ ४ ॥। 


१६ तोथँकर मद्बावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इस प्राकृत पट्‌ठावलीमे प्रत्येक आचायेंका अलग-अलग समय दिया गया 
है तथा समष्टि रूपमे भी वर्षंसख्या अद्धित की गयी है। तीन केवलियों और 
पाँच श्रुतकेवलियोका समय एकसौ बासठ वर्ष बताया है। दश्पूवंधारियों 
की पृथक्‌-पृथक्‌ वर्षसख्या ओर समंष्टिरूप वर्षसख्या प्राप्त नही होती | इसमें 
दो वर्षका अन्तर आता है। यथा--- 


नंदिमित्त वास सोलह तिय अपराजिय वास वावीस । 
इग-हीण-वीस वास गोवद्धण भदहबाहु गुणतीस ॥ ५ ॥ 
सद सुयकेवलणाणी पच जणा बिण्हु नदिमित्तो य । 
अपराजिय ग्ोवद्धणभ तह भहबाहु ये सजादा ॥ ६॥। 
सद वासट्टि सुवासे गए सु उप्पण्ण दह सुपुच्वहरा । 

सद तिरासि वासाणि य एग्रादह मुणिवरा जादा ॥ ७॥ 
आयरिय विसाख पोठ्ठुल खत्तिय जयमेण नागसेण मुणी । 
सिद्धत्य घित्ति विजय बुहिलिग देव घमसेण ॥ ८ ॥ 
दह उगणीस ये सत्तर इकवीस अट्वारह सत्तर | 
मट्वरह तेरह बीस चउदह चोदय ( सोडस ) कमेणेय ॥ ९ ॥ 
अतिम जिणणिव्वाणे. तियसय-पण-चालवास जादेसु । 
ए्गादहगंधारिय. पच जणा मुणिवरा जादा ॥१०॥ 
नक्खत्तो जयपालंय पडव घुवसेन कस आयरिया । 
अठारह वीसवास गृणचालू चोद वत्तीस ॥ ११ ॥ 
सद तेवीस बासे एगादह अग्रधा जादा। 

वास सत्ताणवदिय दसंग नव अग अद्गधधरा ॥ १२॥ 
सुभद्दच जसोभद्द भद्दवाहु कमेण च। 
लोहाचय्य मुणीस च कहिय च जिणागमे॥ १३ ॥ 
छह बट्टारह वासे तेवीस वावण (पणास) वास मुणिणाह । 

दस॒ नव अट्टुगघरा वास दुसदवीस सघेसु ॥ १४ ॥ 
पचसये पणसर्ठ अतिम-जिण-समय-जादेसु । 

उप्पणाा पच जणा इयगधारों मुणेयव्वा ॥ १५ ॥ 
अहिवल्लि माधनदि य घरसेण पुप्फषत भूदबली । 
अडवीस इगवीस उगरणीस तीस वीस वास पुणों ॥ १६॥ 
इगसय-अठार-वासे इयगधारी य मुणिवरा जादा। 
छसय-तिरासिय-त्रासे णिव्वाणा अगद्दित्ति कहिय जिणे ॥ १७ ॥ 

-+जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, पृष्ठ ७१-७४ 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य . १७ 


दशपुव॑धारी 

(१) वीर निर्वाण सवत्‌ १६२ 
(२) वोर निर्वाण सवत्‌ १७२ 
(३) वीर निर्वाण सवत्‌ १९१ 
(४) वीर निर्वाण सबत्‌ २०८ 
(५) बोर निर्वाण सवत्‌ २२९ 
(६) वीर निर्वाण सवत्‌ २४७ 
(७) बोर निर्वाण संवत्‌ २६४ 
(८) वीर निर्वाण सबत्‌ २८० 
(९) वीर निर्वाण सवत्‌ २०५ 
(१०) वीर निर्वाण सवत्‌ ३१५ 
(११) वीर निर्वाण सबत्‌ ३२०५ 


विशाखाचार्य 
प्रोष्ठिल 
क्षत्रिय 
जयसेन 
नागसेन 
सिद्धार्थ 
धृत्तिसेन 
विजय 
बुद्धिलिज्ध 
देव 
धमंसेन 


१० वर्ष 
9९ वर्ष 
१७ वर्ष 
२१ वर्ष 
२८ वर्ष 
रे७छ चर्ष 
१८ वर्ष 
१३ वर्ष 
२० वर्ष 
१४ वर्ष 
१४ वर्ष (१६ वर्ष) 
१८१+क २८ १८२३ 


भादरणीय डा० हीराछालजीने अनुमान किया है कि धर्मसेनका काल १४ 
वर्षके स्थान पर १६ वर्ष होता चाहिए। इस प्रकार वर्षणणना करनेपर १८३ 
वर्ष दशपूवंधारियोका समय आ जाता है। इसके पश्चात्‌ पाँच एकादशाज़- 
धारियोका समय अन्य स्थानों पर २२० वर्ष बतलाया गया है, पर इस पट्टा- 
वलीमे उनका समय १२३ वर्ष दिया है, जो यथार्थ प्रतीत होता है । 


११ अज्भुके घारक आचार्य-- 
(१) बोर निर्वाण सवत्‌ ३४५ 
(२) बोर निर्वाण सवत्‌ ३६३ 
(३) वीर निर्वाण सबत्‌ ३८३ 
(४) घीर किर्ताथ सवत्‌ उ४र२ 
(५) वीर निर्वाण सबत्‌ ४३६ 


नक्षत्र 
जयपाल 
पाण्डव 
ध्रवसेन 
कस 


१८ वर्ष 
२० वंष 
३९ वर्ष 
१७४ बरय॑ 
३२ वर्ष 


अन्‍न्‍ीजनलजनञ >> चर 


4 


२३ बर्षे 


बनन्तर दश, नौ और आठ अड्भके ज्ञाताओका समय ९७ वर्ष वत्तलाया 
है, पर पुथक्‌-पुथक्‌ वर्षोका योग ९९ वर्ष आता है | भत्त इसमें भो दो वर्षो की 


भूल प्रतीत होती है । 


१०, ९ और ८ जड्भके ज्ञाता आचाये-- 
(१) वीर निर्वाग सवत्‌ ४६८ सुभद्र._ ६ वर्ष 


(१ [रै। >> # ४ टेछड यणोभमद्र १८,, 
की, |! 5 8 जम भखबाद रे मत 
८ ४) |, » » “१५ लोहांचाय ५२ ,, (५० वंष ) 
गज ९७ 


८०० 


४८ दीर्थकर मढ़ाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


यहाँ लोहाचार्यंका समय ५२ वर्षके स्थान पर '५० वर्ष होना चाहिए | इस 
प्रकार ९९--२०९७ वर्ष अष्टम, नवम ओर दक्षम अद्भूघारी आचार्योका कारू 
है। अनन्तर एकागघारी पाँच आचायोका समय ११८ वर्ष है। यथा-- 

(१) वीर निर्वाण सवत्‌ ५६५ अहंँद्बलि २८ वर्ष 


(२) ,, » » ५९३ माघनन्दि २१ वर्ष 
(३) ,, » » ५१४ घरसेन १९ ,, 
(४) हि गा ७. परेरे पुष्पदन्त ३० ् 
(५) है है] है श्प्रे भूत्तवलि २० वर्ष 
११८ वष 


इस प्रकार इस पट्टावलीके अनुसार अद्भपरम्पराका कुल काल-- 
६२ + १०० + १८३ + १९३+९७+ ११८ ८ ६८३ वर्ष है। 

इन्द्रनन्दिके श्रुतावतार, जिनसेनके हरिवश पुराण, यतिवृषभकी तिलोय- 
पण्णती एवं वीरसेलकी घवला टीकामे आचार्यो की जो पट्टावली दी गयी है 
उसमे लोहाचार्य तक ६८३ वर्ष गिनाये हैं, पर इस पट्टावलीमे अहंदबली, 
माघनन्दि, घरसेन, पुष्पदन्त और भूतवलिका ११८ वर्षका समय सम्मिलित है । 
महावीरकी जो शिष्य-परम्परा अन्यत्र प्राप्त होती है उसमे गौतम, लोहाचाय॑, 
ओर जम्बूस्वामो ये तीन केवली, विष्णु/ नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धत और 
भद्रवाहु--ये पाँच श्रुतकेवलो, विद्ञाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, 
सिद्धार्थ, घृतिसेन, विजय, बुद्धिलिड्भ, देव और धमंसेन--ये ११ दब्पूर्वके ज्ञात्त 
नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, प्र वेसेन और कस-ये पाँच आचागणज्भुके ज्ञाता 
आचार हुए हूँ। घव॒लाटीकाके सतृप्ररूपणा और वेदनाखण्डके प्रारम्भमे 
उक्त आचार्या की परम्परा दी गयी है । श्रवणबेलगोलके शिलाछख न० १ भौर 
२ मे सबर्मस्वामीके नामके स्थान पर लोहाचायका नाम प्राप्त होता है। 


(तिलोयपण्णत्ती * हरिवशपुराण, ब्रह्महेमकृत श्रुतस्कन्ध, श्रवणबेलगोल 


१८ अथ खलु महाति महावीर-सवितरि परिनिर्वुति भगवत्परप्रपि-गौतम-गणघर- 
साक्षाच्छिष्य-लोहार्य्य-जम्बु-विष्णुदेवापराजित-गोवर्द्धन-भद्रवाहु-विशाख-प्रोष्ठिलक्ृत्ति- 
कार्यजयनामसिद्धार्थ-घृतिषेणवुद्धिलादि.._। जैन छिरालेख सग्रह, प्रथम भाग, 
माणिकचन्द्र दिगम्बर जैनग्रन्थमाला, शिलालेख सख्या--?, पृष्ठ १-२ । 

२ जादो सिद्धो वीरो तहिवसे गोदमो परमणाणी। 
जादा तस्सि भिद्धे सुधम्मसामी तदो जादों ॥--तिलोयपणत्तो ४)१४७६ 

३. त्रय क्रमात्केवलितों जिनात्परे द्विषष्टिवर्षान्त रमाविनो5भवन्‌ । 
तत परे पञ्च समस्वपूविणस्तपोघना वर्षशतान्तरें गता ॥ -हूरिबरद्यपुराण ६६।२२ 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य १९ 


अभिलेख न० १०५ बौर इच्द्रनन्दि श्रुतावत्ता रमे सुधर्म स्वामीका नाम उपलब्ध 
होता हैं॥ 
जयघवलामे भी लोहाचार्यके स्थान पर सुधर्म स्वामीका ही नाम आत्ता 
है। अत' यहाँ यह आशज्धा उत्पन्न होती है कि लोहाचार्य और सुधर्म स्वामी 
एक ही व्यक्ति हैं अथवा भिन्न-भिन्न? इस शद्भाका समाधान जबुदीवपण्णतो- 
से हो जाता है। बताया है-- 
तेण वि लोहज्जस्स य लोहज्जेण य सुधम्मणामेण । 
गणघरमसुधम्मणा खलु॒जवृणामस्स णिह्िद् ॥१णा 
चदुरमलबुद्धिसहिदे तिण्णेदे गणघरे गुणसमग्गे | 
केवलणाणपईवे सिद्धि. पत्ते णमसामि॥्शा' 
अर्थात्‌ गौतम गणघरने लोहायंको और लोहायने जंबूस्वामीको उपदेश 
दिया । ये तीनों केवछी निर्मल बुद्धियोंस सहित गुणोसे परिपुर्ण और सिद्धिको 
प्राप्त थे | छोहायंका अपर नाम सुधु्म स्वामी था | बत्तः छोहाचार्य और सुधममं- 
स्वामी दोनो एक ही व्यक्ति हैं, भिन्‍न नही | 
इसी प्रकार विष्णुके नाममे भी भेद पाया जाता है। प्राकृतपट्टावलि और 
महावीरकी शिष्यपरम्परामे विष्णुके नामका उल्लेख आया है। पर जबुदीव- 
पण्णत्ती और तिलोयपण्णत्तीमे इस स्थान पर चन्‍्दी या नन्दीमुनि नाम मिलता 
है। जबुदीवपण्णत्तीमे लिखा है-- 
णदी य णदिमित्तो अवराजिदमुणिवरों महातेओ । 
गोवड्ढणो महप्पा महागुणो भहदबाहु या 
तिलोयपण्णत्तीमे बत्ताया है-- 
णदी य णदिमित्तो बिदिओ अवराजिदो त्तइज्जो य | 
गोवद्धनो चउत्यो पचमओ भहबाहु त्तिएाँ 
उक्त उद्धरणोसे यह ज्ञात होता है कि विष्णुका ही अपर नाम नदी रहा 


४. सिद्धि गते वीरजितेश्तुबद्ध-केवल्यभिख्यास्त्रय एव जाता । 
श्रीगौतमस्तो च सुधर्म-जम्बू ये केवली वे तादिहानुबद्धम्‌ ॥। 
--जैनशिलालेखसग्रह प्रथम भाग, मभिलेख---१०५ ! 
१. जबुदीवपण्णत्ती १०-११ 
२. जबुदीवबपण्णत्ती ११२ 
३. तिलोयपण्णत्ती ४१४८२ 


२० - तीथंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


होगा । वस्तुत* आचारयंका नाम विष्णुनन्दी है। इसके दोनो शब्द विष्णु और 
नन्‍दी सक्षिप्त रूपमें प्रयुक्त हुए हैं। एक स्थानपर “विष्णु? शब्दका प्रयोग हुआ 
है और दूसरे पर 'नन्‍्दी' का। श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं० १०५ में अपरा- 
जितका ताम पहले माया है और नन्दिमित्रका पशचात्‌। यह क्रमभग सभवत्त' 
छल्द निर्वाहके लिए किया गया होगा । अन्य सभी ग्रन्थोमे नन्दिमित्रका पहले 
नाम आया है और अपराजितका बादमे | 


नन्दिसघकी प्राकृत पट्टावलिमे परम्परासे प्राप्त बुद्धिकके स्थानपर बुद्धि- 
लिज्ू नाम आया है। इसी प्रकार गगदेवके स्थानपर केवल देव नाम प्राप्त 
होता है। जयपाछके स्थानपर जयधवलामे जसफल और जम्बुदीवपण्णत्तीमे* 
जसपाल नाम आये हैं। यथार्थत ये नाम भी एक ही व्यक्तिके हैं। 
ध्रुवसेनके स्थानपर इन्द्रनन्दीके श्रुतावतारमे* द्रमसेन और श्रुतस्कन्धमे घुतसेन 
नाम मिलते हैं। 

भचारांगधारी यशोभद्रके स्थानपर इच्द्रतन्‍्दीके श्रुतावतारमे असयभद्र नाम 
थाया है । इसी प्रकार यश्ोवाहुके स्थानपर जयघवलामे जह॒वाहू, श्रुतावतारमे 
जयवाहु; वन्दिसघकी प्राकृत पट्टाचलि और आदिपुराणमे  भद्ववाहु नाम भाये 
हैं। समवत' नन्दिसधकी प्राकृत्त पट्टावलिके भद्रबाहु द्वितीय हैं । 

प्राकृत पट्टावलिमे तोन केवलियो, पाँच श्रृतकेवलियो ओर ग्यारह दश- 
पूवियोका समय तो क्रमश ६२+ १०० + १८३ वर्ष वतलाया गया है, जिसका 
योगफल ३४५ वर्ष आता है। इसके पश्चात्‌ जिन पाँच एकादशागधारियोका 
समय अन्यत्र २२० वर्ष बतलाया है, यहाँ उनका समय १२३ वर्ष ही कहा है । 
इसके पश्चात्‌ आगे जिन चार आचार्योको अन्यत्न आचारागधारी कहा गया है, 
उन्हे इस पट्ठावड्लीमे १०, ९ और ८ भंगका धारी कहा है तथा इनका समय 
११८ वर्षके स्थानमे ९० वर्ष (९२७) कहा है । पट्टावलोकी कालगणनाके अनुसार 
वीर निर्वाणसे ६२ + १०० + १८३ + १२३ + २४८ ४०२ वर्षके पश्चात्‌ द्वितीय 
भद्रबाहु हुए। इनका काल २३ वर्ष वृतलाया है। गणनानुसार ५२७-४०२ ७ रे५ 
बर्षात्‌ ई० सबसे ३५ वर्ष पूर्व द्वितीय भद्बवाहु हुए हैं । 

पट्टावलीमे 'तदुक्त विक्रमप्रवन्धे! लिखकर जो दो गाथायें उद्धृत की गयो 
१. णक्‍त्तत्तो जसपालो पड़ू घुवसेण कंसआयरिओ । 

एयारसगघारी पच्र जणा ह्ोति पिहिद्वा ॥ -+जम्वृदीवपण्णत्ी १।६१६ 
३ इच्द्रतन्दि श्र तावतार, सूरत सस्करण, पृष्ठ १३। 
३५ सुभद्रश्च यश्ोसद्रो भद्रबाहुमेहायद्ा: । 

लोहायंशचेत्यमो श्ञेया. प्रयमाद्भाब्धिपारगा ॥ --महापुराण २ १४९ 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य : २१ 


है, उनमे बताया है कि वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष पश्चात्‌ विक्रमका जन्म हुआ। 
अभतएवं ४९२- ४७० -+ २२ अर्थात्‌ विक्रमके जन्मसे २२ वर्ष पोछे सुभद्रा चायंका 
अन्त हुआ | तत्वइंचात्‌ भद्बाहु द्वितीय पद्ासोन हुए | स्पष्ट है कि वि० स० 


२२ से वि० स० ४५ तक भद्गवाहु द्वितोयका समय आता है। 3 (7 रह 35 


सरस्वतीगच्छको पट्ठावलीमे इन्हे जातिसे ब्राह्मण बत्ताया है और इनकी +* 
आयु ७७ वर्षकी कही गयी है। इस पट्टावलोमे भद्रबाहुके तीन शिष्योके नाम 
आये हँ--गुप्तिगुप्त, भहुंद्‌वलि और विज्ञाखराचार्य | श्रुतकेवली भद्रबाहुके शिष्यका 
नाम भी विश्ञाखाचार्य था | नन्दिसघकी पट्टावलीमे भद्रबाहु द्वितीयके शिष्यका 
नाम लोहाचाय॑ वत्ताया गया है । द्वितीय भद्रवाहु और उनके शिष्य मृप्तिगुप्तकी 
स्थिति सर्वधा असा|दग्ध नही है। अतएवं श्वेताम्बर परम्पराके द्वितीय भद्रवाह 
दिगम्बर परम्पराके भद्रबाहु द्वितोयसे सर्वेथा भिन्‍त हैं। दिनम्बर भद्रबाहु 
पराहुमिहिरके भाई नही है । १७ 
श्रुतकेवली भद्रवाहुके गृरुका नाम गोवधंनाचार्य है। ये ही दिगुम्बर 
मुनियोका सघ छेकर दक्षिणको ओर गये थे भौर इन्हीका शिष्य चन्द्रगुप्त मोय 
“धा.। चन्द्रगुप्त मौयंके सम्बन्बमे हरिपेगकथाकोपमे भद्बबाहुका आस्यान भाया 
है। इसमें चन्द्रगुप्तकों उज्जयिन्रीका राजा बतलाया गया है। शिशुवाग वश 
और नन्दवशके राज्यम भी उज्जयिनीका राज्य सम्मिलित था । यद्यपि चन्द्रगुप्त 
मौयंकी प्रधान राजधानी प्राटलिपुत्रसे, थी, पर पदिचम ख़ण्डकी राजधानी 
उज्जप्रिनीमे स्थित थी । जुब भद्रबाहु उज्जयिनीमे पधारे उस समय उस नंगरमे 
महान्‌ श्लावक राजा चन्द्रगुप्त था। इससे अवगत होता है कि उस समय 
चन्द्रगुप्त उज्जयिनीमे गया हुआ था। यह जैन श्रमणोका बडा भक्त था और 
उनका ययोचित आदर-सत्कार करता था। म्रि० जॉज सी० एम० वल्डबुकन 
लिखा है--“चन्द्रगुप्त और _बिन्दुसार दानो जैन थे, किन्तु चन्द्रगृप्तके पोत् 
अशोकने बौद्धवर्म स्वीकार किया था ।* 
तिलोयपण्णत्तीमे वत्ताया है कि मुकुटघर राज।ओसे अन्तिम राजा चन्द्रगुप्तने 
जिनदीक्षा ग्रहण की थी । इसके पश्चात्‌ अन्य कोई मुकुटबर दोक्षित नही हुआ | 
मउडधरेसू चरिमो जिणदिक्ख धरिद चदगृत्तो य | 
तततो मउडधरा दुष्पव्वज्ज णेव गेण्हत्ति ॥८८ 





३ अजनननमन-«>««मक, 


_१४ कैलाशचन्द्र णास्त्री, जैन साहित्यका इतिहास, पूर्व पीठिका, वर्णी ग्रन्थमाला 
वाराणसी, पृष्ठ ३५२ । 
तिलोयपण्णत्ती ४१४८१ | 


२२ . तोर्थंकर महावीर ओर उनकी आचारय-परम्परा 


तिलोयपण्णत्तिके इस सन्दर्भसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्तका उल्लेख 
जिस प्रसगमे आया है वह प्रसग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। केवछो और श्रुत- 
केवलियोके मध्यमे चन्द्रगुप्तका निर्देश सामान्य नही है। अन्तिम केवलशञानी 
श्रीधर कुण्डलगिरिसे सिद्धिको प्राप्त हुए। चारणऋषियोमे अन्तिम सुपाइव॑ चन्द्र 
नामक ऋषि हुए.। अन्तिम प्रज्ञाभमण वज्यश ओर अन्तिम अवधिज्ञानो 
श्रीनामक ऋषि हुए। इसके पदचात्‌ मुकुटघरोमे अन्तिम चन्द्रगुप्तने जिनदीक्षा 


ग्रहण की | चन्द्रगुप्तका निर्देश करनेवालो गा याके पदचात्‌ श्रुतकेवली भद्ववाहुका 


नाम आया है| अतएव यह स्पष्ट है कि अन्तिम श्रुतकेवछी और मौर्य चन्द्रगुप्त 
ये दोतो समकालीन हैं ।) 


खारेलके हाथी गम्फावालें अभिलेखकी सोलह॒वी ,पक्तिका जायसवाल 
साहबने अध्ययन कर लिखा है <“जैन आगमोके इतिहासके और अधिक गहरे 
अध्ययनसे हम निर्णय करनेमे समर्थ होगे कि उक्त पंक्तिके किये गये तीन 
अर्थोमेसे कौन-सा अर्थ ग्राह्म है। किच्तु चन्द्रगुप्त मौयंके समयमे जन मूलग्रन्धोके सौयके समयमे जेल मुलग्रर 
विनाशको लेकर जेनपरम्परामे जो विवाद चलता है उसका लेखके उक्त पाठसे 
आइचयजनक समर्थन होता है। [इससे स्पष्ट है कि उडोसा जैनधर्मके उस 
सम्प्रदायका अनुयायी था, जिसने चन्द्रगुप्तके राज्यमे पाटलिपुत्रमे होनेवाली 
वाचनामें संकलित आगमोको स्वीकार नहीं किया शा ।3-2 
 ल्ञायसवालजीके उपयुक्त कथनसे यह ध्वनित्त होता है कि दिगम्बर और 
इवेताम्बर परम्परामे भव्रत्राहु श्रुवकेवलोके समयसे श्रुतका विच्छेद होनेकी जो 


पलक बदल का विट है श्रुतियां हैं वे मौयंकालसे सम्बद्ध है। अतएव भद्गवाहु श्रुतकैवलीका अस्तित्व 
चन्द्रगुप्त मौ्यके समयमे सिद्ध है | 
नन्दिसधकी प्राकृत पद्ठावलोसे भो उक्त कथनको पुष्टि हातो है। पदूटा- 


वलोमे वीरनिर्वाणसे लोहाचार्य तक ५६५ वर्षोका समय बताया है। अन्य 
ग्रन्योमे यह काल-६८३ वर्ष है। इस प्रकार कालगणनामे ११८ वर्षो का अन्तर 
आता है। यद्यपि तीन, केवली, पाँच श्रुतकेवलो ओर ग्यारह दशपृव॑धारो 
आचार्योकी कालगणनामे कोई अन्तर नही है । तो भी अहंद्बलिसे भूतबलि 
पर्यन्त पाँच आचार्योके दिये गये ११८ वर्षो मे ५० व श्रुतकेवलियोके भी 
सम्मिलित कर दिये जायें तो श्रुतकेवछो भद्रबाहु और चन्द्रगुप्तमौयंकी सम- 
कालीनता बन जाती है । 

हरिषेणक्ृत बृहत्‌कथाकोषमेः” श्रुतकेवली भद्रबाहुका जो आख्यान आया 
है उसमे बताया है कि “दु्िक्षके कारण श्रुतकेवली भद्रबाहु नवदीक्षित अपने 


जज ०णणन ग॑ छापबा 05558 रेटडटव०टा। 50069 एेबधा8 ९०), 3 ?, 236 
रे. बृहत्‌कथाकोष, भारतीय विद्याभवन बम्बई, सन, १९४३, प० ३१७-३१९ 


श्रुतधर ओर सारस्वताचार्य . २३ 


5 


शिष्य चन्द्रगुप्त सहित दक्षिणकी ओर चले | चन्द्रगुप्तका दीक्षा नाम विशास्रा- 
चार्य पडा | 'जब दुशिक्ष समाप्त हा गया तो विशाजाचारय समस्त संघके साथ 
दक्षिणापथसे मध्यदेशमे लौट आया। रामिल्ल, स्थविर और स्थूलभद्राचाय॑ 
तीनो दु्भिक्षकालमे सिन्धुदेशमे चले गये थे । ( उन्होने वहसि लौटकर बंत्तलाया 
कि उस देशके निवासी दुभिक्ष पीडितोके भयसे दिनमे भोजन नही कर पाते 
थे। अत्तएव वे रात्रिमे भोजन करते थे । उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग भी 
रातजिके समय हमारे घरसे पात्र लेकर आहार लें जाया करें। उन लोगोंके इस 
अनुरोधपर हमछोग रात्रिमे आहार लाकर, दिनमे भोजन करने लंगे। एक दिन 
एक कृशकाय निम्नंथ साधु हाथमे मिक्षापात्र लेकर श्रावकके घर गया | अन्ध- 
कारमे उस नग्नमुनिको देखकर एक गर्िणी श्राविकाकी भयके कारण गर्भपात 
हो गया । इसपर श्रावकोने माकर साधुओसे प्राथंना की--“समय बड़ा खराब 
है। जबतक स्थिति ठोक नही होती, तबतक आपलोग बाँगे हाथसे अद्धफालक- 
अधंवस्त्रकों आगे करके दाहिने हाथमे भिक्षापात्र लेकर रात्रिमे आहार लेने 
आया करें | जब सुभिक्ष हो जाय तब प्रायश्चित्त लेकर पुन. अपने त्तपमे सलग्न 
हो जाये ।” श्रावकोका उक्त वचन सुनकर यतिगण वेसा करने लगे। 


(जब सुभिक्ष हो गया तो रामिल्ल, स्थविर और स्थूलभद्राचायंने सकल 
सघको बुलाकर अद्ध वस्त्र छोड देनेका आदेश दिया भौर सभो विशाखाचार्यके 
पास गये और नेग्र॑ंन्थ्यरूप घारण किया । जिनको गुरुक वचन रुचिकर प्रत्तीत 
नही हुए उन शक्तिहीनोने जिनकल्प ओर स्थविरकल्पका भेद करके भद्ध- 
फालक सम्प्रदायका प्रचलन कियां)।' 


उपयुंक्त आख्यातका अन्य ऐतिहासिक सदर्भो मे अध्ययन्न करनेपर अवगत 
होता है कि स्थविर और स्थूलभद्र भद्रबाहुके समकालीन हैं | दिगम्ब्‌र प्रंपरामे 
श्रुतकेवली भद्रबाहुको जो स्थान प्राप्त है, श्वेताम्बर परम्परामे वही स्थान स्थूल- 
भद्गको प्राप्त है। खेताम्व्र सम्प्रदायकी आचायंपरम्पराका प्रारम्भ श्रुतफेवली 
भद्रवाहुसे ने होकर स्थूलभद्राचायंसे होता है। अतएवं सक्षेपमे यही कहा जा 
सकता है कि दिगम्बर आरातियोकी परम्परा श्रुतकेवली भद्गरवाहुसे प्रारम्भ 
होती है । इस परम्पराके आचायंसि भेद करना शवय नही है, क्योकि सभो 
आचार्यो ने गौतम गणघर द्वारा ग्रथित श्रुतका ही विवेचन किया है। विषयवस्तु 
वही रही है, जिसका निरूपण तीर्थंकर महावीरकी दिव्यध्वनि द्वारा हुआ है। 
विभिन्‍्त समयोमे उत्पत्न होनेके कारण इन आचार्योनि केवल द्रव्य, क्षेत्र, काल 
ओर भावके अनुसार अभिव्यञ्जना शक्तिका ही रूपान्तर किया है। तथ्य 
समान होते हुए भी कथन फरनेकी प्रक्रिया भिन्‍न है । हम सुविधाकी दृष्टिसे 


२४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


१ 


दिगम्बर आरातियोको परम्पराको निम्नलिखित पाँच भागोमें विभक्त कर 
विवेचन उपस्थित करेंगे । 


१ श्रुतघराचायं । 

२ सारस्वताचाय॑ | 

३ प्रबुद्धाचाये । 

४. परम्परापोषकाचार्य । 

५. कवि और लेखक--आचाये तुल्य । 

१ श्रुतघराचार्यंसे अभिप्राय हमारा उन आचार्यो से है, जिन्होने सिद्धान्त, 
साहित्य, कमंसाहित्य, अध्यात्मसाहित्यका ग्रथन दिगम्बर आचार्यो के चारित्र 
और गुणोका जीवनमे निर्वाह करते हुए किया है। यो तो प्रथमानुयोग, करणा- 
नुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगका पूर्व परम्पराके आधारपर ग्रन्थरूपमे 
प्रणयन करनेका कार्य सभी आचाय॑ करते रहे हैं, पर केवली और श्रुत्त- 
केवलियोकी परम्पराको प्राप्त कर जो अग या पूर्वो के एकदेशज्ञाता आचार्य 
हुए हैं उनका इततिवृत्त श्रृतधर आचार्यों को परम्पराके अन्तमंत्त प्रस्तुत किया 
जायगा ।अत्तएव इन आचायमें गृुणघर, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतवलि, अति- 
वुष॒म, उच्चारणाचायं, आयंमक्षु, नागहस्ति, कुन्दकुन्द, गृद्धपिच्छाचायें ओर 

. वष्पदेवकी गणना की जा सकती है)। 

*  श्रतधराचायं युगसस्थापक और युगान्तरकारी आचायं है। इन्होने प्रतिभाके 
क्षीण होनिपर नष्ट होतो हुई श्रुतपरम्पराको मृत्त रूप देनेका कार्य किया है। 
यदि श्रुतधर आचाय॑ इस प्रकारका प्रयास नही करते तो आज जो जिनवाणी 
अवशिष्ट है, वह दिखलायी नहीं पडती। श्रुतधराचाय दिगम्बर आचार्यों के 
मूलगृण और उत्तरगुणोसे युक्त थे और परम्पराको जीवित रखनेको दृष्टिसे वे 
ग्रन्थ-प्रणयनमे सलग्न रहते थे । शुतकी यह परम्परा अ्थंश्रुत और ब्र॒व्यश्रुतके 
रूपमे ई० सन्‌ पूर्वकी शताब्दियोसे आरम्भ होकर ई० सनकी चतुर्थ-पसम 
शताब्दी त्क चलत्ती रही है | अतएवं श्रुतधर परम्परामे कमंसिद्धान्त, छोका- 
नुयोग एवं सूत्र रूपमे ऐसा निबद्ध साहित्य, जिसपर उत्तरकालमे टीकाएँ, विवृ- 
त्तियाँ एव भाष्य लिखे गये हैं, का निरूपण समाविष्ट रहेगा । 

२. सारस्वताचायंसे हमारा अभिप्राय उन आचार्योसे है, जिन्‍्होने प्राप्त हुई 
श्रुतपरम्पराका मोलिक ग्रन्थप्रणयन और टीका साहित्य द्वारा प्रचार और 
प्रसार किया है। इन आचार्यो मे मौलिक प्रतिभा तो रही है, पर श्रुतघरोके 
समान अग ओर पूर्व साहित्यका ज्ञान नही रहा है |(इन आचायों मे समन्तभद्र 
पुज्यपाद-देवनन्दि, पात्रकेसरी, जोइन्दु, ऋषिपुत्र, अकलके, वीरसेन, जिनसेन, 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य . २५ 


मानतुग, एलाचार्य, जटानिहनन्दि, वीरनन्दि, विद्यानन्द आदि आचायें परि- 
गणित हैं॥ 


३ प्रवुद्धाचायंसे हमारा अमिप्राय ऐसे आचार्यो से है, जिन्होने अपनी 
प्रतिभा द्वारा ग्रन्थप्रणयनके साथ विवृत्तियाँ और भ्य भी रे है। यद्यपि 
सारस्वत्ताचाये और प्रवुद्धाचाय दोनोमे ही प्रतिश्यका वाहल्य है, पर दोनोकी 
प्रतिभाके तागतम्यमे अन्तर है। जितनी सूक्ष्म निरूपणशक्ति सारस्वताचार्यों- 
में पायी जाती हे, उतनी सूक्ष्म निरूपणण वित प्रव॒ुद्धाचार्यों में नही है । कल्पना- 
की रमणीयत्ा या कल्पनाको उडान प्रवुद्धाचायों में अधिक है, भौर इस श्रेणीके 
सभी आचाये प्राय कवि है । इनफा गद्य ओर पद्म भी अल्कृत जबेलीका है। 
अत अभिव्यञ्जनाकी सशक्त काव्यशक्तिके रहनेपर भी सिद्धान्तनिरूपणकी 
वह क्षमता नही हे, जो क्षमता सारस्वताचाय या श्रुत॒व॒राचार्यो में पायी जाती 
है । इस श्रेणीके आचार्यो म जिनसेन प्रथम, प्रभाचन्द्र, नरेन्द्रसेन, भावसेन, आये- 
नन्दि, नेमिचन्द्रगणि, पद्मनन्दि, वादीभगह, हरिषेण, वादिराज, पद्मनन्दि-जन्वू- 
ह्ोपपण्णत्तीका र, महासेन, सोमदेव, हस्तिमलल्‍्ल, रामसिह, तयनन्दि, माघवचन्द्र - 
त्रेविद्य, विश्वसेन, जयसेनाचार्य द्वितीय, अनन्तवीयं एं4 इन्द्रनन्दि आदिको 
गणना की जा सकती है। इन आचार्यो ने पदयात्रा द्वारा भारतका भ्रमण किया 
और अपभश्रंश एवं सस्कृत आदि भाषाओमे ग्रन्थ-र्चना की 


४ परम्परापोषक आचायेसे हमारा अभिप्राय उन भट्टा रकोसे है जिन्होने 
दिगम्बर प्रम्पराको रक्षाके लिए प्राचीन आचार्या द्वारा निर्मित ग्रन्थोके आधार:* 
पर अपने नवीन ग्रन्थ लिखे। सारस्व्रताचायं और प्रवुद्धाचार्यमे जैसी मौलिक 
प्रतिभा समाविष्ट थी, वेसी मौलिक प्रतिभा परम्परापोषक आचार्यो म नही पायी 
जाती | नयी सम्भावनाओका विक्रास इन आचार्यों द्वारा नही हो सका है। 
पिष्टपपेषणका कार्य ही इन आचार्यो के द्वारा हुआ है। यो तो सस्क्ृति निर्मो- 
ताओके रूपमे अनेक परम्परापोषक आचार्य आते है, पर वाड मय-सृजनको 
मौलिक प्रतिभा और अध्ययन-गाम्भीय॑ प्राय इन्हे प्राप्त नही था | घती-मानी 
शिष्योसे वेष्टित रहकर, मन्‍्त्र-तन्त्र या जादू-टोनेको चर्चाएँ कर, जनसाधारण- 
को ये अपनी ओर आक्ृष्ट करते रहते थे। धम्मप्रचार करना, जनसाधारणको 
धर्मके प्रति श्रद्धालु बनाये रखना एवं सरस्वतोीका सरक्षण करना प्राय परम्परा- 
पोषक आचार्यों का लक्ष्य हुआ करता था । यही कारण है कि इन आचार्यो 
द्वारा गहियो पर समृद्ध ग्रन्थागार स्थापित किये गये। मौलिक ग्रन्थ-प्रणय्तर्क 
साथ आष॑ और मान्य कवियों एवं श्रुतधरों द्वारा रचित वाड मय, काव्य एवं 
आध्यात्मसाहित्यकी प्रतिलिपियाँ भी इनके तत्त्वावधानमे प्रस्तुत की गयी हैं । 


२६ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रम्परापोषक आचार्यो ने युगानुसार रचनाएँ न लिखकर धर्मप्रचाराथ॑ 
कथाकाव्य या दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थोका प्रणयन किया है। धर्म और सस्क्वतिके 
दायित्वका निर्वाह रूगमग पाँच छह सौ वर्षो तक इन आचार्यो के द्वारा होता 
रहा है। ये आचारय आरम्भमे निश्चयत निस्पृही, त्यागी, ज्ञानी एवं जितेन्द्रिय 
थे | स्वय विद्वान होनेके साथ मनीषी विद्वाचुका सम्पोषण भी इन्हीकी गदहियोसे 
होता था। परम्परापोषक आचार्यों का लक्ष्य ग्रन्थोके सख्याबाहुलयपर था, 
मौलिक रचनाकी ओर नही । 


हि.स श्रेणीके आचार्यो मे भास्करनन्दि, सकलकौरति, वामदेव, सिंहसूरि, 
ल्लषेण, श्रुतसागर, अजितसेन, वद्धंमानभट्टा रक, ज्ञानकोत्ति, ब्रह्मनेमिदत्त, 
वादिचन्द्र, सोमकीति, विवुधश्रीधर, अमरकी ति, देवचन्द्र, यश कीति, हरिचन्द्र, 
तेजपाल, पूर्ण भद्र, दामोदर, त्रिविक्रम, ज्ञानकीति, विद्यानन्दि, ब्रह्मश्रुतसागर, 
पद्मनन्दि, नेमिचन्द्र, सहस्नकोति, जिनेन्द्रभूषण, धर्मभूषण, गुणचन्द्र, शुभचन्द्र, 
शुभकी ति, देवेन्द्रकोति, चारित्रभूषण, नागदेव, चन्द्रकोति, जयकीति, सुमत्ति- 
सागर, अरुणमाण, श्रीनन्दि, श्रीचन्द्र, कमलकीति भादि प्रमुख हैं|) इन 
आचार्यो ने निम्नलिखित रूपमे वाडमयकी सेवा की है-- 

१. पौराणिक चरित्त-काव्य 

२. लघुप्रबन्ध कथाकाव्य 

३ दूत-काव्य 

४ न्याय-दर्शेंन विषयक साहित्य 

५ अध्यात्म-साहित्य 
६ प्रबन्धात्मक प्रशस्तिमूलक ऐतिहासिक काव्य 

७. सन्धान-काव्य 

८ सूक्ति आचारमूलक काव्य 

९. स्तोत्र और पूजाभक्ति साहित्य 

१०, नाटक 

११. विविध विषयक समस्यापूर्त्यात्मक काव्य 

१२ सहिता-विषयक साहित्य 

कवि ओर लेखक--दिगम्बर परम्पराके श्रुत॒का सरक्षण और विस्तार 
आचायों के अतिरिक्त गृहस्थ लेखक और कवियाने भी किया है । पंडित आशा- 
घर जैसे बहुश्रुतज्ञ विद्वानु इस परम्परामे हुए हैं। जिन्होने मौलिक रचनाओके 
धाथ अनेक ग्रन्थोके टोका और टिप्पण भी लिखे हैं। महाकवि रइध्‌, असग, 
हरिचन्द आदिने भी रचनाएँ छिखकर आरातीय परम्पराके विकासमे योगदान 


श्रुत॒घर और सारस्वताचार्य . २७ 


दिया है | आचाय॑ जिनसेन, महाकवि पुष्पदल्तकी परम्पराका विकास विभिन्न 
भाषाओ द्वारा रचित वाइुमयके आधारपर किया है। प्रवुद्ध आचार्यो ने जिन 
पौराणिक महाकाव्योके रचनातस्त्रका प्रारभ किया था, उस रचनातन्त्रका 
सम्यक्‌ विकास इन कवियोके द्वारा हुआ | सस्द्वत, अपश्रंश, हिन्दी, गुजराती, 
मराठी, कन्नड, तमिल, तेलगु आदि भाषाओमे कवियो और लेखकोने सिद्धान्त 
और आचारविषयक रचनाएँ लिखकर श्रुतपरपराका विकास किया है। ये 
लेखक और कवि भी वाडमयके स्रष्टा और संवद्धंक हैं । 

(इस श्रेणीके कवि और लेखकोमे असग, हरिचन्द, अहंद्दास आशाघर, धमे 
धर, दोडय, जगन्ताथ, लक्ष्मीचन्द्र, रामचन्द्र मुमुक्षु, पद्मनाभ कायस्थ, वनारसी- 
दास, पडित रामचन्द्र, ब्रह्मकामराज, रूपचन्द्र, रूपचन्द्र पाण्डेय, हरपाल, 
केशवसेन, अक्षयराम, देवदत्त, पडित धरसेन, शिवभिराम, ब्रह्मराजमल 
आदि प्रमुख है। साधारणत इन कवि और लेखकोमे अधिकाशका सबन्ध 
भट्टा रकोके साथ है |; यह भो सभव है कि इसमेसे दो चार कवि या छेखक 
भट्टारक भी रहे हो, पर रचनाओसे इनका जीवन सासारिक गृहस्थके समान ही 
प्रतीत होता है। इसो कारण हमने इनकी गणना कवि और लेखकोमे को है । 


श्रुतधराचार्य 


आजाये गुणघर और उनकी रचनाएँ 

श्रतधराचार्यो की परपरामे सर्वप्रथम आचार्य॑ गुणघरका नाम आता है। 
गुणधर और धरसेन दोनो ही श्रुत-प्रतिष्ठापकके रूपमे प्रसिद्ध हैं | गुणघर आचार्य 
घरसेनकी अपेक्षा अधिक ज्ञानी थे । गुणधरको 'पञुचमपूवंगत पेज्जदेसिपाहुड' 
का ज्ञान प्राप्त था और घरसेनको 'पूवंगत कम्मपयडिपाहुड' का । इतना ही नही, 
किन्तु गुणघरको 'पेज्जदोसपाहुड के अतिरिक्त 'महाकम्मप्यडिपाहुड'का भी शान 
प्राप्त था, जिसका समर्थन 'कसायपाहेंडे से होता है। 'कसायपाहुड'मे बन्ध, 


5 


सक्रमण, उदय और उदीरणा जैसे पृथक अधिकार दिये गये हैं। ये अधिकार 
'महाकम्मपयडिपाहुड'के चौबीस अनुयोगद्वा रौमेसे क्रमश" षष्ठ, द्वादश और दशम 
अनुयोगद्वारोसे सबद्ध है। महाकृम्मप॒यडिपाहुड'का चोबीसवां अल्पबहुत्व नामक 
अनुयोगह्वार भी 'कसायपाहुड के सभी अर्थाधिकारोमे व्याप्त है। अतः स्पष्ट है 
कि आचाय॑ गुणधर 'महाकम्मंपयडिपाहुड'के ज्ञाता होनेके साथ 'पेज्जदोसपाहुड' 
के ज्ञाता और 'कसायपाहुडे'के रूपमे उसके उपसहारकर्ता भी थे। पर 'उक्ख- 
डागम की घवलों-टोकाके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात नही होतो कि धघरसेन 'पेज्ज- 
दोसपाहुड'के ज्ञाता थे । अतएव आचाय॑ गुणघरको_ द्विगबर परपरामें लिखित 
रूपमे प्राप्त श्रुतका प्रथम श्रुतकार माना जा सकता है। घरसेनने किसी ग्रत्थकी 


२८ तीथैकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


रचना नही की | जबकि गृणघ्रने 'पेज्जदोसपाहुड'की रचना की है। जयघवलाके 
मंगलाचरणके पच्चसे ज्ञात होता है कि आचार्य गुणघरने कसार्यपोहुडका गाथाओ 
द्वारा व्याख्यान किया है। 
जेणिह कसायपाहुडमणेयणयमुज्जल अणत्तत्वं । 
गाहाहि विवरियं त्त गुणहरभडारय वदे ॥ ६॥ 
इसके अनन्तर आचारये वीरसेनने लिखा है--ज्ञानप्रवादपुर्वके निर्मल दसवें 
वस्तु अधिकारके तृत्तोय कसायपाहुडरूपी समुद्रके जलसमूहसे प्रक्षाल्ति मत्ति- 
जशञानरूपी नेत्रधारो एवं िभुवन-प्रत्यक्ष्षानकर्ता गृुणधर भट्टारक हैं और 
उनके द्वारा उपदिष्ट गाथाओमे सम्पूर्ण कसायपाहुडका अर्थ समाविष्ट है [आचायय॑ 
वीरसेनने उसी सदर्भमे आगे लिखा है कि तीसरा कषायप्राभुत महासमुद्रके 
तुल्य है और आचाय॑ गुणघर उसके पारगामो हैं 
(द्वीरसेनाचार्यके उक्त कथनसे यह ध्वनित होंता है कि आचार्य गृणघर पू्व- 
विदोकी परम्परा मे सम्मिलित थे, किन्तु धरसेन पूर्वविद्‌ होते हुए भी पूर्व॑विदो- 
की परम्परामे नही थे । एक अन्य प्रमाण यह भी है कि घरसेनकी अपेक्षा गुणधर 
अपने विषयके पूर्ण ज्ञाता थे। मत यह माना जा सकता है कि गुणधर ऐसे समय- 
मे हुए थे जब पूर्वो के आशिक ज्ञानमे उत्तनी कमी नही आयी थो, जित्तनी कमी 
घरसेनके समयमे आ गयी थी । अतएव गृणधर घरसेनके पूर्व॑वर्त्ती है) ॥ 


समय-विचार 


आचार्य गुणघरके समयके सम्बन्धमे विचार करनेपर ज्ञात होता है कि 
इनका समय घरसेनके पूर्व है। इन्द्रनन्दिके श्रुतावत्तारमे लोहायं तककी गुरु- 
परम्पराके पश्चात्‌ विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त और भहंद्वत्त इन चार आचार्यो- 
का उल्लेख किया गया है। ये सभी भाचाय॑ अगो ओर पूर्वो के एकदेशज्नात्ता 
थे। इनके पदचात्‌ अहंद॒लिका नाम आया है। अहंद्वलि बडे भारी सघनायक 
थे। इन्हे पुव॑देशके पुण्ड्रवधेन८ रका निवासी कहा गया है | इन्होने पञचवर्षीय 
युगप्रतिक्रमणके समय बडा भारी एक यत्ति-सम्मेलन किया, जिसमे सौ योजन 
तकके यत्ति सम्मिलित हुए | इन यतियोको भावनाओसे अहंद्वलिने ज्ञात किया 
कि अब पक्षपातका समय आ गया है। अत्तएव इन्होने नन्दि, वीर, अपराजित, 
देव, पञ्चस्तृप, सेन, भद्र, गुणधर, गुप्त, सिंह, चन्द्र आदि नामोसे भिन्‍न-भिन्‍न 
सघ स्थापित किये, जिससे परस्परमे धर्मंवात्सल्यभाव वृद्धिगत हो सके । 
सघके उक्त नामोसे यह स्पष्ट होता है कि गुणघरसघ आचार्य गृणधरके 
नाम अत गु अहंद्वलिके गत उनसे. भी 
नाम पर ही था | अत गृणधुरका समय लिके समकालीन या उनसे 


ाणथछक। 4० 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य . २९ 


पूर्व होना चाहिए। इन्द्रनन्दिको गुणघर और धरसैनका पूर्व या उत्तरवत्तित्व 
ज्ञात नही है। अतएब उन्होने स्वयं भपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए लिखा 
है-- 
गुणधरघरसेनान्वयगुर्वों. पूर्वापरक्रमोष्स्माभि | 
न॒ज्ञायते तदन्‍्वयकथकागममुनिजनाभावात्‌ ॥ १५१ ॥? 


अर्थात्‌ गुणघर और धरसेनकी पूर्वापर गुरुपरम्परा हमे ज्ञात नही है क्योकि 
इसका वृत्तान्त न तो हमे किसी आगममे मिला और न किसी मुनिने ही 
बतलाया | 

स्पष्ट है कि इन्द्रतन्दिके समय तक आचार्य गुणघर और घधरसेनका पूर्वापर- 
वत्तित्व स्मृतिके गर्भभे विछीन हो चुका था । पर इतला स्पष्ट है कि अहंद्ृलि 
द्वारा स्थापित सधोमे गुणघधरसघका नाम आया है । नन्दिसघकी प्राकृत पट्टावली 
में अहंद्लिका समय वीर निर्वाण स० ५६५ अथवा वि० स॒० ९५ है| यह स्पष्ट 
है कि गुणधर अहंहलिके पूर्ववर्त्ती हैं, पर कितने पूर्ववर्त्ती हैं, यह निर्णयात्मक 
रूपसे नही कहा जा सकता | यदि गृणधरकी परम्पराको ख्याति प्राप्त करनेमे 
सौ वर्षका समय मान लिया जाय तो 'छक्खड़ागम' प्रवचनकर्ता .धरसेनाचार्य- 
से 'कसायपाहुड'के प्रणेता गृणघराचार्यका समय लगभग दो सौ वर्ष पु सिद्ध 
हो जाता है। इस प्रकार आचार्य गुणघरका समय चवि० पु० प्रथम शताब्दी 
सिद्ध होता है । 

हमारा यह अनुमान केवछ कल्पना पर आधृत नही है । अर्हईद्वलिके समय 
तक गुणधरके इततने अनुयायी यत्ति हो चुके थे कि उनके नामपर उन्हे सघकी 
स्थापना करनी पडी | अतएव अहुद्वलिको अन्य संघोके समान गुणघर सधको 
भी मान्यता देनी पडो। प्रसिद्धि प्राप्त करते और अनुयायो बनानेमे कमसे कम 
सौ वर्षका समय तो लग हो सकता है। अत. गुणघरका समय घरसेनसे कमसे 
कम दो सौ वष पूर्व अवब्य होना चाहिये। 

इनके गुरु आदिके सम्बन्धमे कोई जानकारी प्राप्त नही होती है । गुणघरने 
इस ग्रस्थकी रचना कर आचार्य नागहस्ति और आर्यमक्षुकी ,इसका व्याख्यान 
किया था। अत्तएव इनका समय उक्त आचाग्रेसि पूर्व है। छक्खडागमके सूत्रो- 
के अध्ययनसे भी यह अवगत होता है कि 'पेज्जुद्रोसपाहुड का प्रभाव इसके, 
सूत्रो पर है। भाषाकी दृष्टिस भी छक्‍्खडागमकी भाषा कसायपाहुडकी भाषाकी 


१ इन्द्रनन्दि, श्रुतावतार पद्चय १५१. 


३० तोथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अपेक्षा अर्वाचीच है। अत गुगधरका समय वि० पु० प्रथम शताब्दी मानना 
सवथा उचित है । जयघवलाकारने लिखा है-- 


“पुणों त्ताओ चेव सुत्तगाहाओ आइरियपरपराए आगच्छमाणीओ अज्जम- 
खुणागहत्थीण पत्ताओ | पुणो तेसि दोण्ह पि पादमूले असोदिसदगाहाण गुणहर- 
मुहकमलविणिग्गयाणमत्थ सम्म सोऊण जयिवसह॒भडारएण प्रवयणवच्छलेण 
चुण्णिसुत्त कय ।" 


अर्थात्‌ गुणधराचायके द्वारा १८० गाथाओमे कसायपाहुडका उपसहार कर 
दिये जाने पर वे ही सूत्रगाथाएँ आचाय॑परम्परासे आती हुईं आयमक्षु और 
नागहस्तिको प्राप्त हुईं। पश्चात्‌ उच्त दोनो ही आचार्यों के पाद्मूलमे बेठकर 
गुणधराचार्यके मुखकमलसे निकली हुई उन १८० गाथाओके अथको_ भले 
प्रकारसे श्रवण करके प्रवचनवात्सल्यसे प्रेरित हो यतिवृषभ भद्टारकने 
उनपर चृण्णिसूत्रोकी रचना की । इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि आचार्य गुणधरने 
महान्‌ विषयको सक्षेपमे प्रस्तुत कर सून्रप्रणालीका अवत्तन कया । गुणध्र 
दिगम्बर परम्पराके सबसे पहले सूत्रकार है । 


रचना है 22 ल हह, 


गुणधराचार्यने 'कुसायपाहुड', जिसका दूसरा नाम 'पेज्जदोसपाहुड' भी है, 
की रचना की है | १६००० पद प्रमाण कसायपाहुडके विषयको सक्षेपमे एकसौ 
अस्सी गाथाओमे ही उपसहत कर दिया है। 


पेज्ज' शब्दका आर्थ राग है। यत्त" यह ग्रन्थ राग और हेषका_निरूपण 
करता है। क्रोधादि कषायोको रागद्वेष पर्णिति और उनकी प्रकृत्ति, स्थिति 
अनुभाग एव प्रदेशजबन्ध सम्बन्धी विशेषताओका विवेचन ही इस ग्रन्थका मल 
वर्ण्य विषय है। यह ग्रन्थ सृतरशेलीमे निबद्ध है। (गुणधरने गहन और विस्तृत् 
विषयको अत्यन्त सक्षेपमे प्रस्तुत कर सूत्रपरम्पराका आरभ किया है । उन्होने 
अपने ग्रन्थके निरूपणकी प्रतिज्ञा करते हुए गाथाओको सुत्तगाहा कहा है-- 
गाहासदे असीदे अत्थे पण्णरसधा विह॒ृत्तम्मि | 
चोच्छामि सुत्तगाहा जयि गाहा जम्मि अत्यम्मि॥ २ ॥* 
स्पष्ट है 'कसायपाहुड'की शेली गाथासूत्र शैली है। प्रदन यह है कि इन 
गाथाओको सूत्रगाथा कहा जाय अथवा नही ? विचार करनेसे ज्ञात होता है 
कि 'कसायपाहुड' की गाथाओमे सूत्रशलीके सभी लक्षण समाहित है। इस 


१ कसायपाहुडसुत्त, भाग १ पृ० ८८ 
१ कसायपाहुच्सुत्त, गाथा २ 





श्रुतधर ओर सारस्वताचार्य ४ ३१ 


ग्रन्थकी जयूधवला-टीकामे आचार्य वीरसेनने आगमदष्टिसे सूत्रशेलीका लक्षण 
बतलाते हुए लिखा है-- हे 
सुत्त गणहरकहिय तहेय पत्तेयबुद्धकहिय च। 
सुदकेवलिणा कहिय अभिष्णदसपुव्विकहिय च ॥* 

अर्थात्‌ जो गणघर, प्रत्येकबुद्ध, श्रुतकेवली ओर अभिन्‍नदसपृतियों द्वारा 
कहा जाय वह सूत्र है । 

अब यहाँ प्रदन यह है कि गुणधर भट्टारक न तो गणधर हैं, न प्रत्येकवबुद्ध 
है, न श्रुतकेवली हैं और न अभिन्‍नदशपूर्शी है। अत पूर्वोक्‍त लक्षणके अनुसार 
इनके द्वारा रचित गाथाओको सूत्र कैसे माना जाय ? इस दकाका समाधान 
करते हुए आचार्य वीरसेनने लिखा हैं कि आगमदृष्टिसे सूत्र न होने पर भी 
शेलीकी दृष्टिसि ये सभी गाथाएँ सूत्र है--'इदि वयणादो णेदाओं गाहाओ सुत्त 
गणहर-पत्तेयबुद्ध-सुदकेवलि-अभिण्णदसपुव्बीसु गुणह रमडा रयस्स अभावादो, ण, 
णिद्दोसप्पक्खरसहेउपमाणेहि सुत्तेण सरिसत्तमत्यि त्ति सुत्तत्तुवलभादो ॥' भर्थात्‌ 
गृणघर भट्टारककी गाथाएं निर्दोष, अल्पाक्षर एवं सहेतुक होनेके कारण संत्नके 
समान है । 

सूजशब्दका वास्तविक अर्थ बीजपुद है। तीर्थंकरके मुखसे निस्‍्सुत वीज- 
पदोको सूत्र कहा जाता है और इस सूत्रके द्वारा उत्पन्न होनेवाला ज्ञान सूत्र- 
सम कहलाता है-- 

'इंदि वयणादों तित्थयरवयणविणिग्गयबीजपद सुत्त | तेण सुत्तेण सम वद्ृदि 
उप्पज्जदि त्ति गणहरदेवम्मि ट्विदसुदणाण सुत्तसम' ।* 

बन्धन अनुयोगद्वा रमे सूत्रका अर्थ श्रतकेवली या द्वादशागरूप शब्दागम 

लिया गया है और श्रुतकेवलीके समान श्रुत्तज्ञानकों भी सृत्रसम कहा है, पर 


ज>हभ >भज+++ ५. 


कृतिअनुयोगद्वा रमे जो सूत्रकी परिभाषा बत्तलायां गयी है. उसके अनुसार 
हादशागका सूत्रागममे अन्तर्भाव न होकर ग्रन्थागममे अन्तर्भाव होता है। यत्त 
कृतिअनुयोगद्वा रमे गणधर द्वारा रचे गये द्रव्यश्रुतको ग्रन्थागम कहा है | 
आचाय॑ वीरसेनका अभिमत्त है कि सूत्रकी समग्र परिभाषा जिनेन्द्र द्वारा 
कथित अर्थपदोमे ही पायी जाती है, गणधरदेवके द्वारा ग्रथित द्वादशागमे 
नही । इस विवेचनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि गुणधर आचार्य द्वारा 
विरचित 'कसायपाहुड' मे आगमसम्मत सूत्रकी परिभाषा घटित नही होत्ती, पर 





१ जयघवलाटीका, प्रथम खण्ड, पृ० १५३ 
२ कृति अ० घ० आ० पृ० ५५६। 


३२ तोथ्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


सूत्रशेीके समस्त लक्षण इसमे समाहित है। आचार वीरसेनने जयघवलामें 
'कसायपाहुड' को सूत्रग्रन्थ सिद्ध करते हुए लिखा है-- 

पहब सब्ब पि सुत्ततवखण जिणवयणकमलविण्णिग्गयअत्थपदाण चेव 
सभवइ, ण गणहरमुह॒विणिग्ययगथरयणाए, तत्थ महापरिमाण त्तुतवलभादो; ण; 
सच्च (सुत्त) सारिच्छमस्सिदूण तत्थ वि युत्तत्त पडि विरोहाभावादो ।”* 


अर्थात्‌ सृत्रका सम्पूर्ण लक्षण तो जिनदेव॒के मुखकमलसे निस्सृतत अर्थपदोमे 


ललिलीअआ ७» 


ही सभव है, गणधरके मुखकमलूसे निकली शव नही; क्योकि गृणधर- 


गे >+ ल्‍५+-+> 


की रचनाओमे महापरिमाण पाया जाता हैं ।हुतना होनेपर भी गणधरके वचन 


बज. ० >« 


भी सत्रके समान होनेके कारण सूत्र कहलाते हैं। अत' उनकी ग्रन्थरचनामें भी 
सृत्रत्वके प्रति कोई विरोध नही है। गणधरवचन भी वीजपदोके समान सूच- 
रूप है। अतएवं गुणधर भट्ठारककी रचना 'कसायपाहुड'मे सृत्रशलीके सभी 
प्रमुख लक्षण घटित होते है, यहाँ विश्लेषण करनेपर निम्नलिखित सूच्रलक्षण 
उपलब्ध है-- 

१ अथंमत्ता 

२ अल्पाक्षरता 

३ असदिग्धता 

४. निर्दोषता 

५. हेतुमत्तत्रा 

६ सारयुक्तता 

७ सोपस्कारता 

८. भनवद्यता 

९, प्रामाणिकता 


स्पष्ट है कि कसायपाहुडकी गाथाओकी शेली सूत्रशली है। इस ग्रन्थमें 

१८० + ५३० २३३ गाथाएँ हैं। इनमे १२ गाथाएँ सम्बन्धज्ञापक हैं, छ' गाथाएँ 
अद्धापरिमाणका निर्देश करती हैं ओर ३५ गाथाएँ सक्रमणवृत्तिसे सम्बद्ध 
हैं। जयधवलाके अनुसार ये समस्त २३३ गाथाएँ आचाय॑ गृणघर द्वारा विरचित 
_है। यहाँ यह शका स्वभावत उत्पन्न होती है कि जब ग्रन्थमे २३३ गाथा 
थी, तो भ्रन्थके आदिमे गुणघराचार्यने १८० गाथाओका ही क्यो निर्देश किया ? 
(आचाय॑ वीरसेनने इस शकाका समाधान करते हुए बताया है कि १५ अधिकारो- 

में विभक्त होनेवाली गाथाओकी सख्या १८० रहनेके कारण गृणघराचार्यने 





१ जयधबला, प्रथम भाग, पु० १५४ 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ३३ 


१८० गायाओको सख्या निदिष्ट की है। सम्बन्ध-गायाएँ तथा अद्वापरिमाण- 
निर्देशक गाथाएँ इन १५ अधिकारोमे सम्मिलित नही हो सकती हैं। अत. उनकी 
सख्या छोड दी गयी है । 

आचार्य वीरसेनने पुत्र धाका उपस्थित की है कि सक्रमण-सम्बन्धी २५ 
गाथाए' बन्धक नामक अधिकारमे समाविष्ट हो सकती हैं, तब क्यो उनकी 
गणना उपस्थित नहीं की ? इस शकाका समाधान करते हुए उन्होने लिखा है 
कि प्रारंभके पांच अर्थाधिकारोंमे केवल तीन ही गायाएं हैं और उन तीन 
गाथाओंसे निवद्ध हुए पाँच अधिकारोमेसे वन्चक नामक अधिकास्से हो उक्त 
३५ गाथाए सम्बद्ध है। अतः इन ३५ गाथाओकों १८० गाथाओंकी सम्यामे 
सम्मिलित करना कोई महृत्त्वकी वात नही है। हमारा अनुमान है. कि जिन 
५३ गाथाओकी गणना आचारय॑ गुणघरने नही की है वे गायाएँ समवत* नाग- 
हस्तिद्वारा विरचित होनी चाहिए | हमारे इस अनुमानकी पुष्टि जयघवलासे 
भी होती है। जयघवलाभे"' मतान्तस्मे उक्त ५३ गायाओको नागहस्तिवृतत 
माना है। न्‍ हि ४ 
एक वात यह भी विचारणीय है कि सम्बन्धनिर्देशक १२ गाथाओं औ> 
अद्धापरिमा्णनर्देशक छः गायाओ पर यतिवृषभके चूतिसूत्र भी उपलब्ध नही 
हैं | यदि ये गाथाए' गुणघर भट्टारक द्वारा विरचित होती तो यत्तिवुषभ इनपर 
अवश्य ही चूणिसूत्र लिखते | दूसरी बात यह कि सक्रमणसे सम्बद्ध ३५ गायाओ- 
मेसे १३ गाथाएं शिवशर्म रचित कमंप्रकृतिमे भी पायो जाती हैं ) यह सत्य 
है कि उक्त तथ्योंसे ५३ गाथाओंके रचयिता नागहस्ति सिद्ध नही होते ते, पर 
इसमे आशका नही कि उक्त ५३ गाथाएँ गृणधर भट्टारक द्वारा विरचित नही | 
यद्यपि आचाय॑ वीरसेनने व्याख्याकारोंके मत्तोको स्वीकार नही किया है तो भी 
समीक्षाकी दृष्टिसे ५३ गाथाओको गुणघर भट्टारक द्वारा विरचित नही माना 
जा सकता है। रचनाशलीकी दृष्टिसि १८० गाथाओकी अपेक्षा ५३ गाथाओोकी 
शेली भिन्न अतीत होती है) एक अनुमान यह भी है कि आचार्य गुणघरने १८० 
गाथाओको १५ अधिकारोमे विभक्‍त करनेवाछी प्रतिज्ञा नही की है। उनकी 
प्रतिज्ञा तो यह होनी चाहिए थी कि सोलह हजार पद प्रमाण कपायप्राभूतको 
एक-सी अस्सी गाथाओमे सक्षिप्त करता हूँ | वस्तुत गुणघराचार्य कपाय- 


502 4 टी अ 20 कर अर क की ज क 

* असीदिसदगाहाओ मोत्तूण अवसेससबंधद्धापरिमाणणिहेससक्रमणगाहाओ जेण 
णागहत्थिआाइरियकयानो तेण “गराहासदे असोदे' त्ति भणिदृण णागहत्पिआइरिएण 
पहज्जा कदा इदि के वि वक्‍्खाणाइरिया भणति, तण्ण घडदे ।--कंसायपाहुड, प्रथम 
भाग, पू० १८३ 


३२४ : तोथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्राभृतको उपसंहत करनेके लिए प्रवृत्त हुए थे, स्वरचित गाथाओंको अधिकारों मे 
विभकत करनेके लिए नही । 


'सत्तेदा गाह्यओ', 'एदाम्रो सुत्त गाह्मओ' आदि पदोंसे यह ध्वनित्त होता 
है कि इन गाथाओकी रचतासे पूर्व मुलगाथाओ और भाष्यगराथाओकी रचना 
हो चुकी थी। अन्यथा अमुक गायासूत्र है, इस प्रकारका कथन सभव ही 
नही था | अतएव व्याख्याकारोके, 'गाहासदे असीदे' प्रतिज्ञावाक्य नागहस्तिका 
है, इस अभिमतको सर्वथा उपेक्षणीय नही माना जा सकता है। 


कसायपाहुडमे १५ अधिकार हैं जो निम्न प्रकार हैं--- 
प्रकृति-विभक्ति अधिकार 
स्थिति-विभक्ति अधिकार 
अनुमाग-विभक्ति अधिकार 
प्रदेश-विभक्ति-झीणाझीण-स्थित्यन्तिक 
५ बधक अधिकार 

६ वेदक अधिकार 

७. उपयोग अधिकार 

८ चतु स्थान अधिकार 

९ व्यञ्जन अधिकार 

१० दर्शनमोहोपशमना अधिकार 

११. दर्शनमोहक्षपणा अधिकार 

१२. सयमासयमलब्धि अधिकार 

१३. सयमलब्धि अधिकार 

१४ चारित्रमोहोपशमना 

१५, चारित्रमोहक्षपणा 


१ प्रकृति-विभक्ति---अधिकारका अन्य नाम पेज्जदोस-विभत्ति' है। यत्त 
कपाय पेज्ज--राग या हेषरूप होती है। चूणिसूत्रोमे क्रोध, मान, माया और 
लोभ इन चार कपायोका विभाजन राग ओर द्वेषमे किया है। मैगस और 
सग्रहनयकी दुष्टिसे क्रोध और मान ह्ेषरूप है तथा माया ओर छोभ रागरूप 
हैं। व्यवहारनय मायाको भी दपरूप मानता है। यत लोकम मायाचारीकी 
निन्‍दा होती है। ऋजुसूत्रनय क्रोधको द्ेषहप तथा छोभको . ।  “गनता 
है। मान गौर माया न त्तो राग़रूप हैं और न द्े घन 
क्रोधोत्पत्तिके द्वारा ठ्वेपरूप है तथा माया ढे | 
स्वय नही | अतः इस परम्पराका व्यवहार 


न >ब) 9 


०९७ 


तीनो शब्दनय चारो कषायोको हूं षरूप मानते हैं क्योंकि उनसे कर्मों का आख़ब 
होता है। राग और हंघोका विवेचन द्वादश अनुग्गोगढारोमे किया गया है-- 
एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीवोकी अपेक्षा 
भगविचय, सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, कालानुगम, 
अन्तरानुगम, भागासागानुगम और अल्पबहुत्वानुगम | 
२ स्थिति-विभक्ति-आत्माकी शक्तियोको आावृत्त करनेवाला कम कहलाता 
है। यह पुद्ूगलरूप होता है। इस लोकमे सूक्ष्म कर्मपुद्गलस्कन्घ भरे हुए हैं 
जो इस जीवकी कायिक, वाचनिक और मानसिक प्रवृत्तिके साथ आक्वष्ट होकर 
स्वत' आत्मासे बद्ध हो जाते हैं। कर्मपरमाणुओको आक्ृष्ट करनेका कार्य योग 
द्वारा होता है। यह योग मत, वचन, काय रूप है। इस योगकी जेसी 
शुभाशुभ या तोक्-मन्दरूप परिणति होती है उसीप्रकार कर्मो का आखव होता 
है । कपायके कारण कर्मो'मे स्थित्ति और अनुभाग उत्पन्न होते हैं । जब कम 
अपनी स्थिति पूरी होनेपर उदयमे आते हैं तो इष्ट या अनिष्ठ फल प्राप्त होता 
है । इसप्रकार जीव पृर्वश्रद्ध कमंके उदयसे क्रोधादि कषाय करता है और उससे 
नवीन कर्मका बन्ध करता है। कमसे कषाय और कपायसे करमबन्धकी परम्परा 
अनादि है ४ 
क्मबन्धके चार भेदु है-(१ , प्रकृतिबन्ध, २. स्थितिबन्ध, हे अनुभाग- 
बन्ध, ४. प्रदेशबन्ध | क्मामे ज्ञान-दर्शनादिको रोकने और सुख-दु खादि देनेका 
जो स्वभाव पडता है उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं। कर्म बन्धनेपर कितने समय 
तक आत्माके साथ बद्ध रहेगे उस समयकी मर्यादाका नाम स्थितिबन्ध है। 
कर्म तीत्र या मन्‍्द जैसा फल दें उस फलदानको शक्तिका पडना अनुभागबन्ध 
है। कर्मपरमाणुओकी सख्याके परिमाणका चाम प्रदेदबन्ध है। प्रकृति और 
प्रदेशवन्ध योग--मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिसे होते है! तथा स्थिति और अलु- 
भागबन्ध कप'यसे होते हैं ।) 
स्थिति-विभक्तिनामक «इस द्वितीय अधिकारमे स्थितिबन्धके साथ प्रक्ृति- 
बन्चका भी कथन सम्मिलित है। प्रकृति और स्थितिबन्धका एक जीवकी अपेक्षा 
कथन स्वामित्व, काल, अन्तर, नानाजीवोकी अठेक्षा भंगविचय, काल, अन्तर, 
भागाभाग और अल्पचहुत्वकी दृष्टिसे किया है। कृसायपाहुडमे मोहनीयकमंका 
वर्णन विशेष झूपसे आया है। इस अधिकारमसे प्रकृत्ति-विभक्तिके दो भेद किये 
हैं। प्रथम भेद मूलप्रकृति मोहनीयकम है और ह्वितीय भेद उत्तरप्रकृतिमे 
मोहनीयकर्मकी उत्तरप्रकृतियाँ ग्रहण की गई है। इसप्रकार विभिन्‍न अनुयोगो 
द्वारा स्थिति-विभक्तिमे चौदह मार्गणाओका आश्रय लेकर मोहनीयके २८ भेदोकी 


३६ . तीर्थंकर महादीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति बतलायो गई है। अद्धाच्छेद, सर्वविभक्ति, नोसवें- 
विभक्ति, उत्क्ृष्टविर्भाक्ति, भवुृत्कृष्वविभक्ति, जयन्यविभक्ति, अजघन्यविभक्ति, सादि- 
विभक्ति, अनादिविभवित, ध्रूवविभक्ति, अश्रुवविभक्ति आदिका कथन किया है। 


३ अनुभाग-विभक्ति--अधिकारमे कर्मोकी फलदान-शक्तिका विवेचन किया 
गया है। आचाय॑ने यहाँ उस अनुभागका विचार किया है जो बन्धसे लेकर 
सत्ताके रूपमे रहता है। वह जितना बन्धकालमे हुआ उतना भी हो सकता 
है और होताधिक भी सभव है । उसके दो भेद हैं--१ मृलप्रकृति-अनुभाग- 
विभकति और २ उत्तरप्रकृति-अनुभागविभकति | इस सबका वर्णन सक्षेपमे 
किया है। इस अधिकारमे सज्ञाके दो भेद किये है--१. घातिसनज्ञा और २. 
स्थानसज्ञा | मोहतीयकमकी घातिसज्ञा है क्योकि वह जीवके गुणोंका घातक 
है। घातीके दो भेद हैं--सर्वंधाती ओर देशघाती। मोहनीयकमंका उत्कृष्ट 
अनुभाग सवंधाती है और अनुत्कृष्ट अनुभाग स्बंधाती और देशघाती दोनो 
प्रकारका है। इसी तरह जघन्य अनुभाग और अजघन्य अनुभाग देशघातो और 
सर्वधाती दोनो प्रकारका है। स्थान अनुभागके चार प्रकार है--एकस्थानिक, 
हिस्थानिक, जिस्थानिक और चतु स्थानिक। इस प्रकार अनुभ,ग-विभक्तिमे 
अनुभागके विभिन्न भेद-प्रमेदोका कथन किया है। 

४ प्रदेश-विभक्ति--कर्मो का बन्ध होनेपर तत्काल बन्धको प्राप्त कर्मो को 
जो द्य मिलता है उसे अदेश कहते है। इसके दो भेद है--प्रथम बन्धके समय 
प्राप्त द्वव्य और द्वितीय बन्ध होकर सत्तामे स्थित द्रव्य । कसायपाहुडमे इस 
द्वितीयका ही निरूपण आया है । मोहनोय कमंको लेकर स्वामित्व, काल, 
अन्तर, भगविचय आदि दुष्टियोसे विचार किया है । अनुभागके दो भ्रकार हैं--- 
जीवभागाभाग बोर प्रदेशभागाभाग | पहलेकी चर्चामे कहा है कि उत्कृष्ट- 
प्रदेश-विभक्ति वाले जीव सब जीवोके अनल्तमे भाग प्रमाण है | और भनुत्कृ्ट- 
प्रदेश-विभक्ति वाले जीव सब जीवोके अनन्त बहुभाग प्रमाण हैं। इस प्रकार 
इस प्रदेश-विभक्ति अधिकारमे उत्कषंण, अपकषंण, सक्रमण प्रभति कर्मो की 
स्थितियोका भी विचार किया गया है। ह 

५, बधक-अधिका रमे कमंवर्गं णा ओका, मिथ्यात्व, अविरत्ति आदिके निमित्तसे 
प्रकृति, स्थित्ति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे चार प्रकारके कर्मरूप परिणमनका 
कथन आया है। इस अधिकारमे बन्ध और सक्रम इन दो विषयोका व्याख्यान 
किया है। गुणघर भट्टारकने इस बन्धक अधिकारमे सक्रमका भी अन्तर्भाव 


किया है। बन्ध॒के दो भेद बताये हैं--१. अकमंबन्ध और २ कमंबन्ध। जो 


कार्माणवर्गणाएँ कमंरूप परिणत नही है उनका कर्मरूप परिणत होना अकर्म॑- 
5008226- + हक आभास मिलती जलकर शीट २९ मनी नरक +७०जआ नमी... कमान... .>लन टी जज न कनसानान 


बनननल>त दस क++.......। 


श्ुत्धघर भौर सानस्वाचार्य . ३७ 


वन्‍्ध है ओर कमरूप परिणत पुद्गलस्कन्धोका एक कमंसे अपने सजातीय 
अन्य कर्में्य परिणमत करना ,कर्मंबन्ध है। यह कमबन्ध भेद ही 
सक्रमरूप है। यही कारण है कि इस बन्धक अधिकारमे बन्ध और संक्रम इन 
दोनोका समावेश हो जाता है। आचायेने 'कदि पयडीओ बन्धदि' आदि २३ 
सख्यक गाथामे इस अधिकारका वर्णन किया हैं । 

६. वेदक अधिकार--इस अधिकारमे बताया है कि यह ससारी जीव मोह- 
त्तीयकर्म ओर उसके अवान्तर भेदोका कहाँ कित्तने कार तक सास्तर या निर- 
न्तर किस रूपसे वेदन करता है। इस अधिकारके दो भेद है--उदय और 
उदौरणा । उदोरणा सामान्यत॒- उदयविशेष ही है; किन्तु इन दोनोमे अन्तर यह्‌ 
है कि कर्मो का जो बथाकाल फलछुविपाक होता है उसको उदयसज्ञा है और 
जिन कर्मो का उदयकाल प्राप्त नही हुआ उनको उपायविशेषसे पचाना उदोरणा ५८ 
है। इस अधिकारको गुणघरने चार गाथासूत्रोमे निबद्ध किया है। यहाँ उदीरणा 
उदय और कारणभूत्त बाह्य सामग्रीका निर्देश किया गया है। प्रथम पाद 
द्वारा उदीरणा सूचित्त की गयी है। द्वितीय पाद द्वारा विस्तार सहित उदय 
सूचित किया है और शेष दो पादो द्वारा उदयावलिके भीतर प्रविष्ट हुई उदय- 
प्रकृतियो और अनुदयप्रकृतियोको ग्रहण कर प्रवेशसज्नावालें अथाधिकारका 
सूचन किया है । 

गाथाके पर्वार्द्धका स्पष्टीकरण करनेके पश्चात्‌ उत्तराद्धमे बताया है कि 
क्षेत्र, भव, कार और पुद्गलोको निमित्त कर कर्मो का उदय और उदी रणारूप 
फलविपाक होता है। यहाँ क्षेत्रदसे नरकादिगतियोका क्षेत्र, भवपदसे एक- 
इन्द्रियादि पर्यायोका, कालपदसे वसन्‍्त, ग्रीष्म और वर्षा आदिका एवं पुद्गल- 
पदसे ग्रन्थ, चाम्वूल, वस्त्र, आभरण आदि पुद्गलोका ग्रहण किया है | 

उदीरणाके समग्र विवेचनके पश्चात्‌ गाथाके उत्तराद्धंमे उदयका कथन किया 
है। उदी रणाके मलप्रकृति उदीरणा और उत्तरप्रकृति उदीरणा ये दो भेद किये 
गये हैँ । उत्त रवर्ती टोकाकारोने १७ बनुयोगद्वा रोका आश्रय लेकर उदीरणाओका 
विस्तृत्त विवेचन किया है । 

बेदक अधिका रको दूसरी गाथाका दूधरा पाद है “को व केय अगुभागे' अर्थात्‌ 
कौन जीव किस अनुभागमे मिथ्यात्व आदि कर्मो का प्रवेशक है। गायथासत्रके इस 
पादकी व्याख्या चूणिसूत्रकार और टीकाकारोने विस्तारपूर्वक की है । 

: ७, उपयोगाधिकार-में जीवके क्रोष, मान, मायादिर्प परिणामोको उपयोग 
कहा है। (इस अधिकारमे चारो कपायोके उपयोगका वर्णन किया गया है | 
और बतलाया है कि एक जीवके एक कपायका उदय कितने काल तक रहूता 


३८ : सीकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


है और किस गतिके जीवके कौन-सी कषाय बारबार उदयमे आती है | एक 
भवमे एक कषायका उदय कितने बार होता है और एक कषायका उदय कितने | - 
भवो तक रहता है। (जितने जीव वत्तंमान समयमें जिस कषायसे उपयुक्त हैं 
क्या वे उतने ही पहले उसी कषायसे उपयुक्त थे ? और आगे भी कया उपयुक्त 
रहेगे ? आदि कषायविषयक ज्ञात्तव्य बातोका विवेचन इस अधिकारमसें 


किया है |) 


८. चतु स्थान अधिकार--धात्तियाकर्मो की फलूदानशर्व्तिका विवरण 
लता, दारु, अस्थि और दैलूरूप उपमा देकर किया गया है। इन्हे क्रमशः एक- 
स्थान, हिस्थान, त्रिस्थान और चतुःस्थान भी कहा गया है। 


इस प्रस्तुत अधिकारके नामकरणका कारण भी उक्त चार स्थानोका रहना 
हो है। उपमाओ द्वारा क्रोधको पाषाणरेखाके समान, पृथ्वीरेखाके समान, 
बाल्रेखाके समान और जलरेखाके समान बताया है। की प्रकार जलमे 
खीची हुई रेखा तुरन्त मिट जाती है ओर बालु, पृथ्वी ओर पाषाणपर खीची 
गई रेखाएँ उत्तरोत्तर अधिक समयमे मिटती है, उसी प्रकार हीनाधिक कालकी 
अपेक्षासे क्राधके भी चार स्थान है । इसी क्रमसे मान, माया ओर छोभके भी 
चार-चार स्थानोंका निरूपण किया है । इसके अतिरिक्त चारो कषायोके 
सोलह स्थानोमेसे कौन-सा स्थान किस स्थानसे अधिक होता है और कौन 
किससे हीन होता है, कौन स्थान स्वंघाती है, कौन स्थान देशघाती है ? 
आदिंका विचार किया गया है ) 


९ व्यल्जन अधिकार--व्यूड्जुन॒का अर्थ पर्यायवाची शब्द है। इस अधिकार- 
में क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारो ही कषायोके पर्यायवाचक शब्दोका 
प्रतिपादत किया गया है | (क्रोधके पर्याय रोष ,भरक्षमा, कलह, विवाद आदि । 
बत्तलाये हैं | मानके पर्याय, मान, मद, दपं, स्तम्भ, परिभव तथा मसायाके, 
माया, निकृति, वचना, सात्तियोग और अनकऋजुता आदि बतलाये गये हैं। 
लोभके पर्यायोमे लोभ, राग, निदान, प्रेयस्‌, मूर्च्छा आदि बतलाये गये हैं) इस 
लक पर्यायवाचों शब्दों द्वारा कषायविषयोपर विचार-विमर्श किया 
गया है। 


१० दर्शनमोहोपशमनाधिकार--जिस्‌ कुमेंके उदयमे आनेपर जीवको अपने 
स्वृरूपका दुर्शत--साक्षाल्कार और यथार्थ प्रतीति न हो उसे दर्बानमोहकम कहते ३, 
। स५ 


4 


है | दिस कमके परमाणुओका एक अन्तर्मुह्त्तंक लिए अभाव करने या उपश्यान्त- 
डप अवस्थाके करनेको उपशम कहते हैं। इस दर्शनमोहके उपशमनकी अवस्थामे 


) 3 न पी जल 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य : ३९ 


। जीवको अपने वास्तविक स्वरूपका एक अन्तमुंहर्त्तके लिए साक्षात्कार हो जाता 
.. है। इस साक्षात्कारकी स्थितिमे जो उसे आनन्द प्राप्त होता है वह अनिवंच- 
| न्ञीय है । दर्शनमोहके उपशमन करने वाले जीटके परिणाम केसे होते हैं 
उसके कौन-सा योग होता, कौन-सा उपयोग रहता है । कौन-सी कषाय होती 
है और कौन-सी लेदया, आदि बातोका निरूपण करते हुए उन परिणाम- 
विशेषोका विस्तारसे वर्णन किया गया है ]) दर्शनमोहके_उपशमक़ो चारो 
गतियोके ही जीव कर सकते है; पर उन्हे सज्ञी, पड्न्चेन्द्रिय और पर्याप्तक होन 
चाहिए। इस अधिकारके अन्तमे प्रथमोरपशम-सम्यक्त्वीके विशिष्ट कार्यों 
ओर अवस्थाओका वर्णन भी आया है। 
११. दर्शनमोहक्षपणा अधिकार--दर्शनमोहकी उपशम अवस्था अच्त- 
हत्त तक ही। रहती है । इसके पद्चात्‌ वह समाप्त हो जाती है । और जीव 
पुन. आत्मदर्शनसे वचित हो_ जाता है। आत्मसाक्षात्कार_स॒वंदा बना रहे 
इसके लिए दर्शनमोहका क्षय आवश्यक है। इसके लिये जिन प्रमुख बातोकी 
आवश्यकता होती है. उन्न सबका विवेचन इस अधिकारमें किया गया है । 
दर्शनमोहके क्षयका प्रारम्भ कमंभूमिमे उत्पन्त मनुष्य ही कर सकता हें और 
इसकी पूर्णता चारो गतियोमे की जा सकती है । दर्शनमोहके  क्षपणका काल 
अन्तर्मुहर्त है। इस क्षपणक्रियाके समाप्त होनेके पूर्व ही यदि उस मनुष्यको 
मृत्यु हो जाय तो वह अपनी आयुबन्धके अनुसार यथासभव चारो ही गतियोमे 
उत्पन्न हो सकता है। दर्शनमोहके क्षपणका प्रारम्भ करने वाला मनुष्य अधिक- 
से-अधिक तीन भव और घारण करके मुक्तिलाभ करता है । इस अधिकारमे 
दर्शनमोहके क्षपणकी प्रक्रिया और ततृसम्बन्धी साधन-सामग्रीका निरूपण 
किया गया है । कट 
१२ संयसासयमलब्धि अधिकार--(आत्मस्वरूपका साक्षात्कार होते ही 
जीव मिथ्यात्वरूप पकसे निकलकर निर्मल सरोवरमे स्नान कर आननदर्म 
निमग्न-हो जाता है। उसकी विच्ञारधारा सासारिक विपयवासनासे दूर हो 
सयमासयमकी प्राप्तिकी ओर अग्रसर होती है । शास्त्रीय परिभाषाके अनुसार 
अप्रत्याख्यानावरणकषायके उदयके अभावसे देशसयमको प्राप्त करने वाले 
जीवके जो विशुद्ध परिणाम होते ह उसे सयमासयमलब्धि कहते हैं। इसके 
निमित्तसे जीव श्रावकके ब्रतोको धारण करनेमे समर्थ होता है। इस अधि 
कारमे सयमासयम लब्धिके लिये आवश्यक साधन-सामग्रियोका विस्तार- 
पूर्वक कथन किया है । 
१३ सयमल्ूब्धि अधिकार--प्रत्यास्यानावरणकषायके अभाव होनेपर 
आत्मामे सयमलब्धि प्रकट होती है, जिसके द्वारा आत्माकी_प्रव्ति द्विसादि 





४० तीथकर महावीर और उनकी आचाये-परम्परा 


पाँच पापोंसे दर होकर अहिंसादि महाव्रतोके घारण और पालनकी होतो है । 
सयमासयम अधिकारकी गाया ही इस अधिकारकों गाथा है । सयमके प्राप्त 
कर लेनेपर भी कपषायके उदयानुसार जो परिणामोका उतार-चढाव होता है 
उसका प्ररूपण अल्पवहुत्व आदि भेदो द्वारा किया गया है। इस लब्धिका वर्णन 
चूणिसूत्रकारने अघ करण बोर अधूर्वकरणके विवेचन द्वारा किया है, जो अध्यात्म- 
प्रेमी उपशमसम्यवत्वके साथ सयमासयम घारण करते है उनके तीनों करण 
होते हैँ, पुर जो वेदकसम्यकदुष्टि सयमासयमको घारण करते है उनके दो ही 
करण होते है। सयमको धारंण कंरनेके लिये आवेश्येके सामग्रीका भी कथन 
किया गया है । 


१४ चारित्रमोहोपश्ठमनाधिकार--४स अधिकारमे प्रथम आठ गाधथाएँ 
बाती हैं। पहली गाथाके द्वारा उपशमना कितने प्रकारकी होती है, किस-किस 
कमेका उपश्म होता है आदि प्रश्न किये गये हैं। दूसरी गाथाके हारा निरुद्ध 
चारित्रमोहप्रकृत्तिको स्थितिके कितने भागका उपशम करता है, कितने भागका 
सक्रमण करता है और कितने भागकी उदीगणा करता है इत्यादि प्रश्तोफी अब- 
तारणा की गयी है। तीसरी गाथाके द्वारा चारिश्रमोहनीयका उपशम किसने 
कालमे किया जाता है उसी उपशमित प्रकृतिकी उदोरणा-सक्रमण कितने काल 
तक करता है इत्यादि प्रश्न किये गये हैँ। चौथी गाथाके हारा आठ करणोमेसे 
उपशामकके कब, किस करणसे व्युच्छित्ति होती है या नही इत्यादि प्रइ्तोका अव- 
चार किया गया है। इस प्रकार चार गाधाओंके द्वारा उपश्ञामकके और शेप 
चार गायाओके द्वारा उपद्ामकके पतनके सम्बन्धमे प्रश्न किये गये है | 


१५. चारित्रमोहक्षपणाधिकार--यह अन्तिम ओघकार बहुत विस्तृत 
है। इसमे चारित्रमोहनीयकमंके क्षयका वर्णन विस्तारसे किया है। यहाँ यह 
ध्यातव्य है कि चारित्रमोहनीयका क्षय अध:करण, अपूर्वकरण भौर अनिवत्ति 
क्रणके विना सभव नही है। इस अधिकारमे २८ मलगाथाए है और ८६ 
भाष्यगाथाएं हैं। इस प्रकार कुल ११४ गाथाओमे यह अधिकार व्याप्त है । 
इनमेसे चार सूत्रगाथाएं अधःप्रवत्तिकरणके अन्तिम समयसे प्रतिबद्ध हैं पा 
आधारपर चूणिसूत्रो और जयधवलामे योग और कषायोकी उत्तरोत्तर विशु 
चित्रण किया गया है । आशय यह है कि चारित्रमोहनीयकमंकी प्रकृतियोका 
क्षय किस क्रमसे होता हैं और किस-किस प्रकृतिके क्षय होनेपर कहाँपर कितना 
स्थितिवन्ध और स्थितिसत्त्व रहता है इत्यादि बात्तोका वणंव इस भधिकारमे 
आया है। ध्यान और कपायक्षयकी प्रक्रिया भी इस अधिकारमे वर्णित है.) 





हि इक ता 


प्रुतधर और सारस्वताचार्य : ४१ 


गुणघरकी रचना-शक्ति और प्रतिभा 


कषायपाहुडका विषय आचाय॑ गुणधरको त्ीथंकर महावीरकी आरात्तीय- 
परम्परासे प्राप्त हुआ है। वीरसेनाचायने जयधवला-टीकामे लिखा है -- ? 

“एदम्हादो विउलगरिरिमत्थयत्थवइढमाणदिवायरादों विणिग्गमिय गोदम- 
लोहज्ज-जबुसामियादि-आइरियपरपराए आगतूण गृणहराइरियं पाविय गाहास- 
रूवेण परिणमिय” अर्थात्‌ विपुलाचछके शिखरपर विराजमान वर्धमान दिवाकरसे 
प्रकट होकर गोतम, लोहाचायं, जम्बूस्वामी आदिकी आचार्यपरम्परासे आकर 
गुणधरको 'कम्मपयडिपाहुड'का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होने गाधारूपमे इस ज्ञान- 
का प्रतिपादन किया) स्पष्ट है कि आचाय॑ गुणधरको केवलियोकी परम्परासे ज्ञान 
प्राप्त हुआ था। आधघाये गुणघर सूत्ररचनाशेलीके _प्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं। धवला- 
टीकामे आचाय॑ वीरसेनने उन्हे वाचक कहा है और वाच्कका अर्थ पृव॑चिद 9 
लिया है। अतएव इनकी रचना-प्रतिभा मंजुल अर्थको सक्षेपमे प्रस्तुत करनेकी 
थी | वस्तुत आचाये गुणघर 'कम्मपयडिपाहुड'के ज्ञाता होनेके साथ ही भत्यन्त 
प्रतिभाशाली और विषयविशेषज्ञ विद्वान थे । इनके कसायपाहुडकी प्रत्येक गाथाके 
एक-एक पदको लेकर एक-एक अधिकारका रचा जाना तथा तीन गाथाओोका 
पाँच अधिकारोमे निबद्ध होना ही इनको प्रतिभाकी गभीरता और अनन्‍्त- 
अर्थंगर्भिताकी अभिव्यक्तिको सूचित करता है | वेदक अधिका रकी “जो ज॑ सका- 
मेदि य' (गाथाड़ू ६२) गाधाके द्वारा चारो प्रकारके वन्ध, चारो प्रकारके सक्र- 
मण, चारो प्रकारके उदय, चारो प्रकारकी उदीरणा और चारो प्रकारके सत्तव- 
सम्बन्धी अल्पवहुत्वकी सूचना निशचयत. उसके गाम्भीयं मौर अनन्तार्थगर्मित्वकी 
साक्षी है। अथंबहुलूताकी दृष्टिसे गुणधरकी शैली अत्यन्त गभीर है। गुणघरके 
इस ग्रन्थपर यदि चूणिसूत्र न लिखे जाते तो उनका अर्थ पदचादूवरत्ती व्यक्ति- 
योंके लिये दुर्बोध हो जाता) 

आचाय शिवशमंके 'कुम्मपयडि' और 'सत्तक' नामक दो ग्रन्थ आज उप- 
लब्ध है। इन दोनो ग्रन्थोका उद्गम स्थान 'महाकम्मपयडिपाहुड' है। कम्म- 
पयडि'के साथ जब हम गुणधरके 'कषायपाहुड'की तुलना करते है तो हमे इन 
दोनोमे मौलिक अन्तर प्रतीत होता है। कम्मपयडिमे महाकम्मपयडिपाहुडके 
चौबीस अनुयोगद्वारोका समावेश नही है। किन्तु वच्धन, उदय और सक्रम- 
णादि कुछ अनुयोगद्वार ही प्राप्त हैं। गुणघरने अपने “कषायपाहुड'मे समस्त 
'पेज्जदोषपाहुड'का उपसहार किया है। अत' यह्‌ स्पष्ट है कि 'कंम्मपयडि की 
रचता शिवशर्मने गुणघरके पर्चात्‌ ही की है। 'कम्मपयडि' और 'सत्तक' इत्त 
दोनो ग्रन्थोके अन्तमे अपनी अल्पश्ञना प्रकट करते हुए शिबशमंने दृष्टिवादके 
ज्ञाता आचार्यो से उसे शुद्ध कर लेनेकी प्रार्थना की है । 


४२ * तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


वस्तुत 'कम्मपयडि' एक सग्रह-ग्न्थ है क्योकि उसमे विभिन्न स्थानोपर 
आई हुई प्राचीन गाथाएं दृष्टिगोचर होती हैं। कम्मपयडिकी चूणिमे उसके 
कर्ताने उसे 'कम्मपयडिसग्रहिणी' त्ाम दिया है । इसी प्रकार 'सत्तक' च्णिमे भी 
उसे संग्रह-ग्रन्थ कहा है । गुणघरकी यह रचना मौलिक है तथा कर्म-सिद्धान्तको 
बॉजरूपमे प्रस्तुत करती है । 


कृषायपाहुड.कम्मपयडिसे पू्ववर्त्ती है। कम्मपयडिके सक्रमकरणमे कषाय- 
पाहुडके सक्रमअर्थाधिका रकी १३ गाथाएँ साधारण पाठभेदके साथ अनुक्रमसे 
ज्यो-की-त्यो उपलब्ध होती हैं| इसी प्रकार कम्मपयडिके उपशमकरणमे कषाय- 
पाहुडके दर्शनमोहोपशमना अर्थाधिकारकी चार गाथाएं कुछ पाठसेदके साथ 
पायी जाती है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य गणधर केवली और श्रत्तकेवलियोके 
अन॒न्तुर पहले पृवंबिद है, जिन्होने 'महाकम्मपंयडिपाहुड'का सक्षेपमे उपसहार 
किया । महान अर्थको अल्पाक्षरोमे निबद्ध करनेकी प्रतिभा उनमे विद्यमान थी । 


यही कारण है कि कसायपाहुडका उत्तरकालीन सभी वाड्मयपर प्रभाव है। 
आचाय धरसेन 


धवलामे बताया गया है कि छक्खडागम विषयके ज्ञात्ता आचार्य धरसेन 
थे। सोराष्ट्र देशके गिरिनगर नामके नगरकी चन्द्रगुफामे रहने वाले अष्टाग- 
महानिमित्तके पारगामी, प्रवचनवत्सल और अड्भश्रुतके विच्छेदककी आशका- 
से भीत धरसेनाचायंने किसी धर्मोत्सव आदिके निमित्तसे महिमानामकी नगरीमे 
सम्मिलित हुए दक्षिणापथके आचार्यो के पास एक पत्र लिखा | इस पत्रमे उन्होने 
यह इच्छा व्यक्त की कि योग्य शिष्य उनके पास आकर षट्खण्डागमका अध्य- 
यन्र करें। दक्षिण देशके आचार्यो ने शास्त्रके अर्ग्रहण और घारणमे समर्थ देश, 
कुल, शीलू, और जातिसे उत्तम, समस्त कलाभोमे पारगत दो आचार्योको वेणा 
नदीके त्टसे आन्क्रदेशसे भेजा | इन दोनोने वहाँ पहुँचकर आचार्य घरसेनकी 
तीन प्रदक्षिणाएं दी और उनके चरणोमे बैठकर सविनय नमस्कार किया । 
आचार्य घरसेनने उन दोनो योग्य शिष्योकी परीक्षा लो और परीक्षामे उत्तीर्ण 
होनेक पश्चात्‌ उन्हे सिद्धान्तकी शिक्षा दी। ये दोनो मुनि पुष्पदन्त और भूत्त- 
बलि नामक थे । यह शिक्षा आषाढ शुक्ला एकादशीको ज्यो ही पूर्ण हुई, वर्षा 
कालके समीप आ जानेसे उसी दिन अपने पाससे घरसेनने उन्हे विदा कर 
दिया | दोनो शिष्यो ने गुरुकी आज्ञा अनुल्लधनीय मानकर उसका पाछून 
किया और वहाँसे चछकर अकलेब्वरमे चातुर्मास किया । 


इन्द्रनन्दिक्ृत श्रुतावत्तार और विबुध श्रीघरक्षत श्रुतावत्तारमे लिखा है कि 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ४२ 


धरसेताचार्यंको ज्ञात हुआ कि उन्तकी मृत्यु निकट है। अतएव इन्हें उस कारण 
क्लेश न हो, इस लिए उन्होने उन मुनियोको तत्काल अपने पाससे विदा 
कर दिया | 


“आत्मनों निकटमरण ज्ञात्वा धरसन एत्तयोर्मा क्लेशों भवतु इति मत्वा 
तन्मुनिविसर्जन करिष्यति ।//१ 


सभव है कि भूतबलि और पुष्पदन्तके वहाँ रहनेसे आचार्यके ध्यान और 
त्पमे विध्त होता और विशेषत्त उस स्थितिम जबकि वे श्रृतरक्षाका अपना 
कर्त्तव्य पुरा कर चके थे । आचाय॑ धरसेनकी यह इच्छा रहो होगी कि उनके 
योग्य शिष्य यहूसे जाकर श्रुतका प्रचार करें। जो भी हो, धवलामे आचार्य 
वीरसेनने घरसेनका सक्षिप्त परिचय उक्त प्रकारसे प्रस्तुत किया है । 


धवलाटीकासे३ आचाय॑ घरसेनके गुरुके नामका पता नही चलता | इच्दध- 
नन्दिके श्रुतावता रमे लोहायं त्तककी गुरुपर॒पराके पश्चात्‌ विनयदत्त, श्रीदत्त, 
शिवदत्त और अहंदृत्त इन चार आचार्योका उल्लेख आया है । ये सभी आचार्य 
अगो और पूर्वोके एकदेशज्ञात्ता थे | त्दनन्तर अहंद्बलिका उल्लेख भाता है। ये 
बडे भारी सघनायक थे और इन्होने सघोकी स्थापना की थी । भहंद्वलिके पश्चात्‌ 
श्रुतावतारमे माघनन्दिका नाम आया है। इन माघनन्दिके परचात्‌ ही धर- 
सेनके नामका उल्लेख आया हे । इस प्रकार श्रुतावतारमे अहंद्वलि, माघनन्दि 
और घरसेन इन त्तीन आचार्यो का उल्लेख मिलता है | इन त्तीनोका परस्परमे 
गुरुशिष्य सम्बन्ध था या नही, इसका निर्देश इन्द्रनन्दिने नही किया है। 


नन्दिसघकी प्राकृतपट्टावलोसे यह अवगत होता है कि अहंदबलि, माघ- 
नन्दि, धरसेन, पुष्पदन्‍्त और भूतबलि एक दूसरेके उत्तराधिकारी हैँ। बतएव 
घरसेनके दादागुरु अहंदूबलि और गुरु माघनन्दि सभव हैँ। नन्दिसंघकी संस्कृत 


/ सिद्धात्तसारादिसग्रह, श्ुतावतार, ग्रन्याक २१, पृष्ठ ३१६ 
२ तेण वि सोरट्ठ-विसय-गरिरिणयर-पट्टण-चदगुहा-ठिएण अट्ठग-महाणिमित्त- 
पारएण गथ-वोच्छेदो होहदि त्ति जाद-मएण पवयण-वच्छलेण दकक्‍्खिणावहाइरियाण 
महिमाएं मिलियाण लेहो पेसिदों सुदु भद्द ति भणिऊण घरसेण-भमडारएण 
दो वि आसासिदा | तदो चिंतिद भयवदा “ पुणो तहिंवसे चेव पेसिदा सतो 
“गुस्वयणमलघाणिज्ज” इदि चितिकरणागदेहि अकुलेसरे वरिसावासो कओ 
--पट्खण्डाग्रम, प्रथम पुस्तक, पृ० ६७-७६ 


४४ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


गुर्वावलिमे माघनन्दिका नाम आया है । गुर्वावलीके३“आ रम्भमे भद्रबाहु और 
उनके शिष्य गुप्तिगुप्तकी वन्दना की गयी है, किन्तु उत्तके नामके साथ सघ आदिका 
निर्देश नही है | वन्दनाके अनन्तर मूलसघमे नन्दिसध-बलात्कारगणके उत्पन्न 
होनेके साथ ही माघनन्दिका नाम आया है। बहुत सभव है कि सघभेदव्यव- 
स्थापक अहंदुबलिने इन्हे ही नन्दिसघका' अग्रणो बनाया हो। माघनन्दिके 
तामके साथ नन्दिपद भी नन्दिसघका द्योत्तक है। गुर्वावलीमे धरसेनका निर्देश 
नही है । अत इस गुर्वावलिके आधारपर यह निश्चित्तरूपसे नही कहा जा सकता 
है कि धरसेनके गुरु माघनन्दि थे । यह सत्य है कि घरसेन विद्यानुरागी थे और 
शास्त्राभ्यासमे सलग्न रहनेके कारण सघका नायकत्व माघनन्दिके अन्य शिष्य 
जिनचन्द्रपर पडा हो । धरसेनने पुष्पदल्त और भूतबलिको सिद्धान्त-आगमका 
अध्ययन कराकर अपनी एक नयी परम्परा स्थापित की हो। माधनन्दिका 
निर्देश जबुदीवपण्णत्तीमे भी पाया जाता है । 
गयरायदोसमोहो सुदसायरपारओ मइपगब्भो | 
तवसजमसपण्णो. विक्खाओ माघणदिगुरू ॥ १५४ ॥ 
तस्सेव य वरसिस्सो निम्मलवरणाणचरणसजुत्तो । 
सम्महसणसुद्धों सिरिणदिगुरू त्ति विक्खाओ॥ १५६ 2 
उपयुक्त गुर्वावली और प्रशस्तिसे ध्वनित होता है कि धरसेतके गुरु सभ- 
वतत माघनन्दि थे | इन माघनन्दिके सम्बन्धमे एक किवदती भी प्रसिद्ध है, 
जिसमे उन्हे श्रुतका विशेषज्ञ तथा किसी कारणवश चरित्रस्तलनके पदचातु 
पुन्न दीक्षित होनेका निर्देश किया है। अस्तु, प्राकृतपट्टावली एवं इन्द्रतन्दिके 
श्रुतावता रके आधारपर धरसेनाचार्यके गुरु माधनन्दि और दारा गुरु अहंद्वलि 
होने चाहिए। 900७3 
समय-निर्णय 
नन्दिसघकी प्राक्ृतपट्टावलीके अनुसार आचायं धरसेनका समय वीर 
निर्वाण स० ६१४के परचात्‌ आता है | धरसेचके एक “जोणिपाहुड' ग्रन्थका 
उल्लेख बहटूटिप्पणिउ/नामक सूचीमे आया है। इस ग्रन्थका निर्माण वीर नि० 
५१.“ श्रीमानशेषनरनायकवन्दिताडप्रि श्रीगुप्तिगुप्त इति विश्र॒तनामधेय , 
यो भद्रबाहुमुनिपुगवपट्टपद्मसूर्य॑ स जो दिशतु निर्मलसघवृद्धिम्‌ ॥१॥ 
श्रीमूलसंघेडजनि नन्दिसघ तस्मिन्बलात्कारगणो5तिरम्य । 
तत्राभवत्‌ पूर्व५दाशवेदी श्रीमाघनन्दो5मरदेववद्य ॥२॥ 
ी --जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, पृ० ५१ 
"२४ जम्बूदीवपण्णत्ती १३१५४, १५६ | 
“६. 'थोनिप्राभृत वीरातू ६०० धारसेनम्‌, जैन साहित्य सशोधक १ ,।२ (परिशिष्ट) 





श्रुतधर ओर सारस्वताचार्य . ४५ 


सं० ६००के पश्चात्‌ हुआ माना गया है। इसी ग्रन्थकी एक पाण्डुलिपि भण्डार- 
कुर औरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूनामे है ।(इस प्रतिमे ग्रन्थका नाम तो 
योनिप्राभुत' ही लिखा है, किन्तु कर्त्ताका नाम 'पण्हसव्' मुनि बताया है। 
इन सहामुनिते कुसुमाण्डिनी देवीसे इस ग्रन्थके ज्ञानको प्राप्त किया था। और 
उसे अपने शिष्य पुष्पदन्त एवं भूतबलिके लिए लिखा था। इस कथनसे ग्रन्थके 
धरसेनरचित होनेकी सम्भावना व्यक्त होती है । प्रज्ञाश्रमणल एक ऋद्धिका 
नाम है। सम्भवतया धरसेनाचायं इस ऋड़िके घारी थे। अत्तएवं उन्हे प्रज्ञा 
श्रमण कहा गया है । षट्खण्डागममें प्रज्ञाश्रमणोको नमस्कार किया गया है-- 
णमो पण्णसमणाण" ले 

प्रज्ञा चार प्रकारकी होती है--(१) ओत्पत्तिकी, (२) वेनयिकी, (३) कर्मजा 
और (४) पारिणामिकी । इनमे पूव॑जन्मसम्बधी चार प्रकारकी निमंलबुद्धिके 
बलसे विनयपृर्वक बारह अगोका अवधारण कर जो प्रथमत' देवगतिमें और 
तत्पदचात्‌ अविनष्ट सस्कारके साथ मनुष्योमे उत्पन्न होते हैं उनके ओतपत्तिकी 
प्रज्ञा कही है। प्रज्ञाका उक्त सस्कार अवशिष्ट रहनेके कारण चौदह पूर्वो का 
उत्तर देनेमे वे समर्थ रहते है। विनयपुर्वक द्वादश अगोके अध्ययनसे जो बुद्धि 
उत्पन्न होती है वह वेनयिकी प्रज्ञा है। गुरूपदेशके विना तपर्चरणके प्रभावसे 
उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा कमंजा कहलाती है। इस प्रकारको प्रज्ञा औषधसेवनसे 
भी उत्पन्न होती है। जातिविश्येषसे उत्पन्न बुद्धि पारिणामिकी कहलातो है) 

घरसेनको प्रज्ञाश्रमणका पूर्वीज्ञान था । अतः 'योनिप्राभृतत गृत्थ धरसेनाचार्य 
द्वारा रचित हो, तो कोई आइचय नही | इस आधारपर इनका समय बीर-निर्वाण- 
स॒वत्‌ ६०० सभव है। ०० 

प्राकृतपट्टावलीके, अनुसार वीर-निर्वाण-सवत्‌ ६१४--६८३के बीच -.धर- 
सेनका समय होना चाहिए | पट्टावलीमे धरसेनका आचार्य-काल १५ वर्ष बैंते- 
लाया है। इससे सिद्ध होता है कि वीर-निर्वाण सवत्‌ ६३३ तक घरसेन जीवित 
रहे हैं और वीर-निर्वाण संवत्‌ ६३० या ६३ १मे पृष्पदन्त और भूतबलिको श्रुते- 
का अध्ययन कराया है | इस आधारपर धरसेनक्रा समय ई० सन्‌ ७३--४४६ 
ई० त्तक आाता है । हर 

अहिवल्लि माघनदि य धरसेण पृष्फयंत भूदबली | 
अडवीस इगवीस उगणीस तीस वीस वास पुणो ॥* 
(अर्थात्‌ अहंद्वलि, माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्‍्त और भूतबलिका आचार्य 


१. पट्खण्डाग, वेदनाखण्ड, ४।१।६८ 
२ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग-१, किरण-४, पृ० ७३, पद्च-१६ 


४६ तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


काल क्रमश. र८वर्ष, २१वर्ष, १९५ वर्ष, ३० वर्ष और २० वर्ष है। इस उल्लेखसे 
धरसेनका समय स्पष्टत ई० सनकी प्रथम शताब्दी है। ) 


- 'डा० हीरालालजी जैन, सिद्धान्ताचायं प० केलाशचन्द्रजी गास्त्री, 
_पि हीरालालूजी सिद्धान्तशास्त्री आदि भी धरसेन्का प्रायः यही समय 
मानते हैं। 


एक अन्य अभिलेखीय प्रमाणसे भी धरसेनके समयपर प्रकाश पडता है। 
उपलब्ध पुरातत्त्वके आधारपर कहा जाता है कि आचार्य धरसेत गिरिनगरकी 
जिस गुफामे रहते थे_ वह गृफा बाबा प्यारा मठके निकट होती चाहिए। इस 
गुफामे स्वस्तिक, भद्रासन,_ नन्दिपद, मीनयुगल और कछशके चिह्न खुदे हुए 
हैक शिलाले एक शिलालेख भी यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसमे क्षत्रप नरेश चष्टण और जय- 
दामनके अतिरिक्त गिरिनगरमे देवासुर, नाग, यक्ष, राक्षस, केवलज्ञान, जरामरण, 
चेत्रशुक्ल पञ्चमी ये सब शब्द भी पढे जाते हैं । बीच-बीचमे अभिलेखके खण्डित 
होनेके कारण समस्त लेखका सार ज्ञात नही किया जा सकता है। जो शब्दा- 
वली पढी जा सकती है उसमे उक्त क्षत्रप राजवशके कालमे किसी बडे ज्ञानी 
जेत मुनिके देहत्यागका वृत्तान्त प्रतीत होता है। भभिलेखमे तिथिका निर्देश 
नही है, पर क्षत्रप कालीन राजवशके साथ सम्बन्ध रहनेसे शककी प्रथम शताब्दी 
होना चाहिए ) डा० ज्योतिप्रसादजीने लिखा है-- 


प्‌ ॥6 [प्फबहटथ क्‍ु्मायब डणगार 775ट7फच०0०, ण्/ाह्माप्रव]ए 080८0०एटस्‍ट्वे ग * 
ब्रश एटाए (द्वााता38पएछ॥3 70 ह्ाणग्रव847 पग्माटा फ्रव्वतीचता वथोप2०३ (॥6 , 
4०००6 ०६ म%78०73, परीए0०छ8 7700658घ॥8 संछुता 60 76 ]0४67 जाम ० ; 
प्राढ 0406 ० प.ार85८ #20820078 ० घी टक्वा0्त,, फ्रढ ॥स्‍8009007 38 
एावेढते, 9प६ पह बपंएा07/ 28 77९7ं076त 8 (४९ 87580 ह-ब्याते507 9 (085- 
ा23, (76 छाग्ारतेइगण्ा ता [4एबववेंद्रामका 27वें पीर इ0य 


5... 0 
१४८ 
००णंत पीढ फएच्तवा07 8856 5परा 8 68८7१४7ए ०४६३४८८४०१ ९ 


(अर्थात्‌ इस शिलालेखके आधारपर घरसेनका समय ई० सन्‌ १५०के पुव॑ 
होना चाहिये। यतः जयदामनके पुत्र रुद्रदामनका सुप्रसिद्ध सस्कृत-लेख गिर- 
नारकी ऐतिहासिक शिलापर खुदा हुआ शक स॒० ७२का है | अतएव यह प्रायः 
सभव है कि उक्त अभिलेख घरसेनके समाधिमरणकी स्मृत्तिमे उत्कीर्ण किया 


गया हो ।) 
५३५८८ उंग्रचब ड80प्रा2०85 णी ४76 स्रिंडाणए ० साला वग्रतांछ एथ2० 2 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ४७ 


इस प्रकार अभिलेखोय प्रमाणके आधारपर धरसेनका समय ईं० सनकी 
प्रथम शताब्दी आता है | आचार्य धरसेन अपन समयके श्रुतन्ञ विद्वान थे। प्राकृत 
पट्टावली और इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके आधारपर भी धरसेनका समय वीर 
नि० स० ६०० अर्थात्‌ ई० मन्‌ ७३के छगभग भाता है । 
धरसेनका पाण्डित्प 


आचार्य धरसेन मिद्धान्तमास्त्रके जाता थे। उनके चरणोमे बैठकर आचार्य 
पुष्णदत्त और भूत्तवलिने कमंथास्त्र और सिद्धान्तका अध्ययन किया | वे सफल 
शिक्षक और आचार्य थे। आचार्य वीरसेनने घरसेनकी विद्वत्ता और पाण्डित्यका 
बर्णन करते हुए बताया है कि वे परवादिरूपो हाथीके समूहके मदका नाग 
करनेके लिए श्रेष्ठ सिहके समान है, सिद्धान्तरूपी श्रुतका पूर्णतया मन्धन 
करने वाले है। अतएवं श्रुतके पाण्डित्यके कारण वे महनीय यशके धारों 
ब्िद्वान है । वीरसेनने लिखा है-- 

“पसियउ मह धरसेणों पर-बाइ-गभोह-दाण-वरसीहो 
सिद्ध तामिय-सायर-त रग-सघाय-बोय-मणी" ॥ 

स्पष्ट हे कि धरसेन आचार्य सिद्धान्तविषयके प्रीढ विद्वान थे | श्रत्तकी 
नः्ट होती हुई परम्पराको रक्षा इन्हीके द्वारा हुई है। इनके विषयमे 'पद्खण्डा- 
भम' टीकासे जो त्तथ्य उपलब्ध होते है, उनसे ऐसा ज्ञात होता है कि धरसेता- 
चार्य मन्त्र-तन्त्रके भा ज्ञाता थे । इनका 'योनिपष्राभूत' नामक मन्‍्त्रशास्त्रसुवन्धी 
कोई ग्रन्थ अवश्य रहा है। इस यानिप्राभृतका निर्देश 'धवलाटोका'मे भी 
प्राप्त होता है-- 

“जोणिपाहुई मागिद-मतत-तत्त-सत्तीआ पोग्गलाणुभागो त्ति पेन-तव्वा 

अतएव 'बृहतृटिप्पणिका'कें साथ धवलाटीकामे भी 'योनिप्राभूत का निर्देश 
उपलब्ध होता है। इस आलोकमे घरसेनरचित 'योनिप्रामृत' ग्रथपर अविश्वास 
नही किया जा सकता है। धवलाटीकामे बताया गया है कि पुष्पदन्त और 
भूतवलिको बुद्धि-परीक्षाके हेतु धरसेनाचार्यने दो मन्त्र दिये थे। उन्तमे एक मर 
अधिक अक्षर वाला था भौर दूसरा हीनाक्षर था। गुरुने दो दिनके उपवासके 
पर्चत्‌ उन मन्‍्त्रोको सिद्ध करनेका आदेश दिया । शिष्य मन्त्रसाधनामे सलग्न 
हो गये । जब मन्‍्त्रके प्रभावसे उन्तकी अधिष्ठात्री देवियाँ उपस्थित हुईं तो एक 
देवीके दाँत बाहर निकले हुए थे और दूसरी कानी थी। देवता विक्ता ज्ध नही 
१ घबलाटीकासमन्वित पट्खण्डागम, प्रथम जिल्द, पृ० ६। 
२ घवलादीका, जिल्द १, प्रस्तावना, पु० ३०, 


| 4 





४८ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


होते; इस प्रकार निश्चय कर उन दोनोने मत्रसम्बन्धी व्याकरणशास्त्रके 
आधारपर उन सन्त्रोका शोधन किया और मन्‍्त्रोको शुद्धकर पुन' साधनामे 
सलरूग्न हुए। वे देवियाँ पुनः सुन्दर ओर सौम्य रूपमे प्रस्तुतत हुई | सिद्धिकें 
अनन्तर वे दोनो शिष्य गुरुके समक्ष उपस्थित हुए | और विनयपू्वक विद्यासिद्धि 
सम्बन्धी समस्त वृत्तान्त निवेदित कर दिया । गुरु धरसेनाचाय शिष्योके ज्ञान 
से प्रभावित हुए और उन्होने शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ वारमे सिद्धान्त- 
का अध्यापन प्रारभ किया ३१४ 
घवलग्रथके इस उल्लेखसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि धरसेनाचार्य 
मन्त्र-तन्त्रके ज्ञाता थे । अत उनका मन्त्रशास्त्रसस्बन्धी 'योनिप्राभृत्त' ग्रन्थ 
अवद्य रहा है। 
आगमसम्बन्धी ज्ञानके लिए षट्खण्डागम ग्रन्थ ही प्रमाणहप है। इस 
ग्रत्थका समस्त विषय उन्हीके द्वारा प्रतिपादित है। पुष्पदन्त और भूत्तबलिने 
उनसे ही सिद्धान्तविषयक ज्ञान प्राप्त कर षट्खण्डागरमके सूत्रोकी रचना की है। 
(घवलादटीकासे धरसेनाचार्यके सम्बन्धमे निम्नलिखित्त जानकारी प्राप्त 
होती है-- 
-£ धरसेन सभी अग और पूर्वो के एकदेश ज्ञात्ा थे। 
“६ अष्टाग-महानिमित्तके पारगामी थे | 
लेखनकलामे प्रवीण थे | 
# मन्‍्त्र-तन्त्र आदि शास्त्रोके वेत्ता थे । 
“५ महाकम्मपयडिपाहुडके* वेत्ता थे । 
«६. प्रवचन और शिक्षण देनेकी फछामे पदु थे | 
»“र्ई प्रवचन॒वत्सल थे | 


१ (दा ताण तेण दो विज्ञाओ दिण्णाओ । तत्थ एया अहिय-बंखरा, भवरा विह्ीण- 
बखरा । एदाओ उछठद्दोववासेण साहेहु त्ति। तदों ते सिद्धविज्जा विज्जा-देवदाओ 
पेच्छति, एया उहतुरिया अवरेया काणिया। एसो देवदाणं सहावो ण होदि द्धि 
चितिऊझण मत-व्वायरण-सत्य-कुसलेहि हीणाहिय-क्लराण छहणावणयण-विह्यण 
काऊण पढतेहि दो वि देवदाओ सहावखरूव-द्वियाओ दिद्ठाओ । पृणों तेहि घरसेण- 
भयवत्तस्स जहावित्तेण विणएण णिवेदिदे सुद्ु, तु्दु ण घरसेण-भमडारएण सोम-तिहि- 
णक्खत्त-वारे गथों पारद्धों' 

--पट्खण्डागमधवलाटीका, प्रथम पुस्तक, पृ० ७०। 

२ जयउ घरसेणणाहों जेण महाकम्मपयडिपाहुडसेलो । 
बुद्धिसिरेणुद्धरिओं.. समप्पिओ पुष्फयतस्स ॥ 

--धवरू 


श्रृतधर ओर सारस्वताचार्य ४९ 


< प्रश्नोत्तरशेलीमे शका-समाधानपृर्वक शिक्षा देनेमे कुशल थे । 
९, महनीय विषयको सक्षेपमे प्रस्तुत करना भी उन्हे आता था। 
- १० आग्रायणीयपृर्वंके पव््चम वस्तुके चतुर्थ प्राभुतके व्याख्यानकर्तता थे | 

११ पाठत, चित्तन एवं शिष्य-उदबोधनकी कलामे पारगत थे । 
पुष्पदनन्‍्त और उनको रचना 

पुष्पदल्त और भूततबलिका नाम साथ-साथ प्राप्त होता है, पर प्राक्ृत पृद्ा- 
वलीमे पृष्पदल्तको भूतबलिसे ज्येष्ठ माता गया है। बन मात पु परचात्‌ पुष्प- 
दन्तका कार्य-काल ३० वर्षका बंतायां है। पुष्पंदन्त और भूत्तबलि दोनो ही 
धरसेनाचार्यके निकट श्रुतकी शिक्षा प्राप्त करने गये थे। शिक्षा-समाप्तिके 
पवचात्‌ सुन्दर दाँतोके कारण इनका नाम पुष्पदन्त पडा था। 

विबुध श्रीधरके श्रुतावता रमे भविष्यवाणीके रूपमे जो कथा दी गई है 
उससे पृष्पदन्त और भूत्तनलिके जीवनपर प्रकाश पडता है ,पर इस श्रुतावतारमे 
जिन तथ्योकी विवेचना की गई है वे विचारणीय हैं । बताया है--भरत क्षेत्रके 
बामिदेश--ब्रह्मदेशमे वसुन्धरा नामकी नगरी होगी । वहाँके राजा नरवाहन और 
रानी सुरूपा पुत्र न होनेके कारण खेद-खिल्न होगे | उस समय सुबुद्धि नामका सेठ 
उन्हे पद्मावत्तीकी पूजा करनेका उपदेश देगा । तदनुसार देवीकी पूजा करनेपर 
राजाको पुत्रछाभ होगा और उस -पुत्रका नाम पद्म रखा जायगा। तदनन्तर 
राजा सहस्तकूटचेत्यालयका निर्माण करायेगा और प्रतिवर्ष यात्रा करेगा। सेठ 
भी राजकृपासे स्थान-स्थानपर जिनमन्दिरोका निर्माण करायेगा । इसी समय 
वसन्त ऋतुमे समस्त संघ यहाँ एकनच्र होगा और राजा सेठके साथ जिनपजा 
करके रथ चलावेगा । इसी समय राजा अपने मित्र मगधसम्रादको मुनीन्‍द्ध 
हुआ देख सुबुद्धि सेठके साथ विरक्त हो दिगम्बरी दीक्षा धारण करेगा। इसी 
समय एक लेखवाहक वहाँ आयेगा। वह जिनदेवको नमस्कार कर मुनियोकी 
तथा परोक्षमें धरसेन गुरुकी वन्दत्ता कर लेख समपितत करेगा । वे मुनि उसे 
वाचेगे कि गिरिनगरके समीप गुफावासी धरसेन मुनीश्वर आग्रायणीय पृव॑की 
पञ्चमवस्तुके चौथे प्राभुतशास्त्रका व्याख्यान आरभ करने वाले है। धरसेन 
भट्टारक कुछ दिनोमे नरवाहन और सुबुद्धि नामके मुनियोकों पठन, श्रवण और 
चिन्तन कराकर आसाढ शुक्ल्रा एकादशीको शास्त्र समाप्त करेंगे। उनमेसे 
एककी भूत रात्रिको बलिविधि करेगे और दूसरेके चार दाँतोको सुन्दर बना 
देंगे । भत्तएव भूत्त-बलिके प्रभावसे नरवाहन मुनिका नाम भूतबलि और चार 
दाँत समान हो जानेसे सुबुद्धिमुनिका नाम पुष्पदन्त होगा।' 
१. श्रुतावततार, माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला, पग्रन्थाडू २१, सिद्धान्तसारादिसग्रह 

पुृ० ३१६-३१७ 


५० तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्ग-परग्परा 


इस आख्यानमे अन्य कुछ तथ्य हो या न हो, पर इतना यथाथ है कि पुष्प- 
दन्‍्तका प्रारभिक नाम कुछ और रहा होगा। घवलाटोकामे भी पुष्पदन्तके 
नामका उल्लेख करते हुए लिखा है-- 


“अवरस्स वि भूदेहि पुजिदस्स अत्यवियत्य- नदत-पत्तिमोसारिय भूदेहि 
समीकय-दत्तस्स 'पुप्फयतो' त्ति णाम कय ।९९८८ 


अर्थात्‌ देवोने पूजा कर जिनकी अस्तव्यस्त दंतपक्तिको दुर कर सुन्दर बना 
दिया उनकी धरसेन भट्टारकने प्रष्पदन्त सज्ञा की। स्पष्ट है कि पुष्पदन्त यह 
आरमिक नाम नही है | गुरुने यह नामकरण किया है । दक्षिणापथसे जिन दो 
साधुओके आनेका उल्लेख किया गया है उनके आरभिक नामोका कथन नही 


आया है । यह सत्य है कि पुष्पदन्त भी भूतबलिके समान ही प्रतिभाशाली और 
ग्रन्थ-निर्माणमें पटु हैं । 


इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि वर्षावास समाप्त कर पुृष्पदन्त 
और भूतबलि दोनोने ही दक्षिणकी ओर विहार किया । और दोनो करहाटक“ 
पहुँचे । वहाँ उनमेसे पुष्पदल्त मुनिने अपने भानजे जिनपालिततसे भेंट की और 
उसे दीक्षा देकर अपने साथ ले वनवास देशको चले गये। त्तथा भूतबलि द्रविड 
देशकी मधुरा नगरीमे ठहर गये । 


करहाटक॒को कुछ विद्वानोते सितारा जिलेका आधुनिक करहाड या कराड़ 
और कुछने महाराष्ट्रका कोल्हापुर नगर बतलाया है.। करहाटक नगर प्राचीन 
समयमे बहुत प्रसिद्ध था। स्वामी समत्तभद्नेट भी इस नगरमे पधारे थे। 


शिलालेखोसे ज्ञात होता है कि उस समय यह नगर विद्या भर वीरता दोनों 
के लिए प्रसिद्ध था। 


उपयुक्त चर्चासे एक तथ्य यह प्रसृत्त होता है कि पृष्पदस्तके भानजे जिन॒- 








_२£ पट्खण्डागमधवलाटीका, प्रथम पुस्तक, पृ० ७१ 
४ जम्मतुरथ करहाटे तयो सय पृष्पदन्त नाम मुनि । 
जिनपालिताभिधान दुष्ट्वाप्सों भग्रिनेय स्व ॥। 
दत्वा दीक्षा तस्मे तेन सम देशमेत्य वनवासम्‌ । 
सस्थोी भूतबलिरपि मघुराया द्रविडवदेशे&स्थात्‌ ॥ 
--श्रुतावतार, पद्चथ १३२-११३ 
३८ प्राप्तोहह करहाटक बहुभट बिद्योत्तट सकट । 
--मल्लिषेण-प्रगस्ति-शिलालेख ५४ इलोक ७ 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ४ ५१ 


पालित करहाटकके निवासी थे। अत" पृष्पदन्तका भी जन्मस्थान करहाटके 
आसपास ही होना चाहिए । 

(घरसेनाचार्यने महिमा नगरोमे सम्मिलित हुए दक्षिणापथके आचार्योके 
पास अपना पत्र भेजा था, जिसके फलस्वरूप आन्ध्रदेशकी वेणा नदीके तटसे 
पुष्पदन्त और भूत्तनलि उनके पास पहुचे थे। वत्तमानमे सतारा जिलेमे वेष्या 
नामको नदी प्रवाहित होती है और उसी जिलेमे महिमानगढ़ नामक ग्राम भी 
है। बहुत सभव है कि यह ग्राम ही प्राचीच महिमा नगरी रहा हो । अत्एव 
सत्तारा जिलेका करहाड ही करहाटक हो तो इसमे कोई आश्चर्य नही है 


वनवास देश उत्तर कर्णाटकका प्राचीन नाम है। यहाँ कदम्बवशके 
राजाओकी राजधान्ती थी। इस वनवास देशमे ही आचाय॑ पुष्पदन्तने जिन- 
पालितको पढानेके लिए 'बीसदि' सूत्रोकी रचना को | और इल सूत्रोको भूत- 
बलिके पास भेजा। भूत्तनलिने उन सुत्नोका अवलोकन किया और यहू जानकर 
कि पुष्पदन्‍्त आचायंकी अल्पायु अवशिष्ट है, अत महाकरमंप्रकृतिप्राभुतका 
विच्छेद न हो जाय, इस भयसे उन्होने द्रव्यप्रमाणानुगमको आदि लेकर ग्रन्थ- 
रचना की । अत्तएव यह स्पष्ट है कि पट्ख॒ण्डागमसिद्धान्तका प्रारभिक भाग 

० कक देशमे जल लि 

वनवास देशमे रचा गया और शेष ग्रन्थ द्रविड देशमे | 
सम्य-निर्धारण 

यह हम पहले ही लिख चुके है कि पुष्पदन्त भूतवलिसे आयुमे ज्येष: थे। 
आचाय॑ वीरसेनने मगलाचरण-सदर्भमे भूतबलिसे पूर्व पुष्पदन्तका स्तवन 
किया है । लिखा है-- 


पणमामि पृष्फमत. दुष्णयधयार-रव । 
भरग-सित-मर्ग-कट्यमिसि-समिइ-वइ सया दत ॥*१ 
अर्थात्‌ जो पापोका अन्त करने वाले है, कुनयरूप अधकारके नाश करनेके लिये 
सूर्य तुल्य है, जिन्होने मोक्षमार्गके विध्नोको तण्ट कर दिया है, जो ऋषियोकी 
समिति अर्थात्‌ सभाके अधिपति है और जो निरन्तर पज्चेन्द्रियोका दमन करने 
वाले है ऐसे पुष्पदल्त आचाय॑को मे प्रणाम करता हूँ। 
उपयुक्त उद्धरणमे 'इसि-समिइ-वइ' विचारणीय है । इस पदका अर्थ यह 
है कि पुष्पदल्त अपने समयके आचार्यो मे अत्यन्त मान्य थे और इसीलिये वे 
मुनिसमितिके सभापति कहलाते थे। 
(नद्सिघकी प्राकृत-पद्टावलीके अनुसार पुष्पदल्त भूत्तबलिसे पूर्ववर्त्ती है| 


१ पट्खण्डागमघवलाटोका, पुस्तक १, पृष्ठ ७, मंगलू-गाथा ५। 


५२ तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इसके अनुसार इनका समय वीर नि० स० ६१३के" पहचात्‌ ई० सन्‌ प्रथम- 
द्वितीय शत्ताब्दीके लगभग होना चाहिए । डा० ज्योतिप्रसाद जैनने पृष्पदन्त- 
रचनादशक्ति और प्रतिभा 


घव॑लामे आचाय वीरसेनने बतलाया है कि बीस प्रकारको प्ररूपणाएँ 
सूत्रोके द्वारा की गयी है। अत्त पुष्पदन्ताचायेने जो “बिसदिसुत्त! कहा है उसका 
अभिप्राय सत्प्ररुूपणाके सूत्रोमे आगसमोक्त बीस प्ररूपणाओंके कथनसे है | घवला- 
कारने सत्प्ररूपणाके सत्रोको व्याख्या समाप्त करने पश्चात्‌ लिखा है कि 
सत्सत्नोका विवरण समाप्त हो जानेके अनन्तर उन्तकी प्ररूपणा करेंगे । इससे 
स्पष्ट है कि आचार्य पुष्पदल्तने सत्सूज्ोकी ही रचना की है, उसकी प्ररूपणाका 
कथन नही किया | यद्यपि उन्होने अनुयोगद्वारका नाम “संत्परूवणा” ही 
रखा है। ऐसी स्थितिमे पुष्पदन्ताचारयंके द्वारा रचे गये सूत्रोको 'सतयुत्त' कहना 
अधिक उचित था, पर इस शब्दका प्रयोग न कर “बीसदिसुत्त' क्यो कहा, इस 
सम्बन्धमे कोई सत्तोषजनक समाघान प्राप्त नही होता है। 


इन्द्रनन्दिने३ “लिखा है कि पुष्पदन्तने सौ सूत्रोकों पढाकर जिनपालितकों 
भूतवलिक पास भेजा, किन्तु सत्प्ररूपणार्क सत्रोकी संख्या १७७ है। अत्त. उनका 
यह कथन भी सतक प्रतीत्त नही होता । यह सत्य है कि सत्प्ररूपणाके १७७ 
सूत्र पुष्पदत्ताचाय्य द्वारा रचे गये है। अंत. उत्थानिकामे धवछाकारने 
पुष्पदन्तका ही नामोल्लेख किया है । 

। 3 ओ ग्रन्थकी रूपरेखाका निर्माण पुष्पदन्तक द्वारा ही हुमा होगा। यत्त 
ग्रन्थ- आरभ पुष्पदन्तने किया है। इन्होने चौदह॒ जीवसमासो और 
गुणस्थानोके निरूपणके लिये आठ अनुयोगद्वारोको ही जानने योग्य बतलाया 
है। ये आठ अनुयोगद्वार है--१ सत्तपरूवणा, २ द्रव्यप्रमाणानुगम, ३. 
क्षेत्रानुगम, ४ स्पर्शानुगम, ५ कालानुगम, ६ अन्तरानुगम, ७ भावानुगम, और 


४८ भाकृत-पट्टावलीमें अहहलिका काल..२८ वर्ष, माघनन्दिका २१ वर्ष, घरसेनका 
१९ वर्ष और _पुष्पदन्त॒का ३ ० वर्ष माना हैं। इस प्रकार वीर नि० स० ६६३ 
समय आता. है । हे हि 

५२८ 76 चगिए 8007९९३ ० फल साश्न0ए ण गलत एगत9, 9, 4, 

३८ सुत्नाणि तानि शतमध्याप्य ततो भूतबलिगुरोः पादवंम । 
तदभिप्राय ज्ञातु प्रस्थापयदगमदेषो४पि ॥। 
--शआरुतावतार, इलोक सख्या १३६ । 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ५३ 


८ अल्पबहुत्वानुगम । जीवस्थान नामक प्रथम खण्डके ही ये आठ अधिकार हैं। 
इन अधिकारोंके अनन्तर जीवस्थानकी चूलिका है। इस चूलिकाको भी जीव- 
स्थानका भाग सिद्ध करनेके लिए धवराकारको शका-समाधान करना पडा 
है और अन्‍्तमे उन्होने बताया है कि चूलिकाका अन्‍्तर्भाव आठ अनुयोग- 
द्वारोमे होता है। अत चूलिका जीवस्थानसे भिन्न नही है। धवलाकारकी इस 
चर्चासे यह स्पष्ट है कि पुष्पदन्त आचार्य द्वारा आठ अनुयोगद्वारोमे जो बातें 
कथन करनेसे छूट गई थी उनसे सम्बद्ध बातोका कथन चूलिका अधिकारमे 
किया गया है। घृवलाक अध्ययनसे यह भ्रत्तीत होता है कि चूलिका अधिकार 
पुष्पदन्त द्वारा रचित नही है। प्रृष्पदन्तने केवल जीवस्थान नामक खण्डका 
ही उक्त सृत्रोमे ग्रथन किया है | 

इन्द्रनन्दि" ने लिखा है--पुष्पदल्त मुनिने अपने भानजे जिनपालितको 
पढ़ानेके लिए कर्म प्रकृतिप्राभुतका छः खण्डोमे उपसहार किया है। और 
जीवस्थानके प्रथम अधिकारकी रचना की और उसे जिनपालितको पढाकर 
भूतबलिका अभिप्राय अवगत्त करनेके लिए उनके पास भेजा । जिनपालितसे 
सत्प्रर्षणाक सूत्रोको सुनकर भूतबलिने पुष्पदल्त गुरुका षट्खण्डागम-रचनाका 
अभिप्राय जाना । 

'जीवस्थानके अवतारका कथन करते हुए धवलाटीकाकार आचार्य वीरसेनने 
जो विमर्श प्रस्तुत किया है उससे आचार्य पुष्पदन्‍्तकी रचनाशक्ति, पाण्डित्य 
एवं प्रतिभा पर पूरा प्रकाश पडता है। लिखा है--/दूसरे आग्रायणीय पूर्वके 
अन्तर्गत चौदह वस्तु-अधिकारोमे एक चयन लूव्धि नामक पाँचवाँ वस्तु-अधि- 
कार है। उसमे बीस प्राभुत है। उनमेसे चतुर्थ प्राभृत्त कमंप्रकृति है। उप 
कर्मआभृत्तप्रकृतिके २४ अर्थाधिकार हैं। उनमे छठा अधिकार बच्धन नामक 
है । इस अधिकारके भी चार भेद है-- 

१ बन्ध, २ बन्धक, ३े बन्चनोय और ४ बन्धविधान | इनमेसे बन्धक अधि- 
कारके ग्यारह अनुयोगद्वार है। उनमे पञ्चम अनुयोगद्वार द्रव्यप्रमाणानुगम 
है । इस जोवस्थान नामक खण्डमे जो द्रव्यप्रमाणानुगम नामक अधिकार है 
वह इसो बन्धक नामक अधिका रसे निस्सृत्त है। बन्धविधानके भी चार भेद है-- 
प्रकृतिवन्‍ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध | इन चारो बन्धोमेसे 
प्रकृतिबन्धके दो भेद है--मूलप्रकृतिबन्व और उत्तरप्रकृतिवन्‍्ध | उत्तर 





९.४ अथ पुष्पदन्तमुनिरष्यध्यापयितुं स्वभागिनेय तम्‌ । 
कर्मप्रकृतिप्राभूतमुपसहार्येव-.. पड़्भिरिह् खण्ड ॥ 
“-श्रुतावतार, इलोकसख्या १३४ | 


५४ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


बन्धके दो भेद हैं--एकेकोत्तर प्रकृत्तिबन्ध और अव्वोगाढोत्तरप्रकृतिबन्ध । 
एकेकोत्तरप्रकृतिबन्धके २४ अनुयोगद्वार हैं । उत्तमेसे जो समुत्कीतेन नामक अधि- 
कार है उसमेसे प्रकृतिसमुत्कीत्तन, स्थान-समुत्कीत्तंन और तीन महादंडक निस्‍्सृत 
हैं। तेईसवें भावानुगमसे भावानुगम लिकला है। अव्वीगाढ़ उत्तरप्रकृतिबन्धके 

भेद हैं--भुजगारबन्ध और प्रकृतिस्थानबन्ध । प्रकृत्तिस्थानबन्धके आठ 
अनुयोगद्वार हैं--सत्थरूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, कालो- 
नुगम, अन्तरानुगम, भावानुगम और अल्पबहुत्वानुगम । इन आठ अनुयोगद्वारोंमेसे 
छ. अनुयोग-द्वार निकले हैं--सत्प्ररूपणा, क्षेत्रप्ररूपणा, स्पर्शनप्ररूपणा, अन्त रप्ररू- 
पणा ओर अल्पबहुत्वप्रहपणा । ये छः और बन्धक अधिकारके ग्यारह अधि- 
कारोमेसे निस्सृत द्रव्यप्रमाणानुगम तथा तेईसवें अधि कारसे निस्सृत भावानुगम 
ये सब मिलकर जीवस्थानके भाठ भनुयोगद्वार है। इस विवेचनसे ज्ञात होता 
है कि हे पुष्पदन्तने 'एत्तो४ इत्यादि सूत्र उक्त आधारको भ्रहण कर हो 
कहा है | 


उक्त समस्त विमशुके>अध्ययतसे निम्नलिखित निष्कषं उपस्थित होते हैं-- 

«६ षट्खंडागमका आरभ आचाये पुष्पदल्तने किया है | 

3४ सेत्मरूपणाके सूत्रोके साथ उन्होने घट्खंडागमकी कोई रूपरेखा भी भूत- 
बलिके निकट पहुँचायी होगी | 

3,“पृष्वदल्तने अपनी रचता जिनपालितको पढायी ओर तदलनन्‍्तर 
अपनेको अल्पायु समझकर गुरुभाई भूतबलिको अवशिष्ट कार्यको पूर्ण 
करनेके लिये प्रेरित्त किया होगा | 

(2 पुष्पदन्त महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके अच्छे ज्ञाता एवं उसके व्याख्याताके 
खूपमे प्रसिद्ध रहे हैं। यद्याप सृत्रोके रचयित्ताओका नाम नही मिलता 
है, पर घबलाटीकाक आधारपर सत्प्ररूपणाके सूत्रोके रचयिता पुष्प- 
दन्त है । 

< ५४ पृष्पदन्तने अनुयोगद्वार और प्ररूपणाओके विस्तारको अनुभव कर ही 
सत्रोकी रचना प्रारम्भ को होगी । 


भूतबलि और उनको रचना 
पुष्पदन्तके नामके साथ भूतबलिका भी नाम आता है। दोनोने एक साथ 
५४ एत्तो इमेंसि चोहसप्ह जीवसमासाण भग्गणद्ग॒दाए तत्थ इमाणि चोहस चेव ह्ा्णाणि 


णायव्वाणि भवंति ।-घट्ख ० १२ 
७ पषद्खण्डागम, घवलाटीका, प्रथम पुस्तक, पु० १२९३-१३० । 


है 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य : ५५ 


घरसेनाचारयंसे सिद्धान्त-विषयका अध्ययन किया था। भूतबलिने अंकुलेब्वरमे 
चातुर्मास समाप्त कर द्रविड देशमे जाकर श्रुतका निर्माण किया। घवलाटीकामें 
आचाय॑ वीरसेनने पुष्पदन्तके पश्चात्‌ भूतवलिको नमस्कार किया है। 


पणमह्‌ कय-भूय-बलि भूयबलि केस-वास-परिभूय-बलि | हे 
विणिहय-वम्मह-पसर वड्ढाविय-विमल-णाण-बम्मह-पसर ॥४ 


अर्थात्‌ जो भूत--प्राणीमात्रके द्वारा पूजे गये हैं अथवा भूत नामक व्यन्तर 
जातिके देवो द्वारा पूजित है, जिन्होने अपने केशपाश अर्थात्‌ सुन्दर बालोंसे बलि-- 
जरा आदिसे उत्पन्न होने वाली शिथिलताको परिभूत--तिरस्कृत्त कर दिया है। 
जिन्होने कामदेवके प्रसारको नष्ट कर दिया है और निमंल ज्ञानके द्वारा ब्रह्मचयं- 
को वृद्धिगत कर लिया है उन भूत्तनलि नामक आचार्यको प्रणाम करो। 


उपयुंक्त गाथामे भूतबलिके शारीरिक और आत्मिक तेजका वर्णन किया 
है। भूतबलिकी आन्तरिक ऊर्जा इत्तती बढी हुई थी, जिससे ब्रह्मचयंजन्य सभी 
उपलब्धियाँ उन्हे हस्तगत हो गई थी। ऋष्धि और तपस्याके कारण ग्राणीमात्र 
उनकी पूजा प्रतिष्ठा करता था। इस प्रकार आचार वीरसेनने आचाय॑ भृत्तबलीके 
व्यक्तित्वकी एक स्पष्ट रेखा अकितत की है। सौम्य आक्ृतिके साथ भूतबलिके 
केश अत्यन्त सयत्त और सुन्दर थे । केशोकी कृष्णता और स्तिग्घताके कारण वे 
युवा ही प्रत्तीत्त होते थे । 


' श्रवणबेलगोलके एक शिलालेखमे पुष्पदन्तके साथ भूतबलिको भी बहंदु- 
बलिका शिष्य कहा है। इस कथनसे ऐसा ज्ञात्त होता है कि भूतबलिके दोक्षा- 
गुरु अहंदबलि और शिक्षागुरु धरसेनाचाय॑ रहे होगे) लिखा है-- 


यपुष्पदन्तेत च भूततबल्याख्येनापि शिष्य-द्वितयेन रेजे | 
फलभ्रदानाय जगज्जनाता श्राप्तोड्डूराभ्यामिव कल्पभूज ॥ 
अहंदबलिस्सद्भचतुविध स श्रीकोण्डकुन्दान्वयमूलसड्डध । 
कालस्वभावादिह जायमानद्वेषेतराल्पीकरणाय चक्रे ॥2./ 
इन अभिलेखीय पद्योके आधारपर अहंदूबलिको भूतबलिका गुरु मान लिया 
जाय तो कोई हानि नही है| समयक्रमानुसार अहंदुबलि और पुष्पदन्तके 
समयमे २१+ १९ > ४०वर्षका अन्तर पडता है जिससे अहंदुबलिका भूतबलि 
ओर पुष्पदल्तके समसामयिक होनेमे कोई बाधा नही है । 





ही आ पट्खण्डागम, घबछाटीका, प्रथम पुस्तक, इलोक ६ 
हैं श्रवणबेलगोल अभिलेख सख्या १०५, पद्य २५-२६ 


५६ . तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्ये-परम्परा 


भूतबलिके व्यक्तित्व और ज्ञानके सम्बन्धमे धवलाटोकासे पर्याप्त प्रकाश 
पडता हे । बताया है-- भूतवलि भट्टारक असबद्ध बात नहीं कह सकते । यतत' 
महाकमं प्रकृति प्राभुत रूपी अमृत्तपानसे उनका समस्त राग-द्वेष-मोह दूर हो गया है | 

"ण चासबद्ध भूदवलिभडारओं परूवेदि महाकम्मपय्डिपाहुड-अमियवाणेण 
ओसारिदा सेसरागदोसमोहत्तादों |: 

इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि भूतवलि महाकर्मप्रकृतिताभूतके पूर्ण ज्ञाता 
ये। इसलिये उनके द्वारा रचित सिद्धान्तग्रन्य सर्वथा ।नर्दोष और भर्यपूर्ण है। 


इन्होंने २४ अनुयोगद्वा रस्वरूप महाकर्मंप्रकृतिप्राभृत्तका ज्ञान प्राप्त किया था | 
बताया है-- 





“चउबीसअणियोगद्यारसरूवमहाकम्मपयिपाहुडपा रयस्स भूदवलि- 
भयवतस्स ।९२० 


सम्तय-निर्धारण 


भूतवलिका समय आचार्य पुष्पदन्तका समय हो है। दोनोने एक साथ धर- 
सेनाचायंसे सिद्धान्त-ग्रन्योका अध्ययन किया और अकुलेद्व रमे साथ-साथ वर्पा- 
वास किया। पुष्पदन्त द्वारा रचित प्राप्त सुत्रोके पश्चात्‌ भूतवलिने पट्खण्डागमके 
शेष भागकी रचना को । .,डा« ज्योतिप्रसादने भत्तेवलिका समय ई० संत ६६- 


'>+० “>> «6 “४०००, 


९० तक माना है और पट्ख॒ण्डागमका सकलन्‌ ई० संत ७५ स्वीकार किया हेल३..” 
प्राकृतपट्टावली, नन्दिसधकी गुर्वावली आदि प्रमाणोके अनुसार भूतबलिका 
समय ई० सनकी प्रथम शताव्दीका अन्त और द्वितीय शत्ताब्दीका आरभ भाता 
है | डा० हो रालाल जेनने घवलाकी प्रस्तावनामे वीर नि०स० ६१४ भौर ६८३के 
बीच उक्त आचार्यो का काल निर्धारित किया है ।/अतएवं भूतवलिका समय ई० 
सन्‌ प्रथम शताव्दीका अन्तिम चरण (ई ८७के छगभग) अवगत होता है। 

रचना-शक्ति और पाण्डित्य 


इन्द्रगन्दिके श्रुतावतारसे ज्ञात होता है कि भूतवलिते पुष्पदन्त विरचित 
सूत्रोकों मिलाकर पाँच खण्डोके छ हजार सूत्र रे ओर तत्पश्चात्‌ महावन्ध 
नामक छठे खण्डकी तीस हजार सूत्रग्रथरूप रचना की /9८ 
«४ पदखण्डागम, घवलाटीका, पुस्तक १०, पृु० २७४-२७५। 
32 वही, पुस्तक १४, पृ० १३४। 
हट गग6 [ग्या)4 9007068 0 फट जाडा0ए9 णी 4व९००१ ग्रठी5, 9 74, 


'ड.. पदुखण्डागम, घवलाटीका, पुस्तक ६, प्रस्तावना पृ० २२-३१ 
१५८ श्रुतावत्तार, पद्य १३९ 


शरुतघर और सारस्वत्ताचार्य ५७ 


छकखडागमके सूत्रोके अवछोकनसे प्रकट होता है कि प्रथम खण्ड जीव- 
स्थातके आदिमे सत्प्ररूपणासूत्रोके रचयिता पृष्पदन्ताचार्यने मगछाचरण किया 
है और तदनुसार घवलाटीकाकार वोरसेन स्वामीने भी श्रुतावतार आदिका 
कथन किया है। षट्खण्डागमके रचग्रिता भूतवलिते चौथे खण्ड वेदनाके आदिये 
पुत्र. सगल किया हे और घवछाकारने भी जीवस्थानके समान ही कर्त्ता, निमित्त, 
श्रुतावत्तार आदिकी पुन चर्चा की है । इससे यह पट्खण्डागमग्रन्थ दो भागोमे 
विभक्त प्रतीत होता है | पहले भागमे आदिके त्तीन खण्ड है और हित्तीय भागमे 
अन्तके त्तोन खण्ड है | इस द्वितीय भागमे ही महाकर्म प्रकृति प्राभु तके २४ अधि- 
कारोंका वर्णन किया गया है। डा० हीरालाछजीने इस दित्तीय खण्डकी 
विशेष सज्ञा सत्कमंप्राभृतत बतायी है। वस्तुत॒ आचाय॑ भूतबलिने पट्खण्डागमक्े 
जीवस्थानकी छोडकर शेष समस्त खण्डोकी रचना की है | (कुतिअनुयोगद्वा रके 
भादिमे ग्रन्थावता रका चर्णन करते हुए वीरसेन स्वामोने लिखा है कि धरसेना- 
चार्यने गिरितगरकी चन्द्रगरफामे भूतबलि और पुष्पदन्तकों समग्न महाकमंप्रकृति- 
प्राभूत समर्पित कर दिया। ततृपश्चात्‌ भूदबलि भट्टा रकने श्रुत-तदीके प्रवाहके 
विच्छेदके भयसे भव्य जीवोंके उद्धारके छिये महाकमंप्रकृतिप्राभृतका उपसहार 
करके छ खण्ड किये 


इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारम यह लिखा हे कि भूतवलि आचायंने पट- 
खण्डाग़मकी रचना कर उसे ग्रन्थरूपमे निम्रद्ध किया और ज्येष्ठ शुक्ला पचमी- 
को उसकी पूजा की और इसी कारण यह पञ्चमी श्रुतपञ्चमीके नामसे विख्यात 
हुई। ततृपरचात्‌ भूतवलिने उस प्रट्खण्डागमसूत्रके साथ जिनपालितको पुष्प- 
दल्त गुरुके पास भेजा। जिनपालितके हाथुमे षट्खण्डागमग्रन्थको देखकर 
मेरे द्वारा चिस्तित कार्य सम्पन्न हुआ, यह अव॒गत्त कर पुष्पदल्त गुरुते भी श्रुत- 
भक्तिके अनुराग पुरुंकित होकर श्रुत-पचमोके दिन उक्त अन्धको पूजा की । 

(श्रुतावतारके उक्त कथनसे यहो प्रमाणित होता है कि पुष्पदन्ताचायंने 
पट्खण्डागमकी रूपरेखा निर्धारित कर सत््ररूपणाके सृत्रोकी रचना की थी और 
जष भागको भूतबलिने समाप्त किया था ) 


) 


छक्खडागमके अवलोकनसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि दूसरे खण्ड खुदा- 
बन्धसे छठे खण्ड त्तक यह भूतबलि द्वारा रचा गया है। चतुर्थ खण्ड वेदनाके 


१, 'तदों भूतवलिभडारएण सुदणईपरवाहवोच्छेदभीएण भवियलोगाणुर्गहुट्ट महाकम्म- 
पथडिपाहुडमुवसहरिऊण छक्खडाणि कयाणि । 


--पट्खण्डा०, घवरा, पुस्तक ९, पृ० १३३॥। 


५८ तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अन्तगंत कृतिभनुयोगद्वा रे आदिसे सूत्रकारने ४४ मगलतूत्र लिखे है हे और 
४५ वे सूत्रसे ग्रल्थकी उत्यानिकाके रूप आाग्रायणीय के अ- ५० 00 एल 
के अन्तर्गत कर्मप्रकृतिप्राभुतके २४ अनुयोगद्वारोका निर्देश किया है। चीर- 
सेन स्वामीने इन मगलसन्नोको लेकर एक हुम्बी चर्चा को है ।२/इस चचसि 
तीन निष्कर्ष निकलते है'-- 


<£ भूत्तवलिने मगलसुत्रोकी रचना स्वय नही की । परम्परासे भाप्त महा- 
कर्मप्रकृतिप्राभृतके मगरुसृत्रोका सकलून किया है । 


« २“वट्खण्डागममे महाकमंप्रकृतिप्राभुतके अर्थका ही निवन्धन नही किया 
है, अपितु गब्द भी ग्रहण किये गये हैं । 
जद भूतवलि कर्त्ता नही, प्रर्वपक हैं। अत पटूखण्डागमका द्वादशाग वाणी- 
के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है। 
इस त्तरह स्पप्ट है कि आचार्य भूतवक्ति महाकममंप्रकृतिप्राभुतके शानी एव 
मर्मज्ञ विद्वान थे । 


छक्खण्डागमका वर्ण्यं विषय एवं सक्षिप्त विवेचन 
यह ग्रन्थ छह खण्डोमे विभक्त है-- 
१ जीवट्ठाण । 
२ खुद्दावन्ध । 
३ वधसामित्तविचय | 
४ वेयणा। 
५. वग्गणा 
६. महावघ । 


४१ जीवट्टाण' नामक प्रथम-खण्डमे जोवके गुण-घर्म और नावावस्थाओका 
वर्णन आठ प्ररूपणाओमे किया गया है | ये आठ प्रस्पणाएँ-- सत्‌, सख्या, क्षेत्र, 
स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पवहुत्व हैं | इसके अनन्तर नौ चूलिकाएँ हैं, 
जिनके नाम प्रकृतिसमुत्कीत्तन, स्थानसमुत्कीत्तन, प्रथम महादण्डक, द्वितीय महा- 
दण्डक, तृत्तीयमहादण्डक, उत्कृष्टस्थित्ति, जघन्यस्थित्ति, सम्यक्त्वोत्पत्ति और गति- 
अगति है। सत्प्ररूपणाके प्रथम सूत्रमे प>्चनमस्का र मन्त्रका पाठ है। इस प्ररूपणाका 


५४ “तत्येंद कि णिवद्धमाहो अणिबद्धमिदि * 
उवबरि उन्चमार्णसु तिसु खडेसु “इत्यादि ।” 


““पद्खण्डागम, घवला टोका, पुस्तक ९, पृ० १०३-१०४। 


" 'तदो सिद्ध णिवद्धमगलत्त पि। 


श्रुतघर ओर सारस्वताचार्य . ५९ 


विषयनिरूपण ओघ और आदेश क्रमसे किया गया है । ओधमे मिथ्यात्व, सासादन 
आदि १४ गुणस्थानोका और आदेशमे गति, इन्द्रिय, काय आदि १४ मार्गंणाओ- 
का विवेचन उपलब्ध होता है | सुद्ररूपणामे १३७ सूत्र है। इनमे४०वें सूत्र 
४५वें सूत्र तक छह कायके जीवोका विस्तारपूर्वक वर्णन आया है। जीवोके 
बादर ओर सूक्ष्म भेदोकै पर्याप्त एवं अपर्यात्त भेद किये गये है। वनस्पति कायके 
साधारण और प्रत्येक ये दो भेद बतलाये है और इन्ही भेदोके बादर और सूक्ष्म 
तथा इन दोनो भेदोके पर्याप्त और अपर्याप्त उपभेद कर विषयका निरूपण 
किया है। स्थावर और त्रसकायसे रहित जीवोको अकायिक कहा है । 

जीवट्भाणखण्डकी दूसरी प्ररूपणा द्रव्यश्रमाणानुगम है। इसमे १०२ सूत्रो 
द्वारा गृणस्थात और मार्गंणाक्रमसे जीवोकी सख्याका निर्देश किया है। इस 
प्ररूपणाके सख्यानिदेशको प्रस्तुत करनेवाले सृत्रोमे शत्तसहस्लकोटि, कोडा- 
कोडी, सल्यात, असख्यात, अनन्त और अनन्ताननन्‍्त सबख्याओ का कथन उप- 
लब्ध है। इसके अतिरिक्त सातिरेक, हीच, गुण, अवहारभाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, 
भन्योन्याभ्यस्त राशि, आदि गणितकी मौलिक प्रक्रियाओके निर्देश मिलते हैं । 
कालगणनाके प्रसगमे आवली, अन्‍्तर्मुहु्त, अवसर्पिणी, उत्सपिणी, पल्योपम 
भादि एव क्षेत्रकी अपेक्षा अगुल, योजन, श्रेणों, जगतृप्रतर एग छोकका उल्लेख 
भाया है। 

क्षेत्रप्ररूपणामे ९२ सूत्रों द्वारा गृणस्थान और मार्गंणाक्रमसे जीवोंके 
क्षेत्रतरा कथन किया गया है। उदाहरणाथ्थे कुछ सूत्र उद्घृत कर यह बत्तलाया 
जायगा कि सृत्रकर्ताकी शैली प्रइनोत्तरके रूपमे कितनी स्वच्छ है और विषयको 
प्रस्तुत करनेका क्रम कित्तना मनोहर है । यथा-- 

“सासणसम्माइट्टिप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति केवडि खेत्ते ? लोगस्स 
असखेज्जदिभाए ।” 

सजोगिकेवली केवर्डि खेत्ते ? छोगस्स असखेज्जदिभागे असखेज्जेसु वा भागेसु 
सब्ब॒लोगे वा 4" 

आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाब 
असजदसम्माइट्टि त्ति केवडि खेत्ते ? लोगस्स असखेज्जदिभागे । 

एव सत्तसु पुढवीसु णेरइया । 
तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छाइट्टी केवडि खेत्ते ? सब्बलोए ।24 
«₹ पदट्खण्डागम, जोवस्थान, क्षेत्रप्रमाणानुगम, सूत्र ३-४ । 
धर षड्खण्डागम, जीवस्थान, क्षेत्रग्ममाणानुगम, सूत्र ५, ६, ७ 


६० तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


अर्थात्‌ सासादनसम्यक्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान 
तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कित्तने क्षेत्रमे रहते हैं ? छोकके असंख्यात भाग- 
प्रमाण क्षेत्रमे रहते हैं । 

सयोगकेवली जीव कितने क्षेत्रमे रहते है? छोकके असख्यातवे भाग- 
प्रमाण क्षेत्रम अथवा लोकके असख्यात बहुभागप्रमाण क्षेत्रमे अथवा सर्व- 
लोकमे रहते हैं । 

आदेशकी अपेक्षा गतिके अनुवादसे नरकगतिमे नारकियोमे मिथ्यादृष्टटि 
गुणस्थानसे लेकर असयतसम्यग्दृष्टिगृणस्थाच त्तक प्रत्येक गृणस्थानवर्ती जीव 
कितने क्षेत्रमे रहते है ? लोकके असख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रमे रहते है । 

इसी प्रकार सातो पृथिवियोमे नारकी जीव लोकके असख्यातवे भागप्रमाण 
क्षेत्रमे रहते हैं । 

तियंञ्चगतिमे तियंज्चोमे मिथ्यादुष्टि जीव कितने क्षेत्रमे रहते है ? सव- 
लोकमे रहते है । 


स्पष्ट है कि एक ही सूत्रमे प्रश्न और उत्तर इन दोनोकी योजना की गयी 
. है। वास्तवमे यह लेखककी प्रततिभाका वैशिष्ठय है कि उसने आगमके गभीर 
विषयको सक्षेपमे प्रश्नोत्तररूपमे उपस्थित किया है। इस प्ररूपणाका प्रमुख 
वर्ण्य विषय मा्गंणा और गृणस्थानकी अपेक्षासे जीवोके स्परशंनक्षेत्रका कथन 
करना है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि जिस मार्गंणामे अनन्त सख्यावाली एके- 
न्द्रिय जीवोकी राशि आती है, उस मार्गणावाले जीव सर्वछोकमे रहते है और 
शेष मार्गणावाले छोकके असख्यातवें भागमे | केवलज्ञान, केवलदर्शन, यथाख्यात् 
लोकके बसख्यातवें भागमे रहते है किन्तु प्रतरसमुद्घाततकी दशामे लछोकके 
असस्यात्त बहुभागोमे त्था लछोकपृर्णसमुद्धात्तकी दशामे सर्वलोकमे रहते है । 
बादर वायुकायिक जीव लोकके सख्यात॒वे भागमे रहते है । 


स्पर्शन-प्ररूपणामे १८५ सूत्र है। इनमे, नानागुणस्थान और मार्गंणावाले 
जीव स्वस्थान, समुद्घात एवं उपपात सम्बन्धी अनेक अवस्थाओ द्वारा कितने 
होता है या रहता है वह उसका स्वस्थान कहलाता है। और उस शरीरके 
द्वारा जहाँ तक वह आता जाता है वह विहाखतृ-स्वस्थान कहलाता है। 
प्रत्येक जीवका स्वस्थानकी भपेक्षा विहा खत्‌-स्वस्थानका क्षेत्र अधिक होता 
है। जैसे सोलहवें स्वर्गके किसी भी देवका क्षेत्र स्वस्थानकी अपेक्षा तो छोकका 
असख्यात्॒वाँ भाग है, पर वह विहार करता हुआ नीचे तृतीय नरक तक 


श्रुत्घर और सारस्वताचार्य ६१ 


जा-आ सकता है। अत उसके द्वारा स्पर्श किया क्षेत्र आठ राजु लम्बा हो 
जाता है । विहारके समान समुद्घात और उपपादकी अपेक्षा भी जीवोका क्षेत्र 
बढ जाता है। वेदना, कषाय आदि किसी निमित्तविश्वेषसे जीवके प्रदेशोका 
मूल शरी रके साथ सम्बन्ध रहते हुए भी बाहर फछना समुदघात कहलाता 
है । समुद्धातके सात भेद है। समुद्धातको अवस्थामे जीवका क्षेत्र, झरीरको 
अवगाहनाके क्षेत्रसे अधिक हो जाता है। 


डी बनी 45 


पाद है। इस प्रकार इस प्ररूपणामे स्वस्थान-स्वस्थान, विहारवत्‌-स्वस्थान 
वेदना, कषाय, वेक्रियिक, आहारक, तैजस, मारणान्तिक, केवलिसमुद्घात 
और उपपाद इन दण अवस्थाओकी अपेक्षा किस गृणस्थानवाले और किस 
मार्गंणावाले जीवोने कितने ८।त्रका स्पर्ण किया है, यह विवेचन किया गया है। 


कालानुयोगमे ३४२ सूत्र है । इस प्ररूपणामे एक जीव और नाना जीवोके 
एक गुणस्थान और मार्गंणामे रहनेकी जधन्य एवं उत्कृष्ट मर्यादाओकी काला- 
वधिका निर्देश किया है । मिथ्यादृष्टि मिथ्यात्वगुणस्थानमे कित्तने काल पर्यन्त 
रहते हैं ? उत्तर देते हुए बताया है कि नाना जीवोकी अपेक्षा स्वंकाल, पर एक 
जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्‍्त है। तात्पय यह 
है कि अभव्य जीव अनादि अनन्त त्तथा भव्य जीव अनादि-सान्त और सादि 
सान्‍्त है । जो जीव एक बार सम्यक्त्व ग्रहणकर पुन मिथ्यात्वगुणस्थानमे 
पहुँचता है, उस जीवका वह मिथ्यात्व सादि-सान्त कहलाता है। 


सूत्रका रने बडे ही स्पष्ट रूपमे मिथ्यात्वके तीनो कालोका एक जीवको 
अपेक्षा भौर अनेक जीवोकी अपेक्षा निरूपण किया है । जब कोई जीव पहली- 
बार सम्यवत्व प्राप्त कर अतिशीघ्र मिथ्यात्वको प्राप्त हो जाता है तो वह 
अधिक-से-अधिक मिथ्यात्व गुणस्थानमे अद्ध पुदुगल परावत्तंन काल तक ही 
रहेगा । इसके अनन्तर वह नियमसे सम्यक्त्वको प्राप्तककर सयम धारण कर 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 


अन्तर-प्ररूपणामे ३५७ सूत्र हे। इस दब्दका अर्थ विरह, व्युच्छेद या 
अभाव है। किसी विवक्षित गृणस्थानवर्त्ती जीवका उस गृणस्थानको, छोड़कर 
अन्य गुणस्थानमे चले जाने पर पुन उसी गुणस्थानकी प्राप्तिके पूर्व तकका 
काल अन्तरकाल या _विरहकाल कहलाता है। सबसे कम विरह-कालको 
जघन्य अन्तर और सबसे बडे विरहकालको उत्कृष्ट अन्तर कहा है । इस प्रका रके 


अन्तरकालकोी प्ररूपणा करने वाली यह अन्तर-प्ररूपणा है। यह अन्तरकाल 
सामान्य और विशेषकी अपेक्षासे दो प्रकारका होता है । सूृत्रकारने 


६२ तीर्थंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


एक जीव और नाना जीवोको अपेक्षासे एक ही गुणस्थान और मार्गंणामे रहनेकी 
जघन्य और उत्कृष्ट काछावधिका निर्देश करते हुए अन्तरकालका निरूपण किया 
है। मिथ्यादृष्टि जीवका अच्तरकाल कितना है, इस प्रश्तका उत्तर देते हुए 
बताया है कि नानाजीवोकी अपेक्षा कोई अन्तर नही है। ऐसा कोई काल 
नही जब ससारमे मिथ्यादुष्टि जीव न पाये जायें, एक जीवकी अपेक्षा मिथ्यात्वका 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर १३२ सागरोपम काल है । तात्पय॑ 
यह है. कि मिथ्याहष्टि जीव प्रिणामोकी विशुद्धिसे_ सम्यक्त्वकों प्राप्त होकर 
कम-से-कम अन्तमुहत्त कालमे सर्विकूष्ट परिणामों द्वारा पुन मिथ्यादृष्टि हो 
सकता है। अथवा अनेक मनुष्य और देवगतियोमे सम्यकत्व सहित भ्रमणकर 
अधिक-से-अधिक १३२ सागरोपमको पृर्णंकर पुन्र मिथ्यात्वको प्राप्त हो सकता 
हे। तीव्र और मन्द परिणामोके स्वरूपका विवेचन भी इस प्ररूपणाके अन्तर्गत 
आया है। तानाजीवोकी अपेक्षा मिथ्यादुष्टि, असयत सम्यग्दृष्टिसयतासयत, प्रमृत्त- 
सयत, अप्रमत्तसयत्‌ और सयोगकेवल्नी ये छ गुणस्थान इस प्रकारके है, जिनमे 
अन्तराल उपस्थित नही होता। 

मार्गंगाओमे उपशमसम्यक्त्व, सूक्ष्मसापरायसयम, आहारककाययोग, 
आहारकमिश्रकाययोग, वेक्रियिकमिश्रकाययोग, लब्ध्यपर्याप्तमनुष्य, सासादन- 
सम्यक्त्व और सम्यक्मिथ्यात्व ऐसी अवस्थाएँ है, जिनमे गृणस्थानोका अन्तर- 
काल सभव होता है। इनका जघन्य अन्तरकाल एक समयमात्र और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल सात दिन या छ मास आदि बतलाया गया है। इन आठ मार्ग- 
गाओके भतिरिक्त शेष सभी मार्गणाओवाले जीव सदा ही पाये जाते है। 

भाव-प्रहपणामे ९३ सूत्र है। इनमे विभिन्‍न गुणस्थानो और मार्गणास्थानोमे 
होनेवाले भावोका निरूपण किया गया है। कर्मोके उदय, उपशम, क्षय और 
क्षयोपशम आदिके निमित्तसे जीवके उत्पन्न होनेवाले परिणामविश्ेषोको भाव 
कहते है। ये भाव पाँच है--१, औदयिक भाव, २ औपशमिक भाव, ३. क्षायिक 
आव, ४ क्षायोपशमिक भाव और ५ पारिणामिक भाव | 

इन भावोमेसे किस गुणस्थान और किस मा्गंणास्थानमे कौन-सा भाव 
होता है, इसका विवेचन इस भावप्ररूपणामे किया गया है। मिथ्यात्वगुण- 
स्थानमे उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादृष्टिकों औदयिक भाव होता है। दूसरे गुण- 
स्थानमे अन्य भावोके रहते हुए भी, पारिणामिक भाव रहते हैं |[जिस प्रकार 
जीवत्व आदि पारिणामिक भावोके लिये कर्मोका उदय, उपश्म आदि कारण | 


नही है उसी प्रकार सासादनसम्यक्त्वरूप भावके लिये दर्शनमोहनीयकमंका | 
उदय, उपशमादि कोई भी कारण नही है | 





श्रुतधर और सारस्वताचार्य ६३ 


तीसरे गणस्थानमे क्षायोपशममिक भाव होता है | यत्त इस गणस्थानमे 
सम्यक-मिथ्यात्वप्रकृतिकि उदय होनेपर श्रद्धान औौर अश्रद्धानरूप मिश्रभाव 
उत्पन्न होता है। उसमे जो श्रद्धानाथ है वह सम्पक्त्वगृणका अंश है और जो 
अश्रद्धानाश है वह मिथ्यात्वका अज् हे। अतएवं सम्यकमिथ्यात्वभावको 
क्षायोपश्ठमिक माना गया है। चतुर्थ गणस्थानमे औपशमिक, क्षायिक कौर 
क्षायोपश्मिक ये तीन भाव पाये जाते है। यत्ः यहां पर दर्शनमोहनीग्रकर्मका 
उपशम, क्षय और क्षयोपश्मम ये तीनो ही सभव है । 


आविके चार गणस्थान दर्शनमोहनीयकर्मके उदय, उपशम, क्षय आदि से 
उत्पन्त होते है । अतएवं इन गृणस्थानोमें अन्य भावोके पाये जानेपर भी दशन- 
मोहनीयकी अपेक्षासे भावोकी प्ररूपणा की गई है। चतुर्थ गणस्थान तक जो 
असयमभाव पाया जाता है वह चारित्रमोहनीयकमके उदयसे उत्पन्न होनेके 
कारण ओदयिक भाव है | पर यहाँ उसकी विवक्षा नही की गयी है। 

पञ्चम गुणस्थानसे द्वादश गुणस्थान तक आठ गुणस्थानोके भावोका कथन 
चारित्रमोहनीयकरमके क्षयोपण्मम, उपणम और क्षयकी अपेक्षासे किया ग्रया हैं। 
पञु्चम, पष्ठ और सप्तम गणस्थानमे चारित्रमोहके क्षयोपशमसे क्षायोपशमिक्‌ भाव 
होते है। अष्टम, नवम, दशम और एकादण इन चार उपशामक गुणस्थाचोमे 
चारित्रमोहके उपश्मसे औपशमिक भाव तथा. क्षपकश्नेणी_सस्बन्धी अष्टम, 
नवम, दशम और द्वादश इन्‌ चार गुणस्थानोमे चारित्रमोहनीयके क्षयसे क्षायिक 
भाव होता है। त्रयोदश और चतुदंश गुणस्थानोमे जो क्षायिक भाव पाये जाते 
है वे घातियाकर्मोके क्षयसे उत्पन्न हुए समझना चाहिए। गृणस्थानोके समान 
ही मार्गणास्थानोमे भी भावोका प्रत्तिपादन किया गया है। 

अल्पबहुत्व-प्रर्वणामे ३८२ सूत्र है। नानागुणस्थान और मागणादग- 
स्थानवर्त्ती जीवोको सख्याका हीनाधिकत्व इस प्ररूपणामे चणित है ! अपूर्वे- 
करण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे उपशमसम्यकत्वी जीव 
अन्य सब स्थानोकी अपेक्षा प्रमाणमे अल्प और परस्पर तुल्य होते हैं। इनमे 
अपुर्वकरणादि तीन गुणस्थानवर्त्ती क्षायिकसम्पस्दृष्टि जीव संख्यात गुणित 
हैं। क्षीणकषाय जीवोको सख्या भी इतनी ही है। सयोगकेवली सयमको अपेक्षा 
प्रविश्यमान जोवोसे सख्यात्त गुणित्त है। 

उपयुंक्त आठ प्ररूपणाओके अतिरिक्त जीवस्थानकी नौ चूलिकाएँ हैं। 
प्रकृतिसमुत्कीत्तन नामकी चूलिकामे ४६ सूत्र है। जीवके गति, जाति आदिके 
रूपमे जो नाना भेद उपलब्ध होते है उनका कारण कर्म है। करमका विस्तार 
पूर्वक विवेचन इस चूलिकामे आया है। 


६४ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


दूसरों चूलिका स्थानसमुत्कीत्तंत नामकी है। इसमे ११७ सूत्र हैं। प्रत्येक 
मूलकर्मकी कितनी उत्तरप्रकृतियाँ एक साथ वाँघी जा सकती हैं ओर उनका 
बन्ध किस-किस गुणस्थानमे करता है, इसका सुस्पष्ट विवेचन किया गया है। 
तृतीय चूलिका प्रथम महादण्डक नामकी है| इसमे दो सूत्र हैं। प्रथमसम्यवत्व- 
को ग्रहण करनेवा छा जीव जिन ७३ प्रकृतियोका वन्धकर्ता है, उन प्रकृतियोकी 
गणना की गई है | इन प्रकृतियोका बन्धकर्त्ता सज्ञी पड्चेन्द्रिय मनुष्य या तिर्यव्न्च 
होता है। द्वितीय महादण्डक नामको चौथी चूलिकामे भी केवल दो सूत्र है । 
इनमे ऐसी कमंप्रक्तियोकी भी गणना की गई है जिनका बन्ध प्रथमसम्यक्त्वके 
अभिमुख हुआ देव गौर छ पृथ्वियोके नारकी जीव करते हैं । तृतीय दण्डक 
तामक पाँचवी चूलिकामे दो सूश्र हैं। और इन सूत्नोमे सातवी पृथ्वीके नारकी 
जोवोंके सम्यक्त्वाभिमुख होनेपर बन्धयोग्य प्रकृतियोका निर्देश किया गया है | 
छठी उत्कृष्टस्थति नामक चूलिकामे ४४ सूत्र हैं। इसमे बन्घे हुए कर्मोकी 
उत्कृष्ट स्थितिका निरूपण किया गया है। आशय यह है कि सूनकर्चा 
आचाय॑ने यह बतलाया है कि बन्धको प्राप्त विभिन्न कर्म अधिक-से-अधिक 
कितने कालतक जीवोसे लिप्त रह सकते हैं और वन्धके कितने समय बाद 
आवाधाकालके पद्चात्‌ व्पाक आरम्भ होता है। एक कोडाकोडी वर्षप्रमाण 
वन्धकी स्थितिपर १०० वर्षका आवाघाकाल होता है । और अन्त कोडाकोड़ी 
सागारोपम स्थित्तिका आवाधाकाल अन्तमुंह॒त्त होता है। परन्तु आयुकर्मंका 
बावाधाकाल इससे भिन्न है। क्योंकि वहां आवाधा अधिक-से-अधिक एक पूवे- 
कोटि आयुके तृतीयाश प्रमाण होतो है | सातवी जधस्यस्थिति नामक चूलिकामे 
४३ सूत्र हैं। इस चलिकामे कर्मोकी जघन्य स्थितिका निरूपण किया गया है। 
परिणामोकी उत्कृष्ट विशुद्धि जघन्य स्थितिबन्धका भौर सक्लेश उत्कृष्ट कमे- 
स्थितिवन्धका कारण है | 
. आठवी चूलिका सम्यक्त्वोत्पत्तिमे १६ सूत्र हैं। इस चूलिकामे सम्यक्त्वो त्पत्ति- 
योग्य कर्मस्थिति, सम्यक्त्वके अधिकारी आदिका निरूपण है। जीवन-शोधनके 
लिए सम्यवत्वकी कितनी अधिक आवश्यकता है, इसकी जानकारी भी इससे 
प्राप्त होती है। नवमी चूलिका गति-अगति नामकी है। इसमे २४३ सूत्र हैं। 
दृष्टिसि इसे चार भागोमे विभक्त किया जा सकता है। सर्वेप्रथम 
सम्यक्तवको उत्पत्तिके बाहरी कारण किस गतिमे कौन-कौनसे सम्भव हैं, इसका 
विस्तारपूर्वंक वर्णन किया गया है। तदनन्तर चारो गतिके जीव मरणकर 
किस-किस गतिमे जा सकते हैं और किस-किस गतिसे किस-किस गतिसे आ 
सकते हैं, का विस्तारपूर्वंक वर्णन पाया जाता है। देव मरकर देव नही हो 
सकता भोर न नारकी ही हो सकता है। इसो तरह नारकी जीव मरकर न 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ६५ 
५ 


त्तारको हो सकता है ओर न देव ही । इन दोनो गतियोंके जीव मरणकर मनुष्य 
या तियंञ्चगति प्राप्त करते हैं । देव और नारकी मरकर मनुष्य या तियंव्च 
ही होते हैं। मनुष्य ओर तियंञचगत्तिके जीव चारो ही गतियोमे जन्म ग्रहण 
कर सकते है । 


त्दनन्तर किस गुणस्थासमे मरणकर कौन-सी गति किस-किस जीवको 
प्राप्त होती है, इसपर विशेष विचार किया है। तत्पर्चात्‌ बत्तताथा गया है कि 
त्तरक ओर देवगतियोसे आये हुए जीव तीर्थंकर हो सकते हैं | अन्य गतियोंसे 
आये हुए नही । चक्रवर्त्ती, नारायण, प्रत्तिनारायण और वलमभद्र केवल देवगतिसे 
आये हुए जीव ही होते है, शेप गतियोसे आये हुए नही । चक्रवर्त्ती मरणकर 
स्वर्ग ओर नरक इन दोनो गतियोमे जाते है और कर्मक्षयकर मोक्ष भी प्राप्त कर 
सकते हैं। बलभद्र स्वर्ग या मोक्षको जाते हैं। नारायण और_ प्रतिनारायण 
मरणकर नियमसे नरक जाते है। तत्पश्चात्‌ बत्तताया गया है कि सातवें 
त्तरकका निकला जीव तियंज्च ही हो सकता है, मनुष्य नहीं। छठे चरकसे 
निकले हुए जीव तियंड्न्च और मनुष्य दोनो हो सकते हैं । पृञ्चम नरकसे निकले 
हुए जीव मनुष्यभवमे सयम भी धारण कर सकते हैं, पर उस भवसे मोक्ष नही 
जा सकते । चोथे नरकसे निकले हुए जीव मनुष्य होकर ओर सयम घारण कर 
केवलज्ञानको उत्पन्न करते हुए निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं। तृतीय नरकसे 
तिकले हुए जीव तीर्थंकर हो सकते है | इस प्रकार जीवट्टाण नामक प्रथम खण्डमे 
कुछ २,३७५ सत्र है और यह आठ प्ररूपणाओ और नौ चूलिकाओमे विभक्त है| 
२ खुद्दाबन्ध (क्षुद्रकबन्ध) 
इसमे मार्गणास्थानोके अनुसार कौन जीव बन्धक है और कौन अबन्धक 
का विवेचन किया है। कमंसिद्धान्तकी दृष्टिसे यह द्वितोय खण्ड बहुत उपयोगी 
और महत्त्वपूर्ण है। इसका विशद विवेचन निम्नलिखित ग्यारह अनुयोगो द्वारा 
किया गया है-- 
“१५ एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व 
“२ एक जीवकी अपेक्षा काल 
३. एक जीवकी अपेक्षा अन्तर 
.४ नानाजीवोकी अपेक्षा भगविचय 
<“५ द्रव्यप्रमाणानुगम 
& क्षैत्रानुगम 
७, स्पर्शानुगम 
“८ नानाजीवोकी अपेक्षा काछू 


६६ तीथफ़र महावीर और उम्की आचार्य-परम्परा 


५५ नाता जीवोकी अपेक्षा अन्तर 
5० भागाभागानुगम 
“११३ अन्यत्रहुत्वानुगम 


“न ग्यारह अनुगोगोके पूर्व प्रास्ताशिक रूपसे यन्धरकीगे सस्‍्यको प्ररूुषणा को 
गई है और जन्‍्तमे ग्यारह अनुमोगद्वा रोकी चूलिकाके रपसे महादेडक दिया 
गया है | इस प्रक,र एस राण्दमे १३ अधिकार है । 


परास्सायित रूपये साई वन्य सत्यप्रस्षणामे #३ सूछ ।। गतिमार्गणाके 
अनुसार नारकों और तियंझच वन्पदा है। मनुष्य वपक भी है और अवन्पक 
भी । सिद्ध अदनस्धर है। :््यियादि मारगणाओदी अपेक्षा भी बन्यरें सत्वका 


विवेचन किया है। जदतका मस, बचने और कायरूप योगकोे क्रिया विय्ममान 
रहती है तबतवः जीव बन्धेद्रा शाता है अयागद्रेगली और सिद्ध अवन्य॒क 
होते है । 8 प 


स्वामित्व नामद अनुगमर्भ मे + १ सूत्र है, जिनमें मागंगाओंफे अनुफमसे फोन-शी 
गुण या पर्याय होवके किन भावोंगे उतने होंते हैं सथा जीवकी छब्धियोंकी 
प्राप्ति किस प्रकार होतो है, आदिका प्रस्मोत्तरके: रपम प्ररषण किया गया है । 
इस अनुगममेमिद्वगनि, अनिद्वियत्व, अफायत्य, अशष्यत्व, अयोगत्व, क्षायिक- 
सम्यवत्व, किवलशान और देय दर्शन तो क्षामिकरब्पित उल्म्न होते है) एके- 
न्द्रियादि पांच जातिया मन, वचन, कगम ये तोन योग, सत्ति, शत, अवधि और 
मन.पर्यय ये चार ज्ञान, तांन अभ्ान, पर्हारविधुद्सयम, चक्षु, अचक्षु और 
अवधिदर्शन, वेदकसम्यक्त्व, सम्पफपू-मिथ्यादृष्टिय सौर सजिस्वभाय ये क्षायो- 
प्ममिकलब्धित उत्पन्न होते है।। झपगतवेद, गधाय, सूक्ष्मसाम्पशय गौर 
ययास्यातसयम ये मौपशमिफ तथा क्षायिवर्रब्धिसे उस होते हैं) (सामागिक 
और छेंदोपस्थापनामयम, भौपशम्रिक, क्षायिया और ध्लायोपशशिकरब्पिसे 
उत्पन्न होते हैं)। ओऔपभसमिक सम्यर्दर्शन औपधमियलव्धिसे उत्पन्न होता है.) 
(अव्यत्व, अभव्यत्व और मासादनमम्परदु शित्व ये पारिणामिक भाव है) शेष गति 
शदि समस्त मार्गणान्तगंत जोवपर्याय अपने-अपने कर्मा के उदयसे होते हें। 
अनाहारकत्व कर्मोकि उदयसे भी होता है और प्षायिकलब्धिसे भी । 

कालानुगममे २१६ सूत्र है। इस अनुगमम गति, इन्द्रिय, काय आदि मार्ग 
णाओमे जीवकी जघन्य ओर उत्कृूट काछस्थितिका विवेचन किया है। जीव- 


स्थान खण्डमे प्ररधित कालप्रम्पणाकी अपेला यह विद्येपता है कि यहाँ 
गुणस्थानका विचार छोटकर प्ररूपणा की गर्ड है | 


श्रूमपर और सारस्थताचसार्य ६७ 


अन्तरप्ररूपणामे १५१ सूत्र हैं। मार्गणाक्रमसे जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर- 
कालका विदशद विवेचन किया गया है । 

भगविचयमे २३ सूत्र है। किन मार्गंणाओमे कौन-से जीव सदैव रहते और 
कौन-से जीव कभी नही रहते, का वर्णन किया है | बताया गया है कि नरकादि 
गतियोमे जीव सदेव नियमसे निवास करते हैँ। किन्तु मनुष्य अपर्याप्त कभी 
होते है और कभी नही भी होते । इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्र आदि जीवोकी 
मार्गणाएँ भी सान्‍्तर है। 

द्रव्यप्रमाणानुगममे १७१ सूत्र हें। गुणस्थानको जोडकर मार्गंणाक्रमसे 
जीवोकी सख्या, उसीके आश्रयसे काल एव क्षेत्रका प्ररूपण किया गया हे । 

क्षेत्रानगममे १२४ और स्पर्शानुगममें २७९ सूत्र है। इन दोनोमे अपने- 
अपने विषयके अनुसार जीवोका विवेचन किया गया है | 

कालानुगममे ५५ सूत्र हैं। इसमे कालकी अपेक्षासे नाना जीवोके कालका 
वर्णन किया है। अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त, सादि-अनन्त एवं सादि-सान्त 
रूपसे कालप्ररूपणा की गई है | 

नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरका वर्णन करनेवाले अन्तरातुगममे ६८ सूत्र 
है । बन्धकोके जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालकी प्ररूपणा की गई है। 

भागाभागानुगममे ८८ सूत्र हैँ | इस अनुगममे मार्गणातुसार अनन्तर्वे भाग, 
असख्यातवें भाग, सख्यातवें भाग तथा अनन्त बहुभाग, असख्यात बहुभाग, 
सख्यात बहुभाग, रूपसे जीवोका सवंजीवोकी अपेक्षा प्रमाण बतलाया गया 
है। एक प्रकारसे इस अनुगममे जीवोकी सख्याओपर प्रकाश डाला गया है 
तथा परस्पर तुलनात्मक रूपसे सख्या बतायो गई है। यथा--नारकी जीवोका 
विवेचन करते हुए कहा गया है कि वे समस्त जीवोकी अपेक्षा अनन्तवें भाग 
है । इस प्रकार परस्परमे तुलनात्मक रूपसे जीवोकी भाग-अभागानुक्रममे सख्या 
बत्तलायी गई है। 

अल्पबहुत्व-अनुगममे १०६ सूत्र हे जिनमें १४ मार्गगाओके आश्रयसे जीव- 
समासोका तुलनात्मक द्रव्यप्रमाण बतलाया गया है। गतिमागंणामे मनुष्य 
सबसे थोडे है। उनसे नारकी असख्यगुणे है। देव नारकियोसे असख्यगुणे हैं| 
देवोसे सिद्ध अनन्तगुण है तथा तिय॑च देवोसे भी अनन्तगणे है। 

अन्तिम चूलिका महादण्कके रूपमे है । इसमे ७९ सूत्र हैं। इस चूलिकामे 
मार्गणाविभागको छोडकर गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य-पर्याप्तते छेकर निगोद जीवो 
तकके जीवसमासोका अल्पबहुत्व प्रतिपादित है। जीवोकी सापेक्षिक राशिके 
ज्ञानको प्राप्त करनेके लिए यह चूलिका उपयोगी है। 


६८ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इस प्रकार समस्त खुद्दाबन्धमे १, ५८२ सूत्र है। इनमे कमंप्रकृतिप्राभृत॒के 
बन्धक अधिका रके बन्ध, अबन्धक, बन्धनीय और बन्धविधान नामक चार 
अनुयोगोमेसे बन्धकका प्ररूपण किया गया है। इसे खुद्ददबन्ध कहनेका कारण 
यह है कि मृहाबन्धको अपेक्षा यह बन्धप्रकरण छोटा है। 
३ बंधसामित्तविचय (बन्धस्वामित्वविचय) 


इस तृतीय खण्डमें कर्मोकी विभिन्न प्रकृतियोके बन्ध करनेवाले स्वामियो- 
का विचार किया गया है। यहाँ विचयशब्दका अर्थ विचार, मोमासा और 
परीक्षा है। यहां इस बातका विवेचन किया है कि कौन-सा कमंबन्ध किस 
गुणस्थान और मागंणामे सभव है। अर्थात्‌ कमंबन्धके स्वामी कौनसे गुण- 
स्थानवर्त्ती गौर मार्गणास्थानवर्त्ती जीव है। इस खण्डमे कुल ३२४ सूत्र हैं। 
इनमे आरम्भके ४२ सूत्रोमे गृुणस्थान-क्रमसे बन्धक जीवोका प्ररूपण किया है । 
कमंसिद्धान्तकी अपेक्षा किस गुणस्थानमे भेद और अभेद विवक्षासे कितनी 
प्रकृत्तोियोका कौन जीव स्वामी होता है, इसका विशद विवेचन किया गया है। 
४ वेदनाखण्ड 


कमंप्राभतके २४ अधिकारोमेसे कृति और वेदना नामक प्रथम दो अनु- 
योगोका नाम वेदत्ता-खण्ड है। सूत्रकारने प्रारभमे मगछाचरण किया है तथा 
इसी चतुर्थ खण्डके प्रारभमे पुत भी मगलसूत्र मिलते हैं। अत' यह अनुमान 
सहजमे लगाया जा सकता है कि प्रथम बारका मगल प्रार भके तीन खण्डोका है 
और द्वितीय बारका मगल शेष तीन खण्डोका | ग्रन्थके आदि ओर मध्यमे मगल 
करनेका जो सिद्धान्त प्रत्तियादित है उसका समर्थन भी इससे हो जाता है। 
कृतिअनुयोगद्वा रमे ७५ सूत्र है, जिनमे ४४ सूत्रोमे मगलस्तवन किया गया है। शेष 
सूत्रोमे कृतिके नाना भेद बताकर मूलकरण कृतिके १३ भेदोका स्वरूप बतलाया 
गया है । 

द्वितीय प्रकरणका १६ अधिकारोमे विवेचन किया गया है। अधिकारोकी 
नामावली सूत्रानुसार निम्न प्रकार है-- 

१. निक्षेप--३ सूत्र 

२ नय--४ सूत्र 

हे नाम--४ सूत्र 

४. द्रव्य--१३ सूत्र 

* ५ क्षेत्र--९९ सूत्र 
६ काल--२७९ सूत्र 
७ भाव--३१४ सूत्र 


श्रुतधर ओर सारस्वताचार्य ६९ 


८ प्रत्यय--१६ सूत्र 

९ स्वामित्व--१५ सूत्र 

१० वेदनाविधान--५८ सूत्र 
११ गति--१२ सूत्र 

१२. अनन्तर--११ सूत्र 

१३. सन्निकषं--३२० सूत्र 
१४ परिमाण--५३ सूत्र 
१५ भागामाग--२१ सूत्र 
१६. अल्पवहुत्व--२७ सूत्र 


पस्तुत्त यह वेदना अनुयोगद्वार बहुत्त ही महत्त्वपूर्ण है | निक्षेप अधिकारमे 
ताम, स्थापनग, द्रव्य और भाव इन चार निशक्षेप्रो द्वारा वेदनाके स्वरूपका 
स्पष्टीकरण किया गया है। नय अधिकारमे थक्त निक्षेपोमे कौन-सा अर्थ यहा 
है, यह नेगम प्रकृत सग्रह आदि नयोके द्वारा समझाया गया है | नामविधान अधि- 
कारमे नेगमादि नयोके द्वारा ज्ञानावरणीय आदि आए कर्मो में वेदनाकी अपेक्षा 
एकत्व स्थापित किया गया है द्रव्यविधान अधिकारसमे कर्मों के द्रव्यका उत्कृष्ट, 
भनुत्कृष्ट, जघन्य, सादि, अनादि स्वरूप समझाया गया है। क्षेत्रविधानसे ज्ञाना- 
वरणीयादि आठ कमंरूप पुद्गलद्रब्यकों वेदवा मानकर समुद्घातादि विविध 
अवस्थाओमे जीवके प्रदेश्क्षेत्रकी प्ररूपणा की गई है। कालविधान अधिकारमे 
पदमीमासा, स्वामित्व और अल्पवहुत्व अनुयोगद्वा रमे कालके स्वरूपका विवेचन 
किया गया है। भावविधानमें पूर्वोक्त पदमीमासादि तं।न अनुयोगो द्वारा 
ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मो को उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट भावात्मक वेदनाओ पर प्रकाश 
डाला गया है। वेदना प्रत्ययमें नयोके आश्रय द्वारा वेदनाके कारणोका 
विवेचन किया है| वेदना स्वामित्वमे आठो कर्मो के स्वामियोका प्ररूपण किया 
है। वेदना वेदन अधिकारमे आठो कर्मोके बध्यमान, उदांरणा और उपश्ञान्त 
स्वरूपोका एकत्व और अनेकत्वको अपेक्षा कथन किया है । वेदना गतिविधान 
अनुयोगद्वा रे कर्मो को स्थत्ति, अस्थिति अथवा स्थित्यस्थिति अवस्थाओका 
निरूपण किया है। अनन्तरविधान अनुयोगद्वारमे कर्मों की अनन्तपरम्परा 
एवं बन्धप्रकारोका विचार किया है। कर्मो की वेदना, द्रव्य, क्षेत्र, काठ और 
भावकी अपेक्षा किस प्रकार उत्कृष्ट और जघन्य होती है, का विवेचन 
वेदना सन्निकर्षम किया गया है। वेदना परिमाणविधान अधिकारमे आठो 
कर्मो की प्रकृत्यर्थता, समयवद्धार्थता और क्षेत्रप्रत्यासकी प्ररूषणा की गई है | 
भागाभागमे कमंप्रकृतियोके भाग और अभागका विवेचन आया है। अल्प- 


७० सीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


हर 


बहुत्वविवानमें कर्मो के अल्पबहुत्वका निरूपण किया है। इस प्रकार वेदना- 
खण्डमें कुल १,४४० सत्र है। 


५ बर्गंणालण्ड 


इभमे स्पर्श, कम और प्रकृति नामक त्तीन अनुयोगद्वारोका प्रतिपादन किया 
गया है । स्पर्शे-अनुयोगद्वारमे स्पर्शनिक्षेप, स्पर्शनयविभाषणत्ता, स्पर्शनाम- 
विधान और स्पर्शद्रव्यविधान आदि १६ अधिकारोमे स्पर्शका विचार किया 
गया है। कमं-अनुयोगद्वारस तामकर्म, स्थापनाकरमं, द्रव्यकमं, प्रयोगकर्म, 
सामावदानकम, अध करणकर्म, ईर्यापथकम, तप*कम, क्रियाकर्म और भावकर्मे- 
का भ्ररूपण है। भ्रकृति-अनुयोगद्वा रमे प्रकृतिनिक्षेप आदि १६ अनुयोगद्वा रोका 
विवेचन है । इन त्तोनों अनुयोगद्वा रोमे क्रमशः ६३, ३१, और १४२ सूत्र है। 


बन्धन्के चार भेद हैं--१ बन्ध, रे बन्धक, ३. बन्धनीय और ४ बन्ध- 
विधान | बन्ध और बन्धनीयका विवेचन ७२७ सूत्रोमे किया गया है | बन्ध- 
प्रकरण ६४ सृत्रोमे समाप्त हुआ है। बन्धनीयका स्वरूप बतलाते हुए कहा है 
कि विपाक या अनुभव करनेवाले पुद्गल-स्कन्ध हो बन्धनीय होते हैं ओर वे 
वर्गंणारूप है | 


६ महाबन्ध 


बन्धनीय अधिक्रारकी समाप्तिके परचात्‌ प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थिति- 
बन्‍्ध और अनुभागबन्धका विवेचन छठे खण्डमे अनेक अनुगोगद्वारोमे विस्तार- 
पूर्वक किया गया है। प्रकृतिका शब्दार्थ स्वभाव है। यथा--चीनीकी प्रकृति 
भघुर और चीमकोी प्रकृति कटुक होती है । इसो प्रकार आत्माके साथ सम्बद्ध 
-हए कर्मपरमाणुओमे आत्माके ज्ञान-दर्शनादि गुणोको आवृत्त करने या सुखादि 
गुणोके घात्त करनेका जो स्वभाव पड़ता है उसे प्रकृतिबन्ध कहते है। वे आये 
हुए कमंपरमाण जितने समग्रतक आत्माके साथ बंधे रहते है उत्तने कालकी 
मर्यादाकी स्थितिबन्ध कहते हैं। उन कर्मपरमाणओमे फलप्रद्यन करनेका जो 


3७-२०: * उफेजन-ा5ल++ ८०० र 


पामथ्यं होता है. उसे अनुभागबन्ध कहते. है। आत्माके साथ वँधनेवाले कर्म- 
परमाणुओके ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूपसे और उनकी उत्तरप्रकृतियोके रूपसे 
जो बेटवारा होता है उसे प्रदेशबन्ध कहते है। इस पष्ठ खण्डमे इन चारो 
वन्धोका प्रकृतिसमुत्कीत्तंन, स्वबन्ध, नोसवंबन्ध, उत्कृष्टबन्ध, अनुत्कृष्टबन्ध आदि 
२४ अनुयोगद्वारो द्वारा प्ररूपण किया गया है । 
आचार्य आयंमक्षु और नागहस्ति 


ये दोनो आचाय॑ दिगम्बर एवं ब्वेताम्बर दोनो परम्पराओमे प्रतिष्ठित है । 





श्रुतघर और सारस्वताचार्य ७१ 


दवेताम्बर परम्परामे आरय॑मक्षुको आयंमगु नामसे उल्लिखित किया है। मंगु 
और मक्षु एकार्थक शब्द हैं। अत. ये दोनो एक ही व्यक्तिके लिए प्रयुक्त हैं। 
'घवला' टीकामे इन दोनोको महाश्रमण और महावाचक लिखा है-- 
“कम्मद्विदि त्ति अणियोगद्वारे हि भण्णमाणे वे उवएसा होति। जह॒ण्णमुकक्‍्क- 
स्सद्िदीण पमाणपरूवणा कम्मद्विदिपरूवण त्ति णागहत्यि-खमासमणा भर्ण॑त्ति। 
अज्जमखु-खमासमणा पुण कम्मद्विदिपख्वेणे त्ति मणति | एवं दोहि उबवएसेहि 
' कम्मद्विंदिपरूवणा कायव्या |” "एत्थ दुवे उवएसा' ' “महावाचयाणमज्ज- 
मखुखवणाणमुवएसेण लोगपूरिदे आउगसमाण णामा-गोद-वेदणीयाण ठिदिसंत- 
कम्मं ठवेदि | महावाचयाण णागहत्यि-खवणाणमुवएसे प्र लोगे पूरिदे णामा-गोद- 
वेदणीयाण ट्विदिसतकम्म अतोमुदुत्तपमाण होदि ।'४ 
इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि भाय॑मक्षु और नागहस्ति क्षमाश्रमण और 
महावाचक पदोसे विभूषित थे। इससे इन दौनोकी सिद्धान्तविषयक विद्वत्ता- 
का पता चलता है। जयघवलामे आर्यमक्षु और नागहस्तिका उल्लेख करते 
हुए इन दोनोको आरातीय परम्पराका अभिज्ञ माना है । लिखा है-- 


“एदम्हादो विउलगिरिमत्थयत्यवड्ढमाणदिवायरादों विणिग्गमिय गोदम- 
लोहज्ज-जबुसामियादि-आइरियपरपराए आगत्‌ण गुणहराइरियं पाविय गाहा- 
सरूवेण परिणमिय अज्जमखु-णागहत्यीहितो जइवसहायरियमुवणमिय चुण्णि- 
सुत्तायारेण परिणददिव्वज्ञुगिकिरणादो णव्वदे ।//3८ 

'अर्थात्‌ विपु लाचलके ऊपर स्थित भगवान्‌ महावीररूपी दिवाकरसे निकल- 
कर गौतम, लोहायं, जम्वूस्वामी आदि आचारयंपरम्परासे आकर गुणघराचार्य- 
को प्राप्त होकर वहाँ गाथारूपसे परिणमन करके पुन. आयंमक्षु और नागहस्ति 
आचार्यके द्वारा आये यततिवृषभको प्राप्त होकर चूणिसूत्ररूपसे परिणत हुई 
दिव्यध्वनि किरणरूपसे अज्ञान अन्धकारको नष्ट करतो है 3 स्पष्ट है कि 
ये दोनो आचाय॑ अपने समयके कर्मंसिद्धान्तके महानु वेत्ता और आगमके पा रगामी 
थे। जयघवलाकार आचाय॑ वीरसेनने टीकाके प्रारंभमे उक्त दोनो आचार्योंकी 
महत्ता प्रदर्शित की है। धवल्ला और जयघवला टीकाओके आधार पर इन दोनो 
आचार्योको सिद्धाल्तका मर्मज्ञ और व्यास्याता माना जा सकता है )) वीरसेनने 
लिखा है-- 

गुणहर-वयण-विणिग्गय-गाहाणत्योह्वहारियो सब्बो । 

जेणज्जमखुणा सो सणागहत्यी वर देऊ॥७०॥ 
“६. पट्खण्डागम १ प्र० पृ० ५७, पुरातन जैन वाक्य-सूची पृ० ३० पर उद्धृत । 
“२ कंसायपाहुड, पञ्नम भाग, पृष्ठ ३८८ । 


७२ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


जो अज्जयमखुसीसो अतेवासी वि णागहत्थिस्स । 
सो वित्तिसुत्तकत्ता जइवसहों मे वर देकादाएट 


अर्थात्‌ जिन आयंमक्षु और नागहस्तिने गुणघराचायंके मुखकमलसे विनिगंतत 
कसायपाहुडकी गाथाओंके समस्त अर्थको सम्यक्‌प्रकार ग्रहण किया, वे हमे वर 
प्दान कर। चूथिसूत्रस्वयित्ता यतिवृषभ आयंमक्षुके शिष्य और चागहस्तिके 
अन्तेवासी हैं | 
इन गाथाओसे निम्नलिखित तथ्य प्रसूत्त होते है-- 
<* आयंमक्षु और नागहस्तिकी समकालोनता 
“र कसायपाहुडकी विज्ञत्ता 
“ई. यतिवृषभके गुरुके रूपमे मान्यता 
यतिवृषभने अपने चूणिसत्रोमे आरयंमक्षु और नागहस्तिको गुरुके रूपमे 
उल्लिखित नही किया है और न अन्य किसी आचायंका हो अपनेको शिष्य 
बताया है । यद्यपि कुछ ऐसे स्थल उपलब्ध होते है, जिनसे उक्त दोनोका गुरुत्व 
व्यक्त हो जाता है। उन्होने 'एत्य वे उवएसा” कहकर दो उपदेशकोकी सूचना दी 
है। ये उपदेशक अपने समयके दो महान्‌ ज्ञानो गुरु थे। जयधवलामे लिखा है-- 
“पुणो तेसि दोण्ह्‌ पि पादमूले असीदिसदगाहाण गुणहरमुहकमलविणिर्ग- 
याणमत्थ सम्म॑ सोकझण जयिवसहृभडारएण पवयणवच्छलेण चुण्णिसुत्तं कय [९० 
अर्थात्‌ गुणघरके मुखकमलसे निकली हुई गाधाओके अर्थको जिनके पादमूलमे 
सुन कर यत्विषभने चूथिसूत्र रच?) 
(इन्द्रनन्दिके श्रुत्ावत्तारमे आयंमक्षु और नागहस्तिको गुणघराचारयंका शिष्य 
वतताया गया है । अतएव इन दोनोके गुरु गुणघराचायं हैं ओर शिष्य यतिवृषभ)- 
एवं गाथासूत्राणि पचदशमहाधिकाराणि। 
प्रविरच्य व्याचख्यों स नागहस्त्याय॑मक्षुभ्याम्‌ ॥3.-- 
(अर्थात्‌ गुणधराचायने कसायपाहुडकी सूत्रगाथाओको रचकर स्वय उनकी 
व्याख्या करके आयंमक्षु और नागहस्तिको पढाया ) 
जयघवलाके एक अन्य उल्लेखसे अवगत होता है कि आचायंपरम्परासे 
प्राप्त गाथाओकोी शिक्षा गुणधरने आर्य॑मक्ष और नागहस्तिको दी थी-- 
२०३२०: ०२००००००००००:०८००८०० प्र पा मा मम 
“६ जयघवलाटीका; मगलाचरण पद्य ७-८ । 
“९ कसायपाहुड, जयघवला टोका, भाग १ , १० ८८। 
श्रतावतार, पद्य १५४ । 


शुतधघर और सारस्वताचार्य * ७३ 


“पुणों त्ाओ सुत्तगाहा भो आइरिय-प रपराए आगच्छमाणाओो अज्जमसुणाग- 
ह॒त्यीण पत्ताओं |“ 

भर्थात्‌ गुणघराचार्यकी उक्त सूच्रगाथाएँ आचायंपरम्परासे चली आती 
हुईं आरयंमक्षु और नागहस्तिको प्राप्त हुईं । 

“इस उद्धरणसे एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि इस दोनों 
आचार्योका गुणघरके साथ सीधा सम्बन्ध नही था, पर आरम्भमे जयधवलाकारने 
गुणधरका आयंमक्षु और नागहस्तिके साथ सीघा सम्बन्ध माना है। श्रुत्तावतारसे 
भी गुणधराचार्यके साथ इन दोनोका साक्षात्‌ सम्बन्ध घटित होता है ] 

आयंमक्षु और नागहस्तिके व्यक्तित्वके सम्बन्धमे श्वेताम्बर परम्परासे भी 
पर्याप्त जानका री प्राप्त होती है। नन्दिसूत्रकी पट्ठावलीमे आचार्य आयेमंक्षुका 
परिचय देते हुए लिखा है-- 

भणग करग झणग पभावग णाणदसणगृणाण | 
वदामि अज्जमग सुबसागरपारगं घीर ॥0. 
अर्थात्‌ जो सूत्रोके अर्थव्याख्याता हैं, साधुपदोचित क्रियाकलापके करने- 
वाले है, धरंध्यानके ध्याता या विशिष्ट अभ्यासी हैं, ज्ञान और दर्शन गुणके 
महान्‌ प्रभावक है, घीर-वीर हैं, परीषह और उपसगोंके सहन करनेवाले हैं एव 
श्रुतसागरके पारगामी है, ऐसे आचारयंकों मै वन्दना करता हूँ । 
ब्वेताम्बर पद्ावलीमे इन्हे आयंसमुद्रका शिष्य कहा गया है। इसी पद्ना- 
वलीमे नागहस्तिका परिचय भी प्राप्त होता है। 
वड्ढउ वायगवसो जसवंसोी अज्जणागहत्थीण | 
वागरण-करणभगिय-कम्मपयडिपहाणाण. हेड 
जो सस्कृत और प्राकृत भाषाके व्याकरणोके वेत्ता है, करणभगी अर्थात्‌ 
पिण्डशुद्धि, समिति, भावना, प्रतिमा, इन्द्रियनिरोध, प्रतिलेखन और अभिग्रहकी 
तानाविधियोके ज्ञाता है और कमंप्रकृतियोके प्रधान रूपसे व्याख्याता हैं, ऐसे 
आय॑ नागहस्तिका यशस्वी वाचक वश वृद्धिको प्राप्त हो। इन्हे आय॑ नून्दिल 
क्षपणकका शिष्य बतलाया गया है । 
उक्त दोनो गाथाओपरसे आय॑मक्षु और नागहस्तिके व्यक्तित्वके सम्बन्धमे 
निम्नलिखित निष्कर्ष फलित होते है--- 


' २ नन्दिसूत्र पट्टावली, गाथा २८। 
* १ नन्दिसू त्रपट्रावछी, गाथा ३० । 


७४ तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


१ ये दोनो आचाय॑ सिद्धान्तके मर्मज्ञ थे । 
२ श्रुतसागरके पारगामी थे | 
३ सूत्रोके अ्थव्याख्याता थे । 


४ गृप्ति, समिति और ब्रतोके पालनमे सावधान त्तथा परीषह्‌ और उपसर्गोके 
सहन करनेमे पटु थे । 
५ वाचक और प्रभावक भी थे | 
समय-निर्णय 
बवेताम्बर पट्टावलिथोमेसे कल्पसूत्र-स्थविरावली और पट्टावली-सारोद्धारमे 
तो उक्त दोनो आचार्योका नाम नही मिलत्ता है। अन्य पट्टावलियोमेसे किसीमे 
केवल आययंमक्षुका नाम और किसोमे आयंनाग हस्तिका नाम आता है | जहाँ 
इन दोनो आचार्यों के नाम है, वहाँ भो बीचमे किसी अन्य भाचायंका नाम भा 
गया है । 
यह तो निविवाद है कि पट्टावलियोमे उल्लिखित आयंमक्षु और नागहस्ति 
हो घवला और जयघवलामे उल्लिखित बाय॑मक्षु और नागहस्ति हैं। वि? स॒० 
१३२७के लगभग घुमंघोषने 'सिरि-दुममाकालू-समणसघ-थ्य' नामक पद्टाउली 
सगृहीत की है, जिसमे” वइर' के पश्चात्‌ ही नागहत्यिका नाम आया है। यथा-- 
बीए निवीस वइर च नागह॒त्यि च रेवईमित्त | 
सोह नागज्ञुण भूइविन्निय. कालय वदे॥ 
ये वइर, वइर द्वितोय या कल्पसत्र-पट्टावलीके उक्कोसिय गोन्नीय वइरसेन्‌ 
हैं, जिनका समय इसी पद्ठावलीको अवचूरीमे राजगणनासे तुलना करते हुए वीर 
नि० स० ६१७के पश्चात्‌ बतलाया गया है । 
पुष्पमित्र (दुर्बलिका पुष्पमित्र २०॥ तथा राजा नाइड ॥१०॥ एवं ६०५ 
शाकसवत्सर ॥ बत्नान्तरे वोटिका निगंत्ता | इति ६१७॥ प्रथमोदयः | वायसरेण 
रे नागहस्ति ६५० रेवतिमित्र ५० बभदीवग सिंह ७८ नागाजुन ७८ | 
पणसयरी सयाइ तिन्नि-सय-समन्निआइ अइकमऊ | 
विक्कमकालाओ तओ बहुली (वलभी) भंगो समुप्पन्नो ॥ 
उक्त उद्धरणके अनुसार वीर_नि० स० के ६१७ वर्ष पश्चात्‌ वइरसेनका 
काल तीन वर्ष और उनके अनन्तर _ागहस्तिका काल ६० वर्ष पाया जाता 


है. (किल्पसूत्र-स्थविरावलीमे एक वह कल्पसत्र-स्थविरावलीमे एक वइरको गौतम-गोत्री और दूसरेको उक्कोसी- 


*ं पदट्टावल्ोसमुच्चय पु० १६ ! 


श्रुतघर ओर सारस्वताचार्य ७५ 


यगोत्री कहा है और उन्हे परस्परमे गुरु-शिष्य बतलाया है; किन्तु अन्य पीछे- 
की पट्टावलियोमे उनके नामोके बीच एक दो नाम और जुड़े हुए मिलते हैं। 
प्रथम अज्जवइरके समयका उल्लेख वीर नि० स० ५८४ व पाया जाता है| 
और द्वितीय अज्जवइरका वीर नि० स० ६१७ पाया जाता है। इन दोनो 
आचाय॑सि पुव॑ आयंमक्षुका उल्लेख है त्था इन दोनोंके अनन्तर नागहस्तिका 
निर्देश है ]भत्त इन चारो आचार्योका समय निम्न प्रकार है-- 


आयंमक्ष -- ४६७ बी० नि० 
आयंवज्--- ४९६-५८४ ,, 
आय वजसेन--- ६१७-६२० ,, 
आय॑ नागहस्ति--- ६२०-६८९५ ,, 


(दिगम्बर वाड्मयके अनुसार उक्त दोनो आचार्य॑ यतिवृषभके गुरु ओर 
गुणधरके शिष्य होनेके कारण गुणघराचायंके समकालीन हैं )) 


मथुराके सरस्वती-आन्दोलनके सम्बन्धमे कहा जाता है कि मथुरा सधने 
पुस्तकधारिणी सरस्वती देवीकी विशाल प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित को थी । दूसरी 
शत्ती ई० के पूर्वाद्ध में कुषाण नरेशोके शासन-कालमे आचार्य नागहस्ति द्वारा 
प्रस्थापित सरस्वती देवोकी जो खण्डित मृ्ति मथुराके ककाली टीलिसे प्राप्त हुई 
है वह सबसे अधिक प्राचोन है। यह सरस्वत्तो-आन्दोलन अर्थात्‌ ग्रन्थ लिखनेका 
आन्दोलन ई० पु० ५० से ई० सन्‌ १०० तक रहा है | नागहस्ति या हस्त-हस्ति 
का नाम मथुराके शिलालुंखमे आया है। अत. डा० ज्योतिप्रसादजीने नाग- 
हस्तिकी तिथि ई० सत्‌॒१३०-१३२ निर्धारित की है और आरयंमक्ष को नाग- 


हस्तिसे पव॑वर्ती मातकर उन्तका समय ई० सन्‌ ५० माना है) ५ 


' ब्वेताम्बर पट्टावलियोके आधारपर आययंमंक्षु ओर नागहस्तिके समयमे 
१३० वर्षका अन्तर पडता है। अत वे दोनो समकालीन नही हैं, पर दिगम्ब॒र 

| उल्लेखोके अनुसार ये दोनो आचाय॑ महावीर स्वामीकी परम्पराकी २८ वी 

*पीढीपर आते हैं जिसका अर्थ है कि वीर नि० स० सात्तवी शताब्दी इनका समय 

है। श्वेत्ताम्बर पट्टावलियोके अनुसार आर्यमक्षुका काल वीर नि० स० पाँचवी 

शत्ताब्दी और नागहस्तिका सांतवी शताब्दी है। धवला और जयघवलाम 

आयंमक्ष्‌ और नागहस्तिका उल्लेख जिस क्रमसे आया है उससे भी यह ध्वनित 


होता है कि आयंमक्ष नागहस्तिसे ज्येष्ठ थे । इसोलिए उनका नाम प्रथम रखा 


जा... पल पशायब 80०८४ ण॑ एफ स्ाशगज़ गण क्वाणव्या पावन 0. 46. 


७६ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


गया है और नागहस्तिका पश्चात्‌। यहाँ यह अवश्य विचारणीय है कि धवला 
एवं जयघवलामे उल्लिखित आयेमक्ष, और नागहस्ति श्वेताम्बर पट्टावलियोके 
हो आचार्य है तो दोनो परम्पराओमे इतना अन्तर क्यो है ?) 


भ्रुताभिज्ञता और पाण्डित्य 


आयंमक्ष, और नागहस्ति 'महाकम्मपयडिपाहुड' के ज्ञाता थे। इनसे 
यतिवृषभने 'कसायपाहुड'के सूत्रोका व्याख्यान प्राप्तकर चूर्णिसन्नोकी रचना की 
है। अत्त ये दोनो आचाये पेज्जदोसपाहुडके भी उत्कृष्ट ज्ञाता थे । धवला टोका- 
कार आचाय॑ वीरसेनने आयंमक्ष और नागहस्तिके उपदेशका वर्णन करते हुए 


लिखा है कि आयंमक्ष, और नागहस्तिके उपदेश प्रवाहक्रमसे आये हुए थे। 
उन उपदेशको 'पवाइज्जमाण' कहा है। 


“तेसि चेव भयवताणमज्जमखु-णागहत्थीण पवाइज्जतेणुवएसेण चोद्टस 
जीवसमासेसु जह॒ण्णुक्कस्सपदविसेसिदों अप्पाबहुअदडओ एत्तो भणिहिदि 
भणिष्यत इत्यर्थ ।73.८ 

इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि आचाय॑ वीरसेन उक्त दोनो आचार्योके 
उपदेशको परम्परासे प्राप्त प्रवाह्ममान कहा है । जो तथ्य आरातीयपरम्परासे 
प्राप्त होते हैं. वे हो तथ्य यथार्थ कहे जाते हैं और उन्हीकों प्रवाह्ममान कहा 
पाता है। 

आगे चलकर इसी जिल्दमे आचाय॑ वीरसेनने कषायोके सयोगके वर्णन- 
प्रसगमे आयंमक्ष के उपदेशको 'अपवाइज्जमाण' और नागहस्तिके उपदेशको 
'पवाइज्जत्त' कहा है। बताया है-- 

“एत्तो पवाइज्जतोवएसमलविय एदिस्से चउत्थीए सुत्तगाहाए अत्यविहासणा 
कोरदि त्ति वुत्त होइ | को वुण पवाइज्जतोवएसो णाम ? वुच्चदे--वुत्तमेद सव्वा- 
इरियसम्मदों चिरकालमवोच्छिण्णसपदायकमेणागन्छमाणो जो सिस्सपरपराए 
पवाइज्जदे पण्णविज्जदे सो पवाइज्जचोवएसो त्ति भण्णदे | अथवा अज्जमखु- 
भयवत्ताणमुवएसो एव्यापवाइज्जमाणो णाम | णाग्रहत्यिखवणाणमुवएसो पवा- 
इज्जतओ त्ति घेत्तव्वो ।!३...० 

जो सब आचार्योके द्वारा सम्मत है । चिरकालसे अन्नुटित सम्प्रदायक्रमसे 
चला भा रहा है और जो शिष्यपरम्पराके द्वारा प्रवाहित किया जाता है या 
ज्ञापित किया जाता है, वह प्रवाह्ममान उपदेश कहलाता है। आाययंमक्षु 


६” कसायपाहुड, जयघवलाटीका, जिल्द १२, पृ० २३ 
“२” कसायपाहुड, जयघवला टीका, जिल्द १२, पृ० ७२ 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ७७ 


आचार्यका उपदेश प्रकृत, कषायसयोगवर्णन क्रममे अप्रवाह्ममान है और नागहस्ति 
क्षमाश्रमणका उपदेश प्रवाह्ममान है) 


उपयुक्त सदर्भसे यह निष्कर्ष निकलता है कि उपदेशकी दो परम्पराएँ 
विद्यमान थी | एक 'पवाइज्जत' और दूसरी 'अपवाइज्जमाण' । वीरसेनने आय॑- 
मक्षुके उपदेशको 'अपवाइज्जमाण' और नागहस्तिके उपदेशको 'पवाइज्जत' कहा 
है। उपयोगाधिकारकी चतुर्थ गाथाकी विभाषा करते हुए चणिकारने इस 
गाथाकी विभाषाके विषयमे दो उपदेश बताये है । एक उपदेशके द्वारा व्याख्यान 
समाप्त करके लिखा है कि अब 'पवाइज्जत' उपदेणके द्वारा चौथी गाथाकी 
विभाष। करते है। साधारणत आयंमक्षु और नागहस्तिके उपदेशमे कोई अन्तर 
नही था, पर ववचित्‌-कदाचित्‌ उपदेशमे अन्तर रहनेके कारण 'पवाइज्जत' 
और 'अपवाइज्जमाण' का उल्लेख आया है | 

“आय॑मक्षुका उपदेश 'अपवाइज्जमाण' क्यो था, इस सम्बन्धमे इ्वेताम्वर 
परम्परासे कुछ प्रकाश पडता है। इस परम्परामे बताया है कि आचार्य आयंमक्षु 
विहार करते हुए मथुरापुरी पहुँचे । यहाँ पर श्रद्धालु 'भकत' और शुश्रषारत 
शिष्योके व्यामोहके कारण वही रहने छगे। र॒सगारवके वें इतने वशीभूत थे 
जिससे विहार छोडक ” वही रहने लगे | शने शने उसका श्रामण्य शिथिल होने 
लगा ओर वही उन्होने समाधिमरण प्राप्त किया ।* ) 


वज्त्रयत्ञ 
'तिलोयप्रण्णत्ती'मे आचाय॑ वज््यशका उल्लेख है और उन्हे अन्तिम प्रज्ञा- 
श्रमण बताया गया है। लिखा है-- 
पण्णममणेसु चरिमो वइरजसो णाम ओहिणाणीसु । 
चरिमो सिरिणामो सुदविणयसुसीलादिसपण्णों ॥३“ 
यहाँ प्रज्ञाअमणोमे अन्तिम प्रज्ञाभअमण वज्रयश या 'वइरजस'का स्पष्ट 
निर्देश है। यदि ये 'वइरजस' द्वेताम्बर पट्ठावलियोमे उल्लिखित वज्यश ही हो 
तो कोई आश्चययं नहीं। तत्त्वा्थवात्तिकमे-बैंदानुसारित्व और प्रज्ञामश्रणत्व 
इन दो ऋद्धियोको एक ही बुद्धि-ऋद्धिके उपभेद कहा है | पट्खण्डागमके वेदता 
खण्डमे निबद्ध गौतम स्वामीकृत मगलाचरणमे इन दोनो ऋद्धियोके धारक 
आचार्योको तमस्कार किया है-- 
' १ राजेन्द्र अभिधानका 'अज्जमगु' शब्द । 
४“ तिलोयपण्णत्ती ४/१४८० । 
“६ त० पृ० १४३ | 


७८ तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


१ 'णमों पदाणुसारीणं २८ 

पदानुसारी ऋद्धिके घारकोको नमस्कार हो | पदानुसारी बुद्धिके त्तीन भेद 
हैं--१ पदानुसारो बुद्धि, २ प्रतिसारी बुद्धि और ३ तदुभयसारी बुद्धि। जो 
बद्धि बीजपदके अधस्तन पदोको बीजपदस्थित हेतुरूपसे जानती है वह पदान्नु 
सारी बद्धि है। जो उसके विपरीत उससे उपरिम पदोको ही जानती है वह 
प्रतिसारी बुद्धि कहलाती है। जो उक्त बीजपदके पाश्व॑ंभागोमे स्थित पदोको 
नियमसे अथवा बिना नियम भी जानती है उसे तदुभयसारो बुद्धि कहते है । 


२ नसों फ्ण्णससणाणं<. 

प्रज्ञाअ्मणोको नमस्कार हो | प्रज्ञा चार प्रकारकी होती है--१ औत्पत्ति- 
की,  वैनयिकी, ३ कमंजा और ४ पारिणामिकी | जो पुव॑जन्मसम्बन्धी 
चार प्रकारकी तिमंलवुद्धिके वलसे विनयपुर्वंक बारह अगो का अवधारण 
पठत, श्रवण आदि करते हैं वे औत्पत्तिका प्रज्ञाअ्रमण कहलाते है। छ मासके 
उपवाससे कृश होते हुए भी अपनी वुद्धिके प्रभावसे चौदह॒पूर्वोकि विषयका भी 


क्रीनक्न्‍ना ++22+ल ५ + 


उपदेशके बिना तपदचरणके प्रभावसे जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसका नाम 
कर्ंजा प्रज्ञा है। जातिषिशेषसे उत्पन्न हुई बुद्धि पारिणामिकी कहलाती है | 

इस प्रकार त्तिकोयपण्णत्तोके अनुसार वज्रयश एक बडे आचार्य हुए है, 
जो प्रज्ञाभ्मण ऋद्धिके घारक थे और जिनका बडी श्रद्धासे चामोल्लेख किया 
जाता था | 


समय-निर्धारण 

आचाय॑ 'वञ्रयश' या 'वइरजस' उनका उल्लेख करनेवाले आचार्य यत्त 
वृषभ पूव॑वत्ती हैं ।] 
चिरन्तनाचार्य 

चिरन्तनाचायंका उल्लेख जयघवलाटीकामे प्राप्त होता है । इसमे 
बताया है-- 
“भेदाभावादो चिरत्तणाइरियवक्खाण पि एत्य अप्पणो पढमपुढविचक्खागसमाण३ |” 


लक 2 किक औ का पक 404 कक 
_ वेदनाखण्ड, कृति अनुयोग द्वार, सूत्र ८ । 

“६ 
“ बेद्खण्डागम, वेदनाखण्ड, कृति अनुयोगद्रार, सूत्र १८ । 
“रे जयघवला, भाग १, प० ५३४। 


श्रुतधर झौर सारस्वताचार्य ७९ 


अर्थात्‌ चिरतनाचायंका व्याख्यान प्रथम पृथ्वीके समान है | चिरन्तना- 
चायंका एक अन्य उल्लेख भोर प्राप्त होता है, जिसमे उन्हे चिरन्तन व्याख्या- 
ताचाय॑ कहा गया है-- 
“सपहि चिरत्तणवक्‍्खाणाइरियाणमप्पाबहुअ वत्तइस्सामों [६ “ 
इनका समय वप्पुदेवाचायंसे कुछ पूर्व होना चाहिये। 'कसायपाहुड' पर 
चणिसूत्रोके पद्चात्‌ उच्चारणवृत्ति-पद्धतिके आधार पर तुम्बलूराचार्येने पट्‌- 
खण्डागमके प्रारभिक पाँच खण्डो पर तथा 'कषायपाहुड' पर ८४००० इंलोक 
प्रमाण चूडामणि नामकी टीका रची। श्ामकुण्डाचायने पद्धति नामक टीका 
१२००० इलोक प्रमाण लिखी | बताया है-- 


“चतुरधिकाशीतिसहसग्रन्थरचनाया युक्‍ताम्‌ । 
कर्णाटभाषया5कृत महती चूडामणि व्याख्याम्‌ ॥२८ 
“प्राकृतसस्कृतकर्णाटभाषया पद्धति परा रचिता ॥-- 


चूणिसुत्रकार यतिवृषभ और उनको रचनाएँ 


जयधवला टीकाके निर्देशानुसार आचार्य यतिवृषभने आय॑ंमक्षु और वाग- 
हस्तिसे कसायपाहुडकी गाथाओका सम्यक्‌ प्रकार अध्ययनकर अथथ अवधारण 
किया और कसायपाहुडपर चूशणिसूत्रोकी रचना की । जयधवलामे वृत्तिसूत्रका 
लक्षण बताते हुए लिखा है-- 

“सुत्तस्सेव विवरणाएं सखित्तसद रयणाए सगहियसुत्तासे सत्थाए वित्तिसुत्तवव- 
एसादो ।” 

अर्थात्‌ जिसकी शब्दरचना सक्षिप्त हो और जिसमे सूत्रगत अश्ेष अर्थोका 
सग्रह किया गया हो ऐसे विवरणको चृत्तिसूत्र कहते हैं । 

जयघवलाटीकमे अनेकस्थलोपर यतिवृषभका उल्लेख किया है। लिखा है-- 

“एवं जइवसहाइरियदेसामासियसुत्तत्यपरूवण काऊण सपहि जइवसहा- 
इरियसूचिदत्यमुच्चा रणाए भणिस्सामी ।१४ 


अर्थात्‌ यतिवृषभ आचाय॑ द्वारा लिखे गये चुणिसूत्रोका अवलम्बन लेकर 
उक्ताथ प्रस्तुत किया गया । 





जयधघवला भाग १, पृ० ५३२ । 
इन्द्रनन्दि श्रुतावतार, पद्य १६६ । 
वही, पद्य १६४ । 

कसायपाहुड, भाग २, पृ० १४। 


प्‌ 
नर ख्0ण 20 +० 
नर 


८० तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


इन उद्धरणोसे स्पष्ट है कि यत्तिवृषभने चुणिसूत्रोकी रचना सक्षिप्त शब्दा- 
वलीमे प्रस्तुत कर महाच्‌ अथेको निबद्ध किया है। यदि आचाय॑ यत्तिवृषभ 
चूणिसूत्रोकी रचना न करते, तो बहुत सभव है कि कसायपाहुडका अर्थ ही स्पष्ट 
नहो पाता। अत. दिग्रम्बर परम्प्रामे चूणिसृत्रोके प्रथम रचयिता_होनेके 
कारण यतिवृषभका अत्यधिक महत्त्व है। चूणिसृूत्रकी परिभाषापर षट्खण्डागमकी 
धवलाटीकासे भी प्रकाश पड़ता है। वीरसेन आचायेने षट्खण्डागमके सूत्रोको --* 
भी 'चुण्णिसुत्त' कहा है। यहाँ उन्ही सूत्रोको चूणिसूत्र कहा है जो गाथाके 
व्याख्यानरूप हैं | वेदनाखण्डमे कुछ गाथाएँ भी आती हैं जो व्याख्यानरूप है । 
धवलाकारने उन्हे चूणिसूत्र कहा है। 


घवलाकारने यतिवृषभाचार्यके चूणिसत्रोको वृत्तिसूत्र भी कहा है। वृत्ति- 
सूत्रका पूवंमे लक्षण लिखा जा चुका है। श्वेताम्बर परम्परामे_चूणिपदकी 
व्याख्या करते हुए छिखा है-- 

अत्यबहुल॑ महत्थं हैउ-निवाओवसग्गग भी र । 
वहुपायमवोच्छिन्न गय-णयसुद्धं तु चुण्णपय ॥ 

'र्थात्‌ जिसमे महान्‌ अथ हो, हेतु, निषात और उपसर्गसे युक्त हो, गम्भीर 
हो, अनेकपद समन्वित हो, अव्यवच्छिन्न हो और त्थ्यकी दृष्टिसे जो धारा- 
प्रवाहिक हो, उसे चूणिपद कहते हैं | 

भाशय यह है कि जो तीर्थंकरकी दिव्यध्वनिसे निस्सृत बीजपदोका अर्थो- 
दघाटन करनेमे समर्थ हो वह चूगिपद है। यथाथथंत्त चूणिपदोमे बीजसूत्रोको 
विवृत्त्यात्मक सूत्र-रूप रचना की जाती है और तथ्योको विशेषरूपमे प्रस्तुत 
किया जाता है। 

. यहाँ यह ध्यातव्य है कि श्वेताम्बर परम्पराकी चूणियोसे इन चूणिसत्रोकी 
शैली और विषयवस्तु बहुत भिन्‍न है। यतिवृषभ द्वारा विरचित चूणिसत्र 
कहलाते हैं, चूणियाँ नही। इसका अर्थ यह है कि यतिवृषभके चूणिसूत्रोका 
महत्त्त 'कसायपाहुड' की गाथाओसे किसी तरह कम नही है। गाथासूृत्रोमे 
जिन अनेक विषयोंके सकेत उपलब्ध होते हैं, चूणिसृत्रोमे उनका उद्घाटन 
मिलता है। अत “कसायपाहुड' और चूणिसूत्र' दोनो ही आगमविषयकी दृष्टिसे 
महत्त्वपूर्ण हैँ । 

१ एदस्स गाहासुत्तस्स विवरणभावेण रचिदउवरिमचुण्णिसुत्तादो । 

“--पद्खण्डामम, पुस्तक १२, पृ० ४१॥ 

२ अभिवान राजेन्द्र, चण्णपद । 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ८१ 


आचाय॑ वीरसेनके उल्लेखानुसार चणिसूत्रकारका मत 'कसायपाहुड' और 
'घट्खण्डागम' के मत्तके समान ही प्रामाणिक एव महत्त्वपूर्ण है। वि० की ग्यारह॒वी 
शताब्दोमे ,आचाय॑ नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवत्तनि 'छब्धिसार' नामक ग्रन्थमे 
पहले यतिवृषभके मतका निर्देश किया है। त्तदनन्तर भूत्तनलिके मतका। 
इससे स्पष्ट है कि यतिवृषभके चूणिसूत्र मूलग्रन्थोके समान ही महत्त्वपूर्ण और 
उपयांगी थे । 


यह सत्य है कि यतिवृषभाचार्यका व्यक्तित्व आग्रमव्याख्याताकी दृष्टिसे 
अत्यधिक है। इन्होने आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्‍तव्यता और भर्थाधिकार इन 
पाँच उपक्रमोकी दृष्टिसे सृत्ररूप अर्थोद्घाटन किया है। यत्तिवृषभ विभाषा- 
सृत्र, अवयवार्थ एव पदच्छेंदपुरवंक व्याख्यान करते गये हैं । 

चूणिसृत्रकार यतिवृषभके व्यक्तित्वमे निम्नलिखित विशेषताएँ उपलब्ध 
होती हैं- 

१ यतिवृषभ आठवे कमंप्रवादके ज्ञाता थे। 

२ नन्दिसृत्रके प्रमाणसे ये कर्मंप्रकृतिके भी ज्ञाता सिद्ध होते हैं । 

३ आयंमक्षु और नागहस्तिका शिष्यत्व इन्होने स्वीकार किया था । 

४ आत्मसाधक होनेके साथ ये श्रुताराघक हैं । 

५ घवला और जयधवलामे भतबलि और यत्तिवृषभके मतभेद परिलक्षित 

तेहे। 

के रे व्यक्तित्वकी महनीयताकी दृष्टिसे यतिवृषभ भूत्तनलिके समकक्ष है | 
इनके मत्तोक़ी मान्यता सावंजनीन है। 

७ चणिसत्रोमे यतिवृपभने सृत्रशेलीको प्रतिबिम्बित किया है। 

८ परम्परासे प्रचलित ज्ञानको आत्मसात्‌ कर चूथणिसूत्रोकी रचना की 
गई है । 

९ यतिवृषभ आममतवेत्ता तो थे, ही पर उन्होने सभी परम्पराओमे प्रचलित 
उपदेशशेलोका परिज्ञान प्राप्त क्रिया और अपनी सक्ष्म प्रतिभाका चूरणिसत्रोमे 


उपयोग किया । 


समय-निर्णय 
चिणिसुत्रकार आचार्य यतिवृषभके समयके सम्बन्धमे विचार करनेसे ज्ञात 


होता है कि ये षट्खण्डागमकार भूतबलिके समकालीन अथवा उसे हट उनके कुछ ही 


उत्तरवर्त्ती है। कुन्दकुन्द तो इनसे अवश्य प्राचीन हैं। बताया गया हैं 


नमन 


प्रवचनवात्सल्यसे प्रेरित होकर इन्होने गुणघरके 'कसायपाहुड” पर चूणि- 


८२ तीथकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


सत्रोकी रचना की | यतिवृषभके ग्रल्यो के अवलोकनसे यह ज्ञात होता है कि 
इनके समक्ष पटखण्डागम, लोकविनिश्चय, सगाइणी और छोकविभाग (प्राकृत) 
जैसे ग्रन्थ विद्यमान थे । इन ग्रन्थो का सम्यक्‌ अध्ययवकर इन्हो ने चूणिसूत्रो को 
रचना की )) 
'तिलोयपण्णत्ती मे-- 
“जलसिहरे विक्खंभी जलणिहिणो जोयणा दससहस्सा । 
एवं सगाईणिए लोयविभाएं विणिहिंट्ु ॥ 
लोयविणिच्छय-नाथे लोयविभागम्मि सब्वसिद्धाणं । 
ओगाहण-परिमाण भणिद किचूणचरिमदेहसमों ॥7९०ट 
इन गाथाओमे लोकविभागका उल्लेख आया है। यह लोकविभाग ग्रन्थ 
संभवत॒आचाय॑ सर्वनन्दि द्वारा विरचित होना चाहिए। पर यतिवृषभके 
समक्ष यहो छोकविभाग था, इसका कोई निर्चय नही । (छोकानुयोगके ग्रत्य 
प्राचीन हैं और संभवत. यतिवृषभके समक्ष कोई प्राचीन लोकविभाग रहा 
होगा |) इन स्वंनन्दिने काञऊचोके राजा सिंहवर्माके राज्यके बाइंसवें वर्षमे 
जव शनिश्चर उत्तरापाढा नक्षत्र पर स्थित था, बृहस्पति वृष राक्षिमि और 
चन्द्रमा उत्तराफाल्गुणी नक्षत्रमे अवस्थित था; इस ग्रन्धकी रचना की । यह 
ग्त्य शक सु० ३८० ( वि० स० ५१५ ) में पाणराष्ट्रके! पाटलिक ग्राममे पुरा 
किया गया। सर्वनन्दिके इस लछोकविभागका निर्देश सिंहसूयके सस्कृत लोक- 
विभागकी प्रशस्तिमे पाया जाता है । 
वेइवे स्थिते रविसुते वृषमे च जीवे 
राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्य चन्द्र । 
ग्रामे च पाटलिकनामनि पाणराष्ट्रे 
शास्त्र पुरा लिखितवान्‌ मुनिसव॑नन्दी ॥ 
संवत्सरे तु द्वाविशे काञचीश सिहवर्मंण । 
अशीत्यग्रे. शकाव्दाना सिद्धमेतच्छतत्रये ॥८४ 


इस प्रशस्तिसे आचाय जुगलकिशोर मुख्तारने यह निष्कर्ष निकाला है कि 


सिहसूययंका यह लोकविभाग सुवंनन्दिके प्राकृत लोकविभागका अनुवादमात्र 


| उन्होंने भाषाका परिवतंन, हो किया है, मोलिक कुछ नही लिखा । पर इस 
छोकविभागके अध्ययनसे उक्त निष्कषं पूर्णतया निर्श्रान्त प्रतीत नही होता, 


7... तिलोयपण्णत्तीकी गायाएँ, पुरातन जैन वाक्यसूची की प्रस्तावना पृ० ३११ पर उद्धत । 
"६, लोकविभाग, जैन सस्क्ृति सरक्षक सघ, शोलापुर, सन्‌ १९६२, ११॥५२-५३ 


श्रुतघर ओर सारस्वताचार्य : ८३ 


क्योकि सिहसूर्यके प्रकाशित इस लोकविभागमे 'तिलोयपण्णत्ती', ' हरिवंश' 
एवं आदिपुराण' आदि ग्रन्थोका आधार भी प्राप्त होता है। (संस्कृत-लोक 
विभागके पञ्चम विभाग सम्बन्धी ३८वें पद्यसे १३७वें पद्यका कुल चौदह कुल- 
करोका प्रतिपादन आदिपुराणके इलोको या इलोकाश्ो द्वारा किया गया है । 
इसी प्रकार 'तिलोयपण्णत्ती की अपेक्षा वातवलूयोके विस्तारमे भी नवीनता 
प्रदशित को गई है। 'तिलोयपण्णत्ती” मेततीनो वातवलयीका विस्तार क्रमश 
१४, १६४एवं ११३ कोश निर्दिप्ट किया है, पर सिहसूर्यने दो कोश, एक और 
१५७५ घनुष बतलाया है। इसी प्रकार 'तिलोयपण्णत्ती मे 'ज्योतिषियो के नगरो- 
का बाहुल्‍य और विस्तार समान कहा गया है, पर इस ग्रन्थमे उसका कथन नही 
किया है। इस प्रकार सस्कृत लोकविभागके अन्तरग अध्ययनसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ सवंनन्दिके लोकविभागका अनुवादमात्र नहीं है। 
यह सभव है कि सर्वतन्दिने कोई छोकविभाग सम्बन्धी ग्रन्थ लिखा हो और 
उसका आधार ग्रहणकर सिंहसूर्यने प्रस्तुत लोकविभागकी रूप-रेखा निर्धा 
रित की हो | 'तिलोयपण्णत्ती 'में 'सगाइणी' और 'लोकविनिद्चिय' जैसे ग्रन्थोका 
भी निर्देश आया है। हमारा अनुमान है कि सिंहसूयके छोकविभागमे भी 
'तिलोयपण्णत्तो के समान ही प्राचीन आचार्योके मतोका ग्रहण किया गया है। 
सिहसूयका मुद्रित लोकविभाग वि० स० की_ग्यारहवी शताब्दीकी रचना है। 
भत्त' इसके पूर्व 'तिलोयपंण्णत्ती'का लिखा जाना स्वत, सिद्ध है। कुछ लोगोने 
यह अनुमान किया है कि सर्वंतन्दिके लोकविभागका रचनाकार विक्रमकी 
पॉचवी शत्ताब्दी हैं। अत यतिवृषभका समय उसके बाद होना चाहिए । पर 
इस सम्बन्धसे हमारा विनम्र अभिमत यह है कि यतिवृषभका समय इतनी दूर 
तक नही रखा जा सकता है ॥ 


(आचाय॑ यतिवृषभने अपने 'तिलोयपण्णत्तो' ग्रन्थमे भगवान्‌ महावीरके 
निर्वाणसे लेकर १००० वर्ष तक होने वाले राजाओके कालका उल्लेख किया है। 
अत उसके बाद तो उचका होना सभव नही है । विशेषावश्यकभाष्यकार 
दवेताम्बराचायं श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने अपने विशेषावश्यकभाष्यमे चूणि- 
सूत्रकार यतिवृषभके आदेश--कषायविषयक मतका उल्लेख किया है और विश्े- 
षावश्यकभाष्यकी रचना शक सवत्‌ ५३१ (वि० स० ६६६) में होनेका उल्लेख 
मिलता है। अत यतिवृषभका समय वि० स॒० ६६६ के परचात्‌ नही हो सकता ) 


आचार्य यतिवृषभ पृज्यपादसे पूर्ववर्त्तों हैं। इसका कारण यह है कि उन्होने 
अपने सर्वार्थ सिद्धि ग्रन्थमे उनके एक मतविशेषका उल्लेख किया है-- 


८४ तीथँैकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


“अथवा येषा मते सासादन एकेन्द्रियेष नोत्पयते त्मतापेक्षया द्वादशभागा 
न दत्ता ।?३.- 

अर्थात्‌ जिन आचार्यो के मतसे सासादनगुणस्थानवर्त्ती जीव एकइन्द्रिय 
जीवोमे उत्पन्न नही होता है उनके मतकी अपेक्षा ३३ भाग स्पर्शनक्षेत्र नहीं 
कहा गया है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि सासादन गुणस्थानवाला मरण क्र 
नियमसे देवोमे उत्पन्न होता है । यह आचाय॑ यततिवुषभका ही मत है। लब्धि- 
सार-क्षपणासारके कर्ता आचार्य नेभिचन्द्रने स्पृष्ट शब्दीमे कहा है-- 


जदि मरदि सासणो सो णिरय-तिरिक्‍्खं णरं ण गच्छेदि । 
णियमादेव गच्छदि जइवसहमुणिदवयणेण ।४. 


(अर्थात्‌ आचार्य यत्तिवृषभके वचनानुसार यदि सासादनगुणस्थानवर्ती जीव 
मरण करता है तो नियमसे देव होता है । ) 

आचाय॑ यतिवृषभने चूणिस्‌त्रोमे अपने इस मतको निम्न प्रकार व्यक्त 
किया है-- 

'आसाण पुण गदो जदि मरदि, ण सक्‍को णिरयगदि तिरिवश्च्गर्दि मणुस- 
गदि वा गतु । णियमा देवगदि गच्छदि ।९३०” 

इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि आचाय॑ यत्तिवृषभ पूज्यपादके पूव॑वर्त्ती है और 
आचाय पृज्यपादके शिष्य वज्धनन्दिने वि० स॒० ५२६ में द्रविडसधुकी स्थापना 
की है। अतएवं यत्तिवुषभका समय वि० स॒० ५२६ से पूर्व सुनिश्चित है । 

कितना पृव॑ है, यह यहाँ विचारणीय है। गुणधर, आययंमक्षु और नागहस्ति- 
के समयका निर्णय हो जानेपर यह निश्चितरूपसे कहा जा सकता है कि यतति- 
वृषभका समय आयंमक्षु और नागहस्तिसे कुछ ही बाद है । 

आधुनिक विचारकोने 'तिलोयपण्णत्ती” के कर्त्ता यत्तिवृषमके समयपर 
पृर्णतया विचार किया है | पडित नाथूराम प्रेमी और श्री जुगल- 
किशोर मुख्तारने यतिवृषभका समय लगभग पाँचवी शत्ताब्दी माना है। डा० 
ए० एन उपाध्येने भी प्राय इसे समयको स्वीकार किया है। ( प० फूल- 
चन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने बत्तमान तिलोयपण्णत्तोके सस्करणका अध्ययन 
कर उसका रचनाकाल वि० की नवी शताब्दी स्वीकार किया है | पर यथार्थत्त 
यत्तिवृषभका समय अन्त साक्ष्कके आधारपर नागहस्तिके थोडे अनन्तर सिद्ध 

₹ सर्वार्थसिद्धि 

२ लरूब्धिसार-क्षपणासार गाथा संख्या ३४६। 
३ कसायपाहुड, अधिकार १४, सूत्र ५४४ | 


श्त॒घर और सारस्वताचार्य . ८५ 


होता है। यतिवृषभने तिलोयपण्णत्तोके चतुर्थ अधिकारमे बताया है कि भगवान्‌ 
महावीरके निर्वाण होनेके पश्चात्‌ ३ वर्ष, आठ मास और एक पक्षके व्यतीत 
होनेपर पथ्न्चम काल नामक दुषम कालका प्रवेश होता है। इस कालमे वीर 
त्रि० स० ६८३ तक केवली, श्रुतकेवलो और पृवंधारियोकी प्रम्परा चलती है। 
वीर-निर्वाणके ४७१ ? वर्ष पश्चात्‌ शक राजा उत्पन्त होता है। शकोका राज्य- 
उल्लेख किया है। और इनका राज्यकाल २५५ जा बतलाया है। इसमे ४२ 
वर्ष समय कल्किका भी है। इस प्रकरणके आगेवाली गाथाओमे आन्ध्र, गुप्त 
आदि नृपतियोके वंशो और राज्यवर्षोका निर्देश किया है। इस निर्देशप्रसे 
डा० का निष्कर्ष निकालते हुए लिखा है-++१« 

“आचाय॑ यतिवृषभ ई० सन्‌ ४७८, ४८३, या ई० सन्‌ ५०० मे वत्तमान 
रहते, जैसा कि अन्य विद्वानोने माना है, तो वे गुप्तवशके ई० सन्‌ ४३१ मे 
प्रमाप्तिकी चर्चा नही करते । उस समय (ई० सन्‌ ४१४-४५५ ई०) कुमारणुप्त 
प्रथमका शासनकाल था, जिसका अनुसरण उसके वीर पुत्र स्कन्दग॒प्त (ई० 
४५०-४६७) ने किया | इतिहासानुसार यह राजवश ५५० ई० सन्‌ तक प्रत्ति- 
छ्ठित रहा है। 'तिलोयपण्णत्ती' की गाथाओ द्वारा यह प्रकट होता है कि 
गुप्तवश २०० या १७६ ई० सन्त मे प्रारम्भ हुआ। यह कथन भी म्रान्तिमूलक 
प्रतीत होता है क्योकि इसका प्रारम्भ ई० सन्‌ ३१९-३२० में हुआ था | इस 
प्रकार गुप्तवशके लिए कुल समय २३१ वर्ष या २५५ वर्ष यथाथं घटित होता 
है। शकोका राज्य निश्चय हो वीर नि० स० ४६१ (ई० पू० ६६) मे प्रारभ हो 
गया था ओर यह ई० सन्‌ १७६ तक वर्तमान रहा । ई० सन्‌ ५वी शतीका 
लेखक अपने पुर्वके नाम या कालके विषयमे भ्रान्ति कर सकता है, पर समसा- 
मयिक राजवशोके कालमे इस प्रकारकी भ्रान्ति सभव नही है । 

अतएव इतिहासके आलोकमे यह निस्सकोच माना जा सकता है कि 
'तिलोयपण्णत्ती” की ४ १४७४-१४०६ और ४।१४०९-१५०३ तथा उसके आगे- 
की गाथाएँ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निबद्ध की गई है | निश्चय ही ये गाथाएँ 
ई० सन्‌ ५०० के लगभगकी प्रक्षिप्त हैं । 

(_'तिलोयपण्णत्ती'का प्रारम्भिक अशरूप सैद्धान्तिक तथ्य मूछत यतिवृषभ- 
के हैं, जिनमे उन्होने महावीर नि० स० ६८३ या ७०३ (ई० सन्‌ १५६-१७६) 
१* “णिव्वाणगदे वीरे चउसदइगिसट्टिवासविच्छेदे । 

जा दो यसगणरिदो रज्ज वसस्स दुसयवादाला ॥ --तिलोयपण्णत्ती ४१५०३ । 
२ ॥फ्रढ ]शंग्रब इ0प्रा८2३ ए॑ पद ग्राइपग'ए णी शैाटल०7६ पाता8, 9-५ ।40-44. 


८६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


तककी सूचताएंँ दी हैं। 'तिलोयपण्णत्ती' के अन्य अंश्ोंके अध्ययचसे यह प्रतीत 
होता है कि यतिवृषभ द्वारा विरचित इस ग्रन्थका प्रस्तुत सस्करण किसी अन्य 
आचारयने सम्पादित किया है। यही कारण है कि सम्पादनकत्तसि इतिहास 
सम्बन्धी कुछ भ्रान्तियाँ हुई हैं। यतिवृषभका समय शक स० के निर्देशके आधा र- 
प्र 'तिलोयपण्णत्ती के आलोकमे भी ई० सनु १७६ के आसपास सिद्ध होता है ! 

यतिवृषभ अपने युगके यशस्वों आगमज्ञाता विद्वान थे। ई० सन्‌ सातवी 
शतोीके तथा उत्तरवर्त्तों लेखकोने इनको मुक्तकण्ठसे प्रशसा की है | इनके गुरुओो 
के नामो में आयंमक्षु ओर नागहस्तिको गणना है। ये दोनो भाचाय॑ श्वेता- 
म्वर और दिगम्बर परम्पराओद्वारा समानरूपसे सम्मानित थे। आयंमक्षका 
समय ई० सन्‌ प्रथम शताव्दो और नागहस्तिका समय ई० सन्‌ १००-१५० त्तक 
मानता गया है। यतिवृषभ नागहस्तिके अन्तेवासी बताये गये हैं । अत यह 
समव है कि 'चूणिसू न्ो' को रचनाके पश्चात्‌ 'तिलोयपण्णत्ती' को रचना इन्होने- 
की। मथुरामे सचालित सरस्वतो-आन्दोलनका प्रभाव इनपर भी रहा हो और 
ये मी ई० सन्‌ १५०-१८० तक सम्मिलित रहे हो, तो इसमे कोई आइचये 
नहीं मे इन्होंने ग्रन्थरूपमे सरस्वतीका अवत्तरण कर परम्पराको जीवित 
रखा है। 

('तिलोयपण्णत्तो' के वर्तमान सस्करणमे भी कुछ ऐसो गाथाएँ समाविष्ट हैं 
जो आचाये कुन्दकुन्दके ग्रन्योमे पाई जाती हैं । इस समतासे भी उनका समय 
ऊुन्दकुन्दके पद्चात्‌ आता है |) 

विचारणोय प्रदन यह है कि यतिवुषभके पूर्व यदि 'महाकमंप्रक्ृतिप्राभृत 

का ज्ञान समाप्त हो गया होता, तो यतिवृषभको कर्मप्रकृतिका ज्ञान किससे 
प्राप्त होता ? मत. यतिवृषभका स्थिति-काल ऐसा होना चाहिए, जिसमे “कर्म 

प्रकृतिप्राभृत' का ज्ञान अवशिष्ट रहा हो । दुसरी बात यह है कि 'पट्खण्डागम 

ओर “कपायप्राभृत” में अनेक तथ्योमे मतभेद है और इस मतभेदको तन्‍्त्रा- 
न्तर कहा है । घवला और जयघवलामे भूतवलि और यतिवषभके मतभेदकी 
चर्चा आई है । इससे भी यतिवृषभको भतवलिसे बहुत अर्वाचीन नही माना 
जा सकता है। 


रचनाएँ 


अल कृतिरयाँ 


पहिड ' वर राचत “चांणसू चेतत श्र और २८“ तिलोयपण्णत्ती'। तिलोयपण्णत्तीकी 
अन्तिम गाथामे चूणिसत्रका उल्लेख आया है। बताया है-- 


श्रुतघर भोर सारस्वताचार्य ८७ 


चुण्णिसख्वटुवक रण सखू्वपमाण होइ कि जत्तं । 
अद्डसहस्सपमाण.._, तिलोगरपण्णत्तिणामाएं ॥/ 
इससे स्पष्ट है कि 'तिलोयपण्णत्ती” भे चूणिसत्रोकी सख्या आठ हजार 
मानी है। पर इन्द्रनन्दिके 'श्रुतावत्तार' के अनुसार चूणिसूत्रोका परिमाण छ 
हजार श्लोक प्रमाण है, पर इससे यह स्पष्ट नही होता कि चूणिसूत्र कितने 
थे। जयधवलाटीकासे इन सृत्रोका प्रमाण ज्ञात किया जा सकता है। सूत्रसख्या 
निम्न प्रकार है-- 





अधिका रनाम सृत्रसख्या अधिकारनाम सूत्रसख्या 
प्रेयोद्देघविभकत ११२ वेदक ६६८ 
प्रकृतिविभवित १२९ उपयोग ३२१ 
स्थितिविभविति ४०७ चतु,स्थान २५ 
अनुभागविभक्ति १८९, व्यजन २ 
प्रदेशविभक्ति २०२ दर्शनमोहोपश्ासना १४० 
क्षीणाक्षीणाघिकार १४२ दर्शनमोहक्षपणा.. १२८ 
स्थित्यन्तिक १०६ संयमासयमलबव्धि. ९० 
बन्धक ११ सयमलब्धि ६६ 
प्रकृतिसक्रमण २६५ चारित्रमोहोपशामतता ७०६ 
स्थितिसक्रमण ३०८ चारित्रमोहक्षपणा. ६५७० 
अनुभागसक्रमण ८० पश्चिमस्कन्ध ५२ 
प्रदेशसक्रमण ७४० ा 

३२२४१ २७६८ 


कुल २३२४१+ ३७६८ ८ ७००९ 
चूणिसंत्रका रने प्रत्येक पदको बीजपद मानकर व्याख्यारूपमे सूत्रोकी 
रचना की है। इन्होने अर्थवहुलू पदो द्वारा प्रमेयका प्रतिपादन किया है । 
आचाये वोरसेनके आधारपर चूणिसृूत्रोको सात वर्गोमे विभवत किया जा 
सकता है-- 
१ उत्थानिकासृत्र-विषयकी सूचना देने वाले सूत्र । 
२. अधिकारसत्र--अनुयोगद्वारके आरम्भसे लिखे गये अधिकारबोधक- 
सूत्र । 
३ शक सूत्र--विषयके विवेचन करनेके हेतु शकाओको अ्स्तुत करने 
वाले सत्र | 
.. १. तिलोयपण्णत्तो, दूसरों जिल्द, पृ० ८८२, गाथा ७७। 


८८ तीथैकर महावीर और उन्तकी आचार्य-परम्परा 


४. पृच्छासूत्र--ववतव्यविशेषको जिज्ञासा प्रकट करने वाले सूत्र | 

५ विवरणसूत्र--विषयका विवेचन या व्याख्यान करनेवाले सूत्र । 

६ समपणसू +--उच्चा रणाचायों द्वारा व्याख्यान करनेके हेतु समपित सूत्र । 

७ उपसहारसूच--प्रकृत विषयका उपसहार करनेवाले सूत्र । 

चूणिसूत्रोमे प्रयुक्त 'भणियव्या', 'णेंदव्वा', 'कायव्वा', 'परूवेयव्वा' आदि 
पद इस बातके चोत्तक है कि उच्चा रणाचाय॑ इस प्रका रके पदोका अर्थबोध कराते 
थे। चणिकार यतिवृषभ जिस अथंका व्याख्यान विस्तारभयसे लही कर सके 
उनके व्यास्यावका दायित्व उन्होने उच्चारणाचार्यों या व्याख्यानाचार्यों पर 
छोडा है। निश्चयत चूणिसूत्रकारने 'कस्तायपाहुड' के गम्भीर अथंको बड़े ही 
सुन्दर और ग्राह्मबपमं निवद्ध किया है। गाथासूत्रोमे जिन अनेक विषयोके 
सकेत दिये गय हैँ उनका प्रतिपादन चूणिसूत्रोमे किया गया हू । चूणिसूत्रकारने 
अपने स्वत्तन्त मतका भी यत्र तन प्रतिपादन किया है। इन्हाने चौणसत्रमे जिन 
१५ अर्थाधिका रोका निर्देश किया है. उनमे गुणधर द्वारा निंदिष्ट अर्थाधिकारोसे 
अन्तर पाया जाता है। जयघवलामे विवेचन करते हुए लिखा है कि गुणधर 
भट्टारकके हारा कहे गये १५ अधिकारोके रहते हुए इन अधिकारोको अन्य- 
हूपमे प्रतिपादन करनेके कारण गुणधर भट्टारकके यतिवृषभ दोप-दर्शंक क्यो 
नही कहलाते ? वोरसेन स्वामीने लिखा है कि यतिवृपभने गुणधराचायेके द्वारा 
कहें गये अधिकारोका निपेध नही किया; किन्तु उन्तके कथनको ही प्रकारान्तरसे 
व्यक्त किया है। गुणधर द्वारा कथित १५ भधिकारोका अर्थ यह नही है कि ये 
ही अधिकार हो सकते हैँ, अन्य तरहसे वर्णन नही हो सकता । चूणिसूत्रकारने 
निम्नलिखित १५ अधिकारोका कथन किया है-- 

१. प्रेयोहेप 
२ प्रकृति-स्थिति-अनुभाग-प्रदेश-क्षोण-स्थित्यन्तक 
३ वन्धक 
४ सक्रम 
५ उदयाधिकार 
६. उदीर्णाधिकार 
७ उपयोगधिकार 
८ चतु स्थानाधिकार 
९ व्यज्जनाधिकार 
१० दर्शनमोहनीयउपशमनाधिकार 
११, दर्शनमोहनीयक्षपणाधिकार 


श्रुवधर और सारस्वताचार्य * ८९ 


१२ देशविरति-अधिकार॑ 

१३ चारित्रमोहतीयउपशमनाधिकार 
१४ चारित्रमोहनीयक्षपणाधिकार 
१५ अद्धापरिमाणनिर्देशकअधिकार 


'कसायपाहुड' की दो गाथाओमे १५ अधिकारोके नाम आये है । उनका 
अन्तिम पद अद्वापरिमाणनिद्देसो' है। कुछ ओचाय॑ इसे अद्धापरिमाणनिर्देश 
पन्द्रहवाँ अधिकार मानते है; किन्तु जिन १८० गाथाओमे १५ अधिकारोके 
वर्णन करनेको प्रतिज्ञा को है उनमे अद्धापरिमाणका निर्देश करनेवाली छ 
गाथाएँ नही आई है तथा १५ अधिकारोमे गाथाओका विभाग करते हुए इस 
प्रकारकी कोई सूचना भो नही दी गई है । इससे अवगत होता हे कि गुणवरा- 
चार्यंको अद्धापरिमाणनिर्देश अधिकार अभीष्ट नही था, किन्तु यतिवृषभने इसे 
एक स्व॒तन्त्र अधिकार माना है । 

चूणिसत्रोंके अध्ययनसे ज्ञात होता हे कि यत्तिवृषभने १५ अधिकारोका 
निर्देश करके भी अपने चूणिसृत्रोकी रचता गुणधराचार्यके द्वारा निदिष्ट अधि- 
कारोके अनुसार ही की है। यह स्मरणीय है कि यत्तिवृपभने अधिकारके लिए 
अनुयोगद्वा रका प्रयोग किया है । यह आगमिक शब्द है | अतएवं उन्होने आगम- 
शलीमे ही सूत्रोकी रचना कर 'कसायपाहुड' के विषयका स्पष्टीकरण किया है। 
चूणिसूत्रोका त्रिषय 'कसायपाहुड' का ही विषय है, जिसमे उन्होने राग और 
द्ेषका विशिष्ट विवेचन अनुयोगद्वा रोके आधारपर किया है। 
तिलोयपण्णत्ती : विषय-विवेचन 


हि 


तिलोयपण्णत्तो' मे त्तीन छोकके स्वरूप, आकार, प्रकार, विस्तार, क्षेत्रफल 
और युगपरिवर्तंत आदि विषयोका निरूपण किया गया है। प्रसगवश जेन 
पिद्धान्त, पुराण और भारतीय इत्तिहास विषयक सामग्री भी निरूपित है। 
यह ग्रन्थ ९ महाधिका रोमे विभक्त है-- 

१. सामान्य जगतस्वरूप, २ नारकलछोक, ३. भवनवासलोक, ४- मनुष्य- 
लोक, ५ तिर्यकलोक, ६ व्यन्तरलोक, ७ ज्योतिर्लोक, ८ सुरछोक और ५. 
सिद्धछोक । 

इन नौ महाधिकारोके अतिरिक्त अवान्तर अधिकारोकी सख्या १८० है। 
द्वितीयादि महाधिकारोके अवान्तर अधिकार क्रमश १५, २४, १६, १६, १७, 
१७, २१,५ और ४९ हैं। चतुर्थ महाधिकारके जम्बूदीप, धातकीखण्डद्वीप 
और पुष्करद्वीप नामके अवान्तर अधिकारोमेसे प्रत्येकके सोलह-सोलह अन्तर 
अधिकार है। इस प्रकार इस ग्रल्थका विषय-विस्तार अत्यधिक है। 


९० , तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


इस ग्रन्थमे भूगोल और खगोलका विस्तृत निरूपण है। प्रथम महाधिकारमें 
२८३ गाधाएं हैं और तीन गद्य-भाग हैं। इस अधिकारमे १८ प्रकारकी महा- 
भाषाएँ ओर ७०० प्रकारको क्षुद्र भाषाएँ उल्लिखित है। राजगृहके विपुल, 
ऋषि शेक्ठ, वेभार, छिन्न और पाण्डु नामके ५ शेलोका उल्लेख है। दृष्टिवाद- 
सृत्रके आधारपर त्रिकोककी मोटाई, चौडाई और ऊँचाईका निरूपण किया है। 
दूसरे महाधिका रमे ३६७ गाथाएँ हैं, जिनमे नरकलोकके स्वरूपका वर्णन है। 
तीसरे महाधिका रमे २४३ गाथाएँ हुँ। इनमे भवनवासी देवोके प्रासादोमे जन्म- 
शाला, अभिषेकशाला, भूषणशाला, मेथुनशाला, औषधशाला--परिचर्यागृह 
और मन्त्रशाला आदि गालाओ तथा सामान्यगृह, गर्भगृह, कदलीगृह, चित्रगृह, 
आसनगृ हू, नादगृह एवं लत्तागृह आदिका वर्णन है । अंश्वत्य, सप्तपण्ं, शाल्मलि, 
जम्बू, वेतस, कदम्ब, प्रियगु, शिरीप, पलाश ओर राजद्गुम नामके दश चेत्य- 
वृक्षोका उल्लेख है ।चतुर्थ महाधिकारमे २०६१ गाथाएँ हैं | इसमे मनुष्यलोकका 
वर्णन करते हुए विजयाद्धके उत्तर और दक्षिण अवस्थित नगरियोका उल्लेख 
है ।(लाठ मगलद्गव्योमे भुगार, कलश, दर्पण, व्यजन, घ्वजा, छत्र, चमर और 
सुप्रतिष्ठके नाम आये हैं) भोग-भूमिमे स्थित दश कल्पवृक्ष, नरनारियोके आभू- 
पण, त्तीथंकरोकी जन्मभूमि, नक्षत्र आदिका निर्देश किया गया है। बताया गया 
है कि नेमि, मल्लि, महावीर, वासुपूज्य और पाइ्व॑नाथ कुमारावस्थामे और छोष 
तृधंकर राज्यके अन्त _अन्तमें दीक्षित हुए हैं। समवशरणका ३० अधिकारोमे विस्तृत 
वर्णन है। पाँचवें महाधिकारमे ३२१ गाथाएं हैं । इसमे गद्य-भाग भी है । जम्बूद्वीप, 
लवण समुद्र, घातकोख़ण्ड, कालोद समुद्र, पुष्करवर द्वीप भादिका विस्तार 
सहित वर्णन है । छठे महाधिकारमे १०३ गाथाएँ है, जिनमे १७ अन्तराधिका रो- 
का समावेश है। इनमे व्यन्तरोके निवास क्षेत्र, उनके अधिकार क्षेत्र, उनके भेद, 
चिह्न, उत्सेघ, अवधिज्ञान आदिका वर्णन है। सातवें महाधिकारमे ६१९ 
गाथाएं हैं, जिनमे ज्योतिषी देवोका वणन है। आठवें महाधिकारमे ७०३ गाथाएँ 
हैं, जिसमे वेमानिक देवोंके निवास स्थान, आयु, परिवार, शरीर, सुखभोग 
आदिका विवेचन है। नवम महाधिकारमे सिद्धोके क्षेत्र, उनकी सख्या, अव- 
गाहना और सुखका प्ररूपण किया गया है। मध्यमे सूक्तिगाथाएँ भी प्राप्त 
होती हैं । यथा-- 
अन्धो णिवडइ कूवे बहिरो ण सुणेदि साधु-उवदेस । 
पेच्छतो णिसुणंत्रों गिएए ज पडइ त चोज्ज ॥ 
ले (अर्थात्‌ अन्धा व्यक्ति कृूपमे ग्रिर सकता है, बधिर साघुका उपदेश नही 
ह$ सुनता है, तो इसमे आइचयकी बात नही । आइंचये इस बातका है कि जीव 
देखता और सुनता हुआ नरकमे जा पडता है ।, 


श्रुतघर ओर सारस्वताचार्य . ९१ 


इस ग्रन्थमें आये हुए गद्य-भाग धवलाकी गयशैलीके पतुल्य है। गद्यादयोसे 
यह निष्कषं नही निकाला जा सकता है कि ये गद्याश धवलासे 'तिलोयपण्णत्ती 'मे 
आये है, बल्कि 'तिलोयपण्णन्ती'से हो धवलामे पहुंचे है-- 

“एसा तप्पाओगासखेज्जरूवाहियजवृदीवछेदणयसहिददीवसायररूपमेत्त- 
रज्जुच्छेदपमाणपरिक्खाविहो ण अण्णआइरिओवएसपर पराणुसारिणी केवल तु 
तिलोयपण्णत्तिसुत्ताणुसारिजोदिसियदेवभागहा रपदुप्पाइदसुत्तावल विजुत्तिवलेण 
पयदगच्छसाहणदुमम्हेहि परूविदा ।” 

यह गद्याश धवला स्पर्शानुयोगद्वार पृ० १५७ पर भी उद्धृत है। उसमे 
'एसा के स्थानपर “अम्हेहि' रूप पाया जाता है । उपयुक्त गद्य भागसे एक राजुके 
जितने अर्द्धच्छेद बतलाये हैँ उनकी समता 'तिलोयपण्णत्ती के अद्धंच्छेदोसे नही 
होती । इसीपर मुख्तार साहबका अनुमान है कि धवलासे यह गद्याश 'तिलोय- 
पण्णत्ती में लिया गया है, पर हमे ऐसा प्रतीत नही होता । हमारा अनुमान हैं 
किघवलाकारके समक्ष यतिवृषभकी 'त्तिकोयपण्णत्ती' रही है, जिसके आधारपर 
यत्‌किड्चित्‌ परिवर्ततनके साथ 'तिलोयपण्णत्तो'का प्रस्तुत सस्करण निवद्ध 
किया गया है । 


यतिवृषभको अन्य रचनाएँ 


प० हीरालालजो शास्त्रोके! मत्तानुसार आचार्य यतिवृषभकों एक अन्य 
रचना 'कम्मपयडि' चूणि भी है | यतिवृषभके नामसे करणसूत्रोका निर्देश भी 
प्राप्त होता है, पर आज इन करणसूत्रोका सकलित रूप प्राप्त नही है | 


उच्चा रणाचाये 


उच्चा रणाचारयंका निर्देश कस्ायपाहुडकी जयधवला-टीकामे अनेक स्थानों 
पर आया है। मौखिकरूपसे चलो आयी श्रुतपरम्पराको शुद्ध उच्चरित रूप 
बनाये रखनेके लिए उच्चारणकी शुद्धतापर विशेष जोर दिया जाने छगा। बहुत 
दिनो तक उच्चारणाचार्योकी यह परम्परा मौखिक रूपमे चलती रही। गाथासृत्रो- 
को रचना करके उनके रचयिता आचाय॑ अपने सुयोग्य शिष्योको उन सून्नोके द्वारा 
सूचित अर्थके उच्चारण करनेकी विधि और व्याख्यान करनेका प्रकार बतला 
देते थे, और वे छोग जिज्ञासु जनोको गुरुअ्रतिपादित विधिसे उन गराथा- 
सूत्रोका उच्चारण और व्याख्यान किया करते थे। इस प्रकारके गाथासूत्रोके 





१ केसायवाहुडसुत्त चूणिसूवसमन्वित, वीरशासन सध कलकत्ता, १९५५, भ्रस्ता- 
वत्ता पृ० ३८ 


९२ तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


उच्चारण व व्याय्यान करनेवाले आचार्योफो उच्चारणाचार्य व व्यास्याना- 
चाय कहा जाने रूया । 

जयधबलामे अनेफ स्थानों पर उच्चा रणाचार्य नामके व्यक्तिविशेषका उल्लेख 
बाया है । एम उत्लेसके अध्ययनगे अवगत्त होता है कि उच्चारणाचार्यने यति- 
वृषभ हास रचित चूणिसूघोकी घिधेष उच्चारणविधि ओर व्यास्यानका प्रवतंन 
कया है। लिसा हटर--सपहि मदयुद्धिनणाणुर्गढ़ट्ु मुक्चा रगा इरियमुह॒धिणिरण- 
प्मुटलपयडिविवस्ण मणिमस्सामों । अर्थात्‌ मलप्रकृत्ति विभक्तिके विषयमे आठ 
अनुयोगद्रार टू । आगाय॑ मत्तियृष मेचे सुधग होनेके कारग आठ अर्थवाधिका रोका 
दिव्य नहीं किया, पर मदबुद्धिजनाक उपकारहेनु उच्चारणाचार्यके “मुखमे 
निद्रईे हुए मुछप्रद्धति के विवस्णकों कहते हें,-समुत्कीतता, सादि विभक्ति 
पदादिविभविल, धुदव्िसमित, अधुय विनवित्त, एक्जीबफ़ी अपेक्षा स्वामित्व 
काल योर अन्तर नथा साना जोवोकों अपेक्षा मंगविचय, भागाभाग, परिमाण 
सेत्र, स्पर्शन, काछ, अन्तर, भाव ओर अर्यनहत्वका निर्देश किया जायेगा । 

स्पष्ट है कि यतियधभाचामने अपने चशिसत्रोंमे जिन सुगम तथ्योंकी 
विवन्णच त्ति नहीं छिसो है, उनका स्पष्टीफरण उच्चा रणाचार्यने किया है। 

उच्चास्णानाय जोर गतिवृपभायायंद्र विषय-निरूपणमे भी यत्रन्तन्र 
बन्तर दिसलायी पटता है। इस अन्तरका समाघात वीरसन स्वामीने विभिन्न 
नयोक्की अपेक्षा किया है | बताया है--उच्चारणाईदरएहि मूलपयडिविहत्तीए 
बत्याहियात जएवगह्माईस्पिग जट्ेंच अत्वाहियारा पहचिदा। कयमेदेंसि 
दोष्ट्‌ बबसायाण ण बिरोहो ? ण, परण्जयट्टिय-<बब्बुद्धियणयावलबणाएं विरोहा- 
भावादों ।”३९. अर्थात्‌ उच्चारणाचायंने मृछप्रकृतिविभवितके विपयमे सन्नह 
धर्याधिकार बद्ढे हैं, ओर यतिवृपमाचायने आठ ही अर्थाधिकार वतलाये हैं । 
भतएव दन दोनो व्यास्यानोंमे विरोध क्यो नहीं आता ? 

(पर्याधाधिकनय और द्रव्याधिकनयका अवरूम्बन करने पर उन दोनोमे 
कोई विगेथ नहों है । यतिवृप्रभझा कथन द्रव्याथिक नयकी कपेक्षासे है और 
उच्चारणाचारयका पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे । 

इसी प्रकार यतिवप्भाचाय॑ने ग्यारह अनुयोगढ्वार और उच्चारणाचार्य॑ने 
चौबीस अनुयोगद्वार बतलाकर मोहनीयविभक्तिवाले जीवोका विवेचन किया 
है। इस सन्दर्भ भो बतिवप्रभाचायं और उच्चारणाचार्यके कथनमे कोई 





+किनन>->-+न >> 


४४६ जयपवलासहित कसायपाहुट, भाग २, १० २३ । 
न जयघवलछासहित कसायपाहुठ, भाग २, १० २२॥ 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य * ९३ 


विरोध नही है, क्योंकि यतिवृषभाचायंका कथन द्रव्याथिक नयकी अपेक्षासे 
है और उच्चारणाचार्यका पर्यायाथिकनयकी अपेक्षासे ।* 

यतिवृषभाचार्य और उच्चारणाचार्यके कथनमे कई स्थानों पर मतभेद 
है। यतिवृषभके दो उपदेश हैं, उनमेंसे कृत्तक्ृत्यवेदक जीव मरण नही करता 
है | इस उपदेशका आश्रय लेकर--'बावीसाए विहृत्तीओ को होदि' सूत्र प्रवृत्त 
हुआ है। इसलिए मनुष्य ही बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते है, यह वात्त 
सिद्ध होती है। आशय यह है कि कृतक्ृत्यवेदक जीव यदि कृतक्ृत्य होनेके 
प्रथम समयमे मरण करता है तो नियमसे देवोमे उत्पन्न होता है। किन्तु जो 
कृतकृत्यवेदक जीव नारकी, त्तियँच और मलनुष्योमे उत्पन्न होता है, वह 
नियमसे अन्तमुंहर्ततं काठझतक कृतक्ृत्यवेदक हो रहकर मरता है, ऐसा यत्ति- 
वृषभ द्वारा कहें गये चूथणि-सृत्रसे जाना जाता है। परन्तु उच्चारणाचार्यके 
उपदेशानुसार 'कृतक्ृत्य-वेदक-सम्यरदृ्टि जीव” नही ही मरता है, ऐसा नियम 
नही है, क्योकि उच्चारणाचार्यने चारो ही गत्तियोमे बाईस प्रकृतिक विभक्ति 
स्थानका सत्त्व स्वीकार किया है। इस प्रकार जयधवला टीकामे आये हुए 
यतिवृषभ और उच्चारणाचार्यके मतन-वैविध्योसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
उच्चारणाचायंकी उच्चारणवृत्ति चूणिसूत्रोपर अवश्य रही है। यही कारण है कि 
धवला टोकामे उच्चारणाचार्यंका मत जहाँ तहाँ दिखलायी पडता है। नि- 
सन्‍्देह उच्चारणाचार्य सिद्धान्तग्रन्थय, उनकी उच्चारणविधि एवं उनकी व्या- 
ख्यानप्रक्रियासे परिचित थे । आयंमक्षु और नागहस्तिसे ज्ञान प्राप्ततर यति- 
वृषभने चूणिसूत्रोका प्रणणत किया, और उच्चारणाचार्यने यत्तिवृषभ द्वारा 
सूचित अर्थंको पर्यायाथिकनयकी अपेक्षासे विवृत्त किया है। धवला-टीकामे 
आये हुए उच्चारणाचार्यके मतोसे यह स्पष्ट व्यम्जित होता है कि उच्चारणा- 
चार्य कसायपाहुडके मर्मज्ञ थे। उन्होने उच्चारणकी विधियोका ही प्ररूपण 
नही किया है, अपितु अर्थोकरा मौलिक व्याख्यान एवं गाथासूत्रोमे निहित 
तत्त्वका स्फोटन भी किया है । 
उच्चारणाचार्यका समय-निर्धारण 

यतिवृषभ द्वारा सूचित अर्थका व्याख्यान करनेके कारण उच्चारणाचार्यका 
समय यतिवृषभके परचात्‌ होना चाहिये। धवला-टीकामें लिखा है--“सपहि 
जइवसहाइरियसूइदाण. दोण्हमत्याहिया राणमुख्चा रणाइरियपरूविदमुच्चा रण 
वत्तइस्सामो” एव चुण्णिसुत्तोघ परूविय सपहि जहृण्णाजहण्णट्विदीण काल- 


१ जयघवला सहित कषायापाहुड, भाग २, पृ० ८१॥ 
२ जयघवला सहित कत्तायपाहुड, भाग २, पृ० ४२५ । 





९४ तीथंकर महावीर ओर उनकी आवचार्य-परम्परा 


परूवणटुमुच्चा रणाइरियवक्‍्खाण भणिस्सामों ८ 


भर्थात्‌ यत्तिवृषभ द्वारा सूचित अर्थका उच्चा रणाचार्यने व्याख्यान किया है। 
चूणिसत्रकी अपेक्षा ओधका कथन करके जघन्य और अजघन्य स्थितियोके 
कालानुसार उच्चारणाचार्य द्वारा अभिमत व्याख्यान करते है। 


इस कथनसे दो तथ्य नि सृत्त होते है। प्रथम यह कि यत्तिवृषभके पश्चात्‌ 
उच्चारणाचायंने अपनी व्याख्या उपस्थित की । दूसरा यह कि यत्तिवृषभके 
चूणिसत्रोके आधारपर उच्चारणाचार्यने अपना व्याख्यान अकित किया। 
इससे यह अवगत होता है कि उच्चारणाचायंका समय यत्तिवृषभके पद्चात्‌ 
अथवा उनके समकालीन है। 
(यतिवृषभका समय ई० सन्‌ की द्वितीय शत्ती है। अतएव उच्चारणा- 
चायंका समय भी ई० सन्‌ की द्वितीय शतीका अतिम पाद अथवा तृतीय 
शतोका प्रथम पाद सभव है ।) 


वष्पदेवाचार्य 
श्रुतघराचार्यों मे शुभनन्दि, रविनन्दि और वष्पदेवाचायंके नाम भी आते 
.हैं। लुभनन्दि भोर रविनन्दि नामके दो आचाय॑ अत्यन्त कुशाग्रवुद्धेक हुए 
हैं ।इनेसे वप्पदेवाचायने समस्त सिद्धान्तग्रन्थका अध्ययन किया | यह अध्य- 
यन भोमरथि और कृष्णामेख नदियोके मध्यमे स्थित उत्कलिकाग्रामके समीप 
मगणवल्लि ग्राममे हुआ था। भीम्‌र॒थि कृष्णानदीकी शाखा है और इनके बीचका 
प्रदेश अब बेलगाँव या. घारवाड कहलात्ता हैं। वष्पदेवाचार्यने यहीपर उक्त 
दोनो गुरुओसे सिद्धान्तका अध्ययन किया होगा। इस अध्ययनके पश्चात्‌ उन्होने 
महावन्धको छोड़ शेप पाँच खण्डोपर व्याख्याप्रश्नप्तितामकी टीका लिखी है 
और छठे खण्डकी सक्षिप्त विवुति भी लिखी है। इन छहो खण्डोके पूर्ण हो 
जानेके पश्चात्‌ उन्होने कपायप्राभुतकी भो टीका रची | उक्त पाँचो खण्डो और 
कषायप्राभूतकी टीकाका परिमाण ६०००० और महाबन्बकौ टीकाका ५ अधिक 
८००० बताया जाता है। ये सभी रचनाएँ प्राकृत भाषामे की गयी थी । इन्द्र- 
नन्दिने अपने श्रुतावत्तारमे लिखा है-- 
एवं व्याख्यानक्रममवाप्तवान्‌ परमगुरुपरम्परया । 
आगच्छन्‌ सिद्धान्तो ट्विविधोध्प्यतिनिशितबुद्धिम्याम्‌ ॥ 
शुभ-रविनन्दिमुनिभ्या भीमरथि-क्ृष्णममेखयो सरितो । 
मध्यमविषये रमणीयोत्कलिकाग्रामसामीषप्यम्‌ ॥। 


नल वि क 5 3२476 
९१ 
५“(* जयघवला सहित कसायपाहुड़, भाग ३, पृ० २९२ । 


श्रुतघधर और सारस्वताचार्य ९५ 


विखश्यातमगणवल्लीग्रामेषध.. विशेषरसू्पेण । 
श्रुत्वा तयोशच पा््वे तमशेप वष्पदेवगुरु' ॥ 
अपनोय महावन्ध पट्खण्डाच्छेषपपचखडे तु । 
व्याख्याप्रज्नात्ति च पष्ठ खड च तत सक्षिप्य ॥ 
पण्णा खडानामिति निष्पन्नाना तथा कपायास्य- । 
प्राभुतकस्यच पष्ठिसहसग्रन्थप्रमाणयुताम्‌ ॥! 
व्यलिखित्पाक्ृत्तमापारपा सम्यवपुयत्तनव्यास्याम | 
अष्टसहसग्रथा व्याख्या पञ्चाधिका महावन्धे।। 


इन पद्योमे प्राकृतभाषारूप पुरातन व्याख्या लिखनेका निर्देश आाया है| 
द्वितीय पद्यमे गृरुओके नाम दिये गये है। श्रुतावत्तारके आगेवाले पद्येकि 
अध्ययनसे ऐसा प्रत्तीत होता है कि व्यास्याप्रज्ञप्तिकों मिलाकर छ खण्ड किये 
गये थे। षट्खण्डोमेसे महावन्वकों पृथक्‌ कर शेप पाँच खण्डोमे व्याख्याप्रज्ञ- 
तिको मिलाकर वप्पदेवने पट्खण्ड |नष्पन्न किये और उन्नपर टीका लिखी। 
चीरसेन स्वामोने उक्त पद्खण्डोमेसे व्याख्याप्रन्नप्तिको प्राप्त कर सत्कर्म 
नामक छठे खण्डको मिलाकर छ खण्डोपर घवला टीका लिखी हैं। यह 
सत्तकर्म श५वी पुस्तक्रमे प्रकाशित है। इसपर सत्कर्मपजिका भी है, जो 
उसीके साथ परिशिष्ट रूपमे प्रकाशित है। इसके प्रारम्भमे पजिकाकारने लिखा 
है कि महाकमंप्रक्ृत्तिप्राभूतके चौबीस अनुयोग हैं, उनमेसे कृति और वेदनाका 
वेदनाखण्डमे और स्पर्श, कर्म प्रकृतिका वर्गंणाखण्डमे कथन किया है। 
बन्धन अनुयोगद्वार वन्ध, वन्धनीय, वन्‍्धक और वन्धविधान इन चार अवान्तर 
अनुयोगद्वा रोमे विभक्त है। इनमेसे बन्ध भर वन्‍्धनीय अधिकारोकी प्ररूपणा 
वर्गगाखण्डमे, वन्‍्धन अधिकारकी प्ररूपणा खुद्वत्वक नामक दूसरे खण्डमे 
और बन्धविधानका कथन महावन्ध नामक छठे खण्डमे है । शेष १८ अनुयोग- 
द्वारोकी प्ररूपणा मूल पट्खण्डागममे नही है| किन्तु आचाय॑ वीरसेनने वर्यणा- 
खण्डके अन्तिम सूत्रको देशावमशंक मानकर, उसकी प्ररूपणा धवलाके अच्तमे 
की है । उसीका नाम सत्कर्म है। इसका ज्ञान उन्होने ऐलाचार्यसे प्राप्त किया 
था । घवलाके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि व्याख्याप्रज्ञप्ति प्राकंतभाषारूप 
पुरातन व्याख्या रही है । यह वष्पदेव द्वारा खित नही है। इस कथनको 
सिद्धि सम्यकपुरातनपद द्वारा होतो हे। इस पदका अर्थ है पर्याप्त प्राचीन। 
अत सम्यक१रातनको व्याख्याप्रशप्तिका विशेषण माननेपर यह प्राचीन व्याख्या 
सिद्ध हो जाती है । षट्खण्डागममे आये हुए मतभेदसे भी उक्त तथ्य पुष्ट होत्ता 


५६८१, इच्द्रनदि श्रुतावतार, पथ्य १७१-१७६। हे 


९६ ; तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


है--/एदेण वियाहपण्णत्तिमुत्तेण सह कध ण विरोहो ? ण, एदम्हादो तस्स 
पुषभ्दस्स आइरियभेएण सेदमावण्णस्स एयत्ताभावादो”" इस व्याख्याप्रज्ञप्ति- 
सबके साथ विरोध क्यों नही है ? आचायंभेदसे भिन्नता होनेके फारण इन 
दोनोमे एकत्व नही हो सकता ! 

इस कयनमे व्यास्याप्रश्प्तेिकि वचनोकों सूत्र कहा है और आवचाय॑ भेदसे 
भिन्न कहा है। अत यह व्याख्याप्रश्मप्ति विचारणीय है। सम्भवत यह चही हो, 
जिपका इन्द्रनन्दिने उल्लेख किया है और जो वोरसेन स्वामीको प्राप्त थी। 
आचाय॑ बकलकदेवने अपने त्तत्त्वा्थवातिकमे भी दो स्थलोपर २४०८ 
बोर ४:६५ मे व्यास्याप्रज्ञप्तिदण्डकका उल्लेंस किया है और दोनो ही स्थानो- 
में पट्सण्डागमसे उसका भेद बतलाया है। अतएवं हमारा अनुमान है कि 
व्याव्याप्रन्नप्ति अन्य किसी आचायंकी कृति है, वष्पदेवकी नहीं। वष्पदेवने 
ब्यात्पाप्रशषप्तोको जोडकर पट्सण्डोपर अपनी टीका लिखी है। यह सत्य है 
कि वष्पदेव सिद्धान्तविपयके मर्मज्ञ विद्वान थे । 
सम्रप-विचार 


वष्पदेवका समय वीरसेन स्वामीके पूर्व है । वीरसेनाचार्यके समक्ष वप्पदेव- 
की व्याख्या वर्तमान थो | वी रसेनफा समय डॉ० हो रालालजीके मतानुसार ई० 
सन्‌ ८१६ है, अत इसके पूर्व वप्पदेवका समय सुनिश्चित है। वप्पदेवने शुभ- 
नत्दि और रविनन्दिस आगमग्रन्थोका अध्ययन किया है और इन दोनो 
बाचायोंक़ी प्राचीनता श्रुतवरोके रूपमे प्रसिद्ध है। एलाचार्यका समय ई० सन्‌ 
७६६-७७६ है, और इनसे पूर्व वष्पदेवका समय होना चाहिए । इस क्रमसे हम 
यतिवृपम और आर्यमक्षु-नागहस्तिके समकालछोन वष्पदेवको मान सकते है। 
सक्षेपमे वष्पदेवका समय ५ वी-६ वी जी है । 
व्पदेवका वेदुष्प्र और प्रतिभा 

वप्पदेवको रचना कोई भी उपलब्ध नही है। धवला एवं जयधवलामे इनके 
नामसे जो उद्धरण आते है, उनसे इनके वेदृष्यपर प्रकाश पडता है | पट- 
खण्ड|गमम इनका यत्र-तत्र उल्लेस है। अतएवं आचार्यके रूपमे वप्पदेव- 
प्रतिष्ठित ह। जयबब॒लामे इनकी मतभिन्नताका उल्लेख करते हुए 
कहा है-- 

“नुण्णिसुत्तम्मि वष्पदेवाइरियलिहिंदुच्चारणाए अतोमुहुत्तमिति भणिदो। 
अम्हेहि तिहिदुच्चारणाएं पुण जहु० एगसमयों उक्क० सखेज्जा समया त्ति 
। 0555--+७७-++-+<-- 








१. पट्खण्डागम, पु० १०, पृ० २३८ । 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ६७ 


परूविदो' । * 

उच्चारणसम्बन्धी इस मतभेदसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि आचार वष्पदेवके 
अभिमतका प्रचार पृथक्‌ रूपमे वर्तमान था । वप्पदेवकी जिन सिद्धान्तोमे मत्त- 
भिन्नता वत्तमान थी, उसका निर्देश यथास्थान जयधवल्ा और घवलाटीकामे 
प्राप्त है । 


आचार्य कुन्दकुन्द और उनका साहित्य 


शुत॒घर आचार्योकी परम्परामे कुन्दकुन्दाचायंका_ स्थान महत्त्वपूर्ण है। 
इनकी गणना ऐसे युगसस्थापक आचारय॑के रूपमे की गयी है, जिनके नामसे 
उत्तरवर्ती परम्परा कुन्दकुन्द-आम्नायके नामसे प्रसिद्ध हुई है । किसी भी कार्यके 
प्रारम्भमें मगलरूपमे इनका स्तवन किया जाता है। मद्भलस्तवनका प्रसिद्ध 
पद्य निम्न प्रकार है-- 

मद्भूल भगवान्‌ वीरो मद्भूल॑ गौतमो गणी । 
मगल कुन्दकुन्दार्यों जेनधर्मोपस्तु मगलम्‌॥ 

जिसप्रकार भगवान्‌ महावीर, गौतम गणघर और जैनघर्म मजजलरूप हैं, 
उसी प्रकार कुन्दकुन्द आचार भी । इन जेसा प्रत्तिमाशाली अध्यात्म और द्र॒व्या- 
नुयोगके क्षेत्रमे प्राय दूसरा आचार्य दिखलाई नही पड़ता । 

इनकी रचनाओसे इनके जीवन-वृत्तके सम्बन्धमे कुछ भी निश्चित जानकारी 
प्राप्त नही होती । इन्होने 'वारसअणुवेबखा' ग्रन्थमे अपने नामका निर्देश किया 
है। लिखा है-- ० 

इदि णिच्छय-ववहार ज भणिय कुन्दकुन्दमुणिणाहे । 
जो भावइ सुद्धमणो सो पावइ परमणिव्वाण फरे 

“इस प्रकार कुन्दकुन्द मुनिराजने निश्चय और व्यवहा रका अवल्म्बन लेकर 
जो कथन किया है, उसकी शुद्ध हृदयसे जो भावना करता है वह परम- 
निर्वाणको प्राप्त कर लेता है ।' 

स्पष्ट है कि 'वारसअणुवेवखा'मे कुन्दकुन्दके चामका उल्लेख मिलता है। 
कुन्दकुन्दके टीकाकार जयसेन और श्रृतसागरसूरिने भी कुन्दकुन्दकी रचनाएँ 
बतलाती हैं। बोधपाहुडमे कुन्दकुन्दने अपने गुरुका नाम भद्रबाहु बतलाया 
है। गाथाए निम्न प्रकार हैं-- 


५“६ जयघवलछादोका, पृ० १८५ | 
->२, वारसअणुवेक्खा, गाथा ९१, क्ुन्दकुन्दभारती संस्करण । 


९८ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


सहवियारो हुओ भासासुत्तेसु जं॑ जिणें कहिय॑ । 
सो तह॒कहिय॑ णायं॑ सीसेण य भहबाहुस्स ॥ 
वारसअंगवियाणं चउदसपुव्वंगविउलवित्यरणं । 
सुयणाणिभदृदबाहू गमयगुछ भयवओ जयओ 

अर्थात कुन्दकुन्दने अपनेको श्रुतकेवली भद्रबाहुका शिष्य कहा है । 


इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावत्तारमे 'कसायपाहुड! और षट्खण्डागम' नामक 
सिद्धान्तग्रन्थोकी रचनाका इतिवृत्त अकित करनेके पदचात्‌ लिखा है कि ये 
दोनों सिद्धान्तग्रन्यथ कौण्डकुन्दपुरमे पद्मनन्दिमुनिको प्राप्त हुए और उन्होने 
षट्खण्डःगमके प्रथम त्तीन खण्डोपर साठ हजार इलोक प्रमाण 'परिकर्म' नामक 
ग्रन्थकी रचना की 4 दर्शनसारमे देवसेनने भी आचार्य पद्मनन्दिकी प्रशसा करते 
हुए लिखा है-- 


जइ पउमणदिणाहो सीमधरसामिदिव्वणाणेण । 
ण विबोहइ तो समणा कहं सुमग्ग पयाणति ॥३-2 
अर्थात्‌ पद्मनन्दि स्वामीने सीमन्धर स्वामीसे दिव्यज्ञान प्राप्तकर अन्य 


मुनियोको प्रबोधित किया । यदि वे इस प्रबोधन कार्यको न करते तो श्रमण 
किस प्रकार सुमार्गंको प्राप्त करते । 


कुन्दकुन्दके ग्रन्थोके दो आचार्य टीकाकार हैं--अमृतचन्द्र और जयसेन । 
अमृतचन्द्रने अपने मूलग्रन्थकर्त्ताके सम्बन्धमे कुछ भी निर्देश नही किया है; पर 
जयसेनने लिखा है--“पद्मनन्दि जयवन्त हो, जिन्होंने महात्तत्वोका कथन 
करनेवाले समयश्राभृतरूपी पवंतको बुद्धि उद्धार करके भव्यजीवोकों अपित 
किया ।९६.. 


लू « 
पञ्चास्तिकायकी” टीका प्रारम्भ करते हुए भी जयसेनने कुन्दकुन्दका 
हा 5499७ 55 7-०... 


-2 ब्योषपाहुड, गाथा ६०-६१, कुन्दकुन्द गाथा ६०-६१, कुन्दकुन्दमारती संस्करण । 

हे. श्रुतावतार, पद्य १६०-१६१-. 

3० दर्शनसार, गाथा ४३ 

_<»- जयउ रिसिप्ठमणदी जेण महातच्चपाहुडसेलो । 

... बुद्धिसिरेणुद्धरिओ समप्पिओ भव्वलोयस्स ॥ 
समयसार, स्याह्रादाधिकार, अहिसा-मन्दिर प्रकाशन १, दरियागज, दिल्‍्ली-६ 
दीकाका अन्तिम पद्य 

“४8४. पद्मास्तिकाय, जयसेनटीका, “अयश्रीकुमारनन्दिसिद्धान्तदेवशिष्ये * 'प्रथम पृष्ठ, 
ग्रन्थारस्स | 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ; ९९ 


अप्रनाम पद्मन॒त्दि बताया है। इनके उल्लेसानुसार कुन्दकून्द कुमारनन्दि 
सिद्धान्तदेवके शिष्य थे । 

जयसेनने टीकाके प्रारम्भमे कुन्दकुन्दके पूर्व विदेहमे जानेकी कथाकी भोर 
भी सकेत करते हुए लिखा है कि इन्होने पुवंबिदेहमे वीतराग सर्वज्ञ सीमन्धर 
स्वामीके दर्शन किये थे । और उनके मुखकमलसे निस्सुत दिव्यवाणीको सुनकर 
अध्यात्मतत्त्वका सार ग्रहण कर वे वापस लौट बाये थे । उन्होने भन्तसृतत्त्त और 
बाह्यतत्वकी मुस्यत्ता एव गौणताका ज्ञान करानेके लिये शिवकुमार महाराज 
आदि सक्षेप रुचिवाले शिष्योके प्रतिबोधना्थ पत्न्चास्तिकायप्राभत गास्त्रकी 
रचना की2। 


कुन्दकुन्दके जीवनवृत्त एव व्यक्तित्वके सम्बन्बमे अबतक प्राप्त सूचनाओमे 
ऐसी दो कथाए प्राप्त हें, जिनसे उनके जीवनपर प्रकाण पढ़ता है। कथाओमे 
कितना भज्ञ सत्य और तथ्य है, यह तो नही कहा जा सकता है, पर इत्तना 
स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द अध्यात्मशास्त्रके महान प्रणेता एवं युगसंस्थापक आचार्य थे। 

प्रथम कथा वह्यनेमिदत्त विरचित आराघनाकथाकोपमें शास्त्रदानके फल- 
स्वरूप आई है। 


दूसरी कथा 'ज्ञानप्रवोध/ नामक ग्रन्थमे आई है, जिसवा प्रकाशन 
प० नाथूराम जी प्रेमीने जेन हितैपीमें“ किया था। कथामे बताया है कि 
मालव देशके बारापुर नगरमे कुमुदचन्द्र नामका राजा राज्य करता था। 
उसकी रानीका नाम कुमुदचन्द्रिका था। इस राजाके राज्यमे कुन्दश्रेष्ठो 
अपनी पत्नी कुन्दतताके साथ निवास करता था। इनके कुन्दकुन्द नामका 
पुत्र उत्पन्न हुआ | यह शिशु शैशवसे ही गरभीर, चित्तनशील और प्रतिभाशाली 
था| जब यह ग्यारह वर्षका था, उस समय नगरके उद्यानमे एक मुनिराज आये | 
उनका उपदेश सुननेके लिए नगरके नरनारी एकत्र हुए | कुन्दकुन्द भी उसमे 
सम्मिलित हुआ था | मुनिराजका उपदेश सुनकर विरक्त हो गया और दिगम्वर 
दीक्षा ग्रहण कर मुनि बन गया । ३३ वर्षकी अवस्थामे इन्हे आचार्य-पद मिला । 
इनके गुरुका नाम जिनच॒न्द्र बताया गया है। 


एक दिन आचार्य कुन्दकुन्द आगमग्रन्थोका स्वाध्याय कर रहे थे कि उनके 
मनमे एक शका उत्पन्न हुईं। वे घ्यानमग्न हो गये ओर विदेह क्षेत्रमे स्थित 
सीमन्धरस्वामीके प्रति एकाग्र हुए। सीमन्धरस्वामीने 'सद्धमंवृद्धिरस्तु' कह- 
कर आशीर्वाद दिया | समवशरणमे स्थित व्यक्तियोको इस आशीर्वादिको सुनकर 





कु 


# हतपी > 
_ जैन हि्तेपी, भाग १०, पृ० ३६९ 


१०० तीथंकर महाटोर और उनकी भआचार्य-परम्परा 


बड़ा आइचये हुआ ओर उन्होने जिज्ञासा प्रकट की कि आपने किसको आशीर्वाद 
दिया है ? उत्तरमे बताया गया कि भरतक्षेत्रमे स्थित कुन्दकुन्द मुनिको 
आशीर्वाद दिया है। वहाँपर कुन्दकुन्दके पूंंजन्मके चारणऋद्धिधारी दो मिन्र- 
मुन्रि उपस्थित थे। वे वारापुर गये और वह॑से आकाशमार्ग द्वारा कुन्दकुन्दको 
ले आये। आकाशमार्गमे जाते समय उनकी मयूरपिच्छी गिर गईं और उन्होने 
गृद्धपिच्छीसे अपना काम चलाया | कुन्दकुन्द वहां एक सप्ताह त्तक रहे और 
अपनी शंकाका समाधान किया । लौटते समय वे अपने साथ एक तन्त्रमन्त्रका 
ग्रन्थ भी लाये थे, किन्तु वह मारगगंमे लूवणसमुद्रमे गिर गया। कुन्दकुन्दने 
भरतक्ष त्रमे अपना घा्िक उपदेश प्रारम्भ किया और इनके सहस्नो अनुयायी 
हो गये । त्तत्पश्चात्‌ गिरिनार पर्वत्तपर श्वेताम्वरोके साथ उनका विवाद हो 
गया और वहाँकी ब्राह्मी देवीके मुखसे यह कहलवाया गया कि दिगम्बर 
लिम्नेन्य मार्ग हो सच्चा है | उन्होने अपना आचायंपद अपने शिष्य उमास्वाति- 
को प्रदान किया और सल्लेखनापूरवंक शरीर त्याग किया । 


ज्ञानप्रबोध' की इस कथाका परीक्षण करनेपर अवगत होता है कि 'जम्बू- 
दीवपण्णत्ती' के कर्त्ता पद्मतन्दिको कुन्दकुन्दसे अभिन्न समझकर उनका स्थान 
बारांपुरनगर बताया है। माता-पिताके नाम कुन्दलता और कुन्दश्रेष्ठि भी कल्पित 
प्रतीत होते हैं । विदेहगमनकी कथा जो पहलेसे प्रचलित थो उसे भी जोडकर 
प्रामाणिकता लानेका प्रयास किया गया है । 


कुन्दकुन्दके जीवन-परिचयके सम्बन्धमे विद्वनोने स्वंसम्मतिसे जो स्वीकार 
किया है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये दक्षिण भारतके 
निवासी थे । (इनके पिताका नाम कर्मण्डु और माताका नाम श्रीमत्ती था । 
इनका जन्म “कोण्डवुन्दपुर' नामक स्थानमे हुआ था । इस गाँवका दूसरा नाम 
कुरूमरई जो क गी कहा गया है। यह स्थान पेदथनाडु नामक जिलेमे है। कहा 
जाता है कि कमंण्डुदम्पतिको बहुत दिनों त्क कोई सनन्‍्तान नही हुई । अनन्तर 
एक तपस्वी ऋषिको दान देनेके प्रभावसे पुत्ररत्नकी प्राप्ति हुई, जिसका नाम 
आगे चलकर ग्रामके नामपर कुन्दकुन्द प्रसिद्ध हुआ। बाल्यावस्थासे ही कुन्द- 
कुन्द प्रतिभाशाली थे। इनकी विलक्षण स्मरणशक्ति और कुशाग्न बुद्धिक 
कारण ग्रन्थाव्ययनमे इनका अधिक समय व्यत्तोत नही हुआ। युवावस्थामे 
इन्होने दीक्षा ग्रहणकर आचार्य-पद प्राप्त किया । 

कुन्दकुन्दका वास्तविक नाम क्या था, यह अभी तक विवाद्रस्त है। 
द्वादशअनुप्रेक्षाको अन्तिम गाथामे उसके रचयिताका नाम कुन्दकुन्द दिया हुआ 
है | जयसेनाचायने समयसारकी टीकामे पद्मनन्दिका जयकार किया है। इन्द्र- 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य १०१ 


सन्दिने भी अपने श्रुतावतारमें कौण्डकुन्दपुके पद्मनन्दिका निर्देश किया है? 
(्रवणबेलगोलके शिलालेख न० ४० में त्था ४२, ४३, ४७ और ५० वें अभि- 
लेखमे भी उक्त कथन पुनरावृत्त हुआ है | लिखा है--- 


तस्यान्वये भू-विदिते बभूव यः पद्मनन्दिप्रथमाभिधान: | 
श्रीकोण्डकुन्दादि-मुनीश्वराख्यस्सत्सयमादुद्गत-चा रर्णाद्धिः ॥? 
स्पष्ट है कि इनका प्श्मनन्दि नाम था। पर वे जन्मस्थानके नामपर 
कुल्दकुन्दनामस अधिक प्रसिद्ध हुए । 
कुन्दकुन्दके षटप्राभूतोके टीकाकार श्रृतसागरने प्रत्येक प्राभृतके अन्तमे 
जो पुष्पिका अकित की है उसमे इनके पद्मनन्दि, कुन्दकुन्द, वक्रग्नीव, एलाचार्य॑ 
और गुद्धपिच्छ ये नाम दिये हैं ।(जैन सिद्धान्त भास्कर भाग १ किरण ४ मे 
शक स० १३०७ का विजयनगरका एक अभिलेखाश प्रकाशित है, जिसमे 
लिखा है-- 
| “आचाय॑ कुन्दकुल्दाख्यो वक्रग्रीवों महामुनि । 
एलाचार्यो ग्रद्धपिच्छ इति त्तन्‍्ताम पचधा ॥ 


पद्मनन्दि, कुन्दकुन्द, वक्रग्रीव, एलाचाय॑ और गृद्धपिच्छ ये पाँच नाम 
कुन्दकुन्दके बताये हैं। डा० हा्नलेने दिगम्बर पद्ठावलियोके सम्बन्धमें एक 
निबन्ध लिखा था, जिसमे उन्होने कुन्दकुन्दके पाँच नाम बताये थे। अत्तः 
इतना स्पष्ट है कि कुन्दकुन्दके दो नामोकी प्रवृत्ति तो निस्सदेह रही है; पर शेष 
तीन नामोके सम्बन्धमे विवाद है। शिलालेखोसे तथा अन्य प्रमाणोंसे न तो 
वक्रश्मीव और न एलाचायें या गृद्धपिच्छ नाम की ही सिद्धि होती है। वक्र- 
ग्रीवका उल्लेख ई० सन्‌ ११२५ के ४९३ सख्यक अभिलेखमे द्रविड सघ और 
अरुगलान्वयके आचार्योकी नामावलोमे आता है; किन्तु उसमे उनके सम्बन्धमें 
कोई विवरण प्राप्त नही होता । ११२५ ई० के श्रवणबेलगोलाभिलेख न० ५४ 
मे वक्रग्नीव नाम आया है, पर इस अभिलेखसे यह कुन्दकुन्दका नामान्तर है, 
ऐसा सिद्ध नही होता | 

श्रवणबेलगोलके अभिलेख न० ३०५ में समन्तभद्र और पात्रकेसरीके पश्चात्‌ 
बक्रग्नीवका नाम आया है और इन्हे द्रमिल सघका अग्रेसर कहा है। इसी प्रकार 
अभिलेख न० ३४७ और ३१५ मे भी वक्रग्रीवका नाम भकित है, पर इन 
सभी अभिलेखोसे कुन्दकुन्दके साथ वक्रग्नीवका सम्बन्ध नही सिद्ध होता। 

श्रवणबेलगोलके शिलालेखोसे एलाचार्यके सम्बन्धमे भी कतिपय तथ्य प्राप्त 
होते है, पर यह कुन्दकुन्दका नामान्तर सिद्ध नही होता । इसी प्रकार गृद्धपिच्छ 


१ जैन शिलालेख-सग्रह, प्रथम भाग, लेख नं० ४०, पु० २४। 





शैँ 








१०२ : तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य परम्परा 


भी कुन्दकुन्दका नामान्तर घटित नही होता है। संभवत्त: यह नाम उमास्वातिकां 
रहा है। संक्षेपमे कुन्दकुन्दका अपर नाम पद्मतन्दि अवब्य प्रमाणित होता है। 
गुरु-परम्परा 
आचार्य कुन्दकुन्दके गुरुका क्या नाम था और उन्होने किस गुर-परम्पराको 
सुशोभित किया, इसके सम्बन्धमे सक्षेपमे विचार करना आवश्यक है। 
'ुन्दकुन्द-प्रन्योंके टीकाकार जयसेनाचार्यके मतानुसार ये कुमारनन्दि 
सिद्धान्तदेवके शिष्य थे। नन्दिसघको>पह्वलोके अनुसार कुन्दकुन्दके गुरु जिन- 
चन्द्र थे। कुन्दकुन्दने स्वय अपने गुरुका नाम भद्गबाहु माना है ) 
मथुरासे प्राप्त एक अभिलेखमे उच्चनागर शाखाके एक कुमारनन्दिका निर्देश 
प्राप्त होत्ता है। यह अभिलेख हुविष्क वर्ष सतासीका है। इस आधार पर भी 
कुमा रनन्दिका गुरु-शिष्यत्व कुन्दकुन्दके साथ घटित नही होता । यत्त उच्च- 
नागर शाखाके साथ कुन्दकुन्दका सम्बन्ध नही है। इसी प्रकार नन्दिसघकी 
पटावलिसे माघनन्दि, जिनचन्द्र और कुन्दकुल्दका क्रमश. उल्लेख आता है। 
(इससे यह फलित होता है कि साधनन्दिके पथ्चातु जिनचन्द्र और जिनचन्द्रके 
अपडातु कुल्दकुल्दको उत्तराधिकार प्राप्त हुआ होगा । अत हमारा अनुमान है 
कि कुन्दकुन्दके गुरुका नाम 'जिनचन्द्र' होना चाहिए |) 
कुन्दवुन्दने अपने 'बोधपाहुड' मे अपनेको भद्रवाहुका शिष्य कहा है । 
पर इस सन्दर्भभे यह विचारणीय है कि कुन्दकुन्द श्रुतकेवली भद्रवाहुके साक्षात्‌ 
शिष्य थे या पारम्पयं ? कुन्दकुन्दने छिखा है-- 


सहृवियारों हुओ भासासुत्तेसु ज जिणे कहिय। 
सो तह कहिय णाय सोसेण य भद्दवाहुस्स ॥६१॥ 
चारसअगवियाण चउदसपुव्वगविउलवित्थरण। 
सुयणाणिभहृवाहू गमयगृुरू भयवओ जयऊ॥६२॥३-८ 
(जिनेद्धने--तीर्थंकर महावीरने अर्थूपसे जो कथन किया है वह भाषा- 
सूत्रोमे शब्दविकारको प्राप्त हुआ है--अनेक प्रकारके शब्दोमे ग्रथित हुआ है। 
भद्रवाहुके मुझ शिष्यने उन भाषासूनरोपरसे उसको उसी रूपमे जाना है। और 
वारह अड्भो एवं चोदह पूर्वोके विपुल विस्तारके ज्ञाता श्रुतकैवली भद्बबाहुको 
गमकंगुर कह कर उनका कुन्दकुन्दने जयघोष किया है ॥ 
६.“ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, १० ७८, यह पट्टावलि मुलत, इस्डियन 
एन्टीक्वयरीमें प्रकाशित हुई है । 
२,“ बोषपाहुड, गाथा ६१-६२ । 


क्षुतधर और सारस्वताचार्य १०३ 


द्वितीय गाथाके आलोकमे प्रथम गाथाका अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट होता 

है कि श्रतकेवली भद्गबाहु कुन्दकुन्दके साक्षात्‌ गुरु नही थे, 'गमक गुरु' थे। 
आचाय॑ श्रीजुगलकिशोर मुख्ता रने उक्त दोनो ग्राथाओमे प्रथम गाथाका सम्बन्ध 
द्वितीय भद्रबाहुके साथ और द्वितीय गाथाका सम्बन्ध श्रुतकेवली भद्गबाहुके साथ 
बतलाया है ।(उन्होने लिखा है--/इकसठवी गाथामे कुन्दकुन्दने अपनेको भद्ग- 
बाहुका शिष्य प्रकट किया है। जो समवत्त. भद्रबाहु द्वितीय जान पढते हैं। 
क्योकि भद्गबाहु श्रुत॒केवलीके समयमे जिनकथित श्रुतमे ऐसा विकार उपस्थित 
उपस्थित नही हुआ था, जिसे उक्त गाथामे 'सहृवियारों हुओ भासासुत्तेसु ज 
जिणे कहिय' इन शब्दों द्वारा सूचित किया गया है--वहु अविच्छिन्न चला 
आया था। परन्तु दूसरे भद्बबाहुके समयमे ऐसी स्थिति नही थो--कित्तना ही 
 श्रुतज्ञान लुप्त हो चुका था और जो अवशिष्ट था, वह अनेक भाषास्‌त्रोमे परि- 
' वतित हो गया था | इससे इकसठवी गाथाके भद्रबाहु द्वितीय ही जान पढ़ते हैं। 
। बासठवी गाथामे उसी नामसे प्रसिद्ध होनेवाले प्रथम भद्रबाहुका, जो कि बारह 
अजड्भो और चौदह पूर्वोके ज्ञाता श्रुतकेवछी थे, अन्त्य मगलके रूपमे जयघोब 
(किया गया और उन्हे साफ तौर प्र गम॒कगुरु लिखा है। इस तरह अन्तकी 
दोनो गाथाओमे दो अलूग-अलग भद्रबाहुओका उल्लेख होना अधिक युक्तियुक्त 
और बुद्धिगम्य जान पडता है ।3 “मुख्तार साहबका उक्त कथन विचारणीय है। 
यहाँ दो भद्रबाहुओका कथन न कर कुन्दकुन्दने पूर्व गाथामे प्रत्तिपादित भद्र- 
बाहुके कथित गुरुत्वका गमक गुरुके रूपमे उल्लेख आया है। (“गूमक' शब्दका 
अर्थ शब्दकल्पद्रुममे गमयति, प्रापयति, बोधयति वा गमक',./गस्‌ + णिचू + 
प्वल्‌ बोधक मात्र या सुझाव देनेवाला अथवा तत्त्व प्राप्तिके लिए प्रेरणा करने- 
वाला बतलाया है । मातगलीलामे' 'गमक-पाण्डित्यवेदरध्ययो ', अर्थात्‌ पाण्वित्य 
या वेदम्ध्य प्राप्तिको गसक कहते है। यहाँ पर 'गमक' शब्द 'परम्परया या 
'प्रेरणया' के रूपमे प्रयुक्त है। अतएव 'गमक' शब्द परम्पराश्राप्त श्रुतकेवलोके 
लिए ही व्यवहृत्त हुआ है। दो भद्रबाहुओकी कल्पना किसी भी प्रकार सम्भव 
नही ह॑ | भद्रबाहु श्रुतकेवली कृन्दकुन्दके साक्षात्‌ गुरुन होकर 'गमक गुरु या 
प्रेरक गुरु ये। श्री प० केडाशचद्र शास्त्रोने भी इसी तथ्यकों पृष्टि को है।' ४ 
.._ श्रवणबेलगोलाके अभिलेखोस भी इस तंथ्यकों पुँट्ट किया जा सेकेता है । 
यत्त श्रुतकेवलों भद्रबाहु अपने शिष्य सम्राट्‌ चन्द्रगुएके साथ दक्षिण भारत गर्य 
थे और वहाँ श्रवणबेलगोला स्थानमे समाधिमरण प्राप्त किया था। अत दक्षिण 


न न 


०१, जैन साहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश, पृ० ९३ । 
२ मातगलीला १॥७ । 
'“ई, कुन्दकुन्दप्राभुतसंग्ह, प्रस्तावना, पृू० ११-१२ | 





१०४ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


श्रुतकेवली भद्रवाहुकी परस्पराका अस्तित्व सिद्ध होता हे। कुन्दकुन्द मूल 
सघके आचाय थे और दक्षिण भारतके निवासी। अत्त इन्हे श्रुतकेवली भद्र- 
बाहुकी परम्परा प्राप्त हुई थी। इसी कारण कुन्दकुन्दने उन्हें 'गमकगुरु' कहा 
है । पट्टावलीके अनुसार इनके गुरुका नाम जिनचन्द्र ओर दादा गुरुका नाम 
माघनान्द हू । 
कुन्दकुन्दके जीवनमे घटित घटनाएँ 

आचार्य कुन्दवुन्दके जीवनमे प्रमुख दो घटनाओके घटित होनेकी कथा 
प्रसिद्ध हे। एक है विदेहयात्रा और दूसरी ह॑ गिरनार पव॑तपर हुए दिगम्बर- 
३वेताम्वर वाद-विवादर्म उनकी विजय । 

जहाँ तक विदेहयात्राकी बात्त है, उसके साधक यद्यपि अभिलेखीय या अन्य 
ऐतिहासिक प्रमाण अभीत्तक उपलब्ध नही हुए, किन्तु आचाय॑ देवसेन, आचाय॑ 
जयसेन और श्रुतसागरसूरिके उल्लेख वतलाते हू कि आचाय॑ कुन्दकुन्द विदेह 
गये थे और वहाँसे भगवान्‌ सीमन्धर स्व,मीका उपदेश ग्रहण कर लौटे थे तथा 
सीमन्धरस्वामासे प्राप्त दिव्यज्ञानका श्रमणोकों उपदेश दिया था। देवसेन 
( ई० सन्‌ ९ वी शत्ती ) ने दर्शनसारमे लिखा है-- 


जद पउमणदिणाहो सोमघरसामिदिव्वणाणेण । 
ण विबोहइ त्तो समणा कह सुमर्ग परयाणत्ति ॥४रेपू 
इसमे कहा गया है कि यदि पद्धनन्द्रियाथ सीमन्वरस्वामीद्वारा प्राप्त 
दिव्य ज्ञानसे बोध न देते, तो श्रमण--मुनिजन सच्चे मार्गको केंस जानते । 


दिवसेनका यह उल्लेख काफी प्राचीन है और उसपर सहसां अविश्वास 
नही किया किया जा सकत्ता |] 


इसी तरह आचाय॑ जयसेन (६० सन्‌ १२ वी श॒ती ) ने भी पञ्चास्तिकाय- 
को टोकाके आरम्भमे आचार्य कुन्दकुन्दके विदेहगंमनको 'प्रसिद्धकथान्याय!' 
वतलाते हुए उसकी स्पष्ट चर्चा की है | 

पद्प्राभृत्तके सस्कृत-टीकाकार श्रुत्सागरसूरिने भी टीकाके अन्तमे कुन्द- 
कुन्दस्वामीके विदेहगमनका उल्लेख किया है । 


ये उल्लेख अकारण नही हो सकते । वे अवश्य विचारणीय है। 


दिगम्बर-श्वेत्ताम्बर वाद-विवादमे विजयगश्राप्तिके भी उल्लेख मिलते हे। 
शुभचन्द्राचायंने पाण्डवपु राणमे लिखा हे ( कि कुन्दकुन्दगणोने ऊज्ज॑यन्तगिरि- 
पर अपने प्रभावसे पाषाण-निर्मित सरस्वतीको वादिता--शआ्ास्त्रार्थकर्त्षी बना 
दिया थाऐ। यथा-- 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य : १०५ 


कुन्दकुन्दगणी.. येनोज्ज॑यन्तगिरिमस्तके | 
सोज्वताद वादिता ब्राह्मी पाषाणघटिना कछौ ॥9“ 


जिन्होंने कलिकालमे ऊर्जयन्त गिरिके मस्तक पर--ग्रिनार पव॑तके ऊपर 
पाषाणनि्भित ब्राह्मीकी मूतिको बुलवा दिया । 


इसी तरहका उल्लेख शुभचन्द्रकी गुर्वावलिके अन्तमे निबद्ध उन दो पद्योमे 
भी है, जो निम्न प्रकार है-- 


पद्मनन्दी गुरुर्जातो बलात्कारगणाम्रणी | 
पापाणघटिता येन वादिता श्रीसरस्वती ॥ 
उज्जंयन्तगिरो तेन गच्छ सारस्वत्तो5भवत्‌ । 
अततस्तस्मै मुनीन्‍्द्राय नमः श्रीपद्मनन्दिने 
बलात्कारगणाग्रणी पद्मनन्दो गुरु हुए | जिन्होने ऊर्जयन्तगिरि पर पाषाण- 
निर्मित सरस्वतोकी मूत्तिको वाचाल कर दिया था | उससे सा रस्वत्त गच्छ हुआ | 
अतः उन पद्मनन्दो मुनीन्द्रको नमस्कार हो । 
कवि वृन्दावनके एक उल्लेखसे भी ज्ञात होता है, कि कुन्दकुन्दस्वामी सघ 
सहित गिरनारकी यात्राके लिए गये। वहाँ पर उन दिनो श्वताम्बरोका भी 
सघ ठहरा हुआ था। दोनो सघोमे वादविवाद हुआ और इसकी मध्यस्थता 
अम्बिका देवोने को । उसने प्रकट होकर कहा कि दिगम्बर निँ्रेंथ पन्‍थ ही 
सच्चा है। 


श्री नाथरामजी प्रेमीने 'त्तीथोके झगड़ो पर ऐतिहासिक दुष्टिसे विचार' 
शीषंक निबन्धमे बताया है--''जान पडता है, गिरतार पर्वत पर दिगम्बरो 
ओर इर्वेताम्बरोके बीच वह्‌ विवाद कभी न कभी अवश्य हुआ, जिसका उल्लेख 
धर्मसागर उपाध्यायने किया है। यह कोई ऐतिहासिक घटना अवश्य है, क्योकि 
इसका उल्लेख दिगम्बर साहित्यमे भी एक दूसरे रूपमे मिलता है ।(3८ 

(इस सबपर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि श्वेताम्बर और दिगम्बरोका 
शास्त्रा्थ तो अवश्य हुआ है, पर यह शास्त्रार्थ चन्दिसंघके आचार्य पद्मतन्दि, 
जिनका अपर नाम कुन्दकुन्द था, के साथ नही हुआ है। यह अन्य पद्मनन्दिके 
साथ हुआ होगा, जिनका समय विक्रमकी १२वीं झताब्दों है।) ४ 





*€ पाण्डबपुराण । 
-२ जैनसिद्धान्व भास्कर, भाग १, किरण ४, पृ० ५८ ! 
.-3 जैम साहित्य ओर इतिहास, प्रथम सस्करण, पृ० २४५ । 


१०६ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


समय-निर्धारण 

| आचार्य कुन्दकुन्दके समय पर विचार करने वालोमे श्री प० नाथूरामजी 
प्रेमी, श्री पं० जुगलकिशो रजी मुख्तार, डॉ० के०बी० पाठक, प्रो० ए० चक्रवर्ती, 
(और डॉ० ए० एन० _उपाध्येके नाम उल्लेखनीय हैं। डॉ० उपाध्येने सभी 


मतोकी समीक्षा कर अपने मतकी सस्थापना की है। हम यहाँ सक्षेपमें उक्त 
विद्वानोंके मतोकी विवेचना करंगे। 


प्रमीजीने इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके आधार पर बताया है कि गुणधर, 
यतिवृषभ और उच्चारणाचायें द्वारा रचित गाथासूत्र, चूणिसूत्र और उच्चारण- 
सृत्रोके रूपमे 'कसायपाहुड' निवद्ध हुआ। धरसेनकी परम्परामे पुष्पदन्त और 
भूतवलिने पट्खण्डागमकी रचना को | इन दोनो ग्रन्थोको कुम्दकुन्दपुरमे पद्म- 
नन्दि मुनिने गुरुपरम्परासे प्राप्त किया और पट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्डो 
प्र १२००० इलोकप्रमाण परिकर्मनामक ग्रन्थकी रचना की ।[ प्रेमोजीने इस 
आधार पर निष्कृषं निकाला है कि वोरनिर्वाण सवत्‌ ६८३ के पश्चात्‌ कुन्द- 
कुन्द हुए हैं। घरसेन, उच्चारणाचार्य आदिके समयको पचास-पचास वर्ष 
मान लेने पर कुन्दकुन्दका समय विक्रमको तोसरी शत्ताव्दीका अन्तिम चरण 
सिद्ध हाता है )) 

प्रेमोजीने एक अन्य प्रमाण यह भी दिया है कि ऊरज्जंयन्तगिरिपर इवेता- 
म्वरोंके साथ 5 ही शास्त्राथ हुआ था। उनके सुत्तपाहुडसे भी 
यह प्रकट है। (देवसेनके दर्शनसारके अनुसार विक्रमकी मृत्युके १३६ वर्ष 
वोतनेपर यह संघमेद हुआ। प्रेमोजीने इसे शालिवाहन शकाब्द मानकर 
१३६+ १३५८ २७१ विक्रम स० मे सघमेद माना है | इस कालका श्रुतावता र- 
में उल्लिखित समयके साथ समन्वय हो जाता है । अत्तएव प्रेमीजीके मतानुसार 
कुन्दकुन्दका समय विक्रमकी तृतीय शताब्दोका अन्तिम चरण है ) 

(डा० पाठकको?राष्ट्रकूट नरेश गोविन्दराज तृतीयके दो ताम्रपत्र प्राप्त 
हुए हैं। उनमेसे एक शक स० ७१९ का है और दूसरा शक स० ७०४ का है । 
इनमे कोण्डकोन्दान्वयके त्तोरणाचार्यंके शिष्य पुष्पनन्दिका तथा उसके शिष्यका 
निर्देश किया है। डॉ०्पाठकका अभिमत है कि प्रभाचन्द्र शक स० ७१९ मे और 
उनके दादागुरु तोरणाचाययं शक स॒० ६०० मे हुए होगे । कुन्दकुन्दको इनसे 
डेंढ सो वर्ष पूर्व माना जा सकता है। अतएव कुन्दकुन्दका समय शक स॒० 
४५० के लगभग है ) 


डॉ० पाठकने अपने इस अनुमानका समर्थन एक अन्य आधा रसे भी किया है । 
९. समयप्रामृत, काशी संस्करण, संस्कृत-प्रस्तावना । 





श्रुतघर और सारस्वताचार्य १०७ 


न्् 


0 


उन्होने बताया है कि चालुक्यनरेश कीतिवर्मा शक सं० ५०० मे राज्यसिहा- 
सनपर आसीन थे । उन्होने बादामीको जीता और कदम्ब राज्यवशको नष्ट 
कर दिया। भत यह निश्चित हुआ कि कदम्ब राजवशका शिवमृगेश् वर्मा 
लगभग ५० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ शक स० ४५० के आस-पास विद्यमान था | [वाल- 
चन्द्रने पचास्तिकायकी कनडी टीका और जयसेनने सस्क्ृतटीकाम वत्ताया है 
कि कुन्दकुन्दने शिवकुमार महाराजके सम्बोधनके लिए यह ग्रन्थ लिखा । यह 
शिवकुमार महाराज कदम्बवशोी शिवमृगेश वर्मा ही प्रतीत्त हाता है । अत 
कुन्दकुन्दका समय शक स० ४५० (ई० सन्‌ ५२८) आता है) 
विचार करनेपर डॉ० पाठकका उक्त मत नितान्त अंसमोचीन है। आज 

इस मतको कोई भी प्रामाणिक नही मानता है। 
! (प्रो० ए० चक्रवर्त्तीने)“डॉं० हारनले द्वारा प्रकाशित सरस्वत्ती-गच्छकी दिग- 
म्बर पद्ावलिके आधारपर कुन्दकुन्दके आचायंपदपर प्रतिष्ठित होनेका काल 
ई० पूव॑ ८ माना है और उनका जन्म ई० पूर्व ५२ बतलाया हे । चक्रवर्त्तीनि 

डॉ० पाठकके मत्तका विरोध किया है भौर पौराणिक प्रमाणोके आधारपर 
कुन्दकुन्दका पट्टावलि-उल्लिखित समय बतलाया है |) 


इन्होने पल्लवराजवशके शिवस्कन्दको शिवकुमार माननेपर जोर दिया 
है। वयोकि स्कल्द और कुमार पर्यायवाची शब्द है । अन्य परिस्थितियोसे भी 
उन्होने एकरूपता सिद्ध को है। पलल्‍्छवोकी राजधानी “काजोपुरम्' में थी |- ये 
थोण्डमण्डलूम' पर शासन करते थे | यह प्रदेश विद्वानोकी भूमि माना जाता 
था। 'काजोपुरम' के शासक ज्ञानके भी सरक्षक थे। ईसाको प्रारम्भिक शता- 
ब्दियोसे लेकर आठवी शताब्दी तक “काजीपुरम्‌' के चारो ओर जंनधमंका 
प्रचार होता रहा है । इसके अतिरिक्त “मयीडबोलु' दानपत्रको भाषा प्राकृत 
है। इस दानपत्रको शिवस्कन्दवर्माने प्रचारित किया हैं। इसको विषयवस्तु 
और भाषा मथुराके अभिलेखोसे मिलत्ती-जुलती है। अत्‌. प्रो० चक्रवर्त्तीनि यह्‌ 





बनाम 5 ५०.० 2-4 ७५ ०२०२५ “7 +५००००००५- ० 


आचाय॑ श्री जुगलकिशोर मुख्ता रने*” समल्तभद्गके समयविचा र-प्रसगमे 
लिखा है--कुन्दकुन्दाचायं वीर नि० स० ६८३ से पहले नही हुए, किन्तु पीछे 
हुए है। परन्तु कितने पीछे, यह अस्पष्ट है। यदि अन्तिम आचारागघारी लोहा- 
चार्यके बाद होनेवाले विनयधारों आदि चार आरातीय मुनियोका एकत्र समय 


_ पचास्तिकायके अग्रेजी अनुवादकी प्रस्तावना । 
३” रत्नकरण्डक्रावकाचारकी प्रस्तावना, पु० १५८-१८७। 


१०८ . तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


२० वर्षका और अहंदूबलि, माधनन्दि, घरसेन, पुष्पदन्त, भूततबलि तथा कुल्द- 
कुन्दके गुरुका स्थूछ समय दश-दश वर्षका हो मान लिया जाय, जिसका मान 
लेना कुछ अधिक नही है, तो यह सहजमे ही कहा जा सकता है कि कुल्दकुन्द 
उक्त समयसे ८० वर्ष अथवा वोर न्ति० ७६३ ( ६८३+२०+ ६० ) वष बाद 
हुए है और यह समय उस समयके करीब पहुँच जाता है. जो 'विहृज्जनवोधक' 
से उद्ध त् किये हुए उच्त पदमे दिया है, और इसलिए इसके द्वारा उसका बहुत्त 
कुछ समर्थ होता०है।" 
मुख्तार साहब पद्टावलिपर विश्वास नही करते। कल 720 वलिमे वुन्दकुन्दका समय 
वि० सबत्‌ ४९ दिया गया है। इन्द्रनन्दिके श्रुवावत्तारम वॉणत दोनों सिद्धात- 
ग्रन्योकी उर्त्पत्तिकी कथा तथा गुरुपरिपाटीसे दोनो सिद्धातग्रन्थीका अध्ययन 
कर कुन्दकुन्दके द्वारा पट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्डोपर १२००० इलोक 
प्रमाण टीका लिखनेकी वातको साधार मानकर यही निष्कष॑ निकलता है कि 
कुन्दकुन्द वीर निर्वाण सवत्‌ ६७० के लगभग हुए हैं । 
मुख्ता रसाहवने शिवकुमार महराजवाली चर्चाको उठाकर डॉ० पाठकके 
मतका निरसन किया है और प्रो० चक्रवर्तीके मतको भो मान्य नही ठहराया 
है। इस प्रकार मुख्तारसाहबने कुन्दकुन्दका समय वीर _निर्वाण सवत्‌ ६०८- 
६९२ के मध्य माना है । 
कुन्दकुन्दके समयपर विस्तारसे विचार करनेवाले डॉ०.ए० एन० उपाध्ये 
हैं। उन्होने अपनी प्रवचनसारको विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावनामे अपनेसे पूर्व प्रचलित 
सभी मत्तोकी समीक्षा करते हुए स्वमत्का निर्धारण किया है। डॉ० उपाध्येने 
अपने मके निर्णयके हेतु निम्नलिखित तथ्योपर विचार किया है-- 
४९” भद्रबाहुका शिष्यत्व 
“र_ श्रुतावतारानुसा र पट्खण्डागमका टीकाकारित्व 
> है सघभेदानन्तर प्राप्त सूचनाओका आधारत्व 


५४ जयसेन एवं बालचन्द्रके उल्लेखानुसार शिवकुमार महराजका सम- 
कालीनत्व 


<« कुरलकर्तृत्व 
१-(डॉ० उपाध्येका विचार है कि कुन्दकुन्द दिगम्बर-श्वेत्ताम्बर सघभेद 
उत्पन्न होनेके पद्चात्‌ ही हुए हैं । यदि वे पहले हुए होते तो अचेलकत्वका 
समर्थन और स्त्रीमुक्तिका निषेध नही करते, यत_सघभेदकी उत्पत्ति चन्द्रगुप्त 
मौयंके समकालीन श्रुत॒केवली भद्गबबाहुके समयमे हो चुकी थी.। यही कारण है। “ 
कि कुन्दवुन्दने अपने ग्रन्थोमे ब्वेताम्बर प्रवृत्तियोका निषेध किया है] 


“६. रत्नकरण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावना पृ० १६१। 








श्रुतघर और सारस्वताचार्य १०९ 


२. प्रथम त्थ्यपर विचार करते हुए कुन्दकुन्दको श्रुतकेवली भद्रबाहुका 
परम्पराशिष्य माना है। डॉ० उपाध्येने बतलाया है कि दक्षिणमे जो मुनिसंघ 
आया था, उनमे प्रधान भद्रबाहु श्रुतकेवल्ी थे। अत उनके संन्यासमरणके 


द 
बट... ह» टी ेल्‍लक 


पश्चात्‌ भी प्रधान गुरुके रूपमे उनको मान्यता प्रचलित रही। दक्षिणमे जो 
साधुसघ था उसे घामिक ज्ञान उत्तराधिकारके रूपमे भद्रबाहुसे ही प्राप्त हुआ 
था। अत सुदूर दक्षिण देशवासी कुन्दकुन्दने उन्हे अपना गुरु माना, तो इसमे 
कोई आइचयंकी बात नही । यहू यथार्थ है कि कुन्दकुन्द श्रुतकेवली भद्दबाहुके 
साक्षात्‌ शिष्य नही हैं, यत. उनका नामोल्लेख अंगधारियोम नहीं मिलता है | 
ओर न ऐसी कोई किवदन्ती ही प्राप्त होती है, जिसके आधारपर कुन्दकुन्दको 
श्रुतकेवली भद्रबाहुका समकालीन माना जा सके | 
३ (श्रुतावतारमे आया है कि कोण्डकुन्दपुरके पद्मनन्दिने 'कषायपाहुड' 
और “षट्खण्डागम! इन दोनो ग्रन्थोका ज्ञान प्राप्त किया और पषट्खण्डागमके 
प्रथम त्तीन खण्डोपर टीका लिखी, यह तथ्य असदिग्घ नही है । कुन्दकुन्दकी 
ऐसी कोई भी टीका आज नही मिलती और न कही उसके अवश्येष ही मिलते 
हैं। अत इन्द्रनन्दिके उक्त कथनका समर्थन अन्य किसी ग्रन्थसे नही होता है) 
विब॒ध श्रीधरने अपने श्रुत्ावतारमे लिखा है कि कुन्दकीत्तिने कुन्दकुन्दाचायंसे 
दोनो सिद्धान्तग्रस्थोका ज्ञान प्राप्त करके 'घट्खण्डाग़म' के आदिके तीन खण्डोपर 
बारह हजार इलोक_ प्रमाण 'परिकूर्म' नामक शास्त्र लिखा। डॉ० उपाध्येका ॥ 
एक अन्य त्तक यह है_कि कुन्दकुन्दकी प्रतिभा मौलिक ग्रन्थोके सृजनकी ओर 
ही बंधक है। शक या टोकाकारिका_ लिखनेकी और नही। (अतएंव श्रुता- 
वतारके आधारपर कुन्दकुन्दका समय वीर निर्वाण सवत्त्‌ ६८३ के पदचात्‌ 
माना जाना चाहिए, यह कोई सबल प्रमाण नही है। सम्भव है कि कुन्दकुन्द 
इसके पहले हुए हो 
"४ 'डॉ० उपाध्ये प्रो० चक्रवर्तीके इस तथ्यको समुचित मानते हैं कि शिवकुमार 
महराज पल्‍्लवराजवजी हैं। किन्तु पलल्‍्छवराजवंशका समय अभीतक अनिर्णीत 
. है । अत्तएएव डा० उपाध्ये डा० पाठकके मतसे असहमत होते हुए प्रो० चक्रवर्ती “ 
द्वारा मान्य शिवकुमार महराज और शिवस्कन्दकी एकताको स्वीकार करते हैं) 
५. कुरलकाव्यकर्त्ताके रूपमे कुन्दकुन्दकी मान्‍्यतापर विचार करते हुए डॉ? 
उपाध्येने बतलछाया है कि कुरलकाव्यका जैन होना सम्भव है, उसमे ऐसे अनेक 
तथ्य आये हैं जो अन्य धर्मोमे प्राप्त नही होते। इस काव्यका समस्त व्यय 


साद... ला +ू 


विषय जैन आचार ओर _ तत्त्वज्ञानसे सम्बद्ध है। अतएव कुरूका कर्ता कोई 





7... क्‍या 


जैन कवि तो अवज््य-है, पूर आचार्य कुन्दकुन्द हैं, इसके समर्थनमे कोई प्रमाण 
उपलब्ध नही है । कुन्दकुन्दका अन्य नाम एलाचार्य बताया गया है उसकी 


११० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य॑-परम्परा 


पृष्टि भी अन्य प्रमाणोंस नही होती । अतएवं कुन्दकुल्दको ई० सन्‌ प्रथम . 
शताब्दोका विद्वान स्वीकार किया जा सकता है। 

(आधुनिक विचारक डॉ० ज्योति प्रसादजीने विभिन्न मततोकी समीक्षा करते 
हुए निम्नेलिखित निष्कपं उपस्थित किया है--/0॥_ ४४५ 90७४५ ७४»० )० 
पाए उबर >९ मजे हुपूटव 0 ताल ९ती) एड ० घोर विज प्लाणाओ है 
9, ००, ७७ 0६ ०० , ०89 ०--४. ए 44% 7 

भर्थात्‌ इस आधा रप्र कुन्दकुन्दका समय ई० सनकी प्रथम शत्ताब्दी आता है| 
कुन्दकुन्दकी रचनाएँ 

दिगम्वर साहित्यके महान्‌ प्रणेताओमे कुन्दकुन्दका मूर्धन्य स्थान है । इचकी 
सभो रचनाए' शोरसनो प्राकृत्तमे हैं ५.३“ प्रवचनसार, _२/समयसार और 3३.-८/ 
पचास्तिकाय ये तोन ग्रन्य विश्वुत हैं और तत्त्वज्ञानकी अवगत करनेके लिए 
कुज्जी हैं। शेष रचनाओका भो आध्यात्मिक दुष्सि विशेष महत्त्व है। 


है 


१. प्रदचनसार 


(यह ग्रत्य अमृतचन्द्रसूरि और जयसेनाचायंकी सस्कृतटीफाओे सहित 
रायचन्द्र शास्त्रमाला वम्बई द्वारा प्रकाशित है । इसमे त्तीन अधिकार हैं--ज्ञान, 
*ज्ञेय ओर चौंरित्र। ज्ञानाधिकारमे आत्मा और ज्ञानका एकत्व एवं अच्यत्व, , 
सर्वज्ञकी सिद्धि, इन्द्रिय ओर अतीन्द्रिय सुख, भभ, अशुभ ओर शुद्धोपयोग त्तथा 
मोहक्षय आदिका प्ररूपण है। शेयाधिका रमे द्रव्य, गुण, पर्यायका स्वरूप, संप्त- 
भगी, कर्म और कर्ंफलका स्वरूप, मूर्त और अमूर्त द्रव्योके गुण, काला- 
दिकके गूण और पर्याय, प्राण, शुभ और अशुभ उपयोग, जीवका लक्षण, जीव 
ओरपुदुगलका सम्बन्ध, निश्चय और व्यवहारका ग्रविरोध एव शुद्धात्मा आदिका 
प्रतिपादन है । चारित्र-अधिकारम श्रामप्यके चिह्न, छेदोपस्थापक श्रमण, छेद- 
का स्वरूप, युक्त आहार, उत्सर्ग और अपवाद मार्ग, आगमज्ञानका लक्षण 

और मोक्षतत्त्व आदिका कथन किया है। 
आचाय॑ अमृतचन्द्रकी टीकाके अनुसार इसमे २७५ गाधाएँ हैं औौर जयसेनकी 
ट्रीकाके अनुसार ३१७ हैं ।(इन बढी हुई गाथाओका तीन वर्गोमे विभाजन किया 
जा सकता है--) 
'-* नमस्कारात्मक 
“२: व्यास्यानविस्तारविषयक 
*६ अपरविषयविज्ञापनात्मक 


जज अमल: मिल शक ।6 कक 
चैट: पप6 ]॥9 80प7225 ०ी धार चाञतः'ए ० बयाटाला: ितां9 2, ]245८]25 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य , १११ 


(थम दो विषयोक्री गाथाएं इस प्रकारकी तटस्थ हैं कि जिनका अभाव 
खटकता नही है । उनके रहनेपर भी प्रवचनसारके विषयमे किसी प्रकारकी 
वृद्धि नही होती | तृतीय विभागकोी चौदह गाथाएँ विचारणीय है। (रे गाथाएँ 
निर्ग्न्थ साधुओके लिए वस्त्रपात्रादिकका तथा स्त्रियोके लिए मुक्तिका निषेध 
करती है। इन गाथाओके विपय यद्यपि कुन्दकुन्दके अन्य ग्रन्थोके विपरीत नही 
है, पर ब्वेताम्बर सम्प्रदायके विरुद्ध अवश्य हैं। अत अमृतचन्द्राचायंके द्वारा 
इनके छोडे जानेके सम्बन्धमे डॉ० उपाध्येका कथन है--अमृतचन्द्र इत्तने 
आध्यात्मिक व्यक्ति थे कि वे साम्प्रदायिक वाद-विवादसे पड़ना नही चाहते 
थ। अत इस बातकी इच्छा रखते थे कि उनकी टीका सक्षिप्त हो एवं त्तीक्षण 
साम्प्रदायिक आक्रमणोको न करती हुई कुन्दकुन्दके अति उदात्त उद्गारोके 
साथ सभी सम्श्रदायोकों स्वीकृत हो ।”) 


डॉ० उपाध्येका उपयुंक्त मत सवंथा समीचीन नही है, क्योकि अमृत चन्द्र- 
ने तत्त्वार्थया रके निम्त पद्यमे लिखा है-- आर 
सग्रन्थो5षपि च निम्नेन्थो ग्रासाहारी च केवली । 
रुचिरेवविधा यत्र विपरीत हि त्त्स्मतम्‌ ॥* 


(इस पद्यमे श्वेत्ताम्बर मान्यताके केवछी-कवलाहार और सचेलकत्वका निषेध 
किया गया है। अत्त ड्वेत्ताम्बर मान्यताके सिद्धान्तोकी समीक्षा छोड देने की 
बात युक्त नही है |) 


'»ए समयसार-यह सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक ग्रन्थ है। यहाँ समयशब्दके दो अर्थ 
विवक्षित्त है-समस्त पदार्थ और आत्मा ।(जिस ग्रन्थमे समस्त_पदार्थों अथवा 
| आत्माका सार वणित हो, वह समयसार है। यह भेदविज्ञानका,निरूपण करता है। 
अनेक प॒दार्थोकी स्व':स्व' लक्षणोसे पृथक-पृथक नियत कर देना और उनसे 
। उपादेय पदार्थको लक्षित त्रथा अन्य समस्त पदार्थोको उपेक्षित कर देनेको भेंद- 
[विज्ञान कहा जाता है (यह ग्रन्थ दश अधिकारोमे विभकत है--प्रथम जीवा- 
धिकारमे 'स्व' समय, 'पर' समय, शुद्धनय, आत्मभावना और सम्यवत्वका 
प्ररूपण है। जीवको कामभोगविषयक बन्धकथा ही सुलभ है किन्तु आत्माका 
एकत्र दुलभ है। एकत्व-विभकत आत्माको निजानुभूति द्वारा-हो. जाता जाता 
है। जीव प्रमत्त, अप्रमत्त दोनों दशाओसे पृथक ज्ञायकभावमात्र है। जा 
दर्शन, ज्ञान, चारित्र व्यवहारसे कहे-जाते है. निशच्यसे नही । लिइचयसे ज्ञानी 


पा 5+ >> रा 


एक शुद्ध ज्ञायकमात्र ही है। इस अधिकारमे व्यवहा रनयकोी अभूतार्थ और 


23०० 


निशचयको भतार्थ कहा है । दूसरे कतृंकमाधिकारमे आख्रव, बन्ध आदिकी 
हिए आप 0:207/:2 2: 202 कक 42220: 72253 50 
१ तत्त्वाथसार, पद्य, ५॥६ | 


११२ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


४" 


पर्यायोका विवेचन किया गया है । आत्माके मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति ये 
तोन परिणाम अनादि हैं। जब इन तीन प्रकारके परिणामोका कतृत्व होता 
हैं, तब पुदगलद्र॒ब्य खय कमरूप परिणमन करता है। प्रद्वव्यके भावका 


कस लत सन 


जीव कभी भो कर्त्ता नही है । 

तीसरे पुण्य-पाप सघधिकारमे शुभाशुभ कर्मस्वभाव वर्णित हैं । अज्ञान- 
पूवंक किये गये ब्र॒त्त, नियम, शील और त्तप्‌॒ मोक्षके कारण नही हैं। जीवादि 
पदार्थोका श्रद्धघान, उनका अधिगम और रागादिभावका त्याग मोक्षका मार्ग 
वतलाया है। चोथे आखवाधिकारमे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और 


>> की तलन अल | हा 


कपाय आखव बतलाये गये हैं। वस्तुत राग, 6प, मोहरूप परिणाम ही 
आख़व हैं। ज्ञानीके भासख़वका अभाव रहता है ।यत राग-द्वेप-मोहरूप परिणामके 
उत्पन्त न होनेसे आसवश्रत्ययोका अभाव कहा जाता है | पाँचवें सवर अधि: 
»“की रमे सिवर॒क्‍्त मूल मेदविज्ञान बताया है॥ इस अधिकारमे सवरके क्रमका भी 
वर्णन है। (छठवे निर्जरा अधिकारमे द्रव्य, भावरूप निर्जराका विस्तारपुर्वक 


निरूपण किया है। ज्ञानी व्यक्ति कर्मो के बीच रहने पर भी कर्मोसे लिप्त नही 


'&+००ज+ बा तर 


ओर नववे सर्वृविशुद्ध ज्ञानाधिकारमे आत्माका विशुद्ध ज्ञानकी दृष्टिसे भकतृंत्व 
आदि सिद्ध किया है। अन्तिम दशम अधिकारमे स्याद्वादकी दृष्टिसे आत्म- 
स्वरूपका विवेचन किया है । 

इस ग्रन्यमे आचाये अमृतचन्द्रके टोकानुसार ४१५ गाथाएँ और जयसेना- 
चायंकी टीकाके अनुस्तार ४३५ गायाएं हैं। शुद्ध आत्माका इतना सुन्दर और 
व्यवस्थित विवेचन अन्यत्र दुलुभ है | 

३ पदच्चास्तिकाय--इस ग्रत्यमे कालद्रव्यसे भिन्न जीव, पुदूगल, घमं, अध्र्म 
और आकाश इन पाँच अस्तिकायोका, निरूपण किया गया है। बृहुप्रदेशी 
द्रव्प्रको आचार्यते अस्तिकाय कहा है। द्वव्य-लक्षण, द्वव्यके भेद, संप्तभगी 
गुण, पर्याय, कालद्रव्य एवं सत्ताका प्रतिप्रादन किया है। यह ग्रन्थ दो अधि 
कारोमे विभक्त है। प्रथम अधिकारमे द्रव्य, गुण और पर्यायोका कथन है और 
हित्तोय अधिका रमे पुण्य, पाप, जीव, अजीव, आख़व, वन्ध, सवर॒, निर्जरा एवं 
मोक्ष इन चंद पदार्थोके साथ मोक्ष-मार्गका निरूपण किया. है । 

ह्स ग्रन्थमे अमृतचन्द्राचायंकी टोकाके मनुसार १७३ गाथाएँ और जय- 
सेनाचायंके टोकानुसार १८१ गाथाएं हैं| द्रव्यके स्वरूपको अवगत करनेके ३“ 


लिए यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। 





श्रुतधर और सारस्वताचार्य ११३ 


४. नियमसार--आध्यात्मिक दुष्टिसे यह ग्रन्थ भी महत्त्वपूर्ण है। इसमे 
सम्यगदर्शन, सम्यग॒ज्ञान और सम्य॒क चारित्रको नियमसे मोक्ष-श्राष्तिका भाग 
कहा है। (अतएव सम्यगृदर्शनादिका स्वरूप कथन करते हुए उसके अनुष्ठान 
करने एवं मिथ्यादर्शनादिके त्यागका विधान किया है। इसपर पद्मप्रभमल- 
घारीदेवकी सस्कृतटीका भी उपलब्ध है |) 

५/ बारस-अणुवेक्सा ( द्वादशानुप्रेक्षा )-इसमे अध्रुव, अनित्य, अद्रण, 
एकत्व, अन्यत्व, ससार, लोक, अशुचित्व, आख्रव, सवर, निर्जरा, धर्म और 
बोधिदुर्लेभ इन बारह भावनाओका ९१ गाथाओमे वर्णन है। ससारसे विरक्ष्ति 
प्राप्त करनेके लिए यह रचना अत्यन्त उपादेय है। 

६ दंसणपाहुड--इस लघुकाय ग्रन्थमे घर्के सम्यगृदर्शनका ३६ गाथाओमे 
विवेचन किया गया है। सम्यग्दशंनसे भ्रष्ट व्यक्तिको निर्वाण प्राप्त नही हो 
सकता है । 

७ चारित्त पाहुड--सम्यक्चारित्रका निरूपण ४४ गाथाओमे किया गया 
है। सम्यक्चा रित्रके दो भेद किये हँ--सम्यक्त्वचरण और सयमचरण । सयम- 
चरणके सागार और अनगार इन दो भेदो द्वारा श्रावक और मुनि-धर्मका 
सक्षेपमे निर्देश किया है। 

८ सुत्तपाहुड--२७ गाथाओमे आगमका महत्त्व बतलाते हुए उसके 
अनुसार चलनेकी शिक्षा दी गयी है । 


९. बोहपाहुड--६२ गाथाएं हैं। इनमे आयत्तन, चैत्यगृह, जिनप्रतिमा, 
दर्शन, जिनविम्ब, जिनमुद्रा, आतज्ञान, देव, तीर्थ, अहंन्त मौर प्रव्नज्या इन 
ग्यारह बातोका बोध दिया गया है। 

+१०. भावपाहुड--१६३ गाथाओमे चित्त-शुद्धिकी महत्ताका वर्णन किया है । 
बताया है कि परिणामशुद्धिके बिना ससार-परिभ्रमण नही रुक सकता है और 
न बिना भावके कोई पुरुषार्थ ही सिद्ध होता है। इसमे कमंकी अनेक महत्त्वपूर्ण 
बातोका विवेचन आया है | 

५१६ सोक्खपाहुड--इस ग्रन्थमे १०६ गाथाओमे मोक्षके स्वरूपका निरूपण 
किया गया है। आत्माके बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा--इन तीन 
भेदोका स्वरूप समझाया है । मोक्ष--परमात्म-पदकी प्राप्ति किस प्रकार होती 
है इसका निर्देश किया है। 


१२ लिगपाहुड--इस लघुकाय ग्रन्थमे २२ गाथाएं हैं। श्रमणलिगको लक्ष्य 
कर मुनि-धर्मका निरूपण किया गया है । 


११४ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


१३. सीलपाहुड--४० गाथाएं हैं। शोल ही विषयासक्तिको दूरकर मोक्ष- 
प्राप्तिमि सहायक होता है। जोव-दया, इन्द्रिय-दसन, सत्य, अचोौयें, ब्रह्मचयें, 
असन्तोष, सम्यगदर्शन, सम्यगृज्ञान और त्तपकों शीलके भ्रन्तगंत परिगणित 
किया है । 

०१४. रमणसार--इस ग्रंथमे रत्तवयका विवेचन है। १६७ पद्य हैं। और 
किसो-किसी प्रतिमे १५५ पद्म भी मिलते हैं । गृहस्थ और मुनियोंको रत्तवयका 
पालन किस प्रकार करता चाहिए, यह इसमे वर्णित है। डॉ० ए० एन० 
उपाध्ये इस ग्रन्थको गाथा-विमेदविचार, पुनरावृत्ति, अपभ्रशपद्योकी उपलब्धि 
एवं गण-गच्छादिके उल्लेख मिलनेसे कुन्दकुन्दके होनेमे आशका प्रकट करते 
हैं। वस्तुत शेलीकी भिन्नता-और विषयोके सम्मिश्रणसे यह ग्रन्थ कुन्दकुन्द 
रचित प्रतीत नही होता । परम्परासे यह कुन्दकुन्दद्वारा प्रणीत माना जाता है । 

१५. सिद्ध-भत्ति--यह स्तुतिपरक ग्रन्थ है । १२ गाथाओमे सिद्धोंके गुण-मैद, 
सुख, स्थान, आकृति ओर सिद्धि-मार्गंका निरूपण किया गया है ।इसपर प्रभा- 
चन्द्राचायंकी एक सस्क्ृत टीका है | इस टोकाके अन्तमे लिखा है कि सस्कृत्तकी 
सब भक्तियाँ पा द्वारा विरचित हैं और प्राकृतको भक्तियाँ कुन्दकुन्द 

| 


आचार्य द्वारा हे 


१६ सुदभत्ति--इस भक्तिपाठमे ११ गाथाएं हैं। इसमे आचाराग, सत्र- 
कृतांग आदि द्वादश अगोका भेद-प्रमेद सहित उल्लेख करते हुए उन्हे नमस्कार 
किया गया है। साथ ही १४ पृर्वोर्िसे प्रत्येककी वस्तुसख्या और प्रत्येक वस्तुके 
प्राभुतोकी सख्या भी दी है। 

१७ चारित्त-भत्ति--१०अनुष्टुप गाथाठन्द हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, 
परिहारविशुद्धि, सूक्ष्साम्पराय और यथाख्यात नामके चारित्रों, अहिसादि २८ 
मूलगुणो, दस धर्मो , त्रिगुप्तियो, सकलशीलो, परीषहोंके जय और उत्तरगुणोका 
उल्लेख करते हुए मुक्तिसुख देनेवाले चारित्रकी भावना की गयी है । 


१८ जोइभत्ति--२३ गाथाओमे योगियोकी अनेक अवस्थाओ, ऋद्धियो, 
सिद्धियो एवं गुणोके साथ उन्हे नमल्‍्कार किया गया है। 

१९. आइरियभत्ति--इसमे १० गाथाएं हैं और इनमे आचार्योके उत्तम 
गृणोका उल्लेख करते हुए उन्हे नमस्कार किया है । 





_/ सस्‍्कृता. सर्वा विभक्तय. पृज्यपादस्वामिकृता, प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्यकृता । 
--अ्रभाचन्द्रदीका, अन्तिम अदा । 


श्रुत॒धर और सारस्वताचार्य ११५ 


२० णिव्वाणभत्ति--इस भक्तिपाठमे २७ गाथाएं हैं। इनमे निर्वाणका 
स्वरूप एव निर्वाणप्राप्त तोर्थकरोको स्तुत्ति की गयी है । 

२१ पंचगुरुभत्ति--इस भक्तिपाठमे सात पद्य है। प्रारम्भिक पॉच पद्यो- 
में क्रश अहंत्‌, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पाँच परमेष्ठियोका 
स्तवन है। छठे पद्यमे स्तवनका फल अद्धूत है। सप्तम पद्यमे इन पाँच पर- 
मेष्ठियोका अभिधान पच नमस्कारमे किया है। 

२२ थोस्सामि थुदि (तित्थथर-भत्ति) थोस्सामि' पदसे आरम्भ होनेवाली 
अष्टगाथात्मक स्तुति है। इसे त्तीर्थंकर-भक्ति भी कहा गया है। इस स्तुतिपाठ- 
में वृषभादि वर्धभान पर्यन्त चतुविद्ञत्ति तीर्थकरोकी उनके नामोल्लेखपुरवक 
वन्दना की गई है और तीर्थंकरोके लिए जिन, जिनवर, जिनेन्द्र, केवली, अनन्त- 
जिन, लोकमहित, धर्मत्तीथंकर, विधघृतरजोमल, लोकोद्योत्तकर आदि विशेषणो- 
का प्रयोग किया गया है। अन्तमे समाधि, बोधि और सिद्धिकी प्रार्थना की 
गयी है | 

इस भक्तिपाठके कतिपय पूथ्य ख्वेताम्ब॒र सम्प्रदायके पद्मोके समान हैं । और 
कुछ भिन्‍्त है। यथा-- 

लोयस्सुज्जोययरे धम्म-तित्थकरे जिणे वदे । 
अरहते कित्तिस्से चउवीस चेव केवलिणे ॥ --दिंगम्वर पाठ 
लोगस्स उज्जोअगरे धम्मतित्थयरे जिणे। 
अरह॒ते कित्तइदस्स चडवीस पि केवली ॥ --श्वेत्ताम्बर पाठ 


इस प्रकार आचार्य कुन्दकुन्द अपूर्व प्रतिभाके धनी और शास्त्रपारंगत 
विद्वान है । (इन्होने पचास्तिकाय और प्रवचनसारमे आध्यात्मिक दृष्टिक साथ 
शास्त्रीय दृष्टिको भी प्रश्य दिया है। भतएवं इन दोनो ग्रन्थोमे द्रव्याथिक और 
पंयोयाथिक नयोका भी वर्णन प्राप्त होता है। सम्यक्दर्शनके विषयभूतत जीवार्दि 
पदार्थो का विवेचन करनेके लिए शास्त्रीय दृष्टिको अगीक्त किये बिना कार्य 
नही चल सकता । अतएब द्रव्याथिक नयसे जहाँ जीवके नित्य--अपरिणामी 
स्वभावका वर्णन किया जाता है वहाँ पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे जीवके 
अनित्य--परिणासी स्वभावका भी वर्णन रहता है। यो तो द्वव्य--गुण और 
पर्यायोका एक अखण्ड पिण्ड ५ तो भी उनका अस्तित्व प्रकट करनेके लिए 
भेदको स्वीकार किया जाता है॥ 

आचायें क्ुन्दकुन्दने समयसार और नियमसारमे आध्यात्मिक दृष्सि आत्म- 
स्वरूपका विवेचन किया है | इस दृष्टिमे गुणस्थान और मार्गणाओके मैदौका 
अस्तित्व स्वीकृत नही रहत्ता । यहू दृष्टि परनिरपेक्ष आत्मस्वभावकों भर उसके 


अलपनल-रजनन- ने वर 3५ 


११६ . तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रतिपादक निरचयनयको ही भूताथथ तथा व्यवहारको हैय मानती है। यहाँ एक 
निएचय ही मोक्षमागं है, व्यवहार नहीं। इस प्रकार आचार्य कुन्दकुन्दने 
आध्यात्मिक और श्ास्त्रोय दृष्टियोका विश्लेषण एंव विवेचनकर 
आत्मतत्वका निरूपण क्रिया है। इन दोनो दू लक न | 
पृ० केलाशचन्द्रजी शास्त्रीने लिखा है-- शा' ईृष्टि वस्तुका विहल ! 
करके उसका तह तक पहुँचनेकी चैष्ठ करती की ० 
निमित्तकारंणके व्यापारका उत्तवा हो मूल्य...है, जितना उर्पीदान 
व्यापारका और परसयोग-जन्य अवस्था भो उतनी ही परमार्थ है, जितनी 
स्वाभाविक अवस्था । जैसे उपादानकारणके .विन्ना.कार्य नही होता, वैसे ही 
निमित्तकारणके बिना भी कार्य नही होता । अत्त कार्यकी उत्पत्तिमे दोनोका 


सुमृव्यापार है. शास्त्रीय दृष्टिका किसी वस्तु-विशेषके साथ कोई पक्षपात् 
नही है । 79 

“शास्त्रीय दृष्टिके सिवाय एक दृष्टि आध्यात्मिक भी है | इसके द्वारा आत्म- 
तत्त्वको लक्ष्यमे रखकर वस्तुका विचार किया जाता हैं: 

अतएव सक्षेपमे कुन्दकुन्दका अपूर्व पाण्डित्य, उनको शास्त्रग्रथन-प्रतिभा 
एवं सिद्धान्तग्रन्थोके सार-भागकों आध्यात्मिक और द्रव्यानुयोगके रूपमे 
प्रस्तुतीकरण आदि उनकी विशेषताएं हैं । 


आचार वट्ुकेर और उनका साहित्य 


आचाय॑ बट्टकेर कुन्दकुन्दाचायंसे भिन्न हैं या अभिन्‍त, इस सम्बन्धमे 


मतमेद है। (औ जुगलकिशोर मुख्तारने इन्हे कुन्दकुन्दसे अभिन्‍न माना है। 
डॉ० ज्योतिप्रसाद भी इसी मत्तके समर्थक है |) 


ने डिल हट ग्रैराल्ाल जैनने वट्ककेरकों कुन्दकुन्दसे मिन्न स्वीकार किया है। 
7 77202 मूलाचार दिगम्बर सम्प्रदायमे 
मुनिधर्मके लिए सर्वोपरि प्रमाण माना जाता है। कहो-कही यह ग्रन्थ कुन्द- 


कुन्दाचायंक्रत भी कहा गया है। यद्यपि यह बात सिद्ध नही होतो, त्ृथापि 
उससे इस ग्रन्थके प्रति समाजका महाच्‌ आदरभाव प्रकट होता है ।४“ 


३« २ कक» वर फल 





टू कुन्दकुन्दआभुतस ग्रह, प्रस्तावना, पृष्ठ-८२॥ 

_ वही, पृष्ठउ-८३॥ 

“६: भारतीय सस्क्ृतिमे जैनधर्मका योगदान, प्रकाशक, मध्यश्रदेश-शासन-साहित्य परिषद्‌, 
भोपाल, पृष्ठ १०५ । 


श्रुतघर और सारस्वताचाये . ११७ 


डॉ० जैनके उक्त उद्धरणसे दो निष्कर्ष उपस्थित होते हैं। 


१. श्रद्धा, भक्ति और मान्यताके अतिरेकके कारण मूलाचारके कर्ता कुन्द- 
कुन्द मान लिये गये हैं । कुत्दकुल्द दिगम्व॒र प्रम्प्राके युगसस्थापक ओर युगा- 
न्तरकारी आचाय॑ है, भतएवं वट््‌टकेरके नामपर उत्त रवर्ती साक्षियोमे मूलाचार- 
का नाम निर्देश कर दिया गया । 


२ मूलाचार दिगम्बर परम्पराका आचाराग ग्रन्थ है। इसी कारण इस 
ग्रन्थका सम्बन्ध कुन्दकुन्दसे जोड़ा गया है। वट्टकेर आचार्यंकी अन्य कृतियाँ 
उपलब्ध नही होती | अतएवं इतने महान ग्रन्थका रचयिता इनको स्वीकार 
करनेमे उत्तरवर्ती लिपिकारोको आश्का हुई | 

(आचाय॑ जुगलकिशोर मुख्तारने माणिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमालामे 
प्रकाशित सटीक मूलाचार प्रतिको पुष्पिकाके आधारपर इस ग्रन्थको कुन्द- 
कुन्दाचार्य्रणीत बत्तलाया है)। पुष्पिका निम्न प्रकार है-- 


/ “इति मूलछाचारविवृतती द्वादशो अध्याय । कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीतमूला- 
वाराख्यविवृत्ति: | क्रतिरिय वसुनन्दिन' श्रीक्रमणस्य” | 


इस पुष्पिकाके आधारसे श्रीजुगलकिशोर मुख्तार वढकेरको  कुन्दकुन्दसे 
अभिन्न मानते है । 


(डॉ० ए० एन० उपाध्येने अपनी प्रवचनसारकी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावनामे 


मलाचारको दक्षिण भारतकी पाण्डुलिपियोके आधारपर कुन्दकुन्दकत लिखा 
है। पर एक निवन्धमे“मूलाचार॒को सम्रह-प्रन्थ्‌ सिद्ध किया है, और इसके 
सग्रहकर्ता सम्भवत वहुकेर थे, यह अनुमान लगाया है 

आचार वसुनन्दिमे मुलाचारकी सस्क्ृत-टीका लिखी है और इस टीकाकी 
प्रशस्तिमे इस ग्रन्थके कर्त्ताको वट्ुकेर, वह्केयाचार्य, तथा बट रकाचारयंके रूपमे 
उल्लिखित किया है। इन नामोमे पहला नाम टीकाके प्रारम्भिक प्रस्तावना 
वाक्यमे, दूसरा नवम, दश्षम और एकादश अधिकारोके सन्विवाक्योमे और 
तृतीय नाम सप्तम अधिका रके सन्धिवाक्यमे पाया जाता है। 

यह सत्य है कि वट्‌टकेर नामका समर्थन न तो किसी 5 लसे होता है, 
न पट्टावलिसे, न अभिलेखोसे और न ग्रत्थ-प्रशस्तियोसे ही ।६ुसी कारण श्री १० 
नाथूरामजी प्रेमीने अपने एक निबन्धमे इस समस्थाका समाधान प्रस्तुत करनेका 
प्रयास किया£ है । उन्होने बताया है कि दक्षिण भारतमे वेट्टगेरि या वेट्टकेरी 


«5. गज बा अजीग | प्राच्य-विद्या-सम्मेलन, अलीगढ (उ० प्र०) में पठित । 
“रं जैनसिद्धान्त भास्कर, भाग १२, किरण १, पृ० ३८ । 





११८ तोथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


नामके ग्रामका अस्तित्व पाया जाता है। अत' इस ग्रामके लिवासी होनेके 
कारण मलाचा रके कर्त्ताकों बट्‌टकेर या वेट्टकेरि कहा गया होगा। जिस 
प्रकार कोण्डकुन्दपुरके रहनेवाले होनेसे कुन्दकुन्द नाम प्रसिद्ध हुआ, उसी 
प्रकार वेट्रकेरिके रहनेवाले होनेसे मूलाचारके कर्त्ता वट्टकेर कहलाये | अत' 
मूलाचार कुन्दकुन्दको रचना नही है मौर न वट्टकेर ही कुन्दकुन्दसे अभिन्न हैं | 
(ओजुगलकिशोर मुख्तारने अपना अभिमत्त प्रकट करते हुए लिखा है कि-- 

“बट्ठटकका अर्थ वर्तक--प्रवर्तंक है, इर गिरा, वाणी, सरस्वतीको कहते है, 
जिसकी वाणी प्रर्वात्तका हो--जनत्तामे सन्मार्ग त्ता सदाचारमे लगानेवली 
हो--उसे वट्टकेर समझना चाहिये । दूसरे, वट्टको--प्रवत्तंकोमे जो 'इरि' 
गिरि, प्रधान, प्रतिष्ठित हो, अथवा ईरि-समर्थ--शक्तिशाली हो, उसे वट्टकेरि 
जानना चाहिए । तोसरे वट्ट नाम वत्तंत--आचरणका है और 'ईरकः' प्रेरक 
तथा प्रवत्तंकको कहते हैं, सदाचारमे जो प्रवृत्ति करानेवाला हो उसका नाम 
वहुकेर७/है” । इस प्रकार मुख्तार साहबने वट्टकेरका अर्थ प्रवर्त्तक, प्रधानपदपर 
प्रतिष्ठित अथवा श्रेष्ठ आचारनिष्ठ किया है, और इसे हो न्दाचायंका 
विशेषण बतलाया है। मतएव इनके मतसे कुन्दकुन्द ही वट््‌टकेर हैं 

उपयुक्त मत-भिन्‍नताओके आलोकमे मूलाचा रका अध्ययन क रनेसे ज्ञात होता 
है कि वटुकेर एक स्वत्त्र आचाय॑ हैं और ये कुन्दकुन्दाचायंसे भिन्न हैं । ग्या रहवी 
शताब्दीके विद्वान्‌ वसुनन्दिने वट्ुके रका उल्लेख स्पष्ट रूपसे किया है। न 
प्रन्यके रचयरिता आचाय॑ वहकेर हैं ओर वे आचार्य कुल्दकुन्दसे भित्र सम्भव । 
समय-निर्धारण ओर ग्रन्यकी मौलिकता 

वट्टकेरके सम्बन्धभे अभी तक पट्टावलि, गुर्वावल्ल, अभिलेख एवं 
प्रशस्तियोमे सामग्री उपलब्ध नही हो सकी है। अत निश्चित रूपसे उनके 
समयके सम्बन्धमे कुछ भी नही कहा जा सकता है । (मूलाचारकी विषयवस्तु- 
का इतना स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ प्राचीन है। कैसे वो उन है। 
अनेक ज्रकरणक वाद मगडरतननक अंकित रहने इसे सम उपलब्ध हैं । 


च्रत्यैक प्रकरणके आदिमे मगलस्तवनके से इसे संग्रह-अन्य होनेका 
अनुमान किया जाता है, पर हमारी वम्र सम्मतिमे यह सेंग्रह-ग्रत्थ न होकर 
स्वेतत्र ग्रन्थ है। प्रत्येक प्रकरणके आदि अथवा ग्रन्थके भादि, मध्य और अन्त- 
में मगलस्तवन लिखनेकी प्रथा प्राचीन समयमे स्वतन्त्ररूपसे लिखित भ्रन्धोमे 
वर्तमान थी । तिोयपण्णत्तोमे इस प्रथाको देखा जा सकता है। गोम्मटसारके 


आदि, मध्य ओर अन्तमे भी मगलस्तवन निबद्ध है। 


६४ जैन साहित्य इतिहासपर विशद प्रकाद्द, पृ० १०० । 
६. गोम्मटसार कर्मकाण्ड और तिलोयपण्णत्ती । 


श्रुत्धर और सारस्वताचार्य ११९ 


मूलांचारकां ग्रथन एक निश्चित रूपरेखाके आधारपर हुआ है। अत 
उसके सभी प्रकरण आपसमे एक दूसरेसे सम्बद्ध हैं। यदि यह सकलतन होत्ता, 
तो इसके प्रकरणोमे आद्यन्त एकरूपता एव प्रीढ़ताका निर्वाह सम्भव नही था | 
अतएव आचार्य॑ वट्ठकेरका समय कुन्दकुन्दके समकाछीन या उनसे कुछ ही 
पश्चाद्‌वर्ती होना चाहिए ) 


वस्तुत. प्राचीन गुरुपरम्प्रामे ऐसी अनेक गाथाएं विद्यमान थी, जो दिग- 
मबर और दवेताम्बर दोनो ही मान्यताओके ग्रन्थोका स्रोत है । एक ही स्थानसे 
अथवा गुरुप्रम्पराके प्रचलछनसे गाथाओको ग्रहण कर, दिगम्ब्र और खेता- 
म्बर दोनो ही मान्यताओके आचार्योने समानरूपसे उनका उपयोग किया है। 
मुनि-आचार-सम्बन्धी, या क्ंप्राभृत-सम्बन्धी जिन सिद्धान्तोमे मतभेद नहीं 
था, उन सिद्धान्तो सम्बन्धी गाथाओको एक हो ख्रोत्से ग्रहण किया गया है। 


! (तथ्य यह है कि परम्परामेद होनेके पूर्व अनेक गाथाएँ आरातियोके मध्य 
प्रचलित थी, और ऐसे कई आरातोय थे, जो दोनो ही सम्प्रदायोमे समानरूपसे 

प्रतिष्ठित थे | अत वर्तमानमे मूछाचार, उत्तराध्ययव, दशवेकालिक प्रभृति 
ग्रन्थोमे उपलब्ध होनेवाली समान गाथाओका जो “अस्तित्व पाया जाता है, 
उसका कारण यह नही है कि वे गाथाएँ किसी एक सम्प्रदायके ग्नन्थोमें, दूसरे 
सम्प्रदायके ग्रन्थोसे ग्रहण की गयी है, बल्कि इसका कारण यह है कि उन 
गाथाओका मूल स्रोत अन्य कोई प्राचीन भाण्डार रहा है, जो प्राचीन श्रुतपर- 
म्परामे विद्यमान था |) 


रचना 


वटुकेर आचायेका यही एक ग्रन्थ उपलब्ध है। इसमे १२ अधिकार और 
१२५२ गाथाएँ है । पहले मूलगृण-अधिका रमे पाँच महात्रत, पाँच समिति, पच- 
इन्द्रियोका निरोध, षटआवश्यक, केजलुञच, अचेलकत्व, अस्तान, क्षित्तिशय, 
अदन्तधावन, स्थित-भोजन और एक बार भोजन, इस प्रकार मुनिके अद्ठाईस 
मूल्गुणोका निरूपण किया है। बृहतृअ्रत्याख्यानसस्तव-अधिकारमे क्षपकको 
समस्त पापोका त्यागकर मुत्युके समयमे दर्शवाराधना आदि चार आराधनाओ- 
में स्थिर रहने और क्षुधादि परीषहोको जीतकर निष्कषाय होनेका कथन किया 
है। सक्षेयमे प्रत्यास्यानाधिकारमे सिंह, व्याप्न आदिके द्वारा आकस्मिक मृत्यु 
उपस्थित होनेपर कषाय और आहारका त्यागकर समताभाव धारण करनेका 
निर्देश किया है। सम्यक्‌आचाराधिकारमे दश श्रकारके आचारोका वर्णन है। 
आधिकाओके लिए भी विशेष नियम वर्णित हैं| पचाचाराधिकारमे दश्षताचा र, 
ज्ञानाचार आदि पाँच आचारो और उनके प्रभेदोका विस्तार सहित वर्णन है। 


१२० तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


लोकादि मृढताओमें प्रसिद्ध होनेवालोके उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये हैं। 
स्वाध्याय-सम्बन्ची नियमोमे आगम और सत्रग्नन्थोके स्वरूप भी बतलाये गये 
है। पिण्डशुद्धि-अधिका रके आठ भेद है। इन सभी भेदोका पलक बंक कथन 
किया है | मुनियोके आहार-सम्बन्बो नियम, उसके दोष तथा उन दोषोके भेद- 
प्रभेदोका कथन आया है। मुनि श्रोरवारणके हेतु आहार ग्रहण करते है और 
शरीर धर्-साधनाका क[रण है । अत उसका भरण-पोषण कर आत्म साधना- 
के माग में गतिशील होना प्रमावश्यक है। एषणा समित्ति, आहा रयोग्य काल, 
भिक्षार्थंगभन करनेको प्रवृत्ति-विशेष भादिका भी वर्णन आया है। 

सप्तम पडावश्यकाधिकार है। आवश्यकशब्दका निरुक्ति, सामायिकके 
छ भेद, भावसामायिक और द्रव्यसामायिककी व्याख्याएँ, छेदोपस्थापनाका 
स्वरूप, चतुविश्ञतिस्तव, नाम ओर भाव स्तवन, तीर्थंका स्वरूप, वन्दनोय 
साधु, कृति कम, कायोत्सगंके दोष आदिका वर्णन है। आठवें अनगा रभावना- 
धिकारमे लिग, न्नत, वसत्ति, विहार, भिक्षा, ज्ञान, शरोर, सस्का रत्याग, 
वाक्य, तप और ध्यानसम्बन्धी शुद्धियोके पाछ्नपर जोर दिया गया है। नवम 
हादशानुप्रेक्षाषकार है। इसमे अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, ससार, लोक, 
अशुचित्व, सव॒र, निजरा, धर्म, बोधि आदि अनुप्रेक्षाओके चिन्तनका वर्णन है । 
दशम समयसाराधिकार है। इसमे शास्त्रके सारका प्रतिपादन करते हुए चारित्र- 
को सवश्रेष्ठ कहा है । तप, ध्यानका वर्णन भा इसो अधिकारके अन्तगंत्त है। 
अचेलकत्व, अनोद्देशिकाहार, शब्याग्रहत्याग, राजपिण्डत्याग, क्ृतिकमं, व्रत, 
ज्येष्ठ, प्रतिक्रमण, मासस्थितिकल्प और पर्यास्थितिकल्पका भी प्रतिपादन आया 
है। प्रतिलेखनक्रियाका वर्गन करते हुए पाँच गुणोका चित्रण किया है। आहार- 
शुद्धिके प्रकरणमे विभिन्न प्रकारको शुद्धियोका निरूपण आया है। यह अधिकार 
बहुत विस्तृत है। ग्यारहवें पर्याप्ति-अधिका रमे षड़्पर्याप्तियोका निरूपण है। 
पूर्याप्रिके स॒ज्ञा, लक्षण, स्वामित्व, सख्या, परिमाण, निवृत्ति और स्थिति>क्ालके 
छ भेद किये हैं। इन सभी भेदोका विस्तारपुर्वक वर्णन किया है। बारहदवे 
शीलगणाधिकारमे शीलोके उत्पत्तिका क्रम, पुथिव्यादि भेदोका विवेचन, श्रमण- 
धर्मका स्वरूपविवेचन, अक्षसक्रमणके द्वारा शीलूका उच्चारण, गुणोकी उत्पत्ति- 
का क्रम, आलोचनाके दोष, गुणोकी उत्पत्तिका प्रकार, सब्या और प्रस्तारके 
निकालनेकी विधिका विस्तारपुर्वंक वर्णन आया है। नष्टोद्विष्ट द्वारा अक्षानयन- 
की विधिका भी निरूपण है । 

इस प्रकार इस महाग्रन्थमे मुनिके आचारका बहुत ही विस्तृत एवं सुन्दर 
वर्णन किया गया है। यतिधर्मको अवगत करनेके लिए_ एक. स्थानपर इससे 





श्रुतधर और सारस्वताचार्य - १२१ 


अधिक सामग्रोका_ मिलना दुष्कर है। भाषा ओर शैलोको दुष्टिसे भी यह ग्र्थ 
प्राचीन प्रतीत होता है। उत्तरवर्ती अनेक ग्रन्थकारोने इसकी गाथाओंके 
उद्धरणपृर्व॑ंक उसकी प्रामाणिकत्ता प्रकट की है । 


शिवाय और उनकी रचना 
जीवन-परिचय--मुनि-आचा रपर शिवायंकी “भगवती आराधना” अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कृति है। इसके अन्तमे जो प्रश्नस्ति दी गयी है उससे उनकी गुरु- 
परम्परा एव जोवनपर प्रकाश पडता है। प्रशस्तिमे बत्ताया है-- 
अज्जजिणण दिगणि-सब्वगुत्तगणि-अज्ज मित्तणदीणं | 
अवगमिय पादमूले सम्म सुत्तं च अत्य च॥ 
पुग्वायरियणिबद्धा उपजीवित्ता इमा ससत्तोए। 
आराहणा सिवज्जेण पाणिदलभोइणा रइदा ॥ 
छदुमत्थदाइ एत्य दु ज॑ वद्ध होज्ज पवयण-विरुद्ध । 
सोधतु सुगीदत्या पवयणवच्छल्लदाए दु॥ 
आराहणा भगवदों एवं भत्तीए चण्णिदा सतो। 
सघस्स सिवज्जस्स य समाधिवरमुत्तम देउर/ 
अर्थात्‌ आये जिननन्दि गणि, आये सववगुप्त माण और आर्य मित्रवन्दिके 
चरणोके निकट मूलसूत्रो और उनके अर्थंको अच्छी तरह समझकर पुर्वाचार्यो 
द्वारा निबद्ध की गयी रचनाके आधारसे पाणितलभोजी शिवार्यने यह भाराधना 
अपनी शक्तिके अनुसार रची है। छलद्यस्थता या ज्ञानकी अपूर्णताके कारण इसमे 
कुछ प्रवचनविरुद्ध लिखा गया हो, तो विद्वज्जन प्रवचन-वात्सल्यसे उसे शुद्ध 
कर ले । इस प्रकार भक्तिपुर्वक वर्णन को हुई भगवतों आराधता सघको और 
शिवायंको उत्तम समाधि दे। 
उपयुंक्त प्रशस्तिसे निम्नलिखित तथ्य नि सृत होते हैं-- 
५१, शिवाय पाणितरूमोजो होनेके कारण दिगम्बर परम्परानुयायी हैं । 
“ं, आयंशब्द एक विशेषण है। अत' प्रेमीजोके अनुमानके अनुसार इचका 
नाम शिवनन्दि, शिवमुप्त या शिवकोदि होना चाहिए । 


“३ भगवतो अराधनाको रचना पूर्वाचार्यों हवारा निबद्ध ग्रल्थोके आधारपर 
हुई है । 
४५ शिवार्य विनीत, सहिष्णु और पुर्वाचायोके भक्त हैं | 


_ १८ भगवती आराधना, सोलापुर संस्करण, गाथा २१६५-२१६८ | 


१२२ तीथैकर महावीर और उनकी आचाय॑-परम्परा 


“६ इन्होंने गुरुओसे सूत्र और उसके अथंकी सम्यक जानकारी प्राप्त कौ है । 
जिनसेनाचाय ने आदिपुराणके प्रारम्भभे शिवकोटि मुनिको नमस्कार किया है। 


शीतीभूत जगद्यस्य वाचाराध्य चतुष्टयम्‌ । 
मोक्षमार्ग स पायान्न शिवकोटिमुंनीश्वर »। 


अर्थात्‌ जिनके वचनोसे प्रकट हुए चारो आराधनारूप मोक्ष-मार्गकी आरा- 
धना कर जगतके जोव सुखी होते हैं वे शिवकोटि मुनीोश्वर हमारी रक्षा करे । 


उपर्युक्त पद्यमे जिस रूपमे जिनसेन आचाय॑ने श्िवकोटि मुनीश्व रका स्मरण 
किया है उससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि शिवकोटि मुनीश्वर भगवती आरा- 
धनाके कर्ता हैं। अतएव दर्शन, ज्ञान, चारित्र और त्परूप चार प्रकारकी 
आराधनाओका विस्तृत वर्णन करनेवाले शिवायंका ही शिवकोटि नाम होना 
चाहिए है। 

(प्रभाचन्द्रके आराधनाकथाकोष और देवचन्द्रके राजावलिकथे (कन्नडग्रन्थ) 
में शिवकोटिको स्वामी समन्तभद्रका शिष्य बतलाया है। ये शिवकोटि काशी या 
काचीके शव राजा थे और समन्तभद्रके चमत्कारकों देखकर उनके शिष्य बच 
गये थे । पर इन कथाओका ऐतिहासिक मल्य कितना है, यह नही कहा जा 
सकता। यदि वस्तुत शिवकोटि समन्तभद्गके शिष्य होते, तो इतने बड़े ग्रन्थमे 
वे अपने उपकारी गुरु समन्तभद्रका उल्लेख न करें, यह सम्मव नही है। 

हरिपेणक्ृत कथाकोपमे समन्तभद्रको उक्त कथा नही है । यह भ्रन्थ विक्रम 
स० ९८८ में लिखा गया है। अत. उपलब्ध कथाकोषोमे यह सबसे प्राचीन 
है। इस कथाकोषमें शिवकोटिसे सम्बद्ध समल्तभद्रवाली कथाके न मिलनेसे 
शिवकोटिका समन्तभद्रका शिष्य होना शकास्पद है ।) 


शिवकोटिका सबसे _पुरातन उल्लेख आदिपुराणमे मिलत्ता है। आदि- 
पुराणके रचयिता जिनसेनके समयमे यदि शिवकोटि और समन्तभद्रका शिष्य- 
गुरुत्व प्रसिद्ध होता तो वे समन्‍्तभद्रके पश्चात्‌ ही शिवकोटिको स्तुति करते । 
प्र ऐसा न कर उन्होने श्रीदत्त, यशोभद्र और प्रभाचन्द्रकी स्तुति लिखकर 
शिवकोटिका स्मरण किया है। 

कावि हस्तिमल्‍्लने विक्रान्तकौरवमे समन्‍्तभद्रके शिवकोटि और शिवायन 
दो शिष्य बत॒लाये हैं और उन्हीके अन्वयमे वीरसेन, जिनसेनको बताया है। 


कं जस+ 8 अभ-ची जल “32००७ ००००० 2० ०९०र७ 


पर इस बातका कोई पुष्ट प्रमाण नही है. कि संमन्त्मद्रकी शिष्यपरम्परामे 
१ आदिपुराण १४४९। 


श्रूतधर ओर सारस्वताचार्य : १२३ 


वीरसेन एवं जिनसेन हुए हैं। शिवकोटिका तो उल्लेख मिलता भी है। पर शिवा- 
यनका कोई उल्लेख उपरूब्ध नही होता | शिवायनका अन्यत्र भी कही नाम नही 
आता । भगवती-आराधनाके रचयिता शिवकोटि समन्तभद्रके शिष्य थे, इसका 
साधक कोई प्रमाण प्राप्त नही होता || 
श्रवणवेलगोलके अभिलेख न० १०५ में शिवकोटिको तत्त्वार्थसृत्रका 
टीकाकार बतलाया है। यह अभिलेख विक्रम स० १४५५ का हे । इसमे आया 
हुआ 'एतत्‌' शब्द विचारणीय है। श्री प० जुगलकिशोरजी मुख्तारका यह 
अनुमान है कि-- 
“तस्वेव शिष्यश्शिवकोटिसरिस्तपोलतालूम्बनदेहयष्टि । 
ससार-वाराकर-पोत्तमेतत्तत्वार्थसत्र॒ तदलडचका र२/ 


उपयुक्त पद्म तत्त्वा्थसृत्रकी उसी शिवकोटिकृत टीकाकी प्रशस्तिका एक 
पद्य है जो शिलालेखमे एक विचित्र ढगसे शामिल कर लिया गया है । अन्यथा 
शिल्लालेखके पद्मोके अनुक्रममे 'एतद' शब्दकी सगति नही बेठ सकती | अत्तएव 
शिवायंकी तत्त्वाथंस॒त्रपर कोई अवश्य टीका रही है। भले ही वे शिवाय 
आराघधनाके कत्तसि भिन्न हो । यह भी सम्भव है कि शिलालेखमे उल्लिखित 
समनन्‍्तभद्र ही उनके गुरु हो । अष्टसहस्लीपर विषमपदतात्पयं टीकाके रचयिता 
एक लघुसमन्तभद्र हुए हैं, जिनका समय अनुमानतत विक्रमकी १३ वी शताब्दी है।' 


यदि भगवत्ती आराधनाके रत्रयिता शिवाय या शिवकोटिकी तत्त्वार्थसृत्रकी 
कोई टीका होतो त्तो उसका उल्लेख तत्त्वार्थंसत्रके अन्य टीकाकार अवश्य 
करते। पृज्यपादकी सर्वार्थंसिद्धि टीकामे भी उसका निर्देश अवश्य मिलता । 
अत न तो भगवती आराधघनाके रचयिता शिवकोटिकी तत्त्वाथंसृत्रपर कोई 
टीका ही है, और न वे समन्तभद्रके शिष्य ही जान पडते है । 


एक अन्य प्रमाण श्रीपण्डित परमानन्दजो शास्त्रीने अपने एक निबन्धमे 
उपस्थित किया है। उन्होने लिखा है कि शिवायने गाथा २०७९--४८३ में 
स्वामी समन्‍्तभद्रकी तरह गुणब्रतोमे भोगोपभोगपरिमाणकों ने ग्रिताकर 
देशावकाशिकको ग्रहण किया है और शिक्षाव्रत्तोमे देशावकाशिकको न लेकर 
भोगोपभोगपरिमाणका विधान किया है। यदि वे समन्तभद्गके शिष्य होते तो 
इस विषयमे उनका अवश्य अनुसरण करते ५ इस प्रकार आराधनाके रचयिताके 
साथ समनन्‍्तभद्रका सम्बन्ध घटित नही होता । 


-“₹ जैनशिलालेख सग्रह, प्रथम भाग, पृ० १९८ । 
>#. अनेकान्त, वर्ष २, किरण ६। 


१२४ तीथंकर महावोर और उनको आचार्य-परम्परा 


गुरु-परम्परा और सम्प्रदाय 

दिगम्बर सम्प्रदायकी पट्टावलियो, अभिलेखो, ग्रन्थ-प्रशस्तियों एवं श्रुता- 
वतार आदिमे जो परम्पराएं उपलब्ध होती है, उनमेसे किसी भी परम्परामे 
शिवाय द्वारा उल्लिखित अपने गुरुओ--जिननन्दि, स्वंगुप्त और मित्रतन्दिके 
ताम नही मिलते | शाकटायन व्याकरणमे--“उपसवबंगुप्त व्यासब्यातार 3 
भर्थात्‌ समस्त व्याख्याता स्वंगप्तसे नीचे हैं--उन जैसा कोई दूसरा व्यास्याता 
नही । बहुत सम्भव है कि इन्ही सर्वंगुप्तके चरणोमे बैठकर शिवारय॑ने सूत्र और 
उनका अर्थ अच्छी तरह ग्रहण किया हो भौर तत्पशचात्‌ आराधनाकी रचना की 
हो शश्रा प्रेमोजीने शाकटायनके उक्त उल्लेखके आधारपर शिवाय या शिवकोटि 
को यापनीय सघका आचार्य बताया है। उन्होने अपने कथनको पुष्टिके लिए 
निम्नलिखित प्रमाण उपस्थित्त किये है-- 


१ भगवत्ती आराधनाकी उपलब्ध टीकाओमे सबसे पुरानी टीका अपरा- 
जित सूरिको है और जेसा कि आगे वत्तछाया जायगा वे निरचयसे यापनीय 
सघके है । ऐसो दश्ामे मूलग्रन्थकर्त्ता शिवायंकों भी यापनीय होनेकी अधिक 
सम्भावना है । 

२ यापनीय सघ शवेताम्बरोके समान सूत्रग्रन्थोको मानता है और अपरा- 
जित सूरिको टीकामे सैकडो गाथाएँ ऐसो है जो सृत्रग्नन्थोमे मिलती है। 

३. दश् स्थितकल्पोके नामो वाली गाथा जातकल्पभाष्य और अनेक इवे- 
ताम्वर टीकाओ और नियुंक्तियोमे मिलती है। आचार्य प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेय- 
कमलमातंण्डमे भा इसे इ्वेत्ताम्बर गाथा माना है । 

४ आराघनाकी ५६५-५६६ नम्बरकी गाथाएँ दिगम्बर मुनियोके आचारसे 
मेल नही खाती । उनमे बीमार मुन्तिके लिए चार मुनियोकै द्वारा भोजन-पान 
लानेका निर्देश है। 

५ आराधनाकी ४२८वी गाथा आचाराग और जीतकल्प ग्रन्थोका उल्लेख 
करतो है, जो ब्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध ग्रन्थ है । 

६ शिवायंने अपनेको पाणितलभोजी लिखा हैं। यापतीय सघके साधु 
ध्वेत्ताम्बर साधुओके समान पात्रभोजी नही बल्कि दिगम्बरोंके समान करपात्र- 
भोजी थे ।९ ५ 

इस प्रकार श्री प्रेमी जीने शिवायं या शिवकोटिको यापनीय सघका आचाय॑ 
माना है और इनके गुरुका नाम प्रशस्तिके आधारपर स्वगुप्त सिद्ध किया है। 


१. शाकटायन-व्याकरण--१।३॥१०४ । 
२. जैन साहित्य और इतिहास, प्रथम सस्करण, पृष्ठ २९-३० । 


श्रुत॒धर और सारस्वताचार्य १२५ 


समय-निर्धारण 

भगवत्ती आराधना या मूलाराधनाके कर्त्ता शिवायं कब हुए, यह निरचय- 
पर्वक नही कहा जा सकता है । उन्होने अपने समयका निर्देश कही नही किया 
है । परवर्त्ती आचार्योमें जिनसेनाचाय॑ने ही सर्वप्रथम उनका उल्लेख किया है। 
मा समय नवम शताब्दी होनेसे शिवायंके समयकी सबसे ऊपरी सीमा 

० सन्‌ नवम शताब्दी मानी जा सकती है। श्ाकटायनके निर्देशानुसार सर्व॑- 

गुप्त उनके गुरु हैं। शाकटायनका काल भी शिवायंके समयकी अपनी सीमा 
हो सकता है। अब प्रइन यह है कि शिवार्यको जिनसेन और पाल्यकीतिसे 
कितना पहले माता जाय। ग्रन्थका अन्तरड्भ अध्ययन करनेपर ज्ञात होता है 
कि आराधनाके ४० वे विजह॒ना नामक अधिकारमे आराधक मुनियोके मृतक 
सस्कार वर्णित है, उनसे ग्रन्थकी प्रावीवतापर प्रकाश पडता है। इसके अनुसार 
उस समय मुनिके मृतक शरीरको वनमे किसी अच्छी जगहपर यो ही छोड़ दिया 
जांता था। और उसे पशु-पक्षी समाप्त कर देते थे | 

इस ग्रन्थपर अपराजित सूरि द्वारा विरचित “विजयोदया' नामक सस्कृत 
टीका उपलब्ध है। इस टीकासे भी इस ग्रन्थकी प्राचोनता प्रकट होती है। 
अन्य टीका-टिप्पणोसे यह अवगत होता है कि इस ग्रन्थपर प्राकृत-टीकाएँ भी 
उपलब्ध थो । इन टोकाओका उल्लेख उतरवर्त्ती टीकाका रोने “प्राकृतटीकायाम्‌ 
कहकर किया है। मृलाराधनादपंण-टीकामे अनेक स्थलोपर प्राकृतटीकाका 
निर्देश आया है। यथा--“प्राकृतटोकाया तु अष्टाविज्ञतिमूलगुणा । आचार- 
वत्वादयद्चाष्टी इति षटत्रिशत्‌ ।”८ 

; 4 हर 4५ 

प्राकृततीकाया पुनरिदमुक्त--उत्तरापथे चर्मरगम्लेच्छविषये म्लेच्छा जलौ- 
कामिर्मानुषरुधिर गृहोत्वा भडकेषु स्थापयन्ति । ततस्तेन रुधिरेण कतिपय- 
दिवसोत्पन्नविपन्नकृमिकेणोर्णासृत्र रजयित्वा कबरू वयत्ति। सोथ्य क्मिराग- 
कबल इत्युच्यते । स चातोव रुघधिरवर्णो भवति, तस्य हि वन्हिना दग्धस्यापि स 
कृमिरागो नापगच्छततोति । सोधो शुक्लत्ापादन । जदुरागवच्छसोधी सिन्धुदेश- 
लाक्षारक्तटसरिवस्त्रशुद्धि | अवि अपि' सम्भावने | किहइ कथवचित्त्‌ । आग्रासेन । 
ण॒ इमा सल्लुद्धरणसोधी इय गुरूपचा रपुविकालोचनया रत्नत्रयशुद्धि 

4 ९ 2२ रु 





-(₹“, मूलाराघना, सोलापुर सस्करण, सन्‌ १९३५, गाथा ५२६, पृ० ७४४ । 
६, वही, गाथा ५६७, पृ० ७७८ | 


१२६ * तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्राकृतटीकाया तु कम्ममलविप्पमुक्‍्की कम्ममलेण मेल्लिदो सिद्धि णिव्वाण 
पत्तो त्ति प्राप्त इति | 


इन अवत्तरणोंसे यह स्पष्ट है कि मूलाराघना या भगवत्ती आराधनापर प्राकृत- 
टीका रही है। प्राकृतटोका लिखे जानेका समय विक्रम सवत्‌ ६ ठी शताब्दीसे 
पूर्व है। प्राकृतयन्थोकी प्राकृत भाषामे टीका लिखनेकी परम्परा ५ वी-६ ठी 
शताब्दी तक हो मिलती है। इसके पश्चात्‌ तो सस्कृत भाषामे टीका लिखनेकी 
परम्परा प्रारम्भ हो चुकी थी । अतएव मूलाराधनाका समय विक्रम ६ठी शतीके पूर्व 
होना चाहिए | डॉ० हीरालालजी जेनने लिखा है--“कल्पसूत्रकी स्थवि रावलीमे 
एक शिवभूतति आचार्यका उल्लेख आया है तथा आवश्यकमूलभाष्यमे शिवभूत्तिको 
वीरनिर्वाणसे ६०९ वर्ष पश्चात्‌ वोडिक--दिगम्बर सधका सस्थापक कहा है | 
कुन्दकुन्दाचाय॑ने भावपाहुडमे कहा है कि शिवभूतिने भाव-विशुद्धि द्वारा केवल- 
ज्ञान प्राप्त किया। जिनसेनने अपने हरिवशपुराणमे लोहायके पश्चादवर्ती 
आचार्यो में शिवगुप्त मुनिका उल्लेख किया है। जिन्‍्होने अपने गुणोसे भहँद- 
वलि पदको धारण किया था ग्रन्थ सम्भवत ई० की प्रारम्भिक झता- 
व्दियोका है ।”* 


स्पष्ट हे कि डॉ० हीरालालजी इस ग्रन्थका रचनाकाल ई० सन्‌ द्वित्तीय- 
तृतोय शत्ती मानते हैं । इस ग्रत्यपर अपराजित सूरि द्वारा लिखी गयी टीका 
ध्वी-८वी शताब्दीकी है। अत इससे पूर्व शिवायंका समय सुनिश्चित है| डॉ० 
ज्योतिप्रमाद जैनने शिवायंके समयका विचार करते हुए लिखा है?-- 


शिवाय सम्भवत्त श्वेताम्बर परम्पराके शिवभूति हैं। ये उत्तरापथकोी 
मथुरा नगरीसे सम्बद्ध हें और इन्होने कुछ समय तक पश्चिमी सिन्धमे निवास 
किया था। बहुत सम्भव है कि शिवाय भी कुन्दकुन्दके समान सरस्वती 
आन्दोलनसे सम्बद्ध रहे हो। वस्तुत शिवाय ऐसी जैन मुनियोकी शाखासे 
सम्बन्धित हैं जो उन दिनो न तो दिगम्बर शाखाके ही भन्तगंत थी और न 
इवेताम्वर गाखाके हो | यापनीय सधके ये भाचाय॑ थे । अत्तएवं मथु रा अभिलेखोसे 
प्राप्त सकेतोके आधारपर इनका समय ई० सच्‌ की प्रथम शताब्दी माना जा 
सकता है। 


"६ मूलाराघना, गाथा १९९९, पृ० १७५५। 
२ भारतीय सस्क्ृतिमें जैनधर्मका योगदान, पृ० १०६। 
रे, पगमोढ उधाब 0०९४ ०. पाल ज्राशग्र रण श्ालंला शत, 
ए 30-3, 





श्रुतधर और सारस्वताचार्य १२७ 


भगवत्ती आराधनाके वर्््य-विषयके अध्ययससे स्पष्ट है कि इसके अनेक 
तथ्य ऐसे है, जो ई० पृ० तीसरी-चौथी शताब्दीमे प्रचलित थे। मुनियोकी 
अन्त्येष्टिका चित्रण, सल्लेखनाके समय मुनि परिचर्या, मरणेकि मेद-प्रभेद आर्दि 
विषय पर्याप्त प्राचीन है । भाषा और शैलीके अध्ययनसे भी यह ध्वनित होता 
है कि यह ग्रन्थ ई० की आरम्भिक शताब्दियोमे अवश्य लिखा जा चुका था। 
आराधनापर यह एक ऐसी साग्रोपाग रचना है, जिसकी समता अन्यत्र नही 
मिलती है । 


रचना 


शिवायंकी भगवती आराधना या मूलाराधना नामकी एक ही रचता 
उपलब्ध है। इस ग्रन्थमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्जञान, सम्यकचारित्र और सम्यक्तप 
इन चार आराधनाओका निरूपण किया गया है। इस ग्रन्थमे २१६६ गाथाए' 
और चालोस अधिकार हैं। यह ग्रन्थ इतना लोकप्रिय रहा है, जिससे सात्तवी 
शताब्दीसे ही इसपर टीकाए' और विवृत्तियाँ लिखी जाती रही है। अपराजित्त- 
सूरिकी विजयोदया टीका, आशाधरकी मलाराधनादपंणटीका, प्रभाचच्द्रकी 
आराधनापजिका' और शिवजित अरुणकी भावार्थदीपिका नामक टीकाएं 
उपलब्ध है। इसकी कई गाथाएँ 'आवश्यकनियुंक्ति', 'बृहत्‌कल्पम्राष्य', 'भक्ति- 
पइण्णा', 'सथारण' आदि श्वेतताम्बर ग्रन्थोमे भी पायो जाती है। हम यहाँ 
आदान-प्रदानकी चर्चा न कर इतना ही लिखना पर्याप्त समझते है कि प्राचीन 
गाथाओका स्रोत कोई एक ही भण्डार रहा है, जिस मूलख्रोतसे ग्रत्थका सृजन 
किया गया है, वह स्रोत सम्भवत आचार्यो की श्रुतपरम्परा ही है । 


वस्तुत इस ग्रन्थमे आराध्य, आराधक, आराधना ओर भआरावनाफल 
इनका सम्यक्‌ वर्णन किया गया है। यहाँ रत्तत्रय आराध्य है, निर्मल परिणाम- 
वाले भव्यजीव आराधक है जिन उपायोसे रत्वत्रयकी प्राप्ति होती है, वे 
उपाय आराधना है और इस रत्वत्रयकी आराधना करनेसे अभ्युदय और मोक्ष- 
रूप फलकी प्राप्ति होती है, यह आराधनाफल है। 


इन चार आराध्यादि पदार्थों की आराधना उद्योतन, उद्यवन, निर्वहृण, 
साधन और निस्तरण इन उपायोसे होती है । सम्यक्दशंनादिको अतिचारोसे 
अलिप्त रखना, उनमे दोष उत्पन्न न होने देना उद्योतत है। आत्मामे बार- 
बार सम्यक्दशनादिकी परिणति करते जाना उद्यवन है। परीषहादिक प्राप्त 
होनेपर स्थिर चित्त होकर सम्पक्दर्शनादिसे च्यूत न होता निवंहण है। अन्य 
कार्यो मे चित्त मनेसे यदि सम्पग्दर्शनादि तिरोहित होने लगे, तो पुन उपायोसे 


१२८ . तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


उन्हे पूर्ण करना साधच है । आमरण सम्यक्दशंनादिकको निर्दोष घारंण करना 
निस्तरण है । 

सम्यग्दश्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यकतप इन चारोकी उच्चत्ति 
होनेके लिए पूर्वोक्त पाँचोकी आवश्यकता है । इस प्रकार प्रत्येकमे उद्योतनादिक 
पाँच उपाय मान लेने पर बोस भेद होते हैं। इस भगवती आराघनामे इन 
सभी भेद-प्रभेदोका उल्लेख आया है। 


इस ग्रन्थमे १७ प्रकारके मरण बतलाये गये है | इनमे पडितमरण, पडित- 
पडितमरण और वालपडितमरणको श्रेष्ट कहा है । पडितमरणमे भी भक्त 
प्रतिज्ञामरणको श्रेष्ठ माना गया है। लिगापिकारमे आचेलक्य, छोच, देहसे 
ममत्वत्याग और प्रतिलेखन ये चार निग्न॑न्धलिंगके चिह्न बताये हैं| अनयिता- 
घिका रमे नाना देशोमे विहार करनेके गुणोके साथ अनेक रीति-रिवाज, भाषा 
और शास्त्र आदिकी कुशलता प्राप्त करनेक्ना विधान है | भावनाधिका रमे तपो- 
भावना, श्रुत्भावना, सत्यमावना, एक्त्वभावना और धृतिवरूभावनाका प्ररू- 
पण है। सल्लेंखनाधिकारमे सल्‍लेखनाके साथ बाह्य और अन्तरज्ज तपोका 
वर्णन किया है। आधथिकाओको सघमे किस प्रकार रहना चाहिए, उनके लिए 
कौन-कौन विघेय कर्तव्य हैं तथा कोन-कोनसे कार्य त्याज्य हैँ आदिका प्रति- 
पादन किया है। मार्गगाधिकारमे आचार्यजीत और कल्पका वर्णन है। इस 
अधिका रमे आचेलव्यका भी समर्थन किया है। अत इस ग्रन्थकी मान्यता 
दिगम्बर सम्प्रदायमे रही है। प्रसगवश ध्यान, परिषह, कषाय, छपकश्रेणी 
आदिका भा वर्णन है । 

वामिक विपयके साथ काबव्यात्मकता भी इस ग्रन्थमे विद्यमान है। कई 
ऐसी गाथाए' भो हैं, जिनमे उपमाका प्रयोग बहुत्त सुन्दर रूपमे किया गया है। 
अन्तरज़ शुद्धि पर बल देते हुए वताया है-- 

घोडयलद्टिसमाणस्म तस्स अब्भतरम्मि कुधिदस्स | 
वाहिरकरण कि से काहिदि बगणिहुदकरणस्स ॥"१ 

अर्थात्‌ जेसे घोडेकी लोद बाहरसे चीकनी दिखलाई पडती है, पर भोतरसे 
दुर्गगन्धके कारण महामलिन है, उसी प्रकार जो मुनि वाह्माडम्बर तो घारण 
करता है, पर अन्तरग शुद्ध नही रखता, उसका आचरण बगुलेके समान 


होता है। 


१ भगवती आराधना, गाथा १३४७ । 





श्रुतवर और सारस्वताचार्य १२९ 
९ > 


शरीर, आहार और रसछोल॒पताका वर्णन भी उपमाओं द्वारा किया गया 
है। सूक्तिकी दृष्टिसे इस ग्रन्थकी अनेक गाथाएँ रसमय, एव बोघोत्पादक हैं। 
यहाँ दो-एक गाथा उदाहरणार्थ प्रस्तुत करते हैं-- 

जिब्मामूल बोलेइ वेगऊ वर-हओ व्व आहारो | 
तत्थे व रस जाणइ ण य परदो ण वि य से परदो ॥* 

जिस प्रकार उत्तम जातिका अइब वेगपूर्वक दौड़ता है, उसी प्रकार जिह्ठा 
भी आहारका रसास्वादन करनेके लिए वेगसे दोडतो है | यद्यपि जिद्ठाका भग्र 
भाग ही रसास्वाद लेता है, तो भी उदरस्थ आहारका अत्यल्प अंश सुखानु- 
भूत्तिका कारण होता है। आहारका अधिक भाग तो उदरमे समाविष्ट हो जाता 
है, और उसके उदरस्थ होनेपर रसास्वाद नहीं भात्ता। अतएव रसास्वादजन्य 
सुखानुभूति अत्यल्प है। 

आहा"के प्रति गुद्धताका त्याग करानेके लिए आचारय॑ दरिद्री पुरुषको 
उपमाका प्रयोग करते हैं। उनका कथन है कि आहारलम्पटता अत्यधिक 
दुख का कारण है। जिसप्रकार धनादि पदार्थोकी चिरकालसे अभिलाषा करने- 
वाला दारद्री पुरुष दुख प्राप्त करता है, उसी प्रकार आहारलम्पटो भी | 
आहारके प्रति साधकको विच,र-जन्य वितृष्णाका होना प्रमावश्यक है-- 

दुक्ख गिद्धीधत्थस्साहट्टतस्स होइ बहुग च ॥ 
चिरमाहूट्टियदुगयचडस्स व अण्णगिद्धोए१ ॥ 

इस गाथामे प्रयुक्त उपमान-उपम्ेयभाव विषयके स्पष्टीकरणमे सशक्त है । 

जो क्षपक मृत्युके समय अनुचित आहारकी अभिलाषा करता है, वह मधु- 
लिप्त तलवारको घारको चाटनेके समान कष्ट प्राप्त करता है। 


महुलित्त असिधार लेहइ भु जइ य सो सविसमण्ण ॥ 
जो मरणदेसयाले पत्यिज्ज अकप्पियाहारं३ ॥ 


अर्थात्‌ मृत्युके समय आहारकी अभिलाषासे सक्लेश परिणाम होते है, जो 
दु्गंतिका कारण है क्षपक मृत्युके समय यदि आहारको अभिलाषा करता है, 
तो उसकी यह अभिलाषा विषमिश्चित अन्न अथवा मघुलिप्त तलवारकी घारके 
समान्त कष्टदायक है । 


१ भगवती आराधना, गाथा १६६१ | 
२ भगवती आराधना, गाथा १६६३ । 
३ वही १६६५॥ 


१३० तौथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सुमासित या सूक्तिके रूपमे अनेक गाधाएं अकित की गयी हैं। यहाँ केवल 

दो गायाएं उद्ध[त को जाती है-- 
असिधार व विस वा दोस पुरिसस्स कुणद एयभवे ॥ 
कुणद हु मुणिणो दोस अकप्पसेवा भवसएसु"॥ 

तलवार या विष एक हो भवमे मनुष्यको हानि पहुँचाते हैं, पर मुनियोके 

लिए अयोग्य आहारका सेवन सेकड़ो भवोमे हानिकर होत्ता है | 
छडिय रयणाणि जहा रयणदहीवे हरिज्ज कट्ठाणि ॥ 
माणुसभवे वि छडिय घम्म भोगेषमिलसदि तहा'॥ 

जैसे कोई मनुष्य रत्नद्वीपमे जाकर रत्नोका त्यागकर काष्ठ खरीद लेता 
है, उसी प्रकार मनुष्य भवमे मा कोई धर्म छोडकर विषय-भोगोकी अभिलापा 
करता है। अभिप्राय यह है कि बड़ो कठिनाईसे रत्नद्वीपमे पहुंचनेपर कोई 
रत्त न खरीदकर उघन खरोदे, तो वह व्यक्ति मूर्ख ही समझा जायगा । इसी 
प्रकार इस अलूम्य मनुष्यजन्मकों प्राप्त कर रत्ननयकी साधना न करे और 
विषयसुखोमे इस मनुष्यमवकों व्यत्तोत कर दे, त्तो वह व्यवित भी उपयुंक्त 
व्यक्तिके समान हो मूख्ख माना जायगा । 

कोई व्यवित ननन्‍्दनवनमे पहुनचऋर अमृतका त्यागकर विषवान करे, तो 
उसे महामर्खे हो कहा जायगा । उगो प्रकार जो व्यक्ति घ्मकों छोड विपय- 
भोगोंकी अभिलाया करता है वह भो विवेकहोन है और नन्‍्दनवनमे पहुँचे हुए 
व्यक्तिके समान ही म्ख है। 

इसप्रकार भगवतों आराघनामे मनुष्यभवकों सार्थक करनेके लिए सलल्‍्ले- 
खना या समाधिमरणकी सिद्धिकी आवश्यकत्ता पर विज्येप बल दिया गया है । 
जिवार्यने इस ग्रन्यमे प्राचोन समयकी अनेक परम्प्याओको निबद्धकर साधक 
जोवनको सफठतापर प्रक्राथ उाला है । 


पाण्डित्य और प्रतिभा 


शिवाय आराघनाके अतिरिक्‍त तत्कालीन स्वसमय और परसमयके भो 
ज्ञाता थे | उन्होने अपने विषयका उपस्थित्तिकरण काव्यशेलीमे किया है। वे 
आगम-सिद्धान्तके साथ नोति, सदाचार एवं प्रचलित परम्परामोंसे सुपरिचित 
थये। आचार्यने जीवनके अनेक चितोते रग, नाना अनुमूत्तियोके माध्यमसे प्रस्तुत 











£ भगवती आराबना, गाथा १६६६ । 
२ यही, गाया १८२ | 


श्रतघर और सारस्वताचार्य १३१ 


किये हैं । विविध दगाओमें आयी हुई ये अनुभूतियाँ मनोविज्ञानके एक प्रदर्शनी 
कक्षमें सुसज्जित की जा सकती हैं। आचार्यकी अभिव्यञ्जना-प्रतिभा न तो 
कथाकारके समान कल्पनात्मक ही है और न कविकी प्रतिमाके समान चमत्का- 
रात्मक ही । तथ्यर्ननरूपणको यथार्थ भूमिपर स्थित हो आचारय॑ने ससार, शरीर 
और भोगोंकी निस्सारताको निदर्शना, दुष्ान्त, उदाहरण, उपमा, उत्त्रेक्षा, 
रूपक आदि अलड्भारो द्वारा अभिव्यकतकर ग्राह्मता प्रदान की है। साहित्य- 
निर्माताके लिए मानव-प्रवृत्तियोंके विश्लेषण और प्रस्तुतीकरणमे जिस रागा- 
त्मकत्ताकी आवश्यकता होती है वह रामात्मकता भी आचार्य॑मे विद्यमान है। 
शब्द और अर्थंका ऐसा रुचिर योग कम ही स्थानो पर पाया जाता है। कतिपय 
गाधाओमें तो भावोका इतना सघन सन्निवेश विद्यमान है, जिससे अभिव्यजता- 
कौशलद्वारा भाव-स्फोटनकी क्रिया उपस्थित रहती है । 


आचायेने निदानका वर्णन करते हुए अपनी अभिव्यञ्जना-कलाका सुन्दर 
प्रस्तुतीकरण किया है। जिसके मनमें भोगका निदान है वह मुनि नटके 
समान अपने शील-ब्रतका प्रदर्शन करता है | निदान करनेसे भोग-लालसा तृप् 
नही हो सकती है । निदान बाँघनेवाला व्यक्ति अहनिश भोग-चृत्तिको वृद्धियत 
करता रहता है। यथा-- 
सपरिग्गहस्स अब्बमचारिणो अविरदस्स से मणसा | 
काएण सील-वहर्ण होदि हु णडसमणहूवं व" ॥ 
रोगं कखेज्ज जहा पडियारसुहस्स कारणा कोई । 
तह॒अण्णेसदि दुक्खं सणिदाणों भोगत्तण्हाए* ॥ 
जह कोढिल्लो अग्गि त्तप्पतो णेव उवसम॑ लमदि। 
तह भोगे भुजतों खण पि णो उबसम॑ रूमदि३ ॥ 
कच्छूं कंडुयमाणो सुहाभिमाणं करेदि जह दुक्खे। 
दुबखे सुहाभिमाण्ं मेहुण-आदीहि कुणदि तहा ॥ 
भोग निदान करनेवाले मुनिके मनमे विषयाभिलाषा है। अत वह परि- 


ग्रही है। उसका मन मैथुनकर्ममें प्रवृत्त होनेकी अभिलाषासे पराझमुख नहो 
है। अतः वह शरीरसे शील-ब्रत घारण करनेवाले नटके समान अन्तरजुमई 





१. मूलाराघना, शोलापुर संस्करण, गाथा न०-१२४५ । 
२. वही, गाथा न०--१२४६ । 
३. वही, ग्राथा च०-१२५१ । 
४. वही गाया न०-१२५२ । 


१३२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मुनि-भावसे च्युत है। यहाँ निदर्शना द्वारा आचायंसे निदानकी निस्सारता 
व्यवत्त को है। प्रस्तुत सन्दर्ममे दो वाक्यखण्ड हुँ--पहला वाक्य निदान बाँधने- 
वाला शीलघारी मुनि ओर दूसरा वाक्य शोलका अभिनय प्रदर्शित करनेवाला 
तट है | ये दोनो वावयसण्ड परस्परमे सापेक्ष हैं। अर्थके लिए दोनो एक दूसरे- 
पर निर्मर हैं। साधारणत्तः दोनो वाक्यखण्ड असम्बद्ध दिखलाई पढ़ते हैं, पर 
है दोनोमे अर्थशगत्ति और इस अर्थसंगतिका आधार है सादुश्ययोजना | इस 
प्रकार निदर्शनाद्वारा आचायंने भावाभिव्यक्ति की है। 

ओपषधि द्वारा जेसे कोई व्यक्ति नीरोग देखा जाता है, अत. इस सुच्वामि- 
लापासे कि औषधिका सेवन कर रोग-मुक्त हो जाऊँगा, अत" रोगोत्पत्तिकी इच्छा 
करे, उसी प्रकार मोगकी लालसासे निदान करनेवाला मुनि भो दु खप्राप्तिकी 
इच्छा करता है | यहांपर भी आचार्यने दो वाक्योकी योजना की है। प्रथम 
वाक्यमे सादृश्यमूलक उदाहरण है, जिसके द्वारा द्वितीय वाक्यकी पुष्टि हो रही 
है। इस गायामे लक्षणा और व्यञ्जना शक्तियाँ भी समाविष्ट हैं। ओोपघिलाभ- 
की आकाक्षासे कोई रोगोत्पत्ति नही करता । यदि वह रोगोत्पत्ति करता है 
तो उससे बढकर अन्य कोई बुद्धहीन नहीं। इसी प्रकार भोगोपभोगोकी 
लालसासे प्रेरित होकर जो निदान करता है वह मुनि भी निवुद्धि ही है। 

इस गायामे दुष्टान्तालद्भारकी योजना है। कुष्ठी मनुष्यके अग्नि-तापका 
उदाहरण देकर निदानकी असारता चित्रित की गयी है। जिस प्रकार कुष्ठो 
मनुष्य अग्निसे शरीर त्पनेपर भी उपशमको प्राप्त नही होता, प्रत्युत वृद्धिगत 
होता है, उत्ती प्रकार विषयमोगोकी ममिलाथा मोग-शक्तिक्री उपशामक नही, 
अपितु वर्घंक हैं । 

खुजलीरोगको नखोसे खुजलानेवाला मनुष्य अपनेको सुश्वी समझता है, 
उसी प्रकार स्पर्शन, आलिज्भन मादि दु खोसे भी अपनेको सुख्री मानता है। 

उक्त दोनों गायामोम आचाय॑ने उदाहरणालड्ूभूारकी योजना को है| यहां 
यथा ओर त्तथा शब्द प्रयुक्त होकर भाव-साम्य उपस्थित करते हैं। उपमेय 
ओर उपमान इन दोनोमे विम्ब-प्रतिविम्बभाव है । निदानजन्य भोगामिलापा- 
को व्ययं सिद्ध करनेके लिए आचार्यने कुष्ठोका अग्नि-ताप एवं कण्ड्यूमानताकी 
तुष्टि आदिके उदाहरण प्रयुवत्त किये हैं । इस प्रकार धामिक विषयोको सरस 
और चमत्कृत बनानेके लिए अछद्धू त शेलीका व्यवहार किया है। 


कुमार या स्वामो कुमार अथवा कात्तिकेव और उनकी रचनाएँ 
कुमार या कातिकेयके सम्बन्धमे अभी तक निविवाद सामग्री उपलब्ध 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य १३३ 


नही हुई है । हरिषेण, श्रीचन्द्र और ब्रह्मननेमिदत्तके कथाकोषोमे बताया गया 
है कि कातिकेयने कुमारावस्थामे ही मुनि-दीक्षा घारण की थी । इनकी बहनका 
विवाह रोहेड नगरके राजा क्रोौज्चके साथ हुआ था और उन्होंने दारुण उप- 
सर्ग सहन कर स्वर्गलोकको प्राप्त किया | ये अग्निनामक राजाके पुत्र थे | 
'तत्त्वाथंवात्तिकमें* अनुत्तरोपपाददशांगके वर्णन-प्रसगमे दारुण उपसर्ग 
सहन करनेवालोमें कात्तिकेवका भी नाम आया है। इससे इतना नो स्पष्ट है 
कि कात्तिकेंय नामके कोई उग्र तपस्वी हुए हैं। ग्रन्थके अन्तमे जो प्रशस्ति- 
गाथाएँ दी गयी हैं वे निम्न प्रकार हैँ-- 
जिणवयणमावणठु, सामिकुमारेण परमसद्धाए । 
रइया अणुवेहाओं,. चंचलमणरुंगणट्रु च॥ 
वारसभणुवेकक्‍्खाओ, भणिया हु जिणागमाणुसारेण | 
जो पढ॒इ सुणइ भावइ, सो पावइ सासय सोक्खं ॥ 
तिहुयणपहाणसामि, कुमारकालेण तवियतवयरण । 
वसुपुज्जसुय. मल्लि, चरमतियं सथुवे णिच्च* ॥ 
यह अनुप्रेक्षानामक ग्रन्थ स्वामी क॒मारने श्रद्धापुवंक जिनवचनको प्रभावना 
तथा चचल मनका रोकनेके लिए बनाया | 
ये बारह अनुप्रेक्षाएं जिनागमके अनुसार कहा है, जो भव्य जीव इनको 
पढ़ता, सुनता और भावना करता है, वह शाश्वत सुख प्राप्त करता है। 
यह भावनारूप कत्तंव्य अर्थका उपदेशक है । अत भव्य जीवोको इन्हे पढना, 
सुनना और इनका चितन करना चाहिए | 
कुमार-कालमे दीक्षा ग्रहण करनेवाले वासुपूज्यजिन, मल्लिजिन, नेमिनाथ- 
जिन, पाइ्वंनाथजिन एवं वर्धमान इन पाँचो वाल-यातियोंका में सदेव स्तवन 
करता हूँ । 
इन प्रशस्ति-गाथाओंसे निम्नलिखित निष्क्रषं निकलते हैं-- 
१ वारस अनुप्रेक्षाके रचयिता स्वामी कुमार हैं। 
२. ये स्वामी कुमार बालब्रह्मचारी थे | इसो कारण इन्होने अन्त्य मगलके 
रूपमे पाँच बाल-यतियोकों नमस्कार किया है। 
३. चडःचल मन एव विषय-वासनाओंके विरोधकेलिए ये अनुप्रेक्षाएँ लिखी 
गई हैं । 
१. तच्चार्थवारतिक । 
२ वारस अगुवेक्खा, गाथा न० ४८७, ४८ट, ४८९ । 


१३४ तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मथुराके एक अभिलेखमे उच्चनागरके कुमा रनन्दिका उल्लेख आया है-- 
क्षुणे उच्चेर्नागरस्याय्यंकमा र॒नन्दिशिष्यस्य मित्रस्य" | 


एक अन्य अभिलेखमे भी कुमारनन्दिका नाम प्राप्त होता है? । 


इन अभिलेखोमे कुमारनन्दिका नाम भाया है भोर उन्हे नागर शाखाका 
आचाय॑ कहा है। इस शाखाका अस्तित्व ई० सन्‌ को आरम्भिक शताब्दियोमे 
था और इस शाखाके आचायने सरस्वतो-आन्दोलनमे प्रन्थ-निर्माणका का्ये 
किया । अत्त कुमारनन्दि और स्वामी कुमार यदि एक व्यक्ति हो, तो उनका 
समय ई० सत््‌ को आरम्मिक शताब्दो माना जा सकता है; पर अभी तक हप- 
लब्घ प्रमाणोंके आधारपर इन दोनाका अभिन्नत्व सिद्ध नही है | 


सक्षेपमं यही कहा जा सकता है कि स्वामी कातिकेय प्रतिभाशाली, भागम- 
पारगामी और अपने समयके प्रसिद्ध आचायें हैं। यो परम्परासे कारतिकेयकी 
द्वादश अनुप्रेक्षाएँ मानी जात्तो हैं । इस ग्रन्थमे कही पर भी कारतिकेयका नाम 
नही आया है और न ग्रन्थकों ही कातिकेयानुप्रेक्षा कहा गया है। ग्रन्थके 
प्रतिज्ञा ओर समाप्ति वाक्‍्योमे ग्रस्थका नाम सामान्यत' 'अणुपेह्ा' या 'अणु- 
पेक्खा' ओर विशेषतः 'बारस अणुवेबखा' वाम आया है। भट्टारक शुभचन्द्रने 
इस ग्रन्थपर विक्रम सवत्‌ १६१३ (ई० सन्‌ १५५६) में सस्क्ृत टोका लिखी है | 
इस टीकामे अनेक स्थानोपर ग्रन्थका नाम कात्तिकेयानुप्रेक्षा दिया है और ग्रन्थ- 
कारका नाम कार्तिकेय मुनि प्रकट किया है। 


बहुत सम्भव है कि कार्तिकेयशब्द कुमार या स्वामी कुमारका पर्यायवाची 
यहाँ व्यवहृत किया गया हो। यह सत्य है कि शुभचन्द्र भट्टारकके पूर्व अन्य 
किसी भी ग्रन्थमे वारस-अणुवेक्खाके रचयिताका नाम कार्तिकेय नही आया है। 
शुभचन्द्रने ३९४ सख्यक गाथाकी टीकामे कात्तिकेय मुनिका उदाहरण प्रस्तुत 
किया है। लिखा है--“स्वामीकार्तिकेयमुनि क्रोझचराजकतोंपसर्ग सोढ़वा साम्य- 
परिणामेन समाधिमरणेन देवलोक प्राप्त ।” स्पष्ट है कि स्वामी कातिकेय मुनि 
क्रोज्च राजकृत उपसर्गको समभावस सहकर समाधिपुृवंक मरणके द्वारा देव- 
लोकको प्राप्त हुए । 

भगवत्तों आराबनाकी गाथा-सख्या १५४९ में क्रोअच द्वारा उपसगंको प्राप्त 
हुए एक व्यक्तिका निर्देश आया है। साथम उपसर्गस्थान रोहेडक और श्ञक्ति 


१ जेन शिलालेख सग्रह, द्वितोयभाग, मथुरा अभिलेख सख्या-६४, पृ०-४५ । 
रे वही, अभिलेख-१२१, पृ० ११५१-१२। 


३ स्वामिकातिकेयो मुनीन्द्रों अनुप्रेक्षाव्यास्यातुकाम- । गाथा न०-१ । 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य . १३५ 


हथियारका भी उल्लेख है। पर कातिकेय नामका स्पष्ट निर्देश नहीं है। उस 
व्यक्तिको 'अग्निदयित ' लिखा है, जिसका अर्थ अग्निश्रिय है। मूलाराबना- 
दपंगणमे लिखा है--“रोहेडयम्मि रोहेटकनाम्नि नगरे। सत्तोए शक्त्या शस्त्र- 
विशेषेण क्रोचनाम्ना राज्ञा | अग्गिदइदो अग्निराजनाम्नो राज्ञ पुत्र कातिकेय- 
सज्ञ ।”* अर्थात्‌ रोहेडनगरमे क्रौंच राजाने अग्निराजाके पुत्र कात्तिकेय मुनिको 
शक्तिनामक शस्त्रसे मारा था और मुनिराजने उस दुखको समतापृवंक 
सहनकर रत्नत्रयकी प्राप्ति की थी । इस टीकासे प्रकट होता है कि कात्तिकेयने 
कुमारावस्थामे मुनिदीक्षा ली थी | बताया गया है कि कारतिकेवकी बहन रोहेड 
नगरके क्रोंच राजाके साथ विवाहित्त थी । राजा किसी कारणवश कार्तिकेयसे 
असस्तुष्ट हो गया और उसने कारतिकेयकों दारुण उपसर्ग दिये । इन उपसर्गोको 
समतासे सहनकर कात्तिकेयने देवलोक प्राप्त किया । इस कथाके आधघारपर 
इतना तो स्पष्ट है कि इस ग्रन्थके रचयिता कार्त्तिकिय सम्मव हैं और ग्रन्थका 
नाम भी कातिकेयानुप्रेक्षा कल्पित नहीं है । 


समय-निर्धारण 


मूलाचा र, भगवरत्ता-आराधना और कुन्दकुन्दकृत 'बारह अणुवेक्खा'मे 
बारह भावनाओका क्रम और उनको प्रतिपादक गाथाएँ एक हो हैं। यहाँतक 
कि उनके नाम भी एक हो है । किन्तु कारतिकेयकी 'वारहअणुवेकखा'मे न वह 
क्रम है और न वे नाम है। इसमें क्रम और नाम त्तत्त्वाथंसूत्रकी तरह हैं। 
तत्त्वाथंसृत्रमे अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आख्रव, 
सवर, निज्ञ रा, लोक, वोधिदुलंभ और धमं इस क्रम तथा नामोंसे १२ भावनाएँ 
आयी हूँ। ठीक यही क्रम और नाम कात्तिकेयकी 'अणुवेक्खामे हैं। अतएवं इस 
भिन्नतासे कारतिकेय न केवल वहुकेर, शिवार्य ओर कुन्दकुन्दके उत्तरवर्ती प्रतीत 
हांते है, अपितु तत्त्वार्थंसूत्रकारके भी उत्तरवर्ती जान पडते हैं । 
परन्तु यहाँ कहा जा सकता है कि तत्त्वाथंसत्रकारके समक्ष भो कोई क्रम 
रहा है, तभी उन्होने अपने ग्रन्थमे उस क्रमको निबद्ध किया है। साथ ही यह 
भी सम्भावना है कि भावनाओंके दोनो ही क्रम प्रचलित रहे हो, एक क्रमका 
कुन्दकुन्द, शिवाय, वट्धकेर आदिने अपनाया और दूसरे क्रमको स्वामी का्तिकेय, 
गृद्धपिच्छ आदिने | अत भावनाक्रमके अपनानेके आघारपर कात्तिकेयके समयका 


? भगवती आराधनाकी मूलाराधना-दपंणटीका, सोलापुर संस्करण, गाया--(१५४९। 
पृ० १४४३ । 
२ त० सू० ९-७ ॥। 


१३६ तोर्थकर महायीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


निर्धारण नही किया जा सकता और न उनके 'बारह अगुवेक्खा' ग्रन्थकी अर्वा- 
चीनता हो सिद्ध की जा सकतो हे । 
स्वामि कातिकेयके समयका विचार करते हुए डॉ० ए० एन० उपाध्येने 

'वारस-अणुवेक्खा'का अन्त परीक्षणकर बतलाया है कि इस ग्रन्थकी २७९ वी 
गाधामे 'णिसुणहि' और “भावहि' ये दो पद अपश्रशके आ घुसे हैं, जो वत्तंमान- 
काल तृतीय पुरुषके बहुवचनके रूप हैं। यह गाथा 'जोइन्दु'के योगसारके ६५ 
वें दोहेके साथ मिलती-जुलती है और दोहा त्तथा गाथा दोनोका भाव भी एक 
है। अतएंव इस गाथाको “जोइन्दु' के दोहेंका परिवर्तित रूप माना जा सकत्ता 
है। यथा-- 

विरला जार्णाह तत्तु बहु विरला णिसुर्णाह तत्तु । 

विरला झायहि त्तत्तु जिय विरला घार्रहिं तत्तु"॥ 

२९ हर मर गिर 


विरला णिसुणहि त्तन्‍्च विरला जाणति तच्चदो तच्च | 
विरला भावहि त्तन्च विरलाण घारणा होदि*॥ 

अत इन दोनो सन्दर्भोक् तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर कातिकेयका 
समय जोइन्दुके पश्चात्‌ होना चाहिए | 

श्री जुगलकिशोर मुख्तारने डॉ० उपाध्येके इस अभिमत्तका परीक्षण करते 
हुए लिखा है कि “यह गाथा कारतिकेय द्वारा लिखित नही है। जिस लोक- 
भावनाके प्रकरणमे यह आयी है, वहाँ इसकी सगति नही बेठती ।” आचार्य 
मुख्तारने अपने कथनको पुष्टिके लिए गाथाओका क्रम भी उपस्थित्त किया है । 
उन्होने लिखा है--“स्वामीकुमा रने ही योगसारके दोहेको परिवर्तित करके 
वनाया है, समुचित प्रतीत्त नही होता--खासकर उस हालत्तमे जबकि ग्रन्थ- 
भरमे अपभ्रंष भ षाका और कोई प्रयोग भो न पाया जाता हो । बहुत सम्भव 
है कि किसी दूसरे विद्वानने दोहेको गाथाका रूप देकर उसे अपनी ग्रन्थ-प्रतिमे 
नोट किया हो, भौर यह भो सन्‍्मव है कि यह गाथा साधारणसे पाठमेदके 
साथ अधिक प्राचीन हो, और योगेन्दुने ही इसपरसे थोड़ेसे परिवरतंनके साथ 
अपना उक्त दोहा बनाया हो, क्योकि योगेन्दुके परमार्थप्रकाश आदि ग्रन्धोमे 
और भी कितने ही दाहे ऐसे पाये जाते हैं, जो भावपाहुड तथा समाधितत्रादिके 
पद्योपरसे परिवर्तन करके बनाये गये है और जिसे डॉ० साहबने स्वय स्वीकार 
फ्- अ््-_-__्_तत.... 
१ योगसार, पद्य संख्या ६५। 
२. कातिकेय, वारसणुअवेब्खा, गाया न० २७९। 


श्रुतघर ओर सारस्वताचार्य १३७ 


किया है, जब कि स्वामीकुमारके इस ग्रन्थकी ऐसो कोई बात अभी तक सामने 
नही आयी |" 


आचार्य मुख्तार साहवका यह निष्कर्पं उचित मालूम होता है, वयोकि 
योगसारका विषय क्रमबद्ध रूपसे नही है । इसमे कुन्दकुन्दकी अनेक गाथाओका 
रूपान्तरण मिलत्ता है| कुन्दकुन्दने कमंविमुकत आत्माको परमात्मा बतलाते 
हुए; उसे ज्ञानी, परमेष्ठी, सर्वेज्न, विष्णु, चतुमुंख और बुद्ध कहा है। योगसारमे 
भी उसके जिन, बुद्ध, विष्णु, शिव आदि नाम वतलाये' हैं। इसके अतिरिक्त 
जो इन्दुने कुन्दकुन्दके समान हो निश्चय और व्यवहार नयो द्वारा आष्माका 
कथन किया है। योगसार और परमार्थप्रकाश इन दोनोका विषय समान होने 
पर भी योगसार सग्रहग्रन्थ जैसा प्रतोत्त होता है। इसमे कई त्तथ्य छूट भी 
गये हैं । दोहा ९९-१०३ द्वारा सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविश्वुद्धि ओर 
सूक्ष्मसाम्पराय सयमका स्वरूप वतलाया है । यहाँ यथाख्यात्त चारित्रका स्वरूप 
छूट गया है। अतएवं योगसारके दोहेका परिवतित रूप काततिकेयानुप्र क्षामे 
होनेके आधारपर कात्तिकेयको अभर्वांचोन बताना युक्त नही है। 


आचायें जुगलकिशोर मुख्तारने समथ-निर्णय करते हुये लिखा है--“मेरी 
समझमे यह ग्रन्थ उमास्वातिके तत्त्वार्थत्रसे अधिक बादका नही, उसके 
निकटवर्ती किसो समयका होना चाहिये, और उसके कर्त्ता वे अग्निपुत्र कात्ति- 
केय मुनि नही हैं, जो साधारणत इसके कर्त्ता समझे जाते हैं, और क्रौंच राजाके 
द्वारा उपसर्गको प्राप्त हुए थे, बल्कि स्वामीकुमार नामके आचायं ही हैं, जिस 
नामका उल्लेख उन्होने स्वय “अन्त्यमगल'की गाथामे इलेष रूपसे किया? है 


आचाय॑ जुगछकिशोर मुख्तारके उक्त मतसे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
कात्तिकेय गृद्धपिच्छके समकालोन अथवा कुछ उत्तरकालोन हैं । अर्थात्‌ वि० 
सं० को दूसरी-तोसरी शती उनका समय होना चाहिए | 


रचना 


द्वादशानुप्र क्षामे कुछ ४८९ गाथाएं हैं। इनमें अध्न व, अश रण, ससार, 
एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आख्रव, संवर, निर्जेंरा, लोक, बोधदुर्लम और घर्म 
इन बारह अनुप्रे क्षामोका विस्तारपूर्वेक वर्णन किया है। प्रसंगवश जीव, 


१ जैन साहित्य और इतिहासपर विद्द प्रकाश, पृ० ४९९। 
२ भावपाहुड, गाथा १४९ तथा योगसार पद्य ९ 
३. जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश, पृ० ५०० । 


१३८ : तोर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्पा 


अजीव, आख्रव, बन्ध, सवर, निजंरा और मोक्ष इन सात त्तत्त्वोका स्वरूप भी 
वर्णित हैं। जीवसमास तथा मागंणाके निरूपणके साथ, द्वादगक्नत, पात्रोके भेद, 
दाताके सात गुण, दानवी श्रष्ठत्ता, माहात्म्य, सललेखना, दण धम, सम्यक्त्वके 
आठ अग, बारह प्रकारके तप एव ध्यानके भेद-प्रभेदोका निरूपण किया गया 
है | आचायेका स्वरूप एवं आत्मशुद्धिकी प्रक्रिया इस ग्रन्थमे विस्तास्पुर्वेक 
वर्णित है । 
अध्न वानुप्र क्षामे ४-२२ गाथाए' है। अशरणानुप्र क्षामे २३-३१, ससारातु- 
प्रक्षामे २२-७३, एकत्वानुप्र क्षामे ७४-७९, अन्यत्वानुप्र क्षामे ८०-८२, अशु- 
चित्वानुप्र क्षामे ८१-८७, आखवानुप्र क्षामे ८८-९४, सवरण्नुप्र क्षामे ९५-१०१, 
निजंरानुप्र क्षाम १०२-११४, लोकानुप्र क्षाम ११५-२८३, बोधिदुल भानुपर क्षामे 
२८४-३०१ एवं धर्मानुप्र क्षामे ३२०२-८३५ गाथाए है। ४३६ गाथासे अन्तंतक 
द्वादश त्तपोका वर्णन आया है । अध्न वानुप्र क्षाम समस्त वस्तुओकी अनित्यता 
बतलाते हुए वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक कहा है । सामान्य द्रव्यरूप 
है, और विशेष गुण-पर्यायरूप । द्रव्यरूपसे वस्तु नित्य है किन्तु पर्यायकी अपेक्षासे 
वस्तु अनित्य है । यह ससारका प्राणी पर्यायबुद्धि है, जिससे पर्यायोको उत्पन्न 
और नष्ट होते देखकर हर्ष-विषाद करता है, और उसको नित्य रखना चाहता 
है। यह शरीर जीव-पुद्गलको सयोग जनित्त पर्याय है धन-धान्यादिक पुद्गल 
प्रणुओकोी स्कन्ध पर्याय है । इनके सयोग और वियोग नियमसे अवश्य हैं, जो 
स्थिरताकी वृद्धि करता है, वह मोहजनित भावके कारण सकलेश प्राप्त करता ह। 
ससारकी समस्त अवस्थाए' विरोधी भावोसे युक्त है । जब जन्म होता है, 
तब उसे स्थिर समझकर ह॒ष॑ उत्पन्न होता है, मरण हानेपर नाश मानकर 
शोक करता है । इस प्रकार इष्टकी प्राप्तिमे हषं, अप्राप्तिमि विषाद तथा अनिष्ट 
प्राप्तिमे विषाद, अप्राप्तिमे ह५॑ं करता है, यह भी सब मोहका माहात्म्य है। 
आचाय॑ सादृश्यमूलक उपमा प्रस्तुतकर परिवार, वन्धुवर्ग, स्त्रो, पुत्र, मित्र, 
घनघान्यादिको अनित्यताका चित्रण करते हुए कहते है-- 
अथिरं परियण-सयण, पुत्त-कछत्त सुमित्त-लावण्ण 
मिह-गोहणाइ सब्ब, णव-घण-विंदेण सारित्य"॥ 
परिवार, बन्धुवर्ग, पुत्र, स्त्री, मित्र, सौन्दर्य, गृह, धन, पशु सम्पत्ति इत्यादि 
सभो वस्तुएं नवीन मेध-समूहके ममान अस्थिर है । इन्द्रियोके विषय, भृत्य, अइव, 
गज, रथ आदि सभी पदार्थ इन्द्रधनुषके समान अस्थिर हैं । 
पृण्यके उदयसे प्राप्त होने वाली चक्रवर्तीकी लक्ष्मी भी नित्य नही हैं, तब 


१ स्वामिकुमार, द्वादशानुप्रेक्षा, गाथा ६ । 





श्रुतघर ओर सारस्वताचार्य १३९ 


वह पुण्यहीव अथवा अल्पपुण्यवाले व्यक्तियोसे केसे प्र म करेगी ? कविने इसी 
को समझाते हुए लिखा है-- 
कत्थ वि ण रमइ रूच्छी, कुलीण-घीरे वि पडिए सूरे | 
पुज्जे धम्मिद्र वि य, सरूत्र-सुयणे महासत्ते"॥ 

अर्थात्‌ यह लक्ष्मी कुलवान, घैयंवान, पडित, सुघट, पूज्य, घर्मात्मा, रूप- 
वान, सुजन, महापराक्रमी इत्यादि किसी भी पुरुषसे प्र म नही करती, यह जल- 
की त्तरगोके 'समान चचल है । इसका निवास एक स्थानपर अधिक समय तक 
नही रहता । इस प्रकार आचाय॑ स्वामिकुमारने संसार, शरीर, भोग और 
लक्ष्मीकी अस्थिरताके चिन्तनको अध्र वानुप्र क्षा कहा है | 

अद्वरण भावनामे बताया है कि मरण करते समय कोई भी प्राणीकी शरण 
नही । जिसप्रकार वनमे सिंह मृगके बच्चेको जब पेरके नीचे दबा लेता है, तब 
कोई भो उसकी रक्षा नही कर सकता । देव, मन्त्र, तन्त्र, क्षेत्रपाल आदि सभी 
मृत्युसे रक्षा करनेमे असमर्थ हैं। रक्षा करनेके लिए जितने उपाय किये जाते 
है, वे सब व्यर्थ सिद्ध होते हैं । आयुके क्षय होनेपर कोई एक क्षणके लिए भी 
आयुदान नही सकता-- 

आउक्खयेण मरण आउ दाउ ण सक्‍कदे को वि। 
त्तम्हा देविदों वि य, मरणाउ ण रक्खदे को" वि ॥ 

आयुकरमंके क्षयसे मरण होता है और आयुकरममंको कोई देनेमे समर्थ नही, 
अतएव देवेन्द्र भी मृत्युसे किसोकी रक्षा नही कर सकता है। इस प्रकार अशरण- 
रूप चिन्तनका समावेश अशरण-भावनामे होता है। 


ससार-अनुप्र क्षामे बताया है कि ससार-परिश्रमणका कारण मिथ्यात्त 
ओर कषाय है। इन दोनोके निमित्तसे-ही जीव चारो गतियोमे परिभ्रमण 
करता है। हिंसा, असत्य, चोय॑, अब्रह्मा और परिग्रहरूप भावनाके कारण 
विभिन्‍न गतियोमे इस जीवको परिभ्रमण करना पडता है। आचार्यने इस 
भावनामे चतुंगतिके दु खोका वर्णन भी सक्षेपमे किया है। मनुष्यगत्तिके हु.खोका 
प्रतिपादन करते हुए ससार स्वभावका विश्लेषण यिइलेषण किया है-- 


कस्स वि दुदुकलित्त, कस्स वि दुव्वसणवसणिओ पुत्तो । 
कस्स वि अरिसमबधू, कस्स वि दुहिदा वि दुज्चरिया ॥ 
१. वही, गाथा ११ | 
२. स्वामिकुमार, द्वादशानुप्रेक्षा, गाथा २८ । 


१४० ती्थकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


मरदि सुपुत्तो कस्स वि, कस्स वि महिला विणस्सदे इट्ा । 
कस्स वि अग्गोपलित, गिह कुडब च डज्ञोई" ॥ 


संसारमे सुख नही है। इस मनुष्यगत्तिमे नानाप्रकारके दु ख हैं। किसीकी 
स्त्री दुराचारिणी है, किसीका पुत्र व्यसनी है, किसीका भाई झत्रुके समान 
कलहकारी है। एव किसीकी पुत्री दुश्चरित्रा है। इस प्रकार ससारकी विषम 
परिस्थिति मनुष्यको सुखका कण भी प्रदान नही करतो है । 


किसोके पुत्॒का मरण हो जाता है, किसीकी भार्याका मरण हो जाता हे 
और किसीके घर एव कुटुम्ब जलकर भस्म हो जाते है । इसप्रकार मनुष्यगतिमे 
अनेक प्रकारके दु खोको सहन करता हुआ यह जीव धर्माचरणबुद्धिके अभावके 
कारण कष्ट प्राप्त करता है। मनुष्यगतिकी तो बात ही क्या, देवगतिमे भी 
नानाप्रकारके दु ख इस प्राणीको सहन करने पडते है । इसप्रकार ससारानुप्रेक्षामें 
ससारके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप पचपरावततंनोका वर्णन आया है। 


एकत्वानुप्र क्षामे बताया गया है कि जीव अकेला ही उत्पन्न होता है और 
अकेला हो नाना प्रकारके कष्टोको सहन करता है | नानाप्रकारकी पर्याएँ यह 
जोव घारणकर सासारिक कष्टोकों भोगता है । रोग, जोक जन्य अनेक प्रकारके 
कष्टोको अकेला ही भोगता है। पुण्याजंनकर अकेला हो स्वर्ग जाता है और 
पापाजन द्वारा मकेला हो नरक प्राप्त करता है | अपना दु ख अपनेको हो भोगना 
पड़ता है, उसका काई भी हिस्सेदार नही है। इसप्रकार एकत्वभावनामे 
आचायने जीवको शरीरसे भिन्‍न बताया है-- 


सव्वायरेण जाणह, एक्क जाव सरीरदो भिण्ण। 
जम्हि दु मुणिदे जीवे, होदि असेस खणे हेय* ।॥ 
अर्थात्‌ सब प्रकारके प्रयत्नकर शरीरसे भिन्‍न अकैले जीवको अवगत करना 
चाहिये। यह जीव समस्त परद्रव्योसे भिन्न है । अत स्वय ही कर्त्ता और भोक्ता 
है। इसप्रकार एकत्वानुप्र क्षामे अकेले जोवको ही कर्त्ता और भोक्ता होनेके 
चिन्तनका वर्णन किया है । 
अन्यत्वानुप्रे क्षामे शरीरसे आत्माको भिन्‍न अनुभव करनेका वर्णन किया 
है। सभो वाह्य पदार्थ आत्मस्वरूपसे भिन्न है। आत्मा ज्ञानदर्शन सुखरूप है 
और यह ससारके समस्त पुद्यलादि पदार्थोके स्वरूपसे भिन्‍न है। इसप्रकार 
अन्यत्वानुप्र क्षामे आत्माके भिन्न स्वरूपके चिन्तनका कथन आया है। 





१. स्थामिकुमार, द्वादशानुप्रेक्षा, गाथा ५३-५४। 
२. वही, गाथा ७९ | 


श्रुतघर और सारस्वताचाय १४१ 


अशुचित्वानुप्र क्षामे शरीरकों समस्त अपवित्र वस्तुओका समूह मानकर 
विरक्त इनेका सदेश दिया गया है | शरीर अत्यन्त अपवित्र है। इसके सम्पर्क 
आनेवाले चन्दन, कपू'र, केसर आदि सुगन्धित पदार्थ भी दुर्गन्वित हो जाते 
हैं। अत्त इसकी अशुचिताका चिन्तन करना अशुचित्वानुप्रेक्षा है । 


आखवानुप्र क्षामे आख्रवके स्वरूप, कारण, भेद एवं उसके महृत्वके चिन्तन 
का वर्णन आया है। मन, वचन, कायका निमित्त प्राप्तकर जीवके प्रदेशोका चचल 
होना योग है, इसोको आख्रव कहते हैं। बन्धका कारण आख़व है, मिथ्यात्व, 
अविरत्ति, प्रमाद, कषाय और योगके निमित्तसे बन्ध होता है। यह आख्रव 
पुण्य और पापरूप होता है। शुभास्रव परण्यरूप है और अशुभास॒व पापरूप 
है। इसी सन्दर्भभे कपायोके त्तीत्र और मन्द भेदोका भी विवेचन आया है। 
आखवानुप्र क्षामे आख़वके स्वरूपका विचार करते हुये उससे अलिप्त रहने 
का उपदेश है | 
सवराजुध्र क्षामे सवरके स्वरूप और कारणोका विवेचन करते हुए सम्यक्त्व, 
व्रत, गुप्ति, समित्ति, अनुप्र क्षा, परिगहजय आदिका चिन्तन आवश्यक माना 
है । इसी सन्दर्भभे भार्त और रोद्र परिणतिके त्यागका भी कथन किया है, 
जो व्यक्ति इन्द्रियोके विषयोसे विरक्‍्त होता हुआ सवररूप परिणत्तिकी प्राप्त 
करता है उसीके सवरभावना होती है । 
निर्जंराभावनाका विवेचन करते हुये बताया है कि जो अहुकार रहित होकर 
त्तप करता है, उसीके निजंरानुप्र क्षा होती है। ख्याति, लाभ, पुजा और इन्द्रियो- 
के विषयभोग बन्धके निमित्त हैं। निदानरहित तप ही निजंराका कारण है। 
आचायने प्रारम्भमे ही वेराग्य-भावनाकी उद्दीप्तिका वर्णन करते हुए कहा है-- 
वारसविहेण तवसा, णियाणरहियस्स णिज्जरा होदि। 
वेरग्गभावणादो, णिरहकारस्स णाणिस्स" ॥ 


निदानरहित, अहकाररहित, ज्ञानीके बारह प्रकारके त्तपसे तथा वेराग्य 
भावनासे निर्जरा होती है। समभावसे निर्जयाकी वृद्धि होती है। निजरा दो 
प्रकारकी है--सविपाक और अवियाक | कर्म अपनी स्थितिको पूर्णकर, उदय- 
रस देकर खिर जाते है उसे सविपाक नि्जरा कहते हैं । यह निरजंरा सब जीवोंके 
होती है । और त्तपके कारण जो कर्म स्थिति पूर्ण हुये बिना हो खिर जाते हैं, वह 
अविपाक निर्जंरा कहलात्ती है। सविपाक निजेरा कार्यकारी नही है। अविपाक 
निजंरा ही कार्यकारी है। अत्तएव इन्द्रियो और कषायोका निग्रह करके परम 


१ स्वामिकुमार, हादशानुप्रेक्षा, गाथा १०२ | 


१४२ तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


बोतरागभाग्ख्प आत्मध्यानमे लोन होना उत्कृष्ट निर्जेरा है। 


लोकानुप्र क्षामे लोकके स्वरूप और आकार-प्रकारका विस्तारसे वर्णन है । 
आकाशद्रव्यका क्षेत्र भनन्‍त है और उसके बहुमध्य देशमे स्थित लोक है। यह किसी- 
के द्वारा निमित नही है । जीवादि द्रव्योका परस्पर एक क्षेत्रावगाह होनेसे यह 
लोक कहलाता है। वस्तुत द्रव्योका समुदाय लोक कहा जाता है | लोक द्रव्य- 
को दृष्टिसि नित्य है, पर परिवर्तनशील पर्यायोकी अपेक्षासे परिणामी है | यह 
पू्व-पश्चिम दिशामे नीचेके भागमे सात राजु चौडा है। वहाँसे अनुक्रमसे धटता 
हुआ मध्यलोकमे एक राजु रहता है । पुन ऊपर अनुक्रमसे बढता-बढता ब्रह्म 
स्वर्ग तक पाँच राजु चौडा हो जाता है, पश्चात्‌ घटते-घटते अन्तमे एक राजू 
रह जाता है | इसप्रकार च़ड़े किये गये डेढ मृदगकी तरह लोकका पूर्व-पश्चिम- 
में आकार होता है। उत्तर-दक्षिणमे भी सात राजु विस्तार है | मेरुके नीचे 
भी सात राजु अघोलोक है । लोकशब्दका अर्थ बत्तछाते हुए लिखा है-- 

दोसति जत्थ अत्था जीवादीया स भण्णदे लोओ | 
त्तस्स सिहरम्मि सिद्धा, अत्विहीणा विरायते”॥ 

जहाँ जीवादिक पदार्थ देखे जाते है, वह लोक कहलाता है । लोकमे जीव, 
पुद्गल, धमं, अधमं, आकाश और काल इन छ. द्रव्योका निवास है | इस अनु- 
प्रक्षामे इन छहो द्रव्योका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है । लोकानुष्र क्षामे 
द्रव्योंके स्वभाव-गुणको बतलाते हुये, शरोरसे भिन्‍न आत्माकी अनुभूति करनेका 
चित्रण किया है। इस भावनामे गुणस्थानोके स्वरूप और भेदोका भी कथन 
आया है तथा सप्त नयोकी अपेक्षासे जीवादि पदार्थोका विवेचन भी किया 
गया है। 


बोधिदुर्लभभावनामे आत्मज्ञानकी दुर्लभतापर प्रकाण डाल्य गया है। 
आरम्भमे बतलाया गया है कि संसारमे समस्त पदार्थोकी प्राप्ति सुलभ है, पर 
आत्तज्नानको प्राप्ति होना अत्यन्त दुष्कर है। सम्यक्त्वके बिना आतमज्ञान प्राप्त 
नही होता। जिसे मन्द कर्मोदयसे रत्नत्रय भी प्राप्त हो गया हो, वह व्यक्ति यदि 
तीत्र कषायके अघीन रहे, तो उसका रत्नत्रय नष्ट हो जाता है और वह दुर्गंति- 
का पात्र बनता है। प्रथम तो मनुष्यगतिकी प्राप्ति हो दुलंभ है और इस पर्यायके 
प्राप्त हो जानेपर भी सम्यक्त्वका मिलना दुष्कर है । सम्यक्त्वके प्राप्त होनेपर 
भी सम्यक्‌ वोधका मिलना और भी कठिन है। इसप्रकार स्वामिकातिकेयने 


४ दुलंभताका कथन करते हुये रत्लत्रयके स्वरूप आदि पर प्रकाश 
डाला है। 





?. स्वाभिकुमार, द्वादशानुप्रेक्षा, १२१ । 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य १४३ 


धर्मानुप्रेक्षामे घर्मका यथार्थ स्वरूप अतीन्द्रिय बत्तछाया है। घर्मका वास्त- 
विक रूप सर्वज्ञता है | स्वज्ञताकें, अस्तित्वमे किसीप्रकारका सन्देह नही किया जा 
सकता है| इस धर्मानुप्रेक्षामे कमंबन्धके चक्रवालका भी विश्लेषण आया है। 
बताया गया है कि सर्वज्ञदेव सब द्रव्य, क्षेत्र, काल भावोंकी अवस्थाओको 
जानते हैं । सवज्ञके ज्ञानमे सब कुछ प्रकाशित होता है। उनके ज्ञानमे जिस 
प्रका रके पदार्थोकी पर्याये प्रतिविम्बित होती हैं, उन पर्याय जन्य फल वैसा हो 
घटित होता है। उसमे कोई किसी प्रकारका परिवर्तन नही कर सकता है| 
निम्त दोनो गाथाओसे पर्यायोक्री नियत स्थिति सिद्ध होती है-- 


ज जस्स जम्मि देसे, जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि | 
णाद जिणेण णियद, जम्म वा अह॒व मरण का ॥ 
त तस्स त्तम्मि देते, तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि | 
को सक्‍कदि वारेदु, इदो वा अह जिणिदो वा ॥* 


जो जिस जोवके जिस देशमे, जिस कालमे, जिस विधानसे जन्म-मरण, 
दु ख-सुख, रोग-दारिद्र आदि सर्वज्ञदेवके द्वारा जाने गये हैं, वे नियमसे हो उस 
प्राणीको उसी देशमे, उसी कालमे और उसो विधानसे प्राप्त हाते हैं। इन्द्र, जिनेन्द् 
या तीर्थंकरदेव अन्य कोई भी उसका निवारण नही कर सकते । इस प्रकारके 
निरचयसे सब द्रव्य, जीव, पुदूगल, घमं, अघमं, आकाश और काल इन द्रव्यो 
और इनकी समस्त पर्यायोका जो श्रद्धान करता है, वह शुद्ध सम्यकृदृष्टि है। 
यह स्मरणीय है कि जीव मिथ्यात्वकर्ंके, उपशम, क्षयोपदम या क्षयके बिना 
तत्त्वा्थंको ग्रहण नही कर पाता । इसप्रकार धर्मानुप्रेक्षामे व्यवहारघमं और 
निश्चयधमंका विस्तारपुर्वक वर्णन किया गया है । 


१८६ गाथाओमे इस अनुप्रेक्षाका वर्णन आया है । अनशनादि बारह तप 
भी इसी वर्णनसदर्भमे समाविष्ट हैं। बारह ब्रत्तोके निरूपणमे गुणब्रतो और 
शिक्षात्रतोका क्रम वही है, जो कुन्दकुन्दके 'चारित्रपाहुड'मे पाया जात्ता है | मेद 
केवल इतना ही है कि अन्तिम शिक्षात्रत सलल्‍्लेखना नही, कितु देशावकाशिक 
ग्रहण किया गया है। यह गुणब्रतो और शिक्षात्नत्तोकी व्यवस्था तत्त्वार्थसृत्रसे 
संख्याक्रममे भिन्न है, ओर श्रावकप्रज्ञप्तिकी व्यवस्थाके तुल्य है । 


इस प्रकार धर्मानुप्रेक्षामे तपो और ब्रतोका विस्तारपुर्वंक कथन आया है। 
श्रावकधर्म और मुनिधर्मको सक्षेपमे अवगत करनेके लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है ! 


१ स्वामिकुमार, द्वादशानुप्रेक्षा, गाथा ३२१, ३२२। 


१४४ तोर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


रचना-प्रतिभा 

स्वामी कातिकेयकी रचला-शक्ति शिवार्य भोर कुन्दकुन्दके समान है । विषय को 
सरल ओर सुबोध बनानेके लिए उपमानोका प्रयोग पद-पदपर किया गया है । 
लेखक जिस तथ्यका प्रतिपादन करना चाहता है, उस तथ्यको बडी ही दृढताके 
साथ उपस्थित कर देता है। प्रइ्नोत्तर-शेलीमे लिखी गयी गाथाएँ तो विशेष 
रोचक ओर महत्त्वपृर्ण हैं। यहाँ उदाहरणार्थ दो गाथाओका उपस्थित कर 
लेखककी रचना-प्रतिभाका परिचय प्रस्तुत किया जाता है-- 


को ण वसो इत्यिजणें, कस्स ण मयणेण खडिय माण | 
को इदिएहि ण जियो, को ण कप्ताएंहि सतत्तो ॥ 
सो ण वसो इत्थिजणे, सो ण जिभो इदिएहि मोहेण । 

जो ण य गिण्हदि गथ, अब्भततर बाहिर सब्ब ॥"* 


इस लोकमे स्त्रीजनके वशमे कौन नही ? कामने किसका मान खण्डित 
नही किया ? इन्द्रियोने किसे नही जीता और कषायोसे कौन सतप्त नही हुआ ? 
ग्रन्थका रने इन समस्त प्रइनोका उत्तर तक॑पूर्ण और सुबोध शेलीमे अकित 
किया है। वह कहता है, जो मनुष्य बाह्य और आशभ्यन्तर समस्त परिग्रहको 
ग्रहण नही करता, वह मनुष्य न तो स्त्रीजनके वशमे होता है,त कामके अधीन 
होता है और न मोह और इन्द्रियोक्रे ढ।रा हो जीता जा सकता है। 

इस भ्रल्थकी अभिव्यजना बडी हो सशक्त है। ग्रन्थकारने छोटी-सी गाथामे 
बड़े-बड़े तथ्योको सजो कर सहजरूपमे अभिव्यकक्‍्त किया हे। भाषा सरल 
और परिमाजित है। शेलीमे अर्थस्ौष्ठव, स्वच्छता, प्रेषणीयत्ता, सूत्रात्मकत्ता 
अलकारात्मकत्ता समवेत है । 


गुृद्धपिच्छाचाय॑ 
परिचय 
तत्त्वाथंसू बरके रचयित्ता भाचार्य गृद्धपिच्छ है। इनका अपरनाम उमा- 
स्वामी या उमास्वाति भी प्राप्त होता है । आचाय॑ वीरसेनने जीवस्थानके काल 
अनुयोगद्वारमे तत्त्वार्थभूत्र और उसके कर्त्ता ग्ृद्धपिच्छाचायंके नामोल्लेखके 
साथ उनके त्तत्त्वाथेसृत्रका एक सूत्र उद्धुत किया है-- 
'तह गिद्धपिछाइरियप्पयासिदतच्चत्थसुत्ते वि “वर्तंनापरिणामक्रिया पर- 





१. स्वामिकुमार, द्वादशानुप्रेक्षा, गाथा २८१।३८२ । 


श्रुतघर और सारस्वताचाय १४५ 
२० 


त्वापरत्वे च कालस्य' 'इंदि दव्वकालो परूविदो' ।१ 


इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि तत्त्वाथंसूआ्रके रचयित्ता गुद्धपिच्छाचायं हैं। 
हक त्तामका समर्थन आचाय॑ विद्यानन्दके तत्त्वाथंइलोकवात्तिकसे भी होता 
एतेन गृद्धपिच्छाचार्यपर्यन्तमुनिसृत्रेण व्यभिचारता निरस्ता' ।* 
यहाँ विद्यानन्दने भी तत्त्वार्थंसत्रके कर्त्ताका नाम गुद्धपिच्छाचाय बत्तलाया 
| 
तत्त्वाथेसूत्रके किसी टीकाका रने भी निम्न पद्ममे तत्त्वाथंसत्रके रचयिताका 
नाम गृद्धपिच्छाचाये दिया है-- 
त्त्त्वार्थसृत्रकर्तार गुद्धपिच्छोपलक्षितम्‌ । 
वन्दे गणीन्द्रसजातमुमास्वामिमुनीरवरमस ॥२ 
इसमे गुद्धपिच्छाचार्य नामके साथ उनका दूसरा नाम “उमास्वामिमुनीरर' 
भी बतलाया गया है। वादिराजने भी अपने पार््वनाथचरित्रमे गृद्धपिच्छ 
नामका उल्लेख किया है-- 
'अतुच्छगुणसम्पात गृद्धपिच्छ नतो5$स्मि तम्र्‌ । 
पक्षीकुवंन्ति य. भव्या निर्वाणायोत्पत्तिष्णव ॥४९ 
आकाशमे उडनेकी इच्छा करनेवाले पक्षी जिस प्रकार अपने पखोका सहारा 
लेते हैं उसी प्रकार मोक्षरूपी नगरको जानेके लिए. भव्यलोग जिस मुनीश्वरका 
सहारा लेते है उस महामना जेगणित गुणोके भण्डारस्वरूप गृद्धपिच्छ नामक 
मुनिमहराजके लिए मेरा सविनय नमस्कार है। 
इन प्रमाणोल्लेखोसे स्पष्ट है कि तत्त्वार्थंसत्रके कर्ता गुद्धपिच्छाचायय हैं। 
श्रवणवेलगोलाके एक अभिलेखमे गृद्धपिच्छ नामकी सार्थंकता और कुन्द 
कुन्दके वशमे उनकी उत्पत्ति बतलाते हुए उनका उमास्वाति नाम भी दिया 
है। यथा-- 
अभूदुमास्वातिमुनि पवित्रे वशे त्दीये सकछात्थेवेदी | 
सत्रीकृत येन जिनप्रणीत शास्त्रा्थजातं मुनिपुद्भवेन ॥ 


षट्खण्डागम, घवला टीका,जीवस्थान, काल अनुयोगह्वार, पु० ३१६॥ 
तत्त्वार्थश्लोकवातिक पृ० ६ । 
तत्त्वार्थसूत्रकी अनेक प्रतियोके अन्तमें उपलब्ध पच्च । 


पाद्वनाथचरित १।१६ । 


८ (एण (0 #० 


१४६ . तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


स प्राणिसरक्षणसावधानों बभार योगी किलर गृद्ध्रपक्षान्‌ | 
तदा प्रभृत्येव बुधा यमाहुराचायंशब्दोत्त रगृद्प्नपिच्छम्‌ ॥१ 
अन्य शिलालेखमे भी गृद्धपिच्छका उल्लेख प्राप्त होता है-- 
अभूदुमास्वातिमुनीदवरो5सावाचार्यंधब्दोत्तरगृद्ध्न पिच्छ' | 
तदन्वये तत्सदुशो$स्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी' ॥ 
आचार्य कुन्दकुन्दके पवित्र वृशमे सकलाथंके ज्ञाता उमास्वाति मुनीश्वर 
हुए, जिन्होने जिनप्रणीत दादशागवाणीको सूत्रोमे निवद्ध किया । इन आचार्य॑ने 
प्राणिरक्षाके हेतु गृद्धपिच्छोको धारण किया। इसी कारण वे गृद्धपिच्छाचायं- 
के नामसे प्रसिद्ध हुए | ऑमलेखीय प्रमाणमे गृद्धपिच्छाचायंको श्रुतकेवलिदेशोय 
भी कहा गया है। इससे उनका आगमसम्बन्धी सातिशय ज्ञान प्रकट होता है। 


तत्त्वार्थसूत्रके रचयिता गृद्गवपिच्छाचायंका उल्लेख श्रवणबेलगोलाके अभि- 
लेखोमे ४०, ४२, ४३,४७ और ५० सख्यकमे भी पाया जाता है। अभिलेखसख्या- 
१०५ और १०८ मे तत्त्वार्थसूत्रके कर्त्ताका नाम उमास्वाति भी आया है और 
गृद्धपिच्छ उनका दूसरा नाम बतलाया है। यथा-- 


श्रीमानुमास्वातिरय यतीशस्तत््वात्य॑ंसूत्र प्रकटीचकार । 
यन्मुक्तिमार्गाचरणोद्यताना पाथेयमग्ध्य॑ भवति प्रजाना॥ 


तस्येव शिष्योड्जनि गृद्धूपिच्छ-द्वितीयसशस्थ वलाकपिच्छ.। 
यत्सूक्तिरत्नानि भवन्ति लोके मुकत्यज्भनामोहनमण्डनानि? ॥ 


यतियोंके अधिपति श्रीमान्‌ उमास्वातिने तत्त्वार्थसूत्रको प्रकट किया, जो 
मोक्षमागंके आचरणमे उद्यत मुमुक्षुजन्ोके लिए उत्कृष्ट पाथेय है। उन्हीका 
गृद्धपिच्छ दूसरा नाम है। इन गृद्धपिच्छाचायंके एक शिष्य बलाकपिच्छ थे, 
जिनके सृक्तिरत्न मुवत्यज्भ नाके मोहन करनेके लिए आभूषणोका काम देते हैं । 


इस प्रकार दिगम्बर साहित्य और अभिलेखोका अध्ययन करनेसे यह ज्ञात 
होता है कि तत्त्वाथंसूत्रके रचयिता गृद्धपिच्छाचायं, अपरनाम उमास्वामि या 
उमास्वाति हैं | 


कुछ विद्वानोने तत्त्वार्थसृत्रका रचयिता कुन्दकुन्दको माना है। आचाये 


१ ज॑नशिलालेखसग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखस० १०८, पृ० २१०-११। 
२ जैनशिलालेखसग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसख्या-४३, पृ० ४३ | 
३ वही, अभिलेखसख्या-१०५, पृ० १९८ । 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ६ १४७ 


श्री जुगलकिशोर मुग्तारने इस मतकी समीक्षा की है ।९ 

तत््वाथंसू पके रचबिताके सम्बन्धमे एफ़ अन्य मत यहू है कि वाचक उम्रा- 
स्वाति उस सूमग्रन्थके रसयिता है | पण्ठित सुसलालजीने तत्त्वार्थमृत्र [विवेचन) 
की प्रस्तावनामे याचक उमारवातिको तत्त्वार्थसृत्रका कर्त्ता माना हूँ, गृद्धपिच्ठ 
उमास्वात्तिफो नहीं। वे बढ़ते है कि गृद्धपिच्छ उमरास्वाति नामके आचार्य हुए 
अवष्य है, पर उन्होंने तत्त्वायंसुत्र या तत्त्वाथधिगम झास्त्रकी रचना नहीं 
फी है। उन्होने इस सुश्रग्रन्वका उणेय 'तत्त्वार्थाघिगम' गास्त्रके नामसे किया 
है। पर यह नाम तत्त्वाथंसृश्र॒का न होकर उसके 'तत््तार्याधिगम' भाष्यका है। 

तत्त्वार्थधिगमभाष्यफी रचनाओे पूर्व तत्त्वायंसूत्रपर अनेक टीकाएँ लिखी 
जा चुको थी । सर्वारव॑सिद्धिका निम्न सुत्र तत्त्वार्थाधिगम भाष्यमे कुछ परिवर्धन- 
के साथ पाया जाता है, जिससे भाष्यकी सर्वाय॑सिद्धिस उत्तरकालीनता अव- 
गत होती है-- 

(क) 'मतिश्रुतयोनिवन्धो द्रव्येष्वसवंप्ययिपु' ।' 

(स) मतिश्रुत्योनिवन्ध स्॑द्रव्येप्वसबंपर्यापु ।? 

यहाँ त्तत्त्वार्थ धिगमभाष्यमे सर्वायंसिद्धिमान्य सृत्रपाठकी अपेक्षा द्रव्यपदके 
साथ विशेषणर॒पसे 'सर्व” पद स्वीकार किया गया है। किन्तु जब वे ही 
भाष्यकार इस सूत्रके उत्तराधंकी १२० के भाष्यमे उद्घृत करते हैं तो उसका 
सप स्वाध॑सिद्धिमान्य सूत्रपाठ ले लेता है। यवा--'अत्राह--मतिश्रुतम स्तु- 
ल्यविपयत्व वक्ष्यति “द्रव्येप्यसवंपययिपु"* इत्ति 

इससे ज्ञात होता है कि भाष्यके पूर्व तत्त्वाथंसत्रपर सर्वायंसिद्धि-्दीका 
लिखी जा चुकी थी ओर उसमे तत्त्वा्थंसृशत्रका एक सूत्रपा5 निर्धारित क्रिया 
जा चुका था। सिद्धसेनगणि और हरिभद्रने भी तत्त्वार्धाधिगमभाष्यके इस 
अशको इसी रूपमे स्वीकार किया है। अब प्रश्न यह है कि तत्त्वार्थाधिगम- 
भाष्यकारने जब उल्लिखित सूत्रके उत्तराघ॑का 'स्द्रव्येष्वसवंपर्यायिपु' पाठ 
स्वीकार किया, तब उसे उद्धृत करते समय उसमेसे 'सर्व” पद क्यो छोड 
दिया ? यदि “सर्व” पदकी “द्रव्य” पदके विद्ोेषणके रूपमे आवश्यकता थी तो 
उन्होने उद्यृत करते समय क्यों नही इध्त वातका ध्यान रखा ? यह ऐसा प्र 





१ जैन साहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश, पृ० १०२-१०५॥ 
२ स्वार्थसिद्धि, २६ । 

३ तत्त्वार्थाधिगममाष्य-१।२७ । 

४ वही, १।२० भाष्य । 


१४८ , तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


है, जिसको उपेक्षा नही की जा सकतो | बहुत सम्भव है कि उन्होने प्राचीन 
सृत्रपाठकी परम्पराको ध्यानमे रखकर ही प्रथम अध्यायके २०वें सूत्रके 
भाष्यमे उसे दिया, जो सर्वार्थसिद्धिमे उपलब्ध था | इससे विदित होता है कि 
तत्त्वार्थाधिगम भाष्य लिखते समय वाचक उमास्वातिके समक्ष सर्वार्थसिद्धि अथवा 
उसमे मान्य सृत्रपाठ रहा है । 

अरथंविकासको दृष्टिसि विचार करनेपर प्रतीत होगा कि त्तत्त्वार्थाधिगम- 
भाष्यको सर्वार्थसिद्धिके बाद लिखा गया है। कालके उपका रप्रकरणमे सर्वार्थ- 
सिद्धिमे परत्व और अपरत्व ये दो ही भेद किये गये है, जबकि तत्त्वार्थाधिगम- 
भाष्यमे उसके तीन भेद उपलब्ध होते हैं। भतएव प्रज्ञाचक्षु पण्डित सुखलालजी- 
का यह अभिमत कि तत्त्वाथंस॒त्रकार और तत्त्वार्थाधिगमभाष्यकार एक ही 
व्यक्ति है, समीचीन प्रत्तीत नही होता । 


तत्त्वार्थंसूत्रके दो सूत्रपाठ हो जानेपर भी ऐसे अधिकत्तर सूत्र है जो दोनो 
प्रम्पराओमे मान्य है और उनमे भी कुछ ऐसे सूत्र अपने मूलरूपमे उपलब्ध 
है, जिनके रचयिताको स्थितिपर प्रकाश पडता है । पण्डित फूलचन्द्रजो शास्त्री- 
ने (१) तीर्थंकरप्रक्ृतिके बन्धके कारणोका प्रतिपादक सूत्र,(२)बाइस परीपहाका 
प्रतिपादक सूत्र, (३) केवलीजिनके ११ परिषहोके सद्भावका प्रत्तिपादक सूत्र 
और (४) एक जीवके एक साथ परीषहसख्याबोधक सूत्र--इच चार सत्रोको 
उपस्थित कर तत्त्वाथथंसृत्र और तत्त्वार्थाधिगमभाष्यके रचयिताओको भिन्न- 
भिन्न व्यक्ति सिद्ध किया है ।* पण्डित फूलचन्द्रजीने “उमास्वातिवाचकोपज्न- 
सृत्रभाष्ये! पदके पण्डित सुखलालजो द्वारा किये गये अर्थको समीक्षा करते 
हुए लिखा है--'पण्डितजी, भाष्यकार और सूत्रकार एक ही व्यक्ति है--इस 
पक्षमे उसका अर्थ लगानेका प्रयत्न करते है, कितु इस पदका सोधा अर्थ है-- 
उमास्वात्तिवाचकद्वारा बनाया हुआ सूत्रभाष्य। यहाँ 'उमास्वातिवाचकोपज्ञ' 
पदका सम्बन्ध सूत्रसे न होकर उसके भाष्यसे है। दूसरा प्रमाण पण्डितजीने 
श्वें अध्यायके २२वें सूत्रकी सिद्धसेनीय टीका उपस्थित की है, कितु यह प्रमाण 
भी सन्देहास्पद है, क्योकि सिद्धसेन गणिकी टोकाकी जो प्राचीन प्रतियाँ उप- 
लब्ध होती है उनमे “स्वक्ृत्तसूत्रसन्निवेशमाश्रित्योक्तम्‌” पाठके स्थानमे 
“कृतस्तत्र सत्रसन्निवेशमाश्चित्योक्तस्‌” पाठ भी उपलब्ध होता है। बहुत्त 
सम्भव है कि किसी लिपिकारने तत्त्वाथंसूत्रका वाचक उमास्वाति कतुंत्व 
दिखलानेके अभिप्रायसे 'कतस्तत्र' का सशोधन कर 'स्वकृत' पाठ बनाया हो 


१ सर्वार्थसिद्धि, प्रस्तावना, पृ० ६५-६८ । 


श्र॒तघर और सारस्वताचार्य १४० 


और बादमें यह पाठ चल पडा हो ।'* 
अतः तत्त्वार्थ अथवा तत्त्वार्थसत्र और तत्त्वार्थाधिगमभाष्य दो पृथक्‌-पुथक्‌ 


रचनाएँ हैं। तत्त्वार्थ सर्वार्थसिद्धिसे पुव॑वर्ती और तत्त्वार्थाघिगमभाष्य उससे 
उत्तरवर्ती रचना है। अत्तएव तत्त्वार्थाधिगमभाष्यके कर्त्ता वाचक उमास्वाति 
रहे होगे । पर भूल तत्त्वाथंसूत्रके कर्ता गृद्धपिच्छाचार्य है। इस नामका 
उल्लेख नवी शताब्दीके आचायं बोरसेन और विद्यानन्द जैसे आचारयोकि 
साहित्यमे मिलता है। उत्तरकालमे अभिलेखो और ग्रन्थोमे उमास्वामी और 
उमास्वात्ति इन दो नामोसे भो इतका उल्लेख किया गया है। लगभग इसी 
समय इवेताम्बर सम्प्रदायमे हुए सिद्धसेन गणिके उल्लेखोसे तत्त्वार्थाधिगम- 
भाष्यका रचयिता वाचक उमास्वात्तिको माना गया और इन्हे ही तत्त्वा्- 
सूत्रका रचयिता भी बता दिया गया | पर मूछ और भाष्य दोनोका अन्त परी- 
क्षण करनेपर वे दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ दो विभिन्नकालीन कतुंक सिद्ध होते है, जैसा 


८ 


कि ऊपरके विवेचनसे प्रकट है। 
गुरुपरम्परा 


गृद्धपिच्छाचार्य किस अन्चयमे हुए, यह विचारणीय हे । नन्दिसघकी 
पट्टावलि और श्रवणवेलगोछाके अभिलेखोसे यह प्रमाणित होता है कि गुद्धपि- 
च्छाचायं कुन्दकुन्दके अन्वयमे हुए हैं । नन्दिसघकी पट्टावलि विक्रमके राज्या- 
भिषेकसे प्रारम्भ होती है । वह निम्न प्रकार है-- 

$ भद्रवाहु द्वितीय (४), २ गुप्तिगुप्त (२६), ३ माघलन्दि (३६), ४ 
जिनचन्द्र (४०), ५ कुन्दकुन्दाचार्य (४९), ६ उमास्वामि (१०१), ७ लोहाचार्य 
(१४२), ८ यश कीति (१५३), ९ यशोनन्दि (२११), १० देवनन्दि (२५८), 
११ जयनन्दि (३०८), १२ गुणनन्दि (३५८), १३ वज्नन्दि (३६४), १४ कुमार- 
नन्दि (३८६), १५ छोकचन्द (४२७), १६ प्रभाचन्द्र (४५३), १७ नेमिचर्र 
(४७२), १८ भानुनन्दि (४८७), १९ सिंहनन्दि (५०८), २० वसुनन्दि (१२५), 
२१ वीरनन्दि (५३१), २२ रत्ननन्दि (५६१), २३ माणणिक्यनन्दि (५८५), २४ 
मेघचन्द्र (६०१), २५ शान्तिकीति (६२७), २६ मेरुकीति (६४२), ।* 

उपयुक्त पट्टावलिम॑ आया हुआ गुप्तिगुप्तका नाम अहुंदृवलिके लिये आया 
है। भन्‍्य प्रमाणोसे सिद्ध है कि नन्दिसघकी स्थापना अहंद्वलिने की थी, और 
इसके प्रथम पट्टधर आचाय॑ माघनन्दि हुए। इस कमसे यृद्धपिच्छ नन्दिसघके 


१. स० सि० प्रस्तावना, पृ० ६८ । 
२. जैनसिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, पृ० ७८। 


१५० . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पटुपर बेठनेवाले आचार्योमे चतुर्थ आते है और इनका समय वीर निर्वाण सं० ५७६ 
सिद्ध होता है । अत्तएव ग्रृद्धपिच्छके गुरुका नाम कुन्दकुन्दाचार्य होना चाहिये। 
श्रवणवेलगोछाके अभिलेख न० १०८ मे गृद्धपिच्छ उमास्वामिका शिष्य बलाक- 
पिच्छाचार्यको वतलाया है। अत्त इनके शिष्य बलाकपिच्छ हैं । 

तत्त्वाथंसूत्रके निर्माणमे कुन्दकुन्दके ग्रन्योका सर्वाधिक उपयोग किया गया 
है। आचार्य कुन्दकुन्दने अपने पंचा स्तिकायमे द्वव्यका लक्षण बताते हुये लिखा है-- 


दव्व सल्‍लक्खणिय उपादव्वयधुचत्तसजुत्त । 
गुणपज्जयासय वा ज त॒ भण्णति सन्वण्ठर) ॥ 


इस गायाके आघारपर तत्त्वाथंसूत्रमे तोन सूत्र उपलब्ध होते हैं । ये तीनो 
सत्र क्रश गाथाके प्रथम, द्वितोय गौर तृत्तीय पाद हैं-- 


(१) सद्द्रव्यलक्षणम्‌" | 
(२) उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्त सत्‌रे | 
(३) गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌ | 


अतएव गृद्धपिच्छने कुन्दकुन्दका शान्दिक और वस्तुगत अनुसरण किया 
है। अत्त आइरचर्य नही कि गृद्धविच्छके गुरु कुन्दकुन्द रहे हो। श्रवणवेलगोलाके 
उक्त अभिलेखानुसार गृद्धपिच्छके शिष्य वछाकपिच्छ हैं। इनकी गणना नन्दि- 


संघके आचार्यमे है । 


यद्यपि पडित सुखलालजीने इन्हे हो तत्वार्धाधिगमभाष्यका कर्त्ता मानकर 
उच्चेर्नागर शाखाका आचार्य माना है और यह शाखा कल्पसूत्रकी स्थविरावलि- 
के अनुसार आर्यशान्तिश्रेणिकसे निकली है। आयंशान्तिश्रेणिक आयंसुहस्तिसे 
चौथी पीढीमे आते हैं, त्था वह शान्तिश्रेणिक आयंवज्के गुरु आयंसिहगिरिके 
गुरुभाई होनेसे, आयंवज्जकी पहली पीढोमे भाते हैं। तत्त्वार्थाधिगमभाष्यकी 
प्रशस्तिमे वाचक उमास्वातिने अपनेको शिवश्रीनामक वाचकमुख्यका प्रशिष्य 
ओर एकादशागवेत्ता घोषनन्दि श्रमणका दीक्षा शिष्य त्था प्रसिद्धकीतिवाले 
महावाचक श्रमण श्रीमुण्डपादका विद्या-प्रशिष्य बताया है। 


पर यह गुरुशिष्य-परम्परा तत्त्वार्थाधिगमभाष्यकार वाचक उमास्वातिको 





पचास्तिकाय, गाथा १० 
तत्त्वाथंसूत्र ५१२९ 

वही ५३० 

वद्दी ५३८ 


नर /्ण ८० 2० 


श्रुतधर ओर सारस्वताचार्य . १५१ 


है, तत्त्वाथंसत्रकार शद्धपिच्छकी नही | गृद्धपिच्छ उमास्वामि कुन्दवुन्दान्वयमे 
हुये हैं और ये कुन्दकुन्दाचार्यंके उत्तराधिकारी भी हैं | 


समय-निर्धारण 

इनका समय नन्दिसघकी पद्मावलिके अनुसार वीर-निर्वाण सम्बत्‌ ५७१ है, 
जो कि वि० स० १०१ आता है। 'विद्वज्जनत्रोधक' मे निम्नलिखित पद्च 
आया है-- 

वर्षसप्तशते चेव सप्तत्या च विस्मृत्ती। 
उमास्वामिमुनिर्जात. क्रुन्दकुन्दस्तथैव च॥ 

अर्थात्‌ वीर निर्वाण सवत्‌ ७७० में उमास्वामि मुनि हुए, तथा उसी समय 
कुन्दकुन्दाचार्य भी हुये | तन्दिसघकी पट्टावलिमे बताया है कि उमास्वारे ४० 
वर्ष ८ महीने आचाय॑पदपर प्रतिष्ठित रहे । उनकी आयु ८४ वर्षकी थी और 
विक्रम सवत्‌ १४२ में उनके पट्टपर लोहाचार्य द्वितीय प्रतिष्ठित हुए। प्रो 
हानंले, डा० पिटसन और डा० सतीशषचन्द्रने इस पट्टावलिके अधारपर 
उमास्वातिको ईसाकी प्रथम शताब्दीका विद्वान माना है । 

'विद्ृ्जनबोधक' के अनुसार उमास्वातिका समय विक्रम सम्बंत्‌ ३०० 
आता है और वह पद्टावलिके समयसे १५० वर्ष पीछे पड़ता है। 

इन्द्रवन्दिने अपने श्रुतावतता रमे ६८३ वर्षकी श्रुतधर आचार्यो की परम्परा 
दी है और इसके बाद अग्रपूर्वके एकदेशवारी विनयधर, श्रीदत्त और अहंद्दत्तका 
नामोल्लेखकर नन्दिसघ आदि सघोकी स्थापना करनेवाले अहंदुवलिका नाम दिया 
है। श्रुतावतारमे इसके पश्चात्‌ माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतवलिके 
उल्लेख हैं। उसके बाद कुन्दकुन्दका नाम आया है। अत आचार्य गृद्धपिच्छ कुर- 
कुन्दके पश्चात्‌ अर्थात्‌ ६८३ वर्षक्रे अनन्तर हुए हैं। यदि इस अनस्तरकालका 
१०० वर्ष मान लिया जाये, तो वीर-चनिर्वाण सम्बत्‌ ७८३ के रूगभग आचाय 
गुद्धपिच्छका समय होगा । 

यद्यपि श्रुतघर आचार्यो की परम्परा का निर्देश धवला", आदिपुराण, सन्दि- 


सर्वार्थसिद्धि, प्रस्तावना, पृ० ७८ से उद्धृत । 
#व 27६, अड्, 9, 34!, 357, 
एटलाता8णाड ठिप्पा एल्एणा णा फिक्रैफा प्रब005९7७४ कै जा 
४... साह0ए णी पाठ वीट्वाइरनो 5छा०णे ् परिवेश 4,080 ? 8, 9 
घवला पुस्तक ९, पृ० १३० 
६. आदिपुराण २११३७ 


ज्प्ण दे नी 


श्र 


१५२ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


जज मा ऋण #0 के हे 


संघकी प्राकृत पट्टावलि" और तरिलोकप्रशाप्त* आदिमे आया है, पर ये सभी 
प्रम्पराएँ ६८३ वर्ष तकका हो निर्देश करतो हैँ । इसके आगेके आचार्योका कथन 
नही मिलता | अतएव श्रुतावतार भादिके आधारसे गृद्धपिच्छका समय निर्णीति 
नही किया जा सकता है। 

डॉ० ए० एन उपाध्येने बहुत्त ऊह्पोहके पश्चात्‌ कुन्कुन्दके समयका निर्णय 
किया है, और जिससे गृद्धपिच्छ, आचार्य कुन्दकुन्दके शिष्य प्रकट होते हैं। 
उपाध्येजीके मतानुसार कुन्दकन्दका समय ई० प्रथम शत्ताब्दीके लगभग है। 
भत्त गृद्धपिच्छाचार्य उसके पश्चात्त ही हुए हैं । 

कन्दकुन्दका समय निर्णीत हो जानेके पश्चात्‌ आचाय॑ गुद्धपिच्छका समय 
अवगत करनेमे कठिनाई नही है। यत पट्टावलियो और शिलालेखोमे आचाय॑ 
कन्दकन्दके पदचात गृद्धपिच्छका नाम आया है। अतएवं इनका समय ई० प्रथम 
शताब्दीका अन्तिम भाग ओर द्वितोय दाताब्दीका पुवंभाग घटित होता है । 

निष्कष यह कि पट्टावलियो, प्रशस्तियो और अभिलेखोके अध्ययनसे गुद्ध- 
पिच्छका समय ई० सन्‌ द्विताय श्षताब्दी प्रतोत होता है। 


तत्वार्थसत्रकी रचना 


आचार्य गृद्धपिच्छकी एकमात्र रचना 'त्त्त्वाथंसत्र' है। इस सत्रग्रन्थका 
प्राचीन नाम 'त्त्त्वार्थ' रहा है । 'तत्त्वारथ/ की तीन टीकाएँ प्रसिद्ध है, जिनके 
साथ तत्त्वा्थंपद लगा है, पूज्यपादकी "“तत्त्वार्थवृत्ति', जिसका दूसरा नाम 
'सर्वार्थसिद्धि है, अकलकका 'तत्त्वार्थवातिक' और विद्यानन्दका तत्त्वा्थंश्लोक- 
वातिक' | अतएव इस ग्रन्थका प्राचान नाम 'त्त्त्वार्थ' हो रहा है। सूत्रशेलीमे 
निवद्ध होनेसे उत्तरकालमे इसका "तत्त्वार्थसूतर' नाम प्रचलित हुआ। इस 
ग्रन्यकी रचनाके हेतुका वर्णन करते हुए, तत्त्वार्थसृत्रके कब्नड़-टोकाकार बाल- 
चद्रने लिखा है-- 

“सौराष्ट्रदेशके मध्य उर्जपन्‍्तगिरिके निकेट गिरिनगर नामके पत्तनमे 
आसच्नभव्य स्वहितार्थी द्विनकुलोत्पन्न व्वेताम्बरभवत्त सिद्धप्य नामका एक 
विद्वान श्वेताम्बर शास्त्रोका जाननेवाला था। उसने “दर्शनज्ञानचारित्राणि 
मोक्षमार्ग ” यह सत्र बनाकर एक पटियेपर लिख दिया था। एक दिन्र चर्याके लिये 
गृद्धपिच्छाचाय मुनि वहाँ आये और उन्होने उस सूत्रके पहले 'सम्यक! पद 
जोड दिया | जब वह विद्वान बाहरसे छोटा और उसने पटिये पर 'सम्यक' 


१. जैनसिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, पृ० ७१ । 
२, ब्रिलोकप्रशप्ति ४॥१४९०-९१ | 


श्रुतधर ओर सारस्वताचार्य : १५३ 


शब्द लगा देखा, तो वह अपनी मातासे मुनिराजके आनेका समाचार मारूम 
करके खोजता हुआ उन्तके पास पहुँचा भोर पूछने लगा--“भात्माका हित्त 
क्‍या है” | इसके बादका प्रद्नोत्तर प्रायः वही सब है, जो 'सर्वार्थसिद्धि' के 
प्रारम्भभे आचाय॑े पृज्यपादने दिया है। प्रभाचन्द्राचाय॑ने सर्वार्थसिद्धिपर एक 
टिप्पण लिखा है और उस टिप्पणमे उन अव्याकृत पदोकी व्याख्या की है, 
जो 'सर्वार्थ|सिद्धि' मे छूट गये हैं । इस टिप्पणमे प्रभाचन्द्रने प्रश्नकर्त्ता भव्यका 
नाम त्तो सिद्धय्य ही दिया है, किन्तु कथा नही दी है। उक्त कथामे कित्तना 
तथ्याश है, यह नही कहा जा सकता | 


श्रुतसाग रसूरिने '“तत्त्वार्धवृत्ति' के प्रारम्भमे लिखा है कि किसी समय 
आचार्य उमास्वामि गुद्धपिच्छ आश्रममे बैठे हुए थे। उस समय हपायक नामक 
भव्यने वहाँ आकर उनसे प्रइत किया--भगवन्‌ ! आत्माके लिये हितकारी 
क्या है ? भव्यके ऐसा प्रइ्त करनेपर आचायंवयंने मगलपुवंक उत्तर दिया, 
मोक्ष । यह सुनकर द्वेपायकने पुन पुछा--उसका स्वरूप क्‍या है, और उसकी 
प्राप्तिका उपाय क्‍या है ? उत्तरस्वरूप आचाय॑ंवर्यंने कहा कि यद्यपि प्रवादिजन 
इसे अन्यथा प्रकारसे मानते है, कोई श्रद्धानमात्रको मोक्षमार्ग मानते है, कोई 
ज्ञाननिरपेक्ष चारित्रको मोक्षमार्ग मानते हैं। परन्तु जिस प्रकार ओषधिके 
केवल ज्ञान, श्रद्धान या प्रयोगसे रोगकी निवृत्ति नही हो सकती है, उसी 
प्रकार केवल श्रद्धान, केवल ज्ञान या केवल चारित्रसे मोक्षकी प्राप्ति नही हो 
सकती । भव्यने पुछा--तो फिर किस प्रकार उसको प्राप्ति होतो है ” इसीके 
उत्त रस्वरूप आचाय॑ंने “सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राणि मोक्षमा्ग ” यह सूत्र रचा 
है और इसके पश्चात्‌ अन्य सूत्रोकी रचना हुई है । ऐसी ही उत्थानिका प्राय. 
तत्त्वा्थवात्तिकमे भी आयो है। अत. उपयुक्त कथामें कुछ तथ्य तो अवश्य 
प्रतीत होता है । 

कनडो टीकाके रचयिता बालचन्द्र विक्रमकी तेरहवी शत्ताब्दोके पूर्वाद्धमे 
हुए है । 

पुज्यपादकी 'सर्वाथंसिद्धि! तत्त्वाथंसूत्र” की उपलब्ध टोकाओमे भाद् 
एव प्राचीन टीका है। इसके आरम्भमे ग्रन्थ-रचनाका जो सक्षिप्त इतिवृत्त 
निबद्ध है उसके आघारसे स्पष्ट रूपमे कहा जा सकत्ता है कि तत्त्वार्थयूत्रकारने 
तत्त्वाथंसूत्रकी रचना किसी आसन्नभव्यके प्रइनके उत्तरमे की है। इस भव्यका 
नामोल्लेख सर्वार्थंसिद्धिकारने नही किया । उत्तवर्त्ती लेखकोने किया है। उनका 


१ अनेकान्त, वर्ण १, पू० २७० । 


१५४ . तोर्थंकर महावीर और उनकी आन्ार्य-परम्परा 


भ्राघार क्या है, कुछ कहा नही जां सकता । वह अन्‍्वेषणीय है। इतला स्पष्ट 
तथ्य है कि तत्त्वार्थंसत्र किसी आसचन्नभव्य मुमुक्षुके हित्तार्थ लिखा गया है। 
तत्त्वाय॑सत्रका महत्त्व 

इस ग्रन्थमे जिनागमके मूल त्तत््वोको बहुत ही सक्षेपमे निबद्ध किया है। 
इसमे कल दश अध्याय और रे५७ सूत्र है। सस्कृत्त-भाषामे सृत्रशेलीमे 
लिखित यह पहला सूत्रग्नल्थ है। इसमे करणानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणा- 
नुयोगका सार समाहित है । इसकी सबसे बडी महत्ता यह है कि इसमे साम्प्र- 
दायिकता नही है। अत्तएव यह श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो ही सम्प्र- 
दायोको थोडे-से पाठभेदको छोडकर समानरूपसे प्रिय है। इसकी महत्ताका 
सबसे बडा दूसरा प्रमाण यह है कि दोनो ही सम्प्रदायोके महान्‌ आचार्योने इसपर 
टीकाएँ लिखी हैं। पृज्यपाद, अकलक और विद्यानन्दने दाशंनिक टीकाएँ 
लिखकर इस ग्रन्थका महत्त्व व्यक्त किया है । विद्यानन्दने अपनी 'भप्तपरीक्षा' 
में इसे बहुमूल्य र॒त्नोका उत्पादक, सलिलनिधि--समुद्र कहा है-- 


श्रीमत्तत्त्वा्थशास्त्रादभुतसलिलनिधेरिद्धरत्नो ड्भूवस्प, 
प्रोत्यानारम्मकाले सकलमलभिदे श्ञास्त्रकारे कृत्त यत्‌ । 
स्तोत्र तीर्थोषमानं प्रथित्तपुथुपण स्वामिमीमासित्त त्तत्‌, 
विद्यानन्दे स्वश्क्त्या कथमपि कथित सत्यवाक्याथंसिद्धथे ॥ 


प्रकृष्ट रत्नोके उद्धवके स्थानभत श्रीमत्तत्त्वार्थशास्त्ररूपी अद्भूत समुद्रकी 
उत्तत्तिके प्रारम्भकालमें महाच्‌ मोक्षपथको प्रसिद्ध करनेवाले और तीर्थोपमस्वरूप 
जिस स्तोत्रको शास्त्रकार गृद्धपिच्छाचायंने समस्त कर्ममलके भेदन करनेके 
अभिप्रायसे रचा है भोर जिसको स्वामीने मीमासा की है, उसी स्तोत्रका 
सत्यवाक्याथे ( यथार्थता ) की सिद्धिके लिए मुझ विद्यानन्दने अपनी शक्तिके 
अनुसार किसी प्रकार व्याख्यान किया है 


तत्त्वाथंसत्र जेन धर्मका सारग्रन्थ होनेसे इसके मात्र पाठ या श्रवणका 
फल एक उपवास बताया गया है, जो उसके महत्त्वको सूचित करता है । वर्त॑- 
मानमे इस ग्रन्थको जन परम्परामे वही स्थान प्राप्त है, जो हिन्दू धममे 'भगवद- 
गीता” को, इस्छाममे 'क्रान' को और ईसाई धर्ममे 'बाइबिल” को प्राप्त है। 
इससे पूर्व प्राकृत भाषामे ही जेन ग्रन्थीकी रचना की जाती थी | इसी भाषामे 
भगवान महावीरकी देशना हुई थी और इसी भाषामे गौतम गणधरने अगो 





१ डॉ० दरवारीलाल कोठिया, आाप्तपरीक्षा, उपसंहार-पद्य, पद्य-संख्या १२३, वीर- 
सेवामन्दिर, सरसावा (सहारनपुर)। 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य : १५५ 


ओर पूर्वोकी रचना की थी। पर जब देशमें संस्क्ृत-भापाका महत्त्व वृद्धिगतत 
हुआ और विविध दर्शनोके मन्तव्य सूत्ररूपमे निबद्ध किये जाने छगे, तो जैन 
परम्पराके आचार्योका ध्यान भी उस ओर भाकृष्ट हुआ और उसीके फलस्वरूप 
तत्त्वार्थसत्र जैसे महत्त्वपूर्ण सस्क्ृत-सूत्रग्रन्थकों रचना हुईं। इस तरह णेन 
वाइमयमे सस्कृत-भाषाके सर्वप्रथम सृत्रकार गृद्धपिच्छ है और सबसे पहला 
सस्कृत-सूत्रग्रन्थ तत्त्वार्थसत्र है। 


वर्ण्य चिषय 


तत्त्वाथंसूत्र धर्म एव दर्शनका सूत्रगनल्थ है । इसकी रचना वैश्ेषिक दर्शनके 
“वेशेषिकस्‌जज' ग्रन्थक समान हुई है। वेशेषिक दर्शनके प्रारम्भमे द्रव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव इन सात पदार्थोके तत्त्वज्ञानसे मोक्ष- 
प्राप्तिकी बात कही गयी है। अत्त इस सृत्रग्नन्थमे मुख्यरूपसे उक्त सात पदार्थोका 
विवेचन आया है। साख्य दर्शनमे प्रकृति और पुरुपका विचार करते हुए जगवूके 
मूलभूत पदार्थोका ही विचार किया है | इसी प्रकार वेदान्तदर्शनमे जगतके 
मूलभूत त्तत्त्त ब्रह्मयकी मीमासा की गयी है | न्‍्यायदर्शनमे प्रमाण, प्रमेय, सशय, 
प्रयोजन, दृष्टन्त, सिद्धात, अवयव, त्तक॑, निर्णय, वाद, जल्प, वित्तण्डा, हेत्वा- 
भास, छल, जाति और निग्नहस्थान इन सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञानसे मोक्षकी 
प्राप्ति बतलायी है। न्यायदर्शनमे अर्थपरीक्षाके साधनोका ही कथन आया है। 
योगदर्शनमे जोवनमे अशुद्धता छानेवालछी चित्तवृत्तियोका और उनके निरोधका 
तथा तत्सम्बन्धी श्रक्रियाका प्रतिपादन आया है। इस प्रकार पूर्वोक्त दर्शनोका 
विषय ज्ञेयप्रधान या ज्ञानसाधनप्रधान अथवा चारित्रप्रधान है । 


पर 'तत्त्वाथंसूत्र'मे ज्ञान, ज्ञय और चारित्रका समानरूपसे विवेचन आया है। 
इसका प्रधान कारण यह है कि जहाँ वेशेषिक भादि दर्शनोमे केवल तत्त्वज्ञानसे 
"नि श्रेयस्‌' प्राप्ति बतछायी गयी है वहां जेनदर्शनमे सम्यर्दशंन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यक्चारित्रके समुच्चयको मोक्षका मार्ग कहा है। तत्त्वाथ॑सूत्रके प्रथम 
अध्यायके द्वितीयसू त्रमे जीव, अजीव, आख्व, बन्ध, सवर, नि्जरा और मोक्ष 
इन सात तत्त्वोके सम्यक्द्शंन और छठे सूत्रमे इनके यथार्थश्ञानकी सम्यकज्ञान 
कहा है। तत्त्वार्थयृत्रकारने हेय और उपादेयरूपमे केवल इन्ही सात तत्त्वोको 
श्रद्धेय एवं अधिगम्य बतछाया है। मोक्षमार्गमे इन्हीका उपयोग है | अन्य 
अनन्त पदार्थोका नहीं | इससे पृर्वं समयसारमे भी निशचयनय और व्यव- 
हारनयसे इन्ही सातो तत्त्वोका निरूपण किया है। 


अतएव आचार्य गृद्धपिच्छने इस तत्त्वाथंसुत्रमे दश अध्याओकी परिकल्पना 


१५६ : तीर्थंकर महायीर और' उनकी आचार्य-परम्परा 


करके प्रथम, द्वितीय, तुतीय और चतुर्थ अध्यायमे जीवतत््वका, पचम अध्याय- 
में अजीवतत्वका, पछ्ठ और सप्तम अध्यायोमे आख्वतत्त्वका, अप््रमभ अध्यायमे 
बन्धतत्वका, नवम अध्यायमे सवर और निर्जरात्तत्वोका एव दशम अध्यायमे 
मोक्षतत्वका विवेचन किया है। प्रथम अध्यायके आर्म्भमे सम्यग्दर्शनका 
स्वरूप और उसके भेदोकोी व्यारपा करनेके पर्चात्‌ --प्रमाणनयेरधिगम 
[१-६] सूतसे जश्ञान-विपयक चर्चाका प्रारम्भ होता है। प्रमाणका कथन तो सभी 
भारतीय दर्शवो थे आया है, पर नयका विवेचन इस ग्रन्थका अपना वेशणिष्टय है 
ओर यह है जेनदर्शनके अने फ्रान्तवादकी देन। नय प्रमाणका ही भेद है । सकल- 
ग्राही श्ञानकों प्रमाण और वस्तुके एक अशको ग्रहण करनेवाले ज्ञानको नय 
कहते हैं । 
तत्त्वायंसूजमे ज्ञानकों हो प्रमाण माना है और ज्ञानके पाँच भेद बतलाये 
हैं--(१) मत्ति, (२) श्रुत, (३) अवधि, (४) मन पर्यय और (५) केवलज्ञान | 
प्रमाणके दो भेद हँ--प्रत्यक्ष और परोक्ष | उक्त शानोमे मतिज्ञान और श्रतश्ञान 
ये दो पराक्ष हें, पयोकि उनकी उत्पत्ति इन्द्रिय और मनकी सहायतासे होती 
है। शेष तोन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, वयोकि ये भात्मासे ही उत्पन्न होते हैं--उनमें 
इच्द्रियादिको अपेक्षा नहों होतो । तत्वार्यसूजमे उक्त पाँचो ज्ञानोका प्रतिपादन 
किया है। मतिज्ञानकी उत्पत्तिके साधन, उनके भेद-प्रभेद, उन्तको उत्पत्तिका 
क्रम, श्ुतजञानके भेद, अवधिन्ञान और मन पर्यवद्चानक्े भेद तथा उनमें पार- 
स्परिक अन्तर, पांचो ज्ञानोका विषय एवं एकसाथ एक जोवमे कितने ज्ञानोका 
रहना सम्भव है आदिका कथन इसमें आया है। अन्तमे मति, श्षुत और अवधि- 
शञानके मिथ्या होनेके कारणका भी विवेनन कर नयोके भेद परिगणित किये 
गये हैं । इस अध्यायमे ३३ सूत्र हैं । 


द्विततोय अध्यायमे ५३ सूत्नी द्वारा जीवतत्वका कथन किया है । सर्वप्रथम 
जोवके स्वत्तत्व्व्प पच भावी और उनके भेदोका निरूपण आया है। पद्चात्‌ 
जीवके संसारी और मुक्त भेद बतलाकर ससारी जीवोके भेद-प्रभेदोका कथन 
किया गया है। जोबोकी इन्द्रियोके भेंद-प्रभेद, उनके विषय, ससारी जीवो- 
मे इन्द्रियोकी स्थिति, मृत्यु और जन्मके बीचकी स्थिति, जन्मके भेद, उन्की 
योनियाँ, जोवोमे जन्मोका विभाग, शरीरके भेद उनके स्वामी, एक जीवके एक- 
साथ सम्भव हो सकनेवाले शरोर, छिगका विभाग तथा पूरी आयु भोगकर 
मरण करनेवाले जीवोका कथन किया है । 


तृत्तीय अध्याय ३९ सुश्रोमे नित्रद्ध है। इसमे अघोछोक और मध्यछोकका 


8 


वर्णन भाया है । अधोलोकका कथन करते हुए सात पृथिवियाँ त्था उनका 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य . १५७ 


आधार बत्तलाकर उनमे नरकोकी सख्या और उन नरकोमें बसनेवाले नारकी 
जीवोकी दशा एवं उनकी दीर्घ आयु आदि बतलायो गयी है। मध्यलोकके 
वर्णनमे द्वीप, समुद्र, पर्वत, नदियाँ एव क्षेत्रोत्रा वर्णन करनेके पर्चातृ मध्य- 
लोकमे निवास करनेवाले मनुष्य और तियंडचोकी आयु भी बतलायी गयी है। 

चतुर्थ अध्यायमे ४२ सूत्रों द्वारा ऊध्वंछोक या देवलोकका वर्णन किया 
गया है। इसमे देवोके विविध भेदो, ज्योतिमंण्डल, तथा स्वर्गलोकका वर्णन है | 


दार्शनिक दृष्टिस पचम अध्याय महत्त्वपूर्ण है। यह ४२ सूत्रोमे निवद्ध 
है। इसमे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छ. द्रव्योका 
वर्ण आया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक द्रव्पके प्रदेशोको सख्या उनके द्वारा 
अवगाहित क्षेत्र और प्रत्येक द्रव्यका कार्य आदि बतलाये हैँ। पुद्गलका स्वरूप 
बतलाते हुए उसके भेद, उसकी उत्पत्तिके कारण, पौदुगलिक बन्धकी योग्यता- 
अयोग्यता आदि कथन है। भन्‍्तमे सत्‌, द्रव्य, गुण, नित्य और परिणामका 
स्वरूप प्रत्तिपादित कर कालको भी द्रव्य बतछाया है। 


पष्ठ अध्याय २७ सत्रोमे ग्रथित है । इस अध्यायमे आखवत्तत्त्वका स्वरूप, 
उसके भेद-प्रभेद और किन-किन कार्यो के करनेसे किस-किस कमंका भास्रव 
होता है, का वर्णन आया है। 

सप्तम अध्यायमे ३९ सूत्रो द्वार। वब्रतका स्वरूप, उसके भेद, ब्रत्तोको स्थिर 
करनेवाली भावनाएं, हिसादि पाँच पापोका स्वरूप सप्त शील, सल्लेखना, 
प्रत्येक ब्रत और शीलके अतिचार, दानका स्वरूप एवं दानके फलमे तारतम्य 
होनेके कारणका कथन आया है। 

अष्टम अध्यायमे २६ सूत्र है। करमम-बन्ध॒के मूल हेतु बतछाकर उसके स्वरूप 
तथा भदोका विस्ता रपुवंक कथन करते हुए आठो कर्मोके नाम प्रत्येक कर्मकी 
उत्तरप्रकृतिया, प्रत्येक कमंके स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशवन्धका 
स्वरूप बतलाया है । 

नवम अध्यायमे ४७ सृत्रो द्वारा सवरका स्वरूप, सदरके हेतु, गुप्ति, समिति, 
दद्या धर्म, द्वादश अनुप्रेक्षा बाईस परीषह, चारित्र और अन्तरग तथा बहिरग 
तपके भेद बतलाये गये हैं। ध्यानका स्वरूप, काल, ध्याता, ध्यानके भेद एवं 
पाँच प्रकारके निग्नेन्थ साधुओका वर्णन आया है। 

दशम अध्यायमे केवल ९ सूत्र हैं। इसमे केवलज्ञानके हेतु, मोक्षका स्वषप, 
मुक्तिके पश्चात्‌ जीवके उध्वंगमनका दृष्टान्तपुवंक सयुक्तिक समर्थ तथा मुर्ते 
जीवोका वर्णन आया है । 


१५८ . तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इस प्रकार तत्त्वाथ॑सूत्रका व्ण्यं विषय जैनधमंके मूलभूत समस्त सिद्धान्तोसे 
सम्बद्ध है। इसे जेन सिद्धान्तकी कुजी कहा जा सकता है । 


तत्त्वाथ॑सूत्नकी रचनाका स्रोत 


तत्त्वार्थ सूत्रके सूत्र कुन्दकुन्दके नियमसार, पचास्तिकाय, भावपाहुड, षद्‌- 
खण्डागम प्रवचनसा र, आदिके आधारपर निमित्त हुए है। “सम्यग्दर्शनज्ञाचा रित्राणि 
मोक्षमार्ग ” [१-१] सूत्रका मूल स्रोत नियमसार है। कुन्दकुन्दने अपने नियम- 
सारको प्रारम्भ करते हुए लिखा है कि जिनशासनमे माग और मार्गफलको 
जपादेय कहा है। मोक्षके उपायको मार्ग कहते है और उसका फल निर्वाण 
है। ज्ञान, दर्शान और चारित्रकों नियम कहा जाता है तथा मिथ्यादर्शन, 
मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रका परिहार करनेके लिए उसके साथ सार' 
पद लगाया है। त्तवार्थ॑सृत्रमे भी मिथ्यादर्शनादिका परिहार करनेके लिए 
दर्शनादिकके साथ सम्यक्‌ पद लगाया है । 


मग्गो मग्गफल ति य दुविह जिणसासणे समक्खाद । 
मग्गो मोक्खउवायो तस्स फल होइ णिव्वाण ॥ 
णियमेण य ज कज्ज तण्णियम णाणदसणचरित्त । 
विवरीयपरिहरत्थ भणिद खलु सारमिदि वयण ॥" 
तत्तवार्थयूत्रके द्वितीय सूत्र तथा चतुर्थ सूत्रका आधार भी क्ुन्दकुन्दके ग्रन्थ 
हैं । कुन्दकुन्दने सम्यक्दर्शनका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है-- 
“भत्तागमतच्चाण सहृहणादो ह॒वेइ सम्मत्त ॥/१ 
आप्त, आगम और तत्त्वोंके श्रद्धानको सम्यकदर्शन कहते हैं और तत्त्वार्थ 
आमममे कहे हुए पदार्थ हैं | 
तत्त्वार्थसूत्रका रने नियमसा रके उक्त सन्दर्भको स्रोत मानकर 'तत्त्वार्थश्रद्धान 
सम्यकदरशनस्‌[ १-शुसूत्र लिखा है। वस्तुत्त यह सूत्र “तच्चाण सहृहणादो 
हवेइ सम्मत्त”का अनुवाद है । सात तत्त्वोके नाम कुन्दकुन्दके 'भावपाहुड' आदि 
ग्रन्योमे मिलते हैं। “सत्सब्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश्च'' [ १-८॥ 
यूत्का स्रोत षट्ख॒ण्डागयम'का निम्नलिखित सूत्र है-- 
“सत्तपरूवणा दव्वपमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो फोसणाणुगमो कालाणुगमो 
अतराणुगमो भावाणुगमो अप्पाबहुगाणुगमो चेदि ।” [१-१-७] 





१ नियमसार, ग्राथा २,३। 
२ वहां, गाथा ५। 
है. वही, गाथा ८। 


श्रुतधर भोर सारस्वताचार्य १५९ 


गृद्धपिच्छाचार्यने पट्खण्डागमक्रे इन आठ अनुयोगद्वारोको लेकर उक्त सूत्रकी 
रचना की है । मति, श्रुतत आदि पाँच ज्ञानोका जैसा वर्णन त्तत्वासूत्रमे आया है 
वह स्रोत्की दुष्टिसे पटसण्डागमके वर्ग णाखण्डके अन्तर्गत कमंप्रकृति-गनुयोगद्वारसे 
अधिक निकट प्रत्तीत होता है। इसी प्रकार तत्त्वार्थंसत्रमे 'मति स्मृति संज्ञा 
चिन्ता( १।१३]को पत्तिज्ञानके नामान्तर कहा है। उसका स्रोत पदट्खण्डागमके कर्म- 
प्रकृति-अनुयोगद्वा रक। 'सण्णा सदो मदी चिन्ता चेदि'|[५-५-४१| सूत्र है। इसी प्रकार 
भवप्रत्ययोशधिदेवना रकाणाम्‌ (तत्त्वाथंसूत्र १२१]का स्रोत पट्खण्डागमके कमं- 
प्रकृति-अनुयोगद्वा रका 'ज त्त भवपच्चडय त देव-णे रइयाण' [५-५-५४] सूत्र है। 
तत्त्वाथंसूतमे पाँच ज्ञानोको प्रमाण मानकर उनके प्रत्यक्ष ओर परोक्ष भेद 
किये गये है । इन भेदोका स्रोत प्रवचनसा रकी निम्नलिखित गाथा है-- 
ज परदो विण्णाण त तु परोवख त्ति भणिदमत्थेसु । 
जदि केवलेण णाद हवदि हि जीवेण पच्चक्ख ॥" 
भर्थात्‌ पदार्थंविषयक जो ज्ञान परकी सहायत्तासे होता है, वह परोक्ष कहलाता 
है और जो ज्ञान केवल आत्माके द्वारा जाना जाता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। 
द्वितोय अध्यायके प्रारम्भमे प्रतिपादित पांच भावोके बोधक सृत्रका स्रोत 
पञ्चास्तिकायकी निम्न लिखित गाया है-- 
उदयेण उवसमेण य खयेण दुहिं मिस्सदेहिं परिणामे । 
जुत्ता ते जीवगुणा बहुसु अत्येसु विच्छिष्णा ॥* 
पञ्चम अध्यायमे प्रतिपादित द्रव्य, गुण, पर्याय, अस्तिकाय आदि विषयोंके 
स्रोत आचायं क्‌न्दकुन्दके पग्चास्तिकाय, प्रवचनसार और नियमसारकी अनेक 
गाथाओमे प्राप्य हैँ। तत्त्वार्थसूत्रमे द्रव्यलक्षणका निरूपण दो प्रकारसे आया 
है। उसके लिए सत॒की परिभाषाके पर्चातु "सद्द्रव्यलक्षणम्‌” (५२५) और 
“गुणपयंयवद्द्रव्यम'” (५३८) सूत्रोकी रचना की है । ये सभी सूत्र कुन्दकुन्दकी 
निम्न गाथासे सुजित है-- 
“दव्व सल्‍लवखणिय उप्पादब्बयघुवत्त सजुत्त। 
गुणपज्जयासय वा ज त्त॑ भण्णति सब्वण्ठू 
पचम अध्यायमे “स्तिग्धरुक्षत्वादन्ध”, 'न जघन्यगुणाता', "गुणसाम्ये 
सदुशानाम्‌', 'दृरथधिकादिगुणना तु' [५-२३,३४,३२५,३६] सूत्रोद्वारा स्तिग्ध और 
१ प्रवचनसार, ज्ञानाधिकार, गाथा-५८ । 
२. पद्चास्तिकाय, गाथा ५६। 
३. पद्चास्तिकांय, गाथा १० । 


१६० . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


रूक्ष गणवाले परमाणुओके वन्धका विधान आया है। वे सुत्र प्रवचनसारकी 
निम्न गायाओपरसे रचे गये है-- 
णिद्धा वा लुक्वा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा । 
समदो दुराधिगा जदि वज्ञति हि. आदिपरिदह्दीणा || 
णिद्धत्तणेण दूगणो चदुगृणणिद्धेंण वधमणभवदि | 
लुक्खेण वा त्तिगुणिदों अणु वज्ञदि पचगुणजुत्तो ॥ 
दुपदेसादी खथा सुहुमा वा बादरा ससठाणा। 
पुट्विजलनेउवाऊ सगपरिणामेहि जायते ॥* 


अपने जअक्‍्त्यशोमे परिणमन करनेवाले परमाणु यदि स्निग्ध हो अथवा रूक्ष 
हो, दो, चार, छहू, आदि अशोकी गणनाकी अपेक्षा सम हो, अथवा तीन, पाँच, 
मात आदि अश्लोकी अपेक्षा विषम हो. अपने अशोसे दो अधिक हो, ओर जघन्य 
अशमे रहित हो तो परस्पर बन्धको प्राप्त होते है । 


स्तिग्ध गुणके दो अश्लोको घारण करनेवाले परमाणु चतुगुंण स्निग्धके साथ 
बषते हैं। रूक्षणणके तीन मंगजोको घारण करनेवाला परमाणु पांचगुणयुकत रूक्ष 
अशको घारण करनेवाले परमाग्ुके साथ बन्धको प्राप्त होता है । 

दो प्रदेशोको आदि लेकर सस्यात, असख्यात्त और अनन्तपय्य॑न्त प्रदेशोको 
वारण करनेवा 5 सूक्ष्म अथवा बादर विभिन्न आकारोसे सहित तथा पृथ्वी, 
जल, अग्ति और वायु रूप स्कन्ब अपने-अपने स्तिग्ध और रूक्ष गुणोके परिण- 
पनसे होते है । 

इसी प्रकार “बन्घेईघिको पारिणामिको'[५॥३७)]सूत्रका स्ोत पट्खण्डागम- 
के वर्गंगाखण्डका वन्ध-विघान है । 


तत्त्वाथंसूत्रके पछ अध्यायमे तीर्थकरनामकर्मके बन्धमे कारणभूत सोलह 
कारणोका निर्देशक सूत्र निम्न प्रकार है-- 

दर्शनविशुद्धिविनयप्तम्पन्नता शीलब्रतेष्वनतिचारो$भीकणज्ञानो ययोगसवेगी 
शविततस्त्यागतपसी साधुसमार्थिवेयावृत्यकरणमहंदाचार्य-बहुश्रुतप्रवचनभवित- 
रावश्यकापरिहाणिर्मार्ग प्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्थ ॥ [६-२४] 


अर्थात्‌ १ दर्णनविशुद्धि, २ विनयसम्पन्नता, ३ शीलब्नतोमे अनतिचार, 
४ अमीक्षणज्ञानोपयोग, ५ सवेग, ६शक्तित त्याग,७ शक्तित त्तप, ८ साधुसमाधि, 


९३ अवचनसार, जेयाधिकार, गाथा ७३ ,७४,०५ । 


श्रुतधर और सारस्बताचार्य १६१ 
११ 


९ वेयावृत्यकरण, १० अहंद्भक्ति, ११ आचायंभक्ति, १२ बहुश्र्‌ तमवित, १३ 
प्रवचनभक्ति, १४ आवश्यकापरिहाणि, १५ मार्गप्रभावना ओर १६ प्रवचन- 
वत्सलत्व ये सोलह भावनाएं त्ती्थंकरनामकमंके बन्धकी कारण हैं । 


उपयुक्त सूत्रका स्रोत 'घट्खण्डागम'के 'वधसामित्तविचआ' का निम्न यूंत्र 
है--'दसणविसुज्ञदाए विणयसपण्णदाय सीलव्वदेसु निरदिचारदाए आवासएसु 
अपरिहोणदाए खण-लव-पढिवुज्ञणदाए लद्धिसवगसपण्णदाए जघाथामे तघातवे 
साहुण पासुअपरिचागदाए साहुण समाहिसवारणाएं साहुण वेज्जावच्चजोग- 
जुत्तदाए अरहृतभत्तीए बहुसुदभत्तीए पवरयणभत्तीए पवरयणवच्छलदाए पवयण- 
प्पभावणदाए अभिक्वण अभिक्‍्खण णाणोवजोगजुत्तदाए, इच्चेदेहि सोल सेहि 
कारणेंहि जीवा तित्थयरणामगोद कम्म बधति" ॥ 

दोनो सूत्रोके अध्ययनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि गुद्धपिच्छाचाय॑ने प्राकृत- 
सूत्रका सस्कृत रूपान्तर कर दिया है। 


तत्त्वाथंसू त्रके नवम अध्यायमे बारह अनुप्रेक्षाओका कथन आया है। इनका 
स्रोत भगवती आराधना', 'मूलाचार' एव कन्दकुन्दाचार्यकी 'बारसअगुवेबसा' 
है। इन तीनो पग्रन्योमे द्वादश अनुप्रेक्षाओको गिनाने वाली गाथा एक ही है। 
तत्त्वार्थयूत्रकारने द्वादश अनुप्रेक्षाओंके क्रममे मात्र कुछ अन्तर किया है तथा 
प्रथमानुप्रेक्षाका नाम अनित्य रखा है, जबकि इन ग्रन्धीमे अध्न व है। 


तत्वार्थसूत्रके नवम अध्यायके नवम सूत्रमे २२ परीषहोंके नाम गिनाये 
गए हैं। उनमे एक 'नाग्न्य' परिषह भा है। 'नाग्न्य'का अर्थ नगापना है। यहाँ 
आचाय॑ने अचेंलकी अपेक्षा 'नाग्न्य/ पदके प्रयोगकी अधिक महत्त्व दिया है। 
इससे ज्ञात होता है कि सूत्रकर्ताको साधुओकी नग्नता इष्ट थी और उन्हें 
उसका परीषह सहना ही चाहिए, यह भी मान्य था। 

इस तरह पट्खण्डागम और कन्दकुन्द-साहित्यमे तस्तवाथंसूत्रके सूत्रोकि 
अनेक बीज वत्त॑मान हैं । 


सुत्रपाठ 

तत्वार्थंसूत्रके दो सूत्रपाठ उपलब्ध होते हैं । पहला सूत्रपाठ वह है जिसपर 
पृज्यपाद, अकलूकदेव और विद्यानन्दने टीकाएँ लिखी हैं । यह पाठ दिगम्बर 
परम्परामे प्रचलित है। दूसरा पाठ वह है, जिसपर तत्त्वार्थाधिगमभाष्य पाया 
जाता है तथा सिद्धसेन गणि और हरिभद्वने अपनी टीकाएं लिखी हैँ। इस दूसरे 


१ पट्खण्डागम, पुस्तक ८, पूृ० ७९५ | 





१६२ * तींभकर"'महावीर-और उनको आजार्य-परस्परः -.. 


ज_ 


सूत्रपाठका प्रचार खेताम्बर परम्परा है। इन दोनो सूत्रपाठोमे जो अन्तर 
है, वह निम्न प्रकार अवगत्त किया जा सकता है-- 


दोनो पाठोंके अनुसार दशो अध्यायोके सूत्रोकी सख्या-- 
प्रयथमपाठ--३३ + ५३ + ३९+ ४२ +४२+ २७ + ३०+ २६ + ४७ + ९ +-- २५७ 
द्वितीयपपाठ-३५ + ५२ + १८ + ५३ + ४४+ २६ + ३४ + २६ + ४९ + ७ +5 ३४४ 


दोनो पाठोंके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि प्रथम अध्यायमे दो सुत्रोकी हीना- 
घिकता है । प्रथम पाठकी अपेक्षा द्वितीय पाठमे दो सूत्र अधिक हैं। प्रथम सूत्र 
'द्विविधोष्वधि ' [१!२१]--अवधिन्नानके दो भेद हैं । इस सूत्रमे कोई सैद्धान्तिक 
मतभेद नही है। अन्तिम दो सुत्र विचा रगोय हैं--'नेगमसंग्रहव्यवहा रजुंसूवशब्दा 
नया ”[१॥३४]आचदाब्दो द्वित्रिमेदी' | १।२५॥ ये दोनो सूत्र द्वितीय पाठमे मिलते 
हैं। प्रथम पाठमे नण्के सात मेद माने गये हैं, और इन सातोंके नामोको बत- 
लाने वाला एक ही सूत्र हैं। पर दूसरे पाठके अनुसार नयके मूल पाँच भेद हैं, ओर 
उनमेंसे प्रथम 'नेगमनय'के दो मेद हैं और 'शब्दनय के साम्प्रत, समभिरूढ़ और 
एवमूत ये तोन मेद हैं। सप्तवयकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । यह दिगम्बर 
और स्वेताम्बर दोनो ही आगमोमे पायी जातो है। तत्त्वार्थसुत्रमे यह जो 
द्वितोय मान्यता आयी है, उसका समन्वय दिगम्बर और इदवेताम्बर दोनों ही 
प्रम्पराजोके साथ सम्मव नही है ! यह तो एक नयी परम्परा है, जिसका 
आरम्म तत्त्वार्थाधिगमभाष्यसे होता है। 

पन्द्रहवें सूत्रम मतिज्ञानका तोसरा मेद भाष्यके अनुसार “भपाय' है और 
सर्वार्थंसिद्धिके अनुसार “अवाय' है। पंडित सुखलालजी द्वारा सम्पादित "त्र्त्वा- 
थंसूत्रमे 'अपाय के स्थानपर “अवाय' पाठ ही मिलता है। नन्दिसूत्रमें मी 
'अवाय' पाठ है। अकलकदेवने अपने तत्त्वाथंवातिकमें दोनो पाठोमे केवल शब्द- 
मेद बतलाया है । किन्तु उभयपरम्परासम्मत प्राचीच पाठ “अवाय! ही है, 
'अपाय' नही । सोलहवें सूत्र 'बहुबहुविघ' आदिसे प्रथम पांठमे 'अनिसूतानुक्त' 
पाठ है और दूसरी मान्यततामे 'अनिसृतासन्दिग्ध/ पाठ है| इसी प्रकार मवधि- 
ज्ञानके दूसरे भेदके प्रतिपादक सूत्रमे प्रथमपाठमे 'क्षयोपशमनिमित्त ” पाठ है 
ओर दूसरेमे 'यथोक्तनिमित-' पाठ है | इन दोनो पाठोंके आशयमे कोई अन्तर 
नही है। 

द्वितोय अध्यायमे प्रथमपाठके अनुसार 'तैजसमपि' [२।४८| तथा 'शेषा- 
स्त्रिवेदाः [२।५२] ये दो सुत्र अधिक हैं। इसी तरह दूसरे सृत्रपाठमे 'उपयोग- 
स्पर्शादिषु! [२१५] सूत्र अधिक है| शेष सूत्रोमे समानता होते हुए भी कतिपय 
स्थछोम्रे अन्तर पाया जाता है। प्रथम सूत्रपाठमें 'जीवभव्याभव्यत्वानि च' 


श्रुतु्तर ओर सारस्वताचार्म : श्छिद्ट ४ 


(२७) पाया जाता है, और द्वित्तोय सृत्रपाठमे इसके स्थानपर 'जीवभव्याभव्य- 
त्वादीनि च [२७] सूत्र है। प्रथम पाठमे जिन पारिणामिक भावोका ग्रहण 
“च' शब्दसे किया है, द्वितीय पाठमे उन्हीका ग्रहण आदि पदसे किया है। 
अकलकदेवने आदिपदको सदोष बततलाया है ।* 


ससारी जोवोके तरस और स्थावर ये दो मेद भाये हैं । स्थावरके पाँच भेद 
हैँ। इनकी मान्यता दोनो सूत्रपाठोमे तुल्य है, पर त्रसका अर्थ भाष्यमे बताया 
है कि जो चलता है, वह त्रस हे । इस अपेक्षासे दूसरे सूत्रपाठमे तैजसकायिक 
और वायुकायिकको भी ज्रत्ञ कह गया है, क्य्रोकि वायु और अग्नि कायमे 
चलनक्रिया पायी जाती है। अतएव द्वितीय अध्यायके तेरह और चौदहवें सूत्रमे 
अन्तर पड गया है। द्ितीय अध्यायके अन्य सूत्रोमे मी कतिपय स्थलोपर 
अन्तर विद्यमान है । ह 


प्रथमसू त्रपाठ द्वितीय सूत्रपाठ 

१. एकसमया४5$वि ग्रहा ॥२५॥ एव समयो5विग्रह ॥रेगा 
२. एक द्वौ त्रीन्वाइनाहारक ॥३ेग। एक द्वौ वाउनाहारक ॥३१॥ 
३ जरायुजाराडज-पोतानां गर्भ. ॥३३॥ जराग्वण्डपोतजाना गर्भ ॥रे४॥ 
४ देवनारकाणामुपपाद ॥रे४८ा तारकदेवानामुपपात ॥३५॥ 
५. पर पर सूक्ष्मम्‌ ॥२७॥ पर पर सूक्ष्मस्‌ ॥३८॥ 
६. औपपादिक-चरमोत्तमदेहाउसेख्येय- औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषाउसस्थेय- 

वर्षायुषो5नपवर्त्यायुष ॥५३॥ वर्षायुषो&नपवर्त्यायुष- ॥५श॥ 


इन सूत्रोमे शाब्दिक अन्तर रहनेके कारण सैद्धान्तिक दृष्टिसे भी मत- 
भिन्नत्ता है ।* 

तृतीय अध्यायमे प्रथम पाठके अनुसार ह्वितोय पाठसे २१ सूत्र अधिक 
है। द्वितीय पाठमे वे सूत्र नही हैं । तृत्तीय अध्यायके प्रथम सूत्रके पाठमे थोडा 
अन्तर पाया जाता है । द्वितीय पाठमे 'अघो5घ' और “पृथुततरा ” पाठ है जबकि 
पहलेमे 'पुथुतगा ' पाठ नही है। अकलकदेवने अपने तत्त्वाथवात्तिकमे इस 
पाठकी आलोचना को है और उसे सदोष बताया है । 

चतुर्थ अध्यायमे स्वगोंके सख्या-सूचक सूत्रमें अन्तर है। प्रथम पाठके अंबु- 
सार सोलह स्वर्ग गिनाये गये हैं, पर द्वितीय पाठके अनुसार बारह ही स्वर्ग 
परिगणित हैं । स्वगंके देवोमे प्रविचारको बतलाने घाले सूत्रमे शेषा स्पर्शहूप- 


१ तत्त्वार्थवातिक, पृ० ११३ । 
२. पंडित सुखलालजो द्वारा सम्पादित तत्त्वार्थसुत्रकी भूमिका । 


१६८ लीघीतर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


शब्दमन प्रवोचारा' (४८] के स्थानपर 'शेषा प्रविचारा द्योद्वयी.' [४॥९५] 
पाठ जाया है। इस द्वित्तीयपाठमे 'द्वयोद्वयो ” पाठ अधिक है । अकलंकने इस 
पाठकी आलोचनाकर इसे आषंविरुद्ध बतलाया हैं । प्रथम सूत्रपा ठमे छौकान्तिक 
देवोकी स्थितिका प्रतिपादक सूत्र आया है, पर द्वितोय सूत्रपाठमे वह नही है। 


पाँचवें अध्यायमे द्वितीय सूत्रपाठमे “द्रव्याणथि जीवाइच” ण्ह एक सूत्र 
है। किन्तु प्रथम सूत्रपाठमे 'द्रव्याणि' [५२] और “जीवाश्च” [५१३] ये दो 
सूत्र है। तत्त्वार्थवातिकमे अकलकदेवने 'द्रव्याणि जीवा “--इस प्रकारके एक 
सूत्रकी मीमासा करते हुए एक ही सूत्र रखनेका समर्थन किया है। इसी प्रकार 
प्रथम सूत्रपाठके 'असख्येया प्रदेशा धर्माधर्मेकजीवानाम' [५८] ये दो सूत्र 
द्वितोय पृत्रपाठमे स्वीकृत हैं। प्रथम सूत्रपाठमे 'सद्‌ द्रव्यलक्षणस्‌ [५२०] यह 
सत्र आया है। पर द्वित्तीय सृत्रपाठमे यह सूत्र वही मिलता | इस सूृत्रका आशय 
भाष्यकारने अवश्य स्पष्ट किया है। 

इसी प्रकार प्रथम सृत्रपाठमे “वन्बेईधिकी पारिणामिकौ” [५।३६॥| सूत्र 
आया है । इसके स्थानपर द्वितीय सृत्रपाठमे “बन्धे समधिकों थारिणामिको” 
[५३६] सत्र है। आचार्य अकलंकदेवन 'समधिको' पाठकों आलोचना करते 
हुए उसे आषंविरुद्ध बतलाया है ओर अपने पक्षके समर्थंनमे खट्खण्डागमका 
प्रमाण दिया है। 

प्रथम सत्रपाठके “कालइच” [५॥३९] सूत्रके स्थानपर दूसरे सूत्रपाठमे 
“कालक्वेत्येके” [५।३८] सूत्र आया है । इस अन्तरका कारण यह है कि दिग- 
म्बर प्रम्परामे कालको द्रव्य माना गया है। पर इ्वेताम्बर पश्परामे कालद्रव्यके 
सम्बन्धम मत्तमेद है । 

ह्वित्तीय सृत्रपाठके 'अनादिरादिमाइच” [५॥४२], “रूपिष्वादिसाद' [५।४३] 
और 'योगापयोगो जोवेषु” ,५॥४४] ये त्तीन सूत्र प्रथम सूत्रपाठमे नही है। 
इन सूत्रोमे आये हुए सिद्धान्तोको समीक्षा अकलकदेवने की है । 


पष्ठ अध्यायमे आये हुए सूत्र दोनो ही सूत्रपाठोमे सिद्धान्तकी दृष्टिसे समान 
हैं। पर कही-कही प्रथम सूत्रपाठके एक ही सूत्रके दो सूत्र द्वितीय सृत्रपाठमे 
मिलते हैं । प्रथम सृत्नपाठमे “शुभ पुण्यस्याशुभ. पापस्थ” [६।३] सूत्र आयाहै । 
द्वितीय सृत्रपाठमे इसके “शुभ. पुण्यस्य” [६३] और “अशुभः पापस्य” ६४] 
ये दो सूत्र मिलते हैं। इसी प्रकार प्रथम सूत्रपाठमे “अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ 
मानुष्स्यथ” [६१७] और “स्वभावमार्दवज्च” [६१८] ये दो सूत्र जाये हैं। पर 
द्वितीय सृत्रपाठमे इन दोनोंके स्थानपर “अल्पारम्मपरियग्रहत्वं स्वभावमादेवाजेवं 
च भानुषस्थ” [६१८] यह एक सत्र प्राप्त होता है। 


श्रुतत्तर और सारस्वताचार्य : १६५ 


इस षष्ठ अध्यायमे प्रथम सूत्रपाठमे “सम्यक्त्वञ्च” [६२१] सूत्र आया है। 
पर द्वितीय सुत्रपाठमे यह सूत्र नही मिलता है । 


सप्तम अध्यायमे कई सत्नोमे शाब्दिक अन्तर आया है। कुछ सूत्र ऐसे भी 
हैं जो प्रथम सृत्रपाठमे उपलब्ध हैं, पर द्वितोयमे नहीं । प्रथम सृत्रपाठमे ब्रतोको 
स्थिर करनेके लिए अहिसादिव्रत्तोकी पाँच-पाँच भावनाएँ बतलायी गयी हैं। 
इन भावनाओका अनुचिन्तन करनेसे व्रत स्थिर रहते हैं | अत्त. प्रथम सृत्रपाठमे 
अहिसात्रतकी “वाडमनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानमोजनानि पञ्च” 
[७४] सत्याणुव्रत्तकी “क्रोघ-लोम-भीरुत्व-हास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणज्च 
पञुच” [७।५] अचोयंत्रत्तकी “शुन्यागार-विमोचितावास-परोपरोधाकरण-मैक्ष्य- 
षुद्धि-सघर्माविसंवादा. पञ्च ।” [७६], ब्रह्मचयंव्रतकी “स्त्रीरागकथाश्रवण- 
तन्मनोहराज्जुनिरीक्षण-पूर्व स्तानुस्म रण-वृष्येष्टरस-स्वशरीसंस्कारत्यागा पतन्‍्च” 
७७] ओर परिग्रहत्यागव्रतके “मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषय-राग-द्वेष-वर्जनानि 
पञ्च” [७।८]--भावनाबोघक सूत्र आये हैं। ये पाँचो सूत्र द्वित्तोय सूत्रपाठमे 
नही हैं। किन्तु तृतीय सूत्रके भाष्यमे इनका भाव आ गया है। 


अष्टम अध्यायमे प्रथम सूत्रपाठमे “सकषायत्वाञ्जीवः कर्मंणो योग्यान्‌ पुदुग- 
छानादत्ते स बन्ध.” [८।२] सूत्र आया है। द्वित्तीय सुत्रपाठमे इसके दो रूप मिलते 
हैं। प्रथम सूजमे “सकषायत्वाज्जीव कर्मंणों योग्यान्दपुद्गलानादत्ते ” [८/२] अश 
आया है ओर दूसरे सूचमे “स बन्ध.” [८।३] सूत्र आया है। इस प्रकार एक ही सूत्रके 
दो सूत्र रूप द्वितोय सूत्रपाठमे हो गये हैं । प्रथम सूत्रपाठमे “मति-श्रुतावधि-मन _ 
पर्यंय-केवलानास” [८।६] सूत्र आया है। पर द्वितोय सूत्रपाठमे इसका सक्षिप्त 
रूप “मत्यादीनास” [८७] उपलब्ध होता है। आचार्य अकलंकदेवने “मत्या- 
दीनास्‌” पाठकी समीक्षा कर प्रथम सूत्रपाठमे आये हुए सुत्रको तकंसगत बत- 
लाया है। इसी प्रकार प्रथमसूत्रपाठके “दान-छाभ-भोगोपभोग-वीर्याणाम (८१३) 
सूत्रके स्थानपर द्वितीय सृत्रपाठमे “दानादीनाम््‌” [८।१४] सक्षिप्त सुत्र आया है। 
भाष्यकारने “अन्तराय पञ्चविध. | तद्यथा--दानस्यान्तराय- लाभस्यान्तराय , 
भोगस्यान्तराय उपभोगस्यान्तराय , वीर्यान्तराय इति” उपयुंक्त प्रथम सूत्रपाठ्मे 
गये हुए अन्तरायके मेदोका नामोल्लेख किया है। पुण्यप्रकृतियोका प्रतिपादन 
करनेवाले सूत्रोंमें मौलिक अन्तर आया है। प्रथम सूत्रपाठमे पुष्यप्रकृतियोकी 
गणना करते हुए लिखा है “सह थ-शुभायुर्नाम-गोत्राणि पुण्यम्‌” [८।२५] और 
“अतोज्न्यत्‌ पापस” [2।२६] कहकर पापप्रकृतियोंकी गणना की है। द्वितीय 
सूत्रपाठमे पुण्यप्रकृतियोका कथन करते हुए “सह यसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुष- 
वेदशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम” [८।२६] लिखा है। इस सूत्रके भाष्यमे “अतो* 


१६६ - तोथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


न्यत्‌ पापम्‌” कहकर पापप्रकृतियोकी गणना की है। मूल सूत्रपाठमे पापप्रक्ष- 
तियोकी परिगणना करानेवाला कोई सूत्र नही आाया है। 


नवम अध्यायके अनेक सूत्रोमे श्ान्दिक भेद पाया जाता है। प्रथम सूत्र- 
पाठमे “सामायिक-छेदोपस्थापना-परिहा रविशुद्धि-सू क्षमसाम्पराय-यथाख्यातमिति 
चारित्रम' [९१८] सूत्र आया है| द्वितीय सूत्रपाठम इस सृन्रका रूप प्रारम्भमे 
ज्यो-का-त्यो है, पर अन्तमे 'यथास्यातानि चारित्रम' कर दिया गया है। ध्यान- 
का स्वरूप घतलाते हुए प्रथम सूत्रपाठमे “उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो 
घ्यानमान्तमुंह॒र्तात्‌” सूत्र आया है। पर द्वितीय सूत्रपाठमे इस सूत्रके दो रूप 
उपलब्ध होते है। प्रथम सूत्र “उत्तमसहननस्थेकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यानम्‌'' 
[९१२७] ओर द्वितीय सूत्र “आ मुहूर्तात्‌” [९॥२८] प्राप्त होता है। इस प्रकार 
एक हो सूत्र दो सत्रोमे विभक्त है। धर्मध्यानका कथन करने वाले प्रसगमे 
धर्मष्यानके स्वामोको लेकर दोनो सृत्रपाठोमे मौलिक अन्तर है | प्रथम सूत- 
पाठमे घमंध्यानके प्रतिपादक “आज्ञापाय-विपाक-सस्थानविचयाय धम्यंम्‌' 
(३६) सत्रके अन्तमे स्वामोका विधायक “अप्रमत्तसयतस्यथ' अञ नहीं है । 
जबकि द्वितीय सृत्रपाठमे है तथा दूसरे सूत्रपाठम इस सूतके बाद जो “उपशा- 
न्तक्षीणकपाययोदच” [५॥३८] सूत्र आया है वह भी प्रथम सृत्रपाठ्मे नही है । 


दक्षम अध्यायमे प्रथम सूत्रपाठकरा “बन्धहेत्वभाव-निर्जराभ्या ऊत्स्नकमं- 
विप्रमोक्षो मोक्ष ” [१०१२] सूत्र द्वितोय सूत्रपाठम 'बन्वहेलभावनिजंराभ्याम्‌' 
[१०२] तथा “क्ृत्स्नक्मंक्षयों मोक्ष." इन दो सूत्रोके रूपमे मिलता है | इसी 
प्रकार प्रथम सृुत्रपाठके दशम अध्यायके तृताय-चतुर्थ सूत्र द्विताय सूत्रपाठम 
एक सत्रके रूपमे संयुक्त मिलते हैं । “ओऔपणमिकादिभव्यत्वानाञ्च'' |१०।३] 
सृत्रके स्थानपर “ओऔपशमिकादिभग्यत्वाभावाच्चान्यथ केवलसम्यवत्वज्ञान- 
दर्शनसिद्धत्वेभ्य.” [१०४] पाठ मिलत्ता है । प्रथम सूतपाठके सप्तम और 
अष्ष्टम वत्र द्वितीय सृत्रपाठमे नही है । उनको पूर्ति भाष्यमे को गयी है । 


इस प्रकार दोनो सत्रपाठोका समीक्षात्मक अध्ययन करनेसे अवगत होता है 
कि गृठ्पिच्छाचार्यके मूल सत्रपाठमे वाचक उमास्वातिने तत्त्वार्थाधिगमभाष्य 
लिखते समय मूल सृत्रपाठमे यत्किज्चित्‌ अन्तर कर किन्ही सूत्रोको छोड दिया 
ओर कुछ नये सूत्र जोड दिये हैं। तत्त्वार्थाधिगमभाष्यका अध्ययन करनेसे यह्‌ 
भी स्पष्ट होता है कि भाष्यमे जो सृत्रपाठ भाये हैं उनमेसे सिद्धसेनग //को टीकामे 
अनेक पाठमेदोका उल्लेख किया गया है । अत. भाष्यसम्मत सृत्रपाठसे सिद्ध- 
सेनगणि और हरिमद्रके सृत्रपाठोमे अन्तर पाया जाता है| 


श्रुतघर और घसारस्वताचार्य १६७ 


मड़लाचरण 


तत्त्वाथंसत्रके मज़लाचरणके विपयम पर्याप्त विवाद रहा | कुछ विद्वानो- 
का मत था कि सर्वार्थस्तिद्धिकी उत्थानिकामे दिये गये प्रदनोत्त रको देखते हुए 
तत्त्वार्थसत्रका रन मद्धलाचरण “किये बिना हो तत्त्वार्थसृत्रकी रचना की है। 
'मोक्षमागंस्थ नेतारम' आदि मज्भूरू-पद्मकों जो तत्त्वार्थसृत्र॒का मद्भुलाचरण 
वत्ताया जात्ता है वह सर्वार्भसिद्धिके आरम्भमे निवद्ध होने तथा सर्वार्थसिद्धि- 
कारकी उसपर व्याख्या उपलब्ध न होनेसे उसीका मद्भलाचरण है, त्त्त्वार्थ- 
सूत्रका नहीं । पर इसके विपरीत दूसरे अनैक विद्वानोका मत है कि सूत्रकारने 
तत्त्वार्थसृत्रके आरम्ममे मज्भलाचरण किया है और वह “मोक्षमार्गस्य नेततारम्‌' 
आदि इलाक उसीका मज्भ लाचरण है। सर्वार्थसिद्धिमि वह मूल ग्रन्यसे अनु- 
सृत्त हुआ है। तत्त्वार्थसृत्रकार आचाय॑ गृद्धपिच्छ परम आस्तिक थे। वे 
मज़ूलाचरणकी प्राचीन परम्पराका उल्लघन नही कर सकते | अत 'मोक्ष- 
मार्गस्थ नेता रम्म' आदि पद्च उन्ही द्वारा तत्त्वाथंसूतरके आरम्ममे निवद्ध मड्भला- 
चरण है। टीकाकार पृज्यपाद-देवनन्दिने उसे अपनी टीका सर्वाथंसिद्धिमे 
अपना लिया है और इसोसे उसकी उन्होने व्याख्या भी नही की । 

डॉक्टर दरबारीलाल कोठियाने तत्त्वाथ॑सूत्रका मद्भुलाचरण' शीष॑क दो 
विस्तृत निबन्धोमे * आचाय॑ विद्यानन्दके प्रचुर ग्रन्थोल्लेखो एवं अन्य प्रमाणो- 
से सबलत्तांके साथ सिद्ध किया है कि तत्त्वार्थसूत्रके आरम्ममे 'सम्यग्द्शनज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग.! [ ११ ] सूत्रसे पहले मद्भूलाचरण किया गया है और 
वह उक्त महत्त्वपूर्ण मज्भलश्लोक ही है, जिसे विद्यानन्दने! सूत्रकार एव 
शास्त्रकार-रचित 'स्तोन्न' प्रकट करते हुए 'त्ीर्थोषम', 'प्रथित-पृथु-पथ” और 
'स्वामिमोमासित' वत्तलाया है। विद्यानन्दके इन उल्लेखोसे स्पष्ट है कि स्वामी 
समन्तभद्रने इसी मद्भुलइलोकके व्याख्यानमे अपनी महत्त्वपूर्ण कृति 'भाप्त- 
मीमासा' लिखो और स्वय विद्यानन्दने भी उसीके व्याख्यानमे आप्तपरीक्षा 
रची। सृत्रकार एवं शास्त्रकार पदोसे विद्यानन्दका अभिप्राय तत्त्वाथंसूत्र- 
कारसे है, तत्त्वाथंवृत्तिकारसे नही है । सर्वाथंसिद्धिमि उसे अपना मज्जुलाचरण 
बना लिया गया है और इसी कारण उसकी व्याख्या भी नही की गयी। 


अत 'मोक्षमा्गंस्थ नेतारम' आदि मद्भुल-पद्य तत्त्वाथ॑सत्रका ही आचाय॑ 
गुद्धपिच्छ द्वारा रचित मज्भलाचरण है। 








ज्--. 


१ अनेकास्त वष ५, अद्धू ६, ७ व १०, ११, वोर सेवा मन्दिर सरसावा (सहारनपुर) 
२ आप्तपरीक्षा, कारिका रे एव १२३, वीर सेवामन्दिर-संस्करण, सन्‌ १९४९ ! 


१६८ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


रचना-प्रतिभा एव रचना-शेलो 


गृद्धपच्छाचायंके तत्त्वायंसृत्रका अध्ययन करनेसे अवगत होता है कि 
उन्होने 'पट्खण्डागम', 'कपायपाहुड', 'कुन्दकुन्द-साहित्य', भगवती आराधना' 
भमूलाचार' आदि ग्रन्योका सम्पक परिशोलन कर इस सूत्रग्नत्थकी रचना की 
है । द्रव्यानुपोग, करणानुयोग और चरणानुयोगका कोई भी विषय उनसे छूटने 
नही पाया है । आधुनिक विषयोको दुष्टिसे भूगोल, खगोल, आचार, अध्यात्म, 
द्रव्य, गुण, पर्याय, पदार्थ, सृष्टिविद्या, कर्म-विज्ञान आदि विषय भी चचित 
हैं। आगमके अन्य प्रतिपाद्य पदार्थों का भी प्रतिपादन इस सूत्रग्नस्थमे पाया 
जाता है । अतएव गृद्धपिच्छाचार्य श्रुतधरपरम्पराके बहुत्ञ आचार्य हैं। अनेक 
विषयोको सक्षेपमे प्रस्तुत कर 'गागरमे सागर' भर देनेकी कहावत उन्होने 
चर्तायथ॑ को है। 


शेलीकी दृष्टिस यह ग्रन्य वशेषिकदर्शनके वेशेषिकसूत्रशलीमे लिखा 
गया है। वेशेषिकसत्रोम जहां अपने मन्तव्यके समर्थन हेतु त्क॑ प्रस्तुत किये 
गये हूँ वहां तत्त्वाथंसूत्रमे भो सिद्धान्तोके समर्थनमे तक दिये गये हैं ।" 

सूत्रणलोकी जो विशेषताएँ पहले कही जा चुकी है, वे सभी विशेषताएं 
इस सूत्रग्रल्यमे विद्यमान है। यह रचना इतनी सुसम्ब्रद्ध और प्रामाणिक है 
कि भगवान्‌ महावीरकी द्वादणाजभवाणीके समान इसे महत्व प्राप्त हे। गृद्ध- 
पिज्छाचार्य स्वसमय और परमसमयके निष्णात्त ज्ञाता थे। उन्होने दार्शनिक 
विषयोको सूत्रओलोमे बढो स्पष्टताके साथ प्रस्तुत किया है। सस्कृत-भाषामे 
सूत्रग्रन्थयकी रचनाकर इन्होंने जैन परम्परामे नये युगका आरम्भ किया है। 
ये ऐसे श्रुतघराचार्य है, जिन्होंने एक ओर नवोपलब्ध दृष्टि प्राप्तकर परम्परासे 
प्राप्त तथ्योको युगानुछूपमें प्रस्तुत किया हैं तो दूसरी ओर सास्क्ृतिक और 
आगमिक व्यवस्थाके दायित्वका निर्वाह भी भछीर्भाति किया है। फलत इनके 


पश्चात्‌ संस्कृत भाषामे भी दार्शनिक, सैद्धान्तिक और काव्यादि प्रन्थोका 
प्रणयन हुआ | 





१ देखिए त० सू० १-३२, ५-३२, ५-३३, १०-६,७,८ आदि सूत्र । 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य १६९ 


दितीय परिच्छेद 
सारस्वताचार्य 


सारस्वताचार्योनि धर्म-दर्शन, आचार-शास्त्र, न्याय-शास्त्र, काव्य एव पुराण 
प्रभूति विषयक ग्रन्थोकी रचना करनेके साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण मान्य ग्रन्यी- 
की टीकाएं, भाष्य एवं वृत्तियाँ भी रचो हैं। इन आचायोने मौलिक ग्रन्य- 
प्रणयनके साथ आगमकी वशवर्तिता और नई मौलिकत्ताको जन्म देनेकी भीतरी 
बेचेनीसे प्रेरित हो ऐसे टीका-ग्रन्थोका सृजन किया है, जिन्हे मौलिकताकी 
श्रेणीमे परिगणित किया जाना स्वाभाविक है। जहाँ श्रुत्घराचार्योने दृष्टि-प्रवाद 
सम्धन्धी रचनाएं लिखकर कमंसिद्धान्तको लिपिबद्ध किया है, वहाँ सारस्वता' 
चार्योने अपनी अप्रतिम प्रतिभा द्वारा बिभिन्नविषयक वाडमयकी रचना की है | 
अतएंव यह मानना अनुचित नही है कि सारस्वत्ताचार्यों द्वारा रचित वाइमयकी 
पृष्ठभूमि अधिक विस्तृत और विद्ञाल है। 

सारस्वताचार्योमे कई प्रमुख विशेषताएं समाविष्ट हैं । यहाँ उनको समस्त 


रत ५ ७० «5 


विशेषताओका निरूपण तो सम्भव नहीं, पर कतिपय प्रमुख विशेषताओका 
निर्देश किया जायगा-- 


१. आममके मान्य धिद्धान्तोको प्रतिष्ठाके हेतु तकंविषयक ग्रन्थोका प्रणयन | 

२ श्रुतपराचार्यों द्वारा सकेतित कमं-सिद्धान्त, आचार-मसिद्धान्त एवं दर्शन- 
विवयक स्वतन्त्र प्रस्थोका निर्माण । 

३ छोकोपयोगी पुराण, काव्य, व्याकरण, ज्योतिष प्रमृति विषयोसे सम्बद्ध 
ग्रन्धोंका प्रणयन और परग्परामे प्राप्त सिद्धान्तोका पल्छवन | 

४. युगानुमारें विधिष्ट प्रवृत्तियोका समावेश करनेके हेतु स्वतन्त्र एव 
मौलिक ग्रन्योका निर्माण | 

५. महनीय और सूत्ररपर्म निवद्ध रचनाओपर भाष्य एवं विवुतियोका लखन। 

६ सस्कृतकी प्रबन्धकाव्य-परम्पसका अवलम्बन लेकर पौराणिक चरित 
ओर आस्यानोका प्रथन एवं जैन पौराणिक विष्वास, ऐतिहा चष्चानुक्रम, सम- 
सामायिक घटनाएं एवं प्रायोन खोफकथाओंके साध 'ऋतु-परिवर्तन, सुष्टि- 
व्यवस्था, आत्माका आवागमन, स्वगं-मरक, प्रमुख तथ्यों एवं सिद्धान्तोका 
सयोजन | 

७ अन्य दा्तनिकों एव ताकिफोदी समकछ्षता प्रदर्शित करने तथा विभिन्न 
एकान्तवादोंकी समीक्षाके हेतु स्थाह्रादकों प्रतिष्ठा करमेवाछो रचनाओका 
सृजन । 

सारस्वतानार्यों मे सर्वेप्रमुय स्वामीसमन्तभद्र है। इनकी समकक्षता श्रुत्त- 
धराचारयों से को जा सकती है | विभिश्नविषयक ग्रन्य-रचनामे ये अद्वितीय हैं | 


आचार्य समन्तभद्र 
समन्तमद्रादिकवोन्द्रभास्वता स्फुरन्ति यत्रामलसूक्तिरश्मय । 
प्रजन्ति सद्योतवदेव हास्यता न तश्र कि शानलवोद्धता जना * ॥ 
समन्तमद्रादिमहाकवीइवरश कुवादिविद्याजयलब्धकीतंय' । 
सुतकंश्षास्त्रामृत्सारसागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वकाक्षिणि ॥ 
श्रीमत्समन्तभद्रादिकविकुण्ज रसम्न्वयम्‌ । 
स्् मुनिवन्ध जनानन्द नमामि वचनश्रिय? ॥ 
१. ज्ञासार्णव १।४१ 


९. वर्दमानसूरि, वराज़ुबरित, सोलापुर-सस्करण १।७ 
है. अलकारबिन्तामणि १॥३ 


श्रुतधर और सारस्वताबार्य १७१ 


सारस्वताचार्योमे सबसे प्रमुख और भाद्य आचाय॑ समन्तभद्र हैं। जिस प्रकार 
गुद्धपिच्छाचाय॑ सस्क्ृतके प्रथम सूत्रकार है, उसी प्रकार जेन वाहमयमे स्वामी 
समन्तभद्र प्रथम सस्कृत-क्वि और प्रथम स्तुतिकार हूँ । ये कवि होनेके साथ 
प्रकाण्ड दाशनिक और गम्भीर चिन्तक भी है । इन्हे हम श्रुतधर माचायंपरम्परा 
और सारस्वत आचाययंपरम्पराको जोडनेवाली अट्ट श्रूखला कह सकते हैं। इनका 
व्यक्तित्व श्रुतधर आचार्यो से कम नही है। 


स्तोत्र-काव्यका सृत्रपात आचाय॑ समन्‍्तभद्रसे ही होता है। ये स्तोत्र-कवि होने 
के साथ ऐसे त्तकंकुशल मनीषी हैं, जिनकी दार्शनिक रचनाओपर अकलक और 
विद्यानन्द जैसे उदभट आचार्यो ने टीका और विवृत्तियाँ लिखकर मोलिक ग्रन्थ 
रचयिताका यशञ्ञ प्राप्त किया है । वीतरागो तोर्थंकरकी स्तुतियोमे दाशंनिक 
मान्यताओका समावेश करना असाधारण प्रतिभाका ही फल है। 
आदिपुराणमे आचाय॑ जिनसेनने इन्हे वादित्व, वाग्मित्व, कवित्व और 
गमकत्व इन चार विशेषणोसे युक्त वताया है । इतना ही नही, जिनसेनने इनको 
कवि-वेधा कहकर कवियोको उत्पन्न करनेवाला विघात्ता भी लिखा है-- 
कवीना गमकानाञ्च वादिना वाग्मिनामपि॥ 
यहा सामन्तभद्रीय मूध्नि चूडामणोयते ॥ 
नम समन्तभद्राय महते कविवेधसे । 
यद्वच्ोवजञ्ञपातेन निर्भिन्ना: कुमताद्रय ॥* 
मे कवि समन्तभद्रको नमस्कार करता हूँ, जो कवियोसे ब्रह्मा हैं, और 
जिनके वचनरूप वज्जपात्तसे मिथ्यामत्तरूपी पव॑त चूर-चूर हो जाते हैँ । 
स्वत्तन्त्र कविता करनेवाले कवि, शिष्योको ममंतक पहुँचानेवाले गमके, 
शास्त्रार्थ करनेवाले वादो और मनोहर व्याख्यान देनेवाले वाग्मियोंके मस्तक 
पर समन्तभद्रस्वामीका यश चूडामणिके समान आचरण करनेवाला है| वादीभ- 
सिहने अपने 'गद्यचिन्तामणि' ग्रन्थमे समन्‍्तभद्रस्वामीकी त्ताकिक प्रतिभा एव 
शास्त्राथं करनेकी क्षमताकी सुन्दर व्यजना को है | समन्तभद्रके समक्ष बड़े-बड़े 
प्रतिपक्षी सिद्धान्तोका महत्त्व समाप्त हो जाता था और प्रत्तिवादी मौन हाकर 
उनके समक्ष स्तब्ध रह जाते थे । 
सरस्वतीस्वेरविह्ाा रभमूमय समन्तभद्रप्रमुखा मुनीश्वरा.। 
जयन्ति वाग्वत्ननिपातपाठितप्रतीपराद्धान्तमहीघ्रकोटय.* ॥ 





२ महापुराण, भाग १, ११४३-४४॥।॥ 
२ गद्यचिन्तामणि । 


१७२ तीथैकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


श्रीसमन्तभद्र मुनीय्यर सरस्वत्तीकी स्वच्छन्द विहारभमि थे | उनके वचन- 
रूपी वज़्के निपातसे पतिपक्षो सिद्धान्तरुपी पर्वतोकी चोटियाँ चूर-चूर हो गयी 
थी। उन्होंने जिनशासनकी गौरवमयी पतताकाकों नीछे आकाशमे फहरानेका 
कार्य किया था। परवादी-पचानन बढ्ध॑मानसूरिने समन्‍्तभद्रको 'महाकवीब्वर 
और 'सुतकंशास्तामृतसागर' कहकर उनसे कवित्वशक्ति प्राप्त कस्नेकी प्रार्थना- 
की है-- 


समन्तभद्रादिमहा कवी श्वग कुवादिविद्याजयलब्पकीत्तंय । 
चुतकंशास्तामृतसा रसागरा मय प्रमीदन्‍्तु कबित्वकाक्षिणि" ॥ 
श्रवणवेलगोलाके शिलालेख न० १०५ में समन्तभद्रकी सुन्दर उक्तियोको 
वादीरूपो हस्तियोको वश करनेके लिए वच्चाकुण कहा गया है तथा बतलाया 
है कि समन्तभद्रक पभावसे यह सम्पूर्ण पृथ्वो दुर्वादोडी वातसि भी रहित हो 
गयी धी 
समन्तभद्रस्स चिराय जोयाद्वादीभवज्धाकुणसुक्तिजाल । 
यस्य प्रभावात्यकलावनोय वन्ध्यास दुर्व्वादुकवात्तेयापि ॥ 
स्यात्ता समुद्वित-ममस्त-पदार्थपर्णश्रेलो बध-हम्यंमखिल से खलु व्यनक्ति | 
दु्वादुकोीक्तितमसा. पिह्ितान्तराल सामन्तभद्र-वचन-स्फुटरत्नदीप १ ॥ 


जानाणवके रचयिता शभचन्द्राचायने समन्‍्तभद्रको 'कवीन्द्र-भास्वान्‌ 
विशेषणके साथ स्मरण करते हुये उन्हें श्रेष्ठ फ़वीश्वर कहा है-- 


समन्तमद्रादिकवीन्द्रभास्वता उफुरन्ति यन्रामलसक्तिरश्मय । 

ब्रजन्नि खद्योत्तददेव हास्यता न तत्र कि ज्ञानलवोद्धता जना 3 ॥ 
अजित्तसेनका 'अलका रचि-तामणि' और ब्रह्म अजितके 'हनुमच्चरित्‌' एव 
श्रवणवेल्गोलाके अभिलेख न० प८ और अभिलेश न० १०८ में संमन्‍्तभद्रका 

स्मरण महाकविके रूपमे (या गया है । 

इस प्रकार जैन वाह्ममयमे समनन्‍्तभद्न पर्ण तेजस्वी विद्वान, प्रभावशालों 
दार्भनिक, महावादिविजेता और कवि-वेधाके रूपमे स्मरण किये गये है। जैन- 
वम ओर जैनसिद्धान्तके मर्मज्ञ विद्वान होनेके साथ तर्क, व्याकरण, छन्द, अलकार 
एवं काव्य-कोपादि विषयोमे पर्णतया निष्णात थे। अपनी अलौकिक प्रतिभा 
हारा इन्होने तात्कालिक ज्ञान और विज्ञानके प्राय समस्त विषयोको आत्मसात्‌ 


६ वाराज्चरित, वर्द्धमानसूरि, प्रकाशक-शंवजी सखाराम दोक्षी, १।७ । 


रे जैनशिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसस्या १०५, पद्य १७-१८ । 
है ज्ञनार्णव ११४ । 


श्रुतुधर और सारस्वताचार्य १७३ 


कर लिया था। सस्क्ृत, प्राकृत आदि विभिन्न भाषाओंके पारगत विद्वान थे | 
स्तुतिविद्याग्रन्थसे इनके शब्दाधिपत्यपर पूरा प्रकाश पडता है। 


दक्षिण भारतमे उच्च कोटिके सस्क्ृत-ज्ञानको प्रोत्तेजन, प्रोत्साहन और 
प्रसारण देने वालोमे समतभद्रका नाम उल्लेखनीय है। आप ऐसे युगसस्थापक 
है, जिन्होने जैन विद्याके क्षेत्रमे एक नया आलोक विकीर्ण किया है। अपने समयके 
प्रचलित नैरात्यवाद, शुन्यवाद, क्षणिकवाद, ब्रह्माहेतवाद, पुरुष एव प्रकृतिवाद 
आदिकी समीक्षाकर स्यादवाद-सिद्धातकी प्रतिष्ठा को है। 'अलकारचिन्तामणि 'मे 
'कविकुञ्जर', 'मुनिबद्य! और “जनानन्द' आदि विशेषणो द्वारा अभिहित किया 
गया है। श्रवणवेलगोलाके अभिलेखोमे तो इन्हे जिनशासनके प्रणेता और भद्र- 
मूर्ति कहा गया है | इस प्रकार वाडःमयसे समत्तभद्रके शास्त्रोय ज्ञान और प्रभाव- 
का परिचय प्राप्त होता है। 


जीवन-परिचय 

समत्तभद्रका जन्म दक्षिणभारतमे हुआ था । इन्हे चोल राजवशका राज- 
कुमार अनुमित किया जाता है । इन्तके पिता उरगपुर (उरेपुर)के क्षत्रिय राजा 
थे | यह स्थान कावेरी नदीके तटपर फणिमण्डलके अतर्गत अत्यत समृद्धिशाली 
माना गया है। श्रवणवेलगोलाके दौरवलि जिनदास शास्त्रीके भण्डारमे पायी जाने 
वाली आप्तमीमासाकी प्रतिके अत्तमे लिखा हे--““इति फणिमडलालकारस्योरग- 
पुराधिपसूनो श्रीस्वामीसमन्तभद्रमुने कृतो आप्तमीमासायाम्‌”--इस प्रशस्ति- 
वाक्यसे स्पष्ट है कि समन्तभद्र स्वामीका जन्म क्षत्रियवशमे हुआ था और उनका 
जन्मस्थान उरगपुर है | “राजावलिकथे'मे आपका जन्म उत्कलिका ग्राममे होना 
लिखा है, जो प्राय उरगपुरके अतर्गंत हो रहा होगा | आचार्य जुगलकिशोर 
मुख्तारका अनुमान है कि यह उरगपुर उरेपुरका ही सस्क्ृत् अथवा श्रुत्मधुर 
नाम है, चोल राजाओकी सबसे प्राचीन ऐतिहासिक राजधानी थी | 'त्रिचिता- 
पोली'का ही प्राचीन नाम उरयूर था। यह नगर कावेरीके त्टपर बसा हुआ 
था, बन्दरगाह था और किसी समय बडा ही समुद्धशाली जनपद था | 


इनका जन्म नाम शात्तिवर्मा बताया जाता है। 'स्तुततिविद्या' अथवा 'जिन- 
स्तुतिशतम्‌'मे, जिसका अपर नाम 'जिनशतक' अथवा 'जिनशतकालंकार!' है, 
“गत्वेकस्तुतमेव”१ आदि पद्म आया है । इस पद्यमे कवि और काव्यका नाम 
चित्रबद्धरूपमे अकित है। इस काव्यके छह आरे और नव चलय वाली चित्ररचना 
परसे 'शातिवम॑क्रतम” और “जिनस्तुतिशतम्र' ये दो पद निकलते है । लिखा 


२. स्वुतिविया: पय- ११६ 


१७४ : तीर्थंकर मेहावीर“और उनेकी आचार्य-परम्परा  +* 


के न 


है---घडर नववलय चक्रमालिख्य सप्तमवर्ये शात्तिवर्मकृत इति भवति |” 
“चतुर्थवलये जिनस्तुतिशतं इति च भवति अत कवि-काव्यनामगर्भ चक्रवृत्त 
भवत्ति”* | इससे स्पष्ट है कि आचाय॑ समन्तभद्रने 'जिनस्तुतिशतम्‌'का रचयिता 
शातिवर्मा कहा है, जो उनका स्वय नामातर सभव है | यह सत्य है कि यह 
नाम मुन्ति अवस्थाका नहीं हो सकता, क्योकि वर्मान्त नाम मुनियोके नहीं 
होते। समव है कि माता-पिताके द्वारा रखा गया यह समन्तभद्रका जन्मनाम 
हो। 'स्तुतिविद्या' किसी अन्य विद्वान द्वारा रचित न होकर समन्तभद्रकी ही 
कृति मानी जाती है। टीकाकार महाकवि नरसिहने-- 'ताकिकचूडामणि 
श्रोमत्‌ समन्तमभद्राचार्यविरचित्त” सूचित किया है और अन्य आचायें भौर 
विद्वानोने भी इसे समत्तभद्रकी कृति कहा है। अत्तएव समन्तभद्रका जन्मनाम 
शातिवर्मा रहा हो, त्तों कोई आश्चययं नही है। 


मुनिषर और भस्मक व्याधि 


मुनि-दीक्षा ग्रहण करनेके पश्चात्‌ जब ये मणुवकहल्ली स्थानमे विचरण कर 
रहे थे कि उन्हे भस्मक व्याधि नामक भयानक रोग हो गया, जिससे दिगम्बर 
मुनिपदका निर्वाह उन्हे अशक्य प्रतीत हुआ | अतएव उन्होने गुरुसे समाधिमरण 
धारण करनेकी अनुमति मांगी | गुरुने भविष्ण शिष्यको आदेश देते हुए कहा-- 
“आपसे घ॒र्म और साहित्यको बडी-बडी आशाएं हैं, अत आप दोक्षा छोडकर 
रोग-शमतका उपाय करें । रोग दूर होनेपर पुन दीक्षा ग्रहण कर लें” | गृरुके 
इस आदेशानुसा र समन्तभद्र रोगोपचा रके हेतु नाग्न्यपदको छोडकर सन्यासरी 
बन गये और इघर-उघर विचरण करने लगे | परचात्‌ वाराणसीमे शिवकोटि 
राजाके भीमलिग नामक शिवालयमे जाकर राजाको आर्शीवाद दिया और 
शिवजोको अपंण किये जाने वाले नैवेद्कों शिवजोकों ही खिला देनेकी घोषणा 
की । राजा इससे प्रसन्‍त हुआ और उन्हे शिवजीको नवेद्य भक्षण करानेकी 
अनुमति दे दी । समन्तभद्र अनुमति प्राप्त कर जिवालयके किवाड बन्द कर 
उस नैवेद्यको स्वय ही भक्षण कर रोगको शात करने छगे। शने शने उनकी 
व्याधिका उपशम होने लगा और भोगकी सामग्री बचने लगी | राजाकी इसपर 
सन्‍्देह हुआ। अत गुप्तरूपसे उसने शिवालग्के भीत्तर कुछ व्यक्तियोको छिपा 
दिया। समन्तभद्रको नेवेद्यका भक्षण करते हुए छिपे व्यक्तियोने देख लिया। 
समन्तभद्रने इसे उपसर्ग समझ कर चतुविज्ञति त्तीर्थ करोकी स्तुति आरभ की 
राजा शिवकोटिके डरानेपर भी समन्तभद्र एकाग्रचित्तसे सतवन करते रहे, जब 
ये चन्द्रप्रभ स्वामीकी स्तुति कर रहे थे कि भीमलिंग शिवकी पिण्डी विदीर्ण हो 


१. स्तुतिविद्या, वसुनन्दि, पद्य ११६, पु० १४१। 


श्रतघर और घारस्वतान्नार्य : १७५ * 


गयी ओर मध्यसे घन्द्र प्रभ स्वामीका मनोज्ञ स्वर्ण विम्त्र प्रकट हो गया | समन्त- 
भद्रके इस महात्म्यको देखकर जिवकोटि राजा अपने भाई जिवायन सहित 
आश्चर्य चकित हुआ। समन्‍्तभद्रने वद्ध मान पर्यन्त चतुविशज्ञति तीथ॑डूरोकी 
स्तुनि पूर्ण हो जानेपर राजाकों आशीर्वाद दिया | 
यह कथानक “राजावलिकथे'मे उपलण्ध है। सेनगणकी पट्टावलिसे भी 
इस विषयक्रा समर्थन होता है। पट्टावडीमे भीमलिग शिवालयमे शिवकोटि 
राजाके समन्तभद्र द्वारा चमत्कृत और दीक्षित होनेका उल्लेख मिलता है | साथ 
ही उस नवतिलिंग देशका राजा सूचित किया है, जिसकी राजघानी सम्मवत 
काञ्ची रही होगी। यहाँ यह अनुमान लगाना भी अनुचित नही है कि सम्म- 
वत यह घटना काशीकी न होकर काञ्चींकी है| काञ्न्वीको दक्षिण काशी भी 
कहा जाता रहा है--“नवतिलिंगदेशाभिरामद्राक्षाभि राममोमलिजुस्त्रयन्वादि- 
स्तोटकोत्कीरण ? रुद्रसान्द्रचद्रिकाविगदयश श्रीचन्द्रजिनेन्द्रसहर्शनसमुत्यन्नकौतू- 
हलकलितशिवकोटिमहाराजतपो राज्यस्थापका चाय श्री मत्समन्तभद्रस्वामितास्‌ ” * 
इस तथ्यका समर्थन श्रवणवेलगोलाके एक अभिलेखसे भी होता है। अभि- 
लेखमे समन्तभद्र स्वामीके भस्मक गोगका निर्देश आया है | आपत्काल समाप्त 
होने पर उन्होने पुन मुनि-दीक्षा ग्रहण की | बत्ताया है-- 
“बन्यों भस्मक-भस्म-सात्कृति-पटु पद्मावततीदेवतता- 
दत्तोदात्त-पदस्व-मन्त्र-वचन-व्याहृत्त-चन्द्रप्रभ॒। 
आचायंस्स समनन्‍्तभद्रगणभूदयनेह काले कलौ, 
जैन वर्त्म॑ समन्तभद्रमभवद्भद्र समन्तान्मुहु ॥"? 
अर्थात्‌ जो अपने भस्मक रोगको भस्मसात्‌ करनेमे चतुर हैँ, पद्मावतो 
नामक देवीकी दिव्यशक्तिके द्वारा जिन्हे उदात्त पदकी प्राप्ति हुई, जिन्होने अपने 
भन्त्रवचनोसे चन्द्रप्रभको प्रकट किया और जिनके द्वारा यह कल्गाणकारी 
जैन मार्ग इस कलिकालमे सब ओरसे भद्ररूप हुआ, वे गणनायक आचार्य 
समन्तभद्र बार-बार वन्दतना किये जाने योग्य हैं । 


यह अभिलेख शक सवत्‌ १०२२ का है। अत समन्तभद्रकी भस्मक व्याधि- 
की कथा ई० सन्‌के १०वी, ११वी ज्ञताब्दीमे प्रचलित रही हे । । 

ब्रह्म नेमिदत्तके आराधनाकयथाकीशमे भी शिवकोटि राजाका उल्लेख है। 
राजाके शिवाल्यमे शिव-नवेद्यसे भस्मक-व्याधिको शान्ति और चन्द्रप्रभ- 
जिनेन्द्रकी स्तुति पढते समय जिनबिम्बका प्रादुभूंत होना साथ-साथ वर्णित है। यह 


१. जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण १, पृ० ३८ । 
२ जैन शिलालेखसग्रह, प्रथम भाग, अभिलेख सख्या ५४, पृ० १०२॥ 


१७६ तीर्थंकर महावीर और उनक्ली आचार्य-परम्परा 


भी बताया गया है कि शिवकोंधि महाराजने जिनदीक्षा भी धारण को थी । 


ब्रह्मननेमिदततने शिवक्रोटिको काञ्चो अथवा नव तैलद्भ देशका राजा न 
लिखकर वाराणसीका राजा लिखा है | भारतीय इतिहासके आलोडनसे न तो 
काशीके शिवकोटि राजाका ही उल्लेख मिलता है और न काञ्चीके ही । 

प्रो० ए० चकवर्तीनि पञ्चास्तिकायकी अपनी अग्रेजी प्रस्तावनामे बताया है 
कि काड्चीका एक पल्‍लवराजा शिवस्कन्ध वर्मा था, जिसने 'मायदाबोलु” का 
दान-पत्र लिखाया है | इस राजाका समय विष्णुगोपसे पूर्व प्रथम शताब्दी ईस्वी 
है। यदि यही शिवकोटि रहा हो, तो समन्तमद्रके साथ इसका सम्बन्ध घटित 
हो सकता है। 'राजाबलि कथे', पट्टावलि, एवं श्रवणबवेलगोलाके अभिलेखमे 
शिवकोटिका निर्देश जिस रूपमे किया गया है उस रूपके अध्ययनसे उसके 
अस्तित्वस डकार नही किया जा सकत्ता है । 

ब्रह्म नेमिदत्तने समनन्‍्तभद्रको कथामे काशीका उल्लेख किया हैं। पर यह 
कुछ ठीक प्रत्तीत नहीं होता । कथाके ऐसे भी कुछ अश हैं जो यथार्थ नही 
मालूम होते | कथामे आया है--“काञ्चोसे उस समय भस्मक व्याधिको नाश 
करनेके लिए स्निग्ध भोजनोकी सम्प्राप्तिका अभाव था। अत वे काञ्ची 
छोडकर उत्तरकी ओर चल दिये। वे पुण्डु न्द्रनगरमे पहुँचे। यहां बौद्धोकी 
महती दानशाला देखकर उन्होने बौद्ध भिक्षुका रूप धारण किया | पर जब 
वहाँ भी महाव्याधिका उपणम नही हुआ तो वे वहांसे निकलकर अनेक नगरोमे 
घूमते हुए दशपुर नगरमे पहुँचे । यहाँ भागवत्तोका उन्‍नत मठ देखकर वे विशिष्ट 
आाहारप्राप्तिकी इच्छासे बौद्ध भिक्षुका वेष त्याग वेष्णव सनन्‍्यासी बन गये। 
यहांके विशिष्ट आहार द्वारा भी जब उनकी भस्मक व्याधि शान्त न हुई, तो वे 
नाना देशोमे घूमते हुए वाराणसी पहुँचे और वहाँ उन्होने योगि-लिज्ध धारण 
करके शिवकोटि राजाके शिवाल्यमे प्रवेश किया | यहाँ घी-दूध-दही-मिष्टान्न 
आदि लाना प्रकारके नेवेद्य शिवके भोगके लिए तेयार किये जाते थे। समन्त- 

भद्रने शिवकोटि राजासे निवेदन किया कि वे अपनी दिव्यशक्ति द्वारा समस्त 
नेवेद्ययो शिवको खिला सकते हैं। राजाका भादेश प्राप्त कर समन्तभद्रने 
मन्दिरके कपाट बन्द कर समस्त नेवेद्य स्वयं ग्रहण किया और आचमनके 
पश्चात्‌ किवाड खोल दिये। राजा शिवकोटिको महान आइचये हुआ कि 
मनोकी परिमाणसे उपस्थित किया गया नैवेद्य साक्षात्‌ शिवने ही अवतरित 
होकर ग्रहण किया है। योगिराजकी शक्ति अपूर्व है, अतएवं उनको शिवालयका 
प्रधान पुरोहित नियुक्त किया | समन्तभद्र प्रतिदिन नेवेद्य प्राप्त करने लगे और 
शने. शने” उनको भस्मक व्याधि शान्त होने लगी । मन्दिरके प्रमुख पुरोहितोने 


श्षुतघर और सारस्वताचार्य १७७ 
१२ 


ईर्ष्यावश समन्तभद्रको देखरेख की ओर राजाको सूचना दी कि त्तयाकथित योगि 
शिवको नेवेद्य न ग्रहण कराकर स्वय नेवेद्य ग्रहण कर लेता है। राजाके 
आदेश-नुसार एक दिन समन्तभद्रको भोजन करते हुए पकड़ लिया गया और 
उनसे शिवको नमस्कार करनेके लिए कहा | समन्तभद्रने उत्तर दिया, “रागी- 
हेषी देव मेरे नमस्कारकों सहन नही कर सकता है। राजाने आज्ञा दी कि अपना 
सामथथ्यं दिखाकर स्ववचनको सिद्ध करो | 
रात्रिमे समनन्‍्तभद्रको वचन-निर्वाहकी चिन्ता हुई, क्योंकि प्रात काल ही 
उत्तको अपनी परीक्षामे उत्तीर्ण होना था | उनकी चिन्ताके कारण अम्बिका 
देवीका आसन कम्पित हुआ और वह दौडकर समन्तभद्रके समक्ष उपस्थित हुई 
और उन्हे आव्वासन दिया | ध्रात्त काल होनेवर अपार भीड एकत्र हुई और 
समन्तभद्रने अपना स्वयभूस्तोत्र आरम्म किया। जिस समय वें चन्द्रप्रभ 
भगवानको स्तुति करते हुए 'तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नम' यह वाक्य पढ़ रहे थे, 
उसी समय वह शिवलिजड्भ खण्ड-खण्ड हो गया और उसके स्थानपर चन्द्रप्रमं 
भगवानकी चतुमु खी प्रतिमा प्रकट हुई) राजा शिवकोटि समन्‍्तमभद्रके इस 
महत्त्वको देखकर आइचयंचकित हो गया और उसने समन्तभद्रसे उतका 
परिचय पूद्ा । समन्तभद्रने उत्तर देते हुए कहा-- 
“काञ्ज्या नग्नाटको5ह मलमलिनत्तनुर्लाम्बशे पाण्डुपिण्ड ) 
पुण्डण्डे शानयभिक्षुदेशवुरनगरे मिप्टभोजी परिव्राद ॥ 
वाणणस्यामभूत्न.. शशकरघवल पाण्ड्राजुस्तपस्वी | 
राजन्‌ यस्यास्ति शक्ति. स वदतु पुरतो जेननिग्न न्‍्थवादी" ॥/ 
मे काञचीमे नग्नदिगम्ब्रर यतिके रूपमे रहा, शरीरमे रोग होनेपर पुष्डू- 
नगरीमे बोद्ध भिक्षु बतकर मैने निवास किया । पश्चात्‌ दशपुर नगरमे मिश्टन्न- 
भोजी परिव्राजक बनकर रहा । अनन्तर वाराणसीमे आकर शेव तपस्वी बना | 
है राजन्‌ | में जेननिग्न न्थवादी--स्याद्वादी हूँ । यहाँ जिसकी शक्ति वाद करने- 
की हो वह मेरे सम्मुख आफर वाद करे | द्वितीय पद्यमे आया है-- 
पूर्ण पाटलिपुत्न-मध्य-नगरे भेरी मया ताडिता 
पश्चान्मालव-सिन्धु-ठक्क-विषये काञ्चीपुरे वेदिशे । 
प्राप्तोह्ट करहाटक बहुभट विद्योत्कट सद्भूट॑ 
वादार्थी विचराम्यहन्नरपते शाहं,लविक्रीडितम्‌* ॥ 


१. विद्द्व॒त्ममाला, पु० १६६ । 
२. जैन शिलालंख सग्रह, प्रथम भाग, अभिलेख सस्या-५४, पद्य-७, १० १०२ । 


१७८ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मैंने पहले पाटलिपुत्र नगरमे वादकी मेरी बजाई। पुन मालवा, सिन्धु 
देश, ढक्‍क--ढाका(वंगाल), काञ्चीपुर ओर वेदिश--विदिशा--भेलसाके 
आसपासके प्रदेशोमे मेरी चजाई। अब बडे-बडे वीरोसे युकत्त इस करहाटक-कराड, 
जिला सतारा, नगरको प्राप्त हुआ हूँ । इस प्रकार है राजन्‌ | में चाद करनेके 
लिए सिहके समान इतस्तत क्रोडा करता फिरता हूँ । 


राजा शिवकोटिको समन्तमद्रका चमत्कारक उक्त आख्यान सुनकर 
विरक्ति हो गयी और वह अपने पुत्र श्रीकष्ठको राज्य देकर प्रव्नजित हो गया | 
समन्तभद्रने भी गृरुके पास जाकर प्रायक्षचत्त ले पुन दीक्षा ग्रहण की | 


ब्रह्म नेमिदत्तके आराधनाकथा-कोपकी उक्त कथा प्रभाचन्‍्द्रके ग्यात्मक 
लिखे गये कधाकोपके आधारपर लिखी गयी है। बुद्धिवादीकी दुष्टिसे उक्त 
कथाका परीक्षण करनेपर समस्त तथ्य बुद्धिसगत प्रतीत नही होते हैं, फिर 
मी इतना तो स्पष्ट है कि समन्तमद्रकों भमस्मक व्याधि हुई थी और उसका 
शमन किसी शिवकोटिनामक राजाके शिवालयमे जानेपर हुआ था। हमारा 
अनुमान है कि यह घटना दक्षिण काशी अर्थात्‌ काञ्चीकी होनी चाहिए। 


गुद-शिष्यपरम्परा 


समन्तभद्रकी गुरु-शिष्यप रम्प राके सम्बन्धमे अभी तक निर्णीत रूपसे कुछ 

भी नही कहा जा सकता है । समस्त जैन वाहःसयमे समन्तभद्रके सम्बन्धमे प्रश- 
सात्मक उक्तियाँ मिलती हैं । समन्तभद्र वर्धभान स्वामीके तीथंको सहस्रगुनी 
वृद्धि करने वाले हुए भोर इन्हें श्रुतकेवलिऋद्धि प्राप्त थी। चन्नरायपटण 
ताल्लुकेके अभिलेख न० १४९मे श्रुतकेवलो-सतानको उन्नत फरने वाले समन्त- 
भद्र बताये गये हैं-- 

“श्रुतकेवलिगलु. पलवरूम्‌ 

मतीतर्‌ भाद्‌ इम्बलिक्के त्त्सन्तानो--। 

स्ततिय समन्तभद्र-- 

वृतिपर्‌ त्रलेन्दरू समस्तविद्यानिधिगल ॥१ 


यह अभिलेख शक सवत्‌ १०४७का है। इसमे समन्तभद्रको श्रुतकेवलियोके 
समान कहा गया है | एक अभिलेखमे बत्ताया है कि श्रुतकेवलियो और अन्य 
आचार्यों के पश्चात्‌ समन्तभद्रस्वामी श्रीवर्धमानस्वामीके तीथकी सहस्नगुणी 
वृद्धि करते हुए अभ्युदयको प्राप्त हुए । 

“श्रीवर्द्धमानस्व्रामिगल तोरत्थंदीलु केवलिगलु ऋद्धिप्राप्तरू श्रुतकेवलिगलु 
१ एफिग्राफिया कर्णाटिका, परम जिल्द, अभिलेखन न००१४९। 


श्रुत्धर गौर सारस्वताचार्थ १७९ 


पलरू मिद्धसाध्यर्‌ आगे त्त्‌ त्थ्यंमं सहक्नगण माडि समन्तभद्ब--स्वा- 
मिगलु सन्दर्‌ ' '. ॥7१ 
इन अभिलेखोसे इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि समन्तभद्र श्रुतप्र रोकी 
परम्पराके आचाय॑ थे। इन्हे जो श्रतपरम्परा प्राप्त हुई थी, उस श्रुतपरम्प- 
राको इन्होने बहुत दी वृद्धिगत किया । 
विक्रमकी १४ वी शताब्दोके विद्वान कवि हस्तिमल्‍ल और '“भय्यप्पार्यने' 
'श्रीमूलसघव्योमनैन्दु' विशेषण द्वारा इनकी मूलसघरूपी आकाशका चब्द्रमा 
बताया हैं । इससे स्पष्ट है कि समन्तभद्र मलसघके आचार्य थे | 
श्रवणवेलगोलके अभिलेखोसे ज्ञात होता है कि भद्गरबाह श्रुतकेवलीके गिष्य 
चन्द्रगुप्त, चन्द्रगुप्त मुनिके वशज पद्मनन्दि अपरनाम कुन्दकुन्द मुनिराज, उनके 
वशज गृद्धपिच्छाचायं ओर गृद्धपिच्छके शिष्य बलाकपिच्छाचार्य और उनके 
वशज समन्तभद्र हुए | अभिलेखमे बताया है-- 
“श्रीगृद्धूपिच्छ-मुनिपस्य बछाकपिच्छ 
शिष्योइजनिः्ष्टभुवनत्रयव त्तिकीति । 
चारित्रचञ्चु रखिलावनिपाल-मौलि- 


माला-शिलोमुख-विराजितपादपद्म ॥ 
एवं महाचार्यंपरम्पराया स्यात्कारमुद्राद्विततत्वदीप । _ 
भद्वस्समन्तादुगुणतो गणीशस्समन्तभद्रोडर्जान वादिसिह ॥" 
इन पद्मयोसे विदित है कि समन्तभद्र कुन्दकुन्द, गृद्धपिच्छाचायं आदि महान 
आचार्योकी प्रम्रामे हुए थे । 
सेनगणकी पट्टावलिमे समन्तभद्रको सेनगणका आचाय॑ सूचित किया है | 
यद्यपि इस पट्टार्वा 'मे आचार्योकी 4मबद्ध परम्परा अकित नही की गयी है, तो 
भी इतन स्पष्ट है कि समन्तभद्रको उसमे सेतगणका आचाय॑े परिगणित किया है। 
श्रवणबेलगोलाके अभिलेख न० १०८ में नन्दि, सेन आदि चार प्रकारके सघ- 
भेदका भट्टाऊलकदेवके स्वर्गारोहणके पश्चात्‌ उल्लेख है। परन्तु समच्तभद्र 
अकलकदेवसे बहुत पहले हो चुके है। अकलकदेवसे पहलेके साहित्यमे इन चार 
प्रकारके गणो+॥ कोई उल्लेख भी दिखलाई नही पडता है । यद्यपि इन्द्रनन्दिके 
श्रुतावतार एव अऑ्लिखन० १०५मे इन चारो सघोका प्रवरतंक अहंदूबलि आचायेको 
१. बेलर तात्लुक्रेका कन्‍नडी अभिलेख न०-१७। 
२* जैन शिलालख सगम्रह, प्रथम भांग, अभिलेख सख्या ४०, पद्य ८-९, १० २५ । 
३. जैन सिद्धान्त भास्कर, १।१, जैन सिद्धान्त भवन, आरा । 


१८० तीर्थंकर महावीर और उनकी आवार्य-परम्परा 


लिखा है। पर श्रुतावतार अकलकदेवसे पण्चात्‌वर्ती रचना है । 

तिरूमकूडल नरतिपुर ताल्लुकैके शिलालेख न० १०५मे समन्तभद्रको द्रमिल 
सधके बअन्तगंत नन्दिसंघकी अरूगल शाखाका विद्वान सुचित किया है। 

अत" यह निश्चयपूर्वक कह सकना कठिन है कि समन्तभद्र अमुक गण या 
सघके थे | इत्तना तथ्य है कि समस्तभद्र गृद्धविच्छाचार्यके 'मोक्षमार्गस्प नेतारस' 
मगलस्तोतन्रमे स्तुत आप्तके मीमासक होनेसे वे उवके तथा कुन्दकुन्दके अन्वयमे 
हुए हैं। 
समय-निर्धारण 

आचाय॑ समनन्‍्तभद्गके समयके सम्बन्धमे विद्वानोने पर्याप्त ऋरापोह किया है। 
मि० लेंविस राईसका अनुमान है" कि समन्तमभंद्र ई० को प्रथमया द्वितोय 
शतताद्दीमे हुए हैं । 

'क्ष्मॉटक कविचरिते' नामक कन्नडी ग्रन्थके रचयिता आर नरसिहाचायंने 
समन्तभद्रका समय शक सवत्‌ ६० (ई० सन्‌ १३८)के लगभग माना है। उनके 
प्रमाण भी राईसके समान ही हैं। 

श्रीयुत्‌ एम० एस० रामस्वामी आयगरने अपनी '5(586४ ॥0 $०फफ 
वावाणा वंगाधा।' नामक पुस्तकमे लिया है--“समन्तभद्र उन प्रख्यात दिगम्वर 
लेखकोकी श्रेणीमे सवसे प्रथम थे, जिन्होने प्राचीन राष्ट्रकूट राजाओंके समयमे 
महाव प्राधान्य प्राप्त किया ।" 

मध्यकालोन भारतीय न्यायके इतिहास (हिस्ट्री मॉफ दी मिडिमरावल स्कूल 
ऑफ इण्डियन लाजिक) में डॉ० सतोशचन्द्र विद्यामूषणने यहू अनुमान प्रकट 
किया है कि समन्तमद्र ई० सत्‌ ६००के लगभग हुए है। उन्होने अपने इस 
कथनके लिए कोई तक॑ नही दिया | केवल इतना ही बतलाया है कि बौद्ध 
ताकिक धर्मकीतिका समकालीन कुमारिलभट्ट है और इनका समय ई० सन्‌ 
सातत्री शत्ताब्दो है | कुमारिलने समन्तमद्रका निर्देश किया है। अत कुमारिल- 
के पूर्व समन्तभद्रका समय मानना उचित है। 


सिद्धसेनने अपने न्यायावत्तारमे समन्तभद्रके रत्नकरण्डकश्रावकाचारका 
निम्नलिखित पद्य उद्धत किया है-- 
“आप्तोपज्ञमनुल्लध्यमदुष्टेष्टवि रोधकम्‌ । 
तत्त्वोपदेशक्त्तसाव शास्त्र कापथघटुनम्‌ ॥।* 
१ पाइट5ए9४075 ४६ 5928४०७॥ ठेथे९० नामक पुस्तककी प्रस्तावना । 
२ रत्नकरण्डखावकाचार, पयय ९ । 


श्रुतघर सारस्वताचार्य १८१ 


इस पद्यको लेकर विवाद है । पडित सुखलालजीका मत है कि यह न्याया- 
वतारका मृल पद्म है। वहीसे यह रत्तकरण्डकश्रावकाचार॑मे गया है। पर 
विचार करनेसे यह तक सगत्त प्रतीत नही होता है। यत रत्नकरण्ड श्रावकाचा रमे 
जिस स्थान पर यह पद्य आया है वहाँ वह क्रमबद्धरूपमें नियोजित है। समन्त- 
भद्गने सम्यग्दर्शनकों परिभाषा करते हुए आप्त, आगम और तपोभृतके श्रद्धानको 
सम्यग्दर्शन कहा है ।" इस प्रसगमे उन्होने सर्व प्रथम आप्तका स्वरूप बतलाया 
है और तत्पश्चात्‌ आगमका । शास्त्रका स्वरूप वतलाते हुए उक्त पद्य लिखा है | 
इसके अनन्तर तपोभूतका स्वरूप बत्तलाया है। अत क्रमबद्धताको देखते हुए 
उबत पद्यका उद्धवस्थान समन्तभद्रका रत्नकरण्डश्रावकाचार है | वह अन्यत्र 
से उद्धत नही है। परन्तु यह स्थिति न्‍्यायावत्तारमे नहीं है। न्यायावत्तारमे 
स्वार्थानुमानका लक्षणनिरूपणके पदचात्‌ शाब्द--आगम प्रमाणका कथन करनेके 
लिए एक पद्य, जिसमे शाब्दका पुरा लक्षण आ गया है, निबद्ध कर इस पद्यको 
उपस्थित किया है, जिसे वहाँसे अलग कर देनेपर ग्रन्थका भद्भ भी नही होता । 
परन्तु रत्नकरण्डश्रावकाचारमेसे उसे हटा देने पर ग्रन्थ-भद्भ हो जाता है। 
अत इस पद्यको न्यायावत्तारमे मूल ग्रन्थरचयिताका नही माना जा सकता 
है । न्यायावता रमे शाब्दप्रमाणका लक्षण निम्न प्रकार है-- 


दृष्टे्टाव्याहताद्वाक्यात्परमार्थाभिधायिन | 
तत्त्वग्राहितयोत्पन्न मान शाब्द प्रकीतितसय्‌ ॥९ 
इस पद्यके पश्चात्‌ ही उक्त 'आप्तोपज्ञ' आदि पद्म दिया है, जो व्यथथ, पुनरुक् 
और अनावश्यक है। आचार्य श्री जुगलकिशोरने अपने 'स्वामी समन्तभद्र' शीर्षक 
प्रबन्धसमे विस्तारसे इसपर विचार किया है। अतएव न्यायावतारमे उल्लिखित 
उक्त पद्यके आधार पर समन्तभद्रको उसके कर्त्ता सिद्धसेनसे उत्तरवर्त्ती बतलाना 
समुचित नही है | 
स्वामी समन्‍्तभद्गके समयपर विचार करनेवाले जैन विचारकोमे दो विचार- 
घाराएँ उपलब्ध हैं। प्रथम विचारधाराके प्रवर्तक पडित नाथरामजी प्रेमी हैं 
और उसके समर्थक डॉ० हीरालालजी आदि हैं । प्रेमीजीने स्वामी समन्‍्त- 
भद्कका समय छठी शताब्दी भाना३ है। उनका तक है कि 'मोक्षमागंस्य नेतार' 
मंगलाचरण सूत्रकार उमास्वामीका न होकर सर्वार्थंसिद्धिटीकाकार देव- 





१ रत्नकरण्डश्रावकाचार, प्चध ४ । 
२. न्यायावतार, सम्पादक डा० पी० एल० वैद्य, सन्‌ १९२८ । 
३ जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ४५,४९६ । 


१८२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सन्दि-पृज्यपादका है ओर इसी मंगलाचरणके आधार पर स्वामी समन्तभद्रने 
आप्तमीमांसा' नामक ग्रत्धकी रचना की है। अतएवं इनका समय देवनन्दि- 
पुज्यपाद (ई० ५वी शती)के अनन्तर होना चाहिये। प्रेमीजीके इस मतका 
समर्थन कुछ भिन्न युक्तियो द्वारा आचाय॑ श्रीसुखलालजी सघवी" एवं डॉ० महेन्द्र- 
कुमारजी न्यायाचार्यने भो किया? हू। पढित सुखलालजीने समन्तमभद्गरपर प्रसिद्ध 
बौद्ध ताकिक घमंकोतिका प्रभाव अनुभित कर उनका समय धर्मंकोर्तिके 
उपरान्त बतलाया है। प० महेन्द्रकुमारजोने 'मोक्षमार्गस्य नेतार' मगलाच- 
रणको देवनन्दि-पुज्यपादका सिद्ध कर उसपर माप्तमीमासा लिखनेवाले 
समन्तभद्रका समय उनके बाद अर्थात्‌ छठी एताच्दी माना है। 


किन्तु उल्लेसनीय है कि जेन सिद्धान्त भास्कर भाग ९, किरण १ मे 
'मोक्षमागंस्थ नेतारम' शांप॑कसे जो उन्होने निवन्‍्ध लिखा था और जिसके 
आधार पर बाचाय॑ समनन्‍्तभद्रका उक छठो शताब्दी समय निर्धारित किया 
था, जिसका उल्लेख न्यायकुमुदचन्द्रके द्वतीय भागकी प्रस्‍्तावनाम किया था, 
उसपर डॉ० दरबारोलालजो काठियाने 'तत्त्वार्थसत्रका मगलाचरण' श्ोपंक 
दो विस्तृत निवन्धों द्वारा 'अनेकान्त' वर्ष ५, किरण ६, ७ तथा १०, ११ में 
गहरा विचार करके 'मोक्षमार्गस्य नेतारम' मगलस्तोत्रका तत्त्वाथंसूत्रकार 
आचार्य गृद्धपिच्छका सिद्ध किया है। फलत-. डॉ० महेन्द्रकुमारजोन अपने 
पुराने विचारमे परिवर्तत कर समन्तभद्रका समय 'सिद्धिविनिश्चयटीका'की 
प्रस्तावना एवं 'जेन दर्शन' ग्रन्योमे ई० सन्‌ द्वितीय शताब्दी स्वीकार कर लिया 
है, जो भाचाय॑ मुख्तार आदि विद्वानोकी दुढ मान्यता है | 

आचायं श्री जुगलकिशोर जो मुस्तारने* समन्तभद्रके साहित्यका गम्भीर 
आलोटन कर उनका समय विक्रमको द्वितीय शती माना है । इषके इरा मतका 
समयंन डॉ० ज्योति प्रसाद जेनने अनेक युक्तियोसे किया है। उन्होंन लिखा 
है--स्वामा समन्तभद्रका समय १२०-१८५ ई० नि्णित होता है भीर यह सिद्ध 
होता है कि उनका जन्म पूर्वेत्तटवर्ती नांगराज्य सघके अन्तगंत उरग१र (बर्त- 
मान त्रिचनापल्‍ला)के नागवशी चोर नरेश कीलिकवर्मनुके कनिष्ठ पुत्र एव 





है, न्यायकुमुदचन्द्र, भाग २ का प्राकथन । 

२. न्यायकुमदचन्द्र, माग २ की प्रस्तावना । 

३. सिद्धिविनिश्वयटोका, प्रस्तावना, पु० १७, भारतीयज्ञानपीठ, तथा जैनदर्शान, 
पु० २२, श्रीगर्णेदाप्रसाद वणी जैन ग्रम्थमाला, वाराणसी । 

४ रत्नकरष्ड श्रावकाचार, माणिचन्द्रग्रन्यमाला, स्वामी समन्तभद्र शीर्षक प्रवन्ध, तथा 
अनेकान्त वर्ष १४, किरण१, १० ३-८ । 


धुतघर और सारस्वताचाय १८३ 


उत्तराधिकारी स्वंवर्मन (शेषनाग)के अनुज राजकुमार शान्तिवर्मंनके रूपमे 
सम्भवतया ई० सन्‌ १२०के लगभग हुआ था, सत्‌ १३८ ई० (पट्टावलि प्रसत्त 
शक स० ६०)में उन्होने मुनिदीक्षा ली और १८५ ई०के लगभग वे स्वर्गस्थ 
हुए प्रत्तीत होते हैं। अत्तएव समन्तभद्रका समय अनेक प्रमाणोंके आघार पर 
ईस्वी सनकी द्वितोय शत्ती अवगत होती है ।' 


इनके चित्रालकार सम्बन्धी स्तुतिविद्याके आधार पर जो यह कहा जाता 
है कि समन्‍्तभद्र अलक्ृत्त काव्ययुगके कवि है और इनका समय भारविके 
आस-पास मानना चाहिये | यह तक॑ भी अधिक सबल नही है। एकाक्षरी या 
इयक्षरी या अन्य चित्रकाव्योकी परम्परा वैदिक कालसे हो य॒त्किचित्‌ रूपमें प्राप्त 
होने लगती है। दक्षिण भारतमे चित्रकाव्योकी परम्परा बहुत प्राचीन समयसे 
चली आ रही है। समन्तभद्रने चित्रकाव्यका प्रयोग उसी परम्पराके आधारपर 
किया है। अत उसके आधापर पर उनका समय अर्वाचीन बतलाना युक्त नही 
है । अतएव सक्षेपमे समन्‍्तभद्रका समय ई० सन्‌ द्वित्तीय शत्ताब्दी है और 'मोक्ष- 
मार्गस्य नेतार'को आचाये विद्यानन्दने सूत्रकार गृद्धपिच्छका ही ममलाचरण 
माना है, सर्वार्थसिद्धिकार पुज्यपाद-देवनन्दिका नही । 


समनन्‍्तभद्रकी रचनाएं 


सस्कृत-काव्यका प्रारम्भ ही स्तुत्ति-काव्यसे हुआ है | जिसप्रकार वेदिक 

ऋषियोने स्वानुभूत्ति--जीवनकी जीवन्तधारा और सोन्दयंभावनाको स्वुति- 
काव्यकी पटभूमिपर ही अकित किया है, उसीध्रकार स्वामी समन्तभद्वने भी 
दर्शन, सिद्धान्त एव न्यायसम्बन्धी मान्यताओको स्तुति-काव्यके माध्यमसे 
अभिव्यक्त किया है। अत्तएव स्तुत्तियोकी विभिन्न परम्परामे आद्य जैन स्तुति- 
कार समन्तभद्रने बौद्धिक चिन्तन और मानवजीवनकी प्रोज्जवल कल्पनाको 
स्तुति-काव्यके रूपमे ही मूर्तिमत्ता प्रदान की है। इनके द्वारा रचित स्तुतियोमे 
तरल भावनाओके साथ मस्तिष्कका चिन्तनभी समवेत है | समन्तभद्र द्वारा 
लिखित निम्नलिखित रचनाएँ मानी जाती हैं-- 

१- बृहत्‌ स्वम्भूस्तोत्र 

२ स्तुतिविद्या-जिनशतक 

३ देवागमस्तोत्र--आप्तमीमासा 

४ युक्त्यनुशासन 

५ रत्नकरण्डकृश्नावकाचार 





१. अनेंकान्त, वर्ष १४, किरण ११-१२, पृ० ३२४। 


१८४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


६ जीवसिद्धि 

७ तत््वानुशासन 

८ प्राकृत्तत्याकरण 
९. प्रमाणपदार्थ 

१० क्मंप्रामृतटीका 
११ गन्धहस्तिमहामाष्य 


१. बृहत्‌ स्वम्मूस्तोत्र--इसका अपर नाम स्वम्भूस्तोत्र अथवा चतुविशति 
स्तोत्र भी* है। इसमे ऋषभदेवसे लेकर महावोर परययंन्त चौबीस तीर्थकरोकी 
क्रमश स्तुतियाँ है। इस स्तोत्रके भक्तिरसमे गम्मं।र अनुभूति एवं त्कंणायुक्त 
चिन्तन निवद्ध है। अत इसे सरस्वतोकी स्वच्छन्द विहारभूमि कहा जा 
सकता है। उस 'स्तोत्र'के संस्कृत-टोकाकार प्रभाचन्द्रने इसे “नि शेषजिनोक्त- 
धर्म! कहा है । इसमे कुल पद्योको सख्या निम्न प्रकार है-- 


९. श्रोऋपमजिन स्तवन, पद्म ५, २ श्रोीअजितजिन स्तवन, पद्म ५, ३ श्रो 
सम्मवजिन स्तवन, पद्य ५, ४. श्रीअभिनन्दनजिन स्तवन पद्य ५, ५ श्रोसुमत्ति 
जिन स्तवन पद्य ५, ६ श्रीपग्प्रभजिन स्तवन पद्म ५, ७ श्रासुपाव्यंजिन 
स्तवन पद्य ५, ८ श्रोचन्द्रप्रभजिन स्तवन पद्म ५, ९. श्रीसुविधजिन स्तवन 
पद्य ५, १०. श्रीज्ञीतलजिन स्तवन पद्य ५, ११ श्रीश्रेयोजिन स्तवन पद्य ५, 
१२ श्रीवासुपृज्यजिन स्तवन पद्य ५, १३ श्रीविमल जिनस्तवन पद्य ५, १४ 
श्रीअनन्तजिन स्तवन पद्य ५, १५ श्रीधमंजिन स्तवन पद्य ५, १६. श्रोशान्तिजिन 
स्तवन पद्य ५, १७ श्रोकुन्युजिन स्तवन पद्म ५, १८ श्रीअराजिन स्तवन पद्य २०, 
१९ श्रीमल्लिजिन स्तवन पद्चय, ५, २० श्रीमुनिसुन्नतजिन स्तवन पद्य ५, २१ 
श्रीनमिजिन स्तवन पद्म ५, २२. श्रीअरिष्टनेमिजिन स्तवन पद्म १०, २३. श्री 
पास्व॑जिन स्तवन पद्चय ५, २४ श्रीवीरजिन स्तवन पद्म ८८ १४३ | 


इस स्तोचमे कविने प्रवन्ध-पद्धतिके बीजोको निहित कर इतिवत्त सम्बन्धी 
अनेक तथ्योको प्रस्तुत किया है। प्रथम तोर्थंकरको प्रजापतिके रूपमे असि, मषि, 
कृषि, सेवा, शिल्प और वाणिज्यका उपदेष्टा कहा है। इस स्तोत्रम आये हुए 'निर्देय- 
भस्मसात्किियाम' पदसे सम्मत आचायेने अपनो भस्मक व्याधिका सकेत किया 
है तथा सम्मवनाथको स्तुतिमे सम्भवजिनको वेद्यका रूपक देकर अपनी जीवन- 
घटनाओकी ओर सकेत किया है। इसी प्रकार “यस्याड्भ-लक्ष्मी-परिवेश भिन्‍न 





१. अनुवादक और सम्पादक श्री पढित जुगलकिशोर मुख्तार थुगवीर', प्रकाशक वीर 
मन्दिर, २१ दरियागंज दिल्‍ली । 


श्रुपघर ओर सारस्वताचार्य १८५ 


तमस्तमोरेखि रश्मिभिन्नम्‌*” पदसे राजा शिवकोटिके शिवालयमें घटित हुई 
घटनाका संकेत्त प्राप्त होता है । 

समस्तभद्रने वाद (शास्त्रार्थ) द्वारा जेन सिद्धान्तोका प्रचार किया था। श्रवण- 
वेलगोलके अभिलेखोंके अनुसार पाटलिपुत्र, ढकक, मालव, कांची आदि देशोमें 
उन्होने शास्त्राथं कर जिनसिद्धान्तोकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी। इस ओर 
भी उनका सकेत “स्व-पक्ष-सौस्थित्य-मदाउवलिप्ता वाक्सिह-नादेविमदा वमूवु.'” 
पद्माशसे मिलता है । 


शान्तिनाथतीर्थंकरने चक्रवतित्वपद प्राप्त किया था और उन्होने षट्खण्ड- 
की दिग्विजयकर समस्त राजाओको करद बनाया था । उनके राज्यकालमे प्रजा 
अत्यन्त सुखी और समुद्ध थी । इस बातकी सूचना निम्नलिखित पद्चांशोंसे प्राप्त 
होती है-- 
“चक्रण ये शत्रु-भयडूरेण जित्वा नृष सव-नरेन्द्र-चक्रसु” 
२८ २८ 2 हर 
“विघाय रक्षा परत प्रजाना राजा चिर योषप्रतिम-प्रत्ताप:*” 


मल्लिजिन आजन्म ब्रह्मचारी थे। उनकी गणना बालयतियोमे है। इसी 
प्रकार अरिष्ट नेमिको भी बालयति कहा गया है । इन दोनो तीर्थकरोंके स्तवन- 
मे 'महषि' या 'ऋषि' शब्दके प्रयोग आये हैं, जो इन तीथथकरोंके बालयतित्वको 
अभिव्क्त करते हैं । 

पार्र्वनाथस्तोत्रमे त्तीर्थंकर पाइ्व॑ंनाथके मुनिजीवनमें त्तपक्चर्या करते समय 
वेरी कमठ द्वारा किये उपसग्ग तथा पद्मावती ओर धरणेन्द्र द्वारा उसके निवारण- 
का वर्णन निम्नलिखित पद्योमे किया है-- 

“तमाल-तीले सघनुस्तडिद्गुणे प्रकीर्ण-मीमाशनि-वायु-वृष्टिभि- | 
बलाहकेरवेरि-वशेरुपद्रतो महामना यो न चचाल योगत.॥ 
बृहत्फणा-मण्डल-मण्डपेन य स्फुर-तडित्पिज्भ-रुचोपसगिणम्‌ । 
जुगृ॒ह नागो धरणो घराघर विराग्-संघ्या-तडिदम्बुदो यथा" ॥ 

इस प्रकार इस स्तोत्र-काव्यमे प्रबन्धात्मक बीजस्‌त्र सर्वत्र विद्यमान हैं | 


चन्द्रप्रभजिन स्तवन, पद्म २ । 
वही, वद्य ३ । 

दशातिजिन स्तवन, पद्य २ । 
वही, पद्य ११॥ 

पादर्वनाथ स्तवन, पय्य १, २ । 


नी. ०: कण 20७ ५० 


१८६ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


स्तोत्रसाहित्यका निर्माता वही सफल माना जाता है, जो स्तोत्रोंके मध्यमे 
प्रबन्धात्मक वोजोकी योजना करता है। इस योजनासे स्तोत्र सरस तो बनते 
ही हैं, साथ हो उनमे प्रेषणीयता विशेष उत्पन्न होती है। समन्तभद्राचा्यने 
वैदिक मन्त्रोंके समान हो प्रवन्धर्ग्भित स्तोत्रोका प्रणयनकर दाहंनिक और 
काव्यात्मक क्षेत्रमे नये चरणचिन्ह उपस्थित किये हैं । 
वशस्थ, इन्द्रवज्ना, उपेन्द्रवत्ना, उपजाति, वसन्तत्तिछ॒का, रथोद्धता, पथ्या- 
वकक्‍त्र-अनुष्टुप्‌, सुभद्विका-मालतीमिश्रित, वानवासिका, वेतासीय, शिखरिणी, 
उद्गता एवं आर्यागीति इन तेरह प्रकारके छन्दोका प्रयोग पाया जाता है। 
अलकार-योजनाकी दुष्टिसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थान्तरन्यास, उदाहरण, 
दुश्टन्त एवं अन्योक्ति प्रभूति अलंकार उल्लेख्य हैं। अतिशयोक्तिका निम्न उदा- 
हरण ध्यातव्य है--- 
तव रूपस्य सौन्दर्य॑ दृष्टवा तृप्तिमनापिवान्‌" । 
इथक्ष शक्र सहस्राक्षो वभूव बहु-विस्मय:॥ 
यहाँ भगवानके सौन्दयंको दो नेत्रोंसे देखनेमे अतृप्तिका अनुभव करते हुए 
इन्द्रने सहस्न नेत्र धारणकर भगवान्के रूप-सौन्द्यका अवलोकन कर आद्चय॑ 
प्राप्त किया है। इस सन्दभमे अतिद्षयोक्ति हैं | 


उदाहरणालंकार 
सुखाभिलाषा5नलदाहमूच्छित मनो निज ज्ञानमयाशमृताम्बुभि | 
व्यदिध्यपस्त्व विषदाहमोहित यथा भिषग्मन्त्रगुणे स्वविग्रहम्‌* | 
जिसप्रकार वेच्य विषदाहसे म॒च्छित हुए अपने शरीरको विषापहारमन्त्रके 
गुणोंसे उसकी अमोघशक्तियोंसे निविष एवं मूर्छा रहित कर देता है, उसीप्रकार 
हे शोत्ततजिन | आपने सासारिक सुखोकी अभिलाषारूप अग्निके दाहसे मूच्छित 
हुए अपने आत्माको ज्ञानमय अमृतके सिज्चनसे मृच्छारहित--शान्त किया है । 
रपकालकार 
स चन्द्रमा भव्यकुमुद्रतोना विपन्नदोषाभ्रकलूद्धुलेप | 
व्याकोश-याड -नन्‍्याय-मयूखमाल पृयात्पविन्रो भगवन्मनों मे ॥ 
यहाँ--'भव्यकुमुद्तोना' ओर 'दोषाअ-कलड्ू-ले पः'मे रूपककी योजना है। 





१ स्वयम्मू स्तोत्र, अरजिनस्तव, पद्य ४ | 
२ वही, शीतऊुजिनस्तवन पद्च २। 
३ गहो, चन्द्रप्रभजिन, पद्ध ५। 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य १८७ 


इन रूपकोने भावोको सहज ग्राह्म तो बनाया ही है, साथ ही चन्द्रप्रभ भगवाबके 
गुणोका प्रभाव भी दिखलाया है। भव्यकुमुदनियोको विकसित करनेके लिए 
चन्द्रप्रभ चन्द्रमा हैं । 
उपमा 
पद्मप्रम पद्मपलाश-लेश्य पद्माल्याऋलिज्वितचारुमृत्ति | 
बभो भवाच्‌ भव्य-प्योर्हाणा पद्माकराणामिव पद्मवन्ध १॥ 
पद्मपत्रके समान द्र॒व्यलेश्याके धारक हे पद्मप्रभजिन ! आपकी सुन्दरमत्ति 
पद्मालय-लक्ष्मीसे आलिज्धित रही है और आप भव्यकमलोको विकसित करनेके 
लिए उसी तरह भासमान हुए हैं, जिसप्रकार सूर्य कमछसमृहक्रा विकास करता 
हुआ सुशोभित होता है । 
सक्षेपम स्तोत्रकाव्यमे एकान्ततर्वकी समीक्षापुर्वक स्याद्वादनयसे अने- 
कान्तामृतत्तत्वकी स्थापना की गयी है। 


२ स्वुतिविद्या" 


जिनशतक और जिनशत्तकालकार भी इसके नाम भाये हैं। इसमे चितन्रकाव्य 
और बन्धरचनाका अपूर्व कौद्दल समाहित है । शत्तककाव्योमे इसकी गणना की 
गयी है। सौ पद्योमे किसो एक विषयसे सम्बद्ध रचना लिखना असाधारण 
बात मानी जातो थी । प्रस्तुत जिनशतकमे चौबीस ततोर्थकरोकी चित्रबन्धोमे 
स्तुति की गयी है। भावपक्ष और कलापक्ष दोनो नेतिक एव घारमिक उपदेशके 
उपस्कारक बनकर आये है। समन्तभद्रकी काव्यकला इस स्तोत्रमे आद्यन्त 
व्याप्त है । मुरजादि चक्रबन्धकी रचनाके कारण चित्र काव्यका उत्कर्ण इस 
स्तोत्रकाव्यमे पुणंत्तया वत्तंमान है । 


समनन्‍्तभद्रकी इस कृतिसे स्पष्ट है कि चित्रकाव्यका विकास माघोत्त रकालमे 
नही हुआ, बल्कि माघ कविसे कई सी वर्ण पूर्व हो चुका है। चित्र, इलेष और 
यमकका समावेश वाल्मीकि रामायणमे भी पाया जाता है, अत. यह सम्भव है 
कि दाक्षिणत्य भाषाओंके विशिष्ट सम्पर्कके कारण समन्तभद्रने चित्र-इलेष और 
यमकका पर्याप्त विकास कर उक्त काव्यकी रचना की | इस कृतिमे मुरजबन्ध, 
अधंभ्रम, गतप्रत्यागतार्ध, चक्कबन्ध, अनुलोम, प्रतिकोम क्रम एवं सवंत्रोभद्र 
आदि चित्रोका प्रयोग आया है। एकाक्षर पद्योकी सुन्दरता कलाको दृष्टिसे 
अत्यन्त प्रशसनीय है। 


१ पद्मप्रभजिनस्तवन, पथ १। 
२. अनुवादक पण्डित पन्नालालजी साहित्याचार्य, प्रकाशक, वीरसेवामन्दिर, दिल्ली । 


१८८ तीथैकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


कुछ विद्वानोका इस कृतिको देखकर यह अनुमान है कि जिस कृत्रिम 
शैलीमे समन्तभद्वने स्तुतिविद्याका प्रणयन किया है वह कृत्रिम शेली ई० सनकी 
चौथी शताब्दीसे विकसित होती है। अत्त कृत्रिम शेलीके कारण यह कृति 
द्वितीय-तृतीय शत्तीको रचना नहीं हो सकती । विचार करनेपर उक्त मत 
निर्श्नान्त प्रतीत नही होता, यत कृत्रिम शेलीके विकासका मूल कारण आर्य॑- 
भाषाके साथ द्वविड भाषाका सम्पर्क है| द्राविड-परिवारकी भाषाओमे चित्र, 
इलेष और चमकको अधिक क्षमता है। अत्त समन्‍्तभद्रने दाक्षिणात्य होनेके 
कारण ही इस शेलीका प्रयोग किया है। 


इस स्तोत्रमे कुल ११६ पद्म हैं ओर अन्तिम पद्मयमे “कविकावब्यनामगर्म- 
चक्रवृत्तम” है। जिसके बाहरके पष्ट वलयमे 'शान्तिवर्मकृत्तम्‌' भर चतुर्थ 
वलयमे 'जिनस्तुतिशतम््‌' की उपलब्धि होती है। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपकका 
एक साथ प्रयोग काव्यकलछाकी दुष्टिसि इछाघवीय है। यहाँ उदाहरणार्थ काव्य- 
लिगको प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यच्चंन चापि ते 
हस्तावजलये कथाश्रुतिरत कर्णोष्क्षि सप्रेक्षते । 
पुस्तुत्या व्यसन शिरा नतिपर सेवेद्दशी येन ते 
तेजस्वी सुजनोहहमेव सुकृती तेनेव तेज पत्ते" ॥ 
जिनेन्द्र भगवानकी आराघना करनेवाले मनुष्यकी आत्मा आत्मीय तेजसे 
जगमगा उठती है । वह सर्वोत्कृष्ट पुरुष गिना जाने लगता है। तथा उसके महान 
पुण्यका बन्ध होता है। यहाँ स्मरण, पुजन, अञ्जलि-बन्धन, कथा-श्रवण, दर्शन 
आदिका क्रमण नियोजन होनेसे परिसख्या-अछकार है । आचायंने हेतु-वाक्यो- 
का प्रयोग कर काव्यलिगकी भी योजना की है। इस प्रकार यह स्तुत्ति-विद्या 
स्तोचर-काव्य और दर्शनगुणोसे युक्त है। और है सविवेक भक्ति-रचना । 
३. आप्रमीमांसा या देवागमस्तोत्न 
स्तोत्रके रूपमे तक॑ और आगमपरम्पराकी कसौटीपर आप्त--सर्वश्दैवकी 
मीमासा की गयी है। समन्‍्तभद्र अन्धश्रद्धालु नही हैं, वे श्रद्धाकों त्ककी 
कसौटीपर कसकर युवित-आगमदह्ठारा आप्तकी विवेचना करते हैं। आप्त- 
विषयक मूल्याकनमे सर्वज्ञाभाववादी मीमासक, भावेकान्तवादी साख्य, 


१. स्वुतिविद्या, पद्च ११५। 


२ आचार्य जुगहुकिशोर मुझ्तार द्वारा सम्पादित वीर सेवा मन्दिर ट्स्ट प्रकाशन, 
वाराणसी । 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य १८९ 


एकान्तपर्यायवादी बौद्ध एव सवंथा उभयवादी वेशेषिकका तकंपृर्वक विवेचन 
करते हुए निराकरण किया गया है । प्रागभाव, प्रध्वंसामाव, अन्योनन्‍्याभाव और 
अत्यन्ताभावका सप्तभगीन्यायद्वारा समर्थन कर वीरशासनकी महत्ता प्रति- 
पादित की है | सवंथा अद्वेतवाद, द्वेतवाद, कर्मद्ेत, फलद्वेत्त, लोकद्वेत्त प्रभृतिका 
निरसन कर अनेकान्तात्मकता सिद्ध की गयी है| इसमे अनेकान्तवादका स्वस्थ 
स्वरूप विद्यमान है | उदाहरणके लिए-- 

“द्रव्यपर्यायोरैकय तयोरव्यत्तिरेकत । 

परिणामविशेषाच्च शक्तिमच्छक्तिभावत ॥ 

सज्ञासस्याविशेषाज्च स्वलक्षणविदेषत. | 

प्रयोजनादिभेदाच्च तन्नानात्व न सवंधा" ॥ 

द्रव्य और पर्याय कथचित्‌ एक हैं, क्योकि वे भिन्‍न उपलब्ध नही होते 
त्तथा वे कथचित्‌ अनेक हैं क्योकि परिणाम, सज्ञा, सख्या, आदिका भेद है। 
देव-पुरुषार्थ, पुण्य-पाप आदिको सिद्धि अनेकान्तके द्वारा हा होती है। एकान्त- 
४४ समस्त समस्याओका समाधान बनेकान्तवादके द्वारा प्रस्तुत किया 
गया है। 

इस स्तोत्रमे ११५ पद्य हैं। 'देवागम' पदद्वारा स्तोत्रका आरम्भ होनेके 
कारण यह 'देवागम' स्तोत्र भी कहा जाता है। समन्तभद्रकी परीक्षाप्रधान 
दृष्टि इस स्तोत्रकाव्यमे समाहित है। कवित्वकी दृष्टिसे यह काव्य बोझिल है | 
काव्य रस-दर्शनकी चट्टानके भीतर प्रवेश करनेपर ही क्वचित्‌ प्राप्त होता है, 
अप्रस्तुत विधानका भी अभाव है । जोवन और जगत्‌की विभिन्‍न समस्याओका 
समाघान इस स्तोत्रकाव्यमे अवश्य वत्तमान है । 

४. युवत्यनुशसन --वी रके सर्वोदिय त्तीथंका महृत्त्व प्रतिपादित करनेके 
लिए उनको स्तुति की गयी है। युक्ितपुर्णक महावीरके शासनका मण्डन और 
विरुद्धमत्तोका खण्डन किया गया है। समस्त जिनशासनको केवल ६४ पतद्योमे 
हो समाविष्ट कर दिया है। अर्थगोरवको दृष्टिसे यह काव्य उत्तम है, 'गागरमे 
सागर'को भर देनेकी कहावत चरिताथ' होती है। महावीरके त्ीथ को सर्वोदिय 
तीथ कहा है-- हु 

“सर्वान्तवत्तद्‌ गृणमुख्यकल्प सर्वान्तशुन्य च मिथोश्नपेक्षम्‌ । 
सर्त्ापदामन्तकर निरन्त सर्वोदय तीथंमिद तवेब ॥ 


लय अप मन 
१ देवागम, पद्य ७१,७२, आचार्य जुगलकिशोर मुख्तार द्वारा सम्पादित, वीरस़ेवा 


मन्दिर ट्रस्ट प्रकाशन, वाराणसी । 
२ सम्पादन आचार्य जुगलकिशोर, वीर सेवा नन्दिर प्रकाशन । 
३ वही-६२। 


१९० तोर्थंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इसप्रकार महावोरके तोध॑को हो समस्त विपत्तियोका मन्त करनेवाला 
सर्वोदिय तीय॑ कहा है । 


५. रस्तशरध्डभावकाचार --जीवन और आचारको व्याख्या एस ग्रन्धमे 
को गयो है । १५० पद्मोमे विस्तारपूर्वक सम्यकदर्षन, सम्यकृुज्ञान और सम्यक्‌ 
चोरतका विवेचन करते हृए मुन्दकुन्दफे' निर्देशानुआार सलल्‍्लेखनाको 
शावकके दतोमें स्थान दिया ऐ। अन्तमे श्रावककी एकादश प्रतिमाएं वणित 
हैं। डॉ० वादुदेवशरण अग्रवालने समोचीन घमंशास्त्र--रत्तकरण्डक्रावका- 
चारगी मूमिकाम लिया हे--'स्वामो समस्तभद्दने अपनी विक्वलोकोपकारिणी 
वाणीसे न केवल जेनमार्गफो सब ओ रसे कल्याणकारी वनानेका प्रयत्न किया है। 
[जैन व्मं समनन्‍्तमद्रमभवद्भद्र समनन्‍्तात मुह ) किन्तु घुद्धमानवी दृष्टिसे भी 
उन्होंने मनुष्यकों नेतिक घरातलपर प्रतिष्ठित करनेके लिए बुद्धिवादी दृष्टिकोण 
अपनाया। उनके इस दृष्ठिकोणमें मानव-्माश्रकी रुचि हो सकती है । समन्त- 
मद्को दृष्टिमे मनकी साधना हृदयका परिवतंन सच्ची साधना है। वाह्य आचार 
तो आउम्बरोंसे मरे भी हो सबरे हैं। उनकी गज॑ना है कि मोदी मुनिसे निर्मोही 
गृहस्थ खेष्ठ है (कारिका-३३)। किसीने चाहे चाण्डाल योनिमे भी ऐरोर 
धारप किया हो, किन्तु यदि उसमें सम्पक्‌ दर्शनका उदय हो गया है तो देवता 
ऐसे व्यक्तिको देव समान हो मानते हैं । ऐसा व्यमित भस्‍्मसे ढेंके हुए किन्तु 
अन्तरमे दहनस्ते हुए अगारे को त्तरए होता है? ।” 

इस ग्रन्थकी प्रमुथ विषेषताएं निम्नलिखित हैं-- 

१. क्रायकके अष्टमुटगूणोंका विवेचन 

३ अहूनपुजनका वेयावृत्यके अन्तर्यत्त स्थान 

रे ब्रत्तोमि प्रसिद्धि पानेवालोकि नामोल्लेस 

४. माही मुनिकी अपेक्षा निर्मोद्दी श्रावककी श्रेष्ठ्ता 

५. सम्यक्दर्शनसम्पप्त मातगको देवतुल्य कहकर उदार दुृष्टिकोणका 

उपन्यास । 

६. मुन्दकुन्द और उमास्वामीकी श्रावकरम सम्बन्धी मान्यताओको आत्म- 

सातकर स्वतन्त्र सपमें श्रावकधमंसम्बन्धी ग्रन्थका प्रणयन । 


्कब्न 


१. इस शन्चके अनेक संस्करण प्रकाक्षित है । थीर सेवा मम्दिर, दिल्लीसे प्रकादित 
संस्करण अध्ययनीय है । 

२. डुन्दगुन्दका जारित्रपाहुट गाथा २५-२६ । 

३. सउमीचीन भर्मणास्त्र, बीर सेवा मन्दिर दिल्ली, प्राककथन, पुृ० १६। 





श्रूतधर और सारस्वताचार्य : १९१ 


इस कृतिमे कत्तकि रूपमे समन्तभद्रका नाम कही भी उपलब्ध नही है। 
टीकाकार प्रभाचन्द्रने इसे समन्तभद्रकृत्त लिखा है। अत डॉ० हीरालाल जैन 
आप्तमीमासामे निरूपित आप्तके लक्षणक्री दौलीकी अपेक्षा इसकी दैलीमे 
भिन्नता प्राप्ककर और पाश्वंनाथचरितकी उत्थानिकामे योगीन्द्रकी रचनाके 
निर्देशको पाकर इसे योगीन्द्रदेवकी रचना मानते हैं । ग्रन्थके उपान्त्य इ्लोकमे 
'वीतकलडू?”, विद्या' और 'सर्वाथ॑सिद्धि' शब्दोको तत्तद्‌ आचाये और ग्रन्धोका 
पचक मानकर आठवीनयारहवी शत्तीके मध्यकी रचना इसे स्वीकार ऊरते हैं।' 


भ्त डॉ० जैनके मतानुसार यह कृति आप्तमीमासाके रचयिता स्वामी 
समन्तभद्रकी नही है। भले ही कोई दूसरा समन्‍्तभद्र इसका रचयिता रहा हो। 
डॉ० साहबने उक्त मन्तव्यको प्रकट करनेके लिए एक निबन्ध अनेकान्त, वर्ष 
८, किरण १-३, पृ० २६-३३, ८६--९० और १२५--१३२ में लिखा था, 
जिसका प्रतिवाद डॉ० प्रो० दरवारीलाछ कोठियाने अनेकान्त वर्ण ८ किरण 
४-५ में किया है। डॉ० कोठियाने डॉ० जैनके तरकोका उत्तर देते हुए प्रस्तुत 
कृतिको आचार्य समन्तभद्गकी ही रचना सिद्ध किया है। में इस विवादमे न पडकर 
इतना अवश्य कहूँगा कि समन्तभद्रके अन्य ग्रन्थोंके समान इस ग्रन्थके भी दो 
नाम उपलब्ध हेँ--१. समीचोन धर्मशास्त्र और २. वर्ण्य व्रिषयके अनुसार 
रत्तकरण्डकश्रावकाया र। स्वामी समन्तभद्रकी यह शेली है कि वे अपने प्रत्येक 
अन्थके दो नाम रखते है--प्रथम नामका निर्देश प्रथम पद्मके प्रारम्भिक वाक्यमे 
कर देते हैँ ओर दूसरेका निर्देश ग्रन्थके वर्ण्य विषयके आधारपर रहता है। 


यह निविवाद सत्य है कि इस ग्रन्थमे प्रतिपादित विषय बहुत प्राचीन है। 
अतधर कुन्दकुन्दके चारित्रपाहुड, प्रवचनसार, दर्शनपाहुड, सीलपाहुड आदिसे 
विषयको सूत्ररूपमें ग्रहणकर नये रूपमे श्रावकाचारसम्बन्धी पिद्धान्तोका 
प्रणणन किया है। अत विद्वानोके मध्य मूलगुणसम्बन्धी जो प्रश्न उठाया 
जाता है उसका समाधान यहाँ सम्भव है। जब समन्तभद्रने श्रावकाचारका 
प्रणयन नये रूपमे किया, तो उन्होने बहुत्त-ली ऐसी बातोको भी इस ग्रन्थमे स्थाव 
दिया, जो पहलेसे प्रचलित नही थी | हमारा तो दृढ़ मत है कि तुयीय अध्याय- 
की यह ६६ वी कारिका प्रक्षिप्त है। पोछेके किसी विद्वाचने प्रतिलिपि करते 
समय अहिसाणुत्रतके विशुद्धचर्थ इस कारिकाको जोड दिया है। यहाँसे इसे 
हटा देनेपर भी ग्रन्थके वर्ण्य विषयमे किसीप्रकारकी कमी नही आती । यह 
कारिका एक प्रकारसे विषयका पुनरुक्तीकरण हो करती है । मद्य, मास, मघु- 





१. भारतीय सस्क्वातमें जैनधर्मका योगदान, पृ० ११३ ! 


१९२ तोर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


के त्याग तथा पंचाणग्तोंके पालनको अष्टमछगूण कहा गया है। अहिसाणृत्नत्त- 
के लक्षणमे सकलल्‍्पपू्ंक मन-वचन-काय, कृत, कारित, अनुमोदनाखूप व्यापारसे 
द्वोन्द्रिपादि प्राणियोका घात न करना अहिसाणुत्रत है। इस परिभाषाके अन्त- 
गंत मद्य, माल, मघुका त्याग स्थयमेव समाविष्ट हो जाता है। पचाणुषतोंकी 
चर्चा तो स्पष्टलपसे पुनझ्यत है ही। अतएव व्य-विपयकी दुष्टिसि इस पद्यको 
कोई आवश्यकत्ता नही है । 

यदि आचार्य ममन्तभद्रको अष्टमूलगुणोका निर्देश करना अभीष्ट होता, तो 
वे इस पथकोी अहिसाणुग्रतके लछक्षणफे आस-पास निवद्ध करते। अहिसादि 
बतो वा पालन करनेवाले ध्यक्तियेकि नामोस्लेखके पश्चात्‌ एस का रिकाका सयो- 
जन अनुपयोगी जैसा पत्तीत होता है | यदि यह तक दिया जाय कि अणुक्षतोका 
वर्षन फरनेके पथ्यात्‌ मूलगुणोका निर्देश आवद्यक था, तो यह तर्क भी बहुत 
सबल नहीं 8 ॥ अणुम्रत ओर गुणग्रतोके बीच इस पद्मका स्थान नहीं होना 
चाहिए । बतएव हमारी दृष्टिसे यह पथ प्रक्षिप्त है। 

अनेक आचायोनेि दताया है फि कोर्द नदी ओर समुद्रके स्तानको धर्म समझता 
है, कोई मिट्टी ओर पत्थरके स्तूपाकार ऐेर बनाकर घमंकी इतिश्री मानता है। 
कोई पहाझइसे कूर्कर प्राणान्त कर लेने अथवा अग्निमे शरोरकी जला देनेमे ही 
कल्याण मानता हूँ ये सव बातें लोकमूढता है-- 


“आपगा-सागर-स्नानमुच्चय सिकतामनास्‌ | 
गिरिषपातो४ग्निपातश्थ. लछोकमृंट निगये" ॥" 
उपयुक्त पय्ममे गतानुगतिक रूपसे अनुसरण किये जानेवाले मठततापूर्ण 
दृष्टिहोणीका विवेचन किया है और (१) आपगासागरस्तान, (२) मिकता5- 
ध्मनामुच्चय , (३) गिरिपात, (४) अग्निपांतकों छोकमूटता कहा है। भारतोय 
सस्कृतिके विकासक्रमकम विचार फरनेसे अवगत्त होता है कि उक्त ये चारो 
प्रयाएँ ६० सन्‌के पूर्व अत्यधिक झूपमे प्रचलित थी । उत्त रकालमे एन प्रथाओमेसे 
एकोको छोटकर शेष समीका छोप हो गया । ऋग्वेदकालमे जोवन तथा जीवन- 
भोगेकि प्रति आसक्तिकी प्रवृत्ति दतंमान थी । अत इस युगमे सन्‍्यास और भआत्म- 
बलका निर्देश नहीं मिलता। प्रो० हिलब्रेंटने* दोक्षाविधिमे प्रयुक्त होनेवाले 





१ समीचोन घमंशारत्र, प्रथम अध्याय, गगरिका २२। 
२. मफाया0त! उच्एकाडऊ पैणा। ीजशाड टकटाताए ३5 वा उव्या।ए 2 वितेत्ते 


लियग जी चिट गत फ़ाग्नटपट ती इपॉलितिट 99 गि० +-$प्रणवैट--डिा09- 
टात्जंक्दक वी रिलाइिंगा गधते टिकट एण जाय, शाहुण 383-36,(92) 


ध्रुतधर ओर सारस्वताचार्य १९३ 
१३ 


अग्निपातसे अग्निपात द्वारा आत्मबलिका अनुमान किया है। शतपथदब्राह्मणमे 
बताया गया है कि पुरुषमेध एवं स्वंभिधयज्ञमे समस्त सम्पत्तिका त्याग कर 
साधक मृत्युका वरण करनेके लिए बन जाता है। परित्राजककी क्रियाओका 
विवेचन करते हुए जाबालोपनिपदुमे विभिन्न रूपोमे किये जानेवाले आत्म- 
घातोको धामिक रूप दिया गया है-- 

वीराध्वाने वा अनाशके वा अपा प्रवेशे वा अग्निप्रवेशे वा महा प्रस्थाने वा | 

स्पष्ट है कि अग्निपात, जलपात ओर अनशनत्नतद्वारा आत्महत्या करना 
धामिक विधानमे शामिल किया गया है। 

हिन्दी विश्वकोषमे आत्मघातोका निरूपण करते हुए लिखा है कि वेघ, 
अवेध, ज्ञानकृत और अज्ञानकृत ये चार भेद आत्मघातके हैं | मनु एव वृद्धगर्गने 
लिखा है कि जब मनुष्य अत्यन्त वृद्ध हो जाये ओर चिकित्सा करानेपर भी 
आरोग्यकी सम्भावता न हो, तो शौचादि क्रियाओके लुप्त होनेकी आशका उत्पन्न 
होनेसे, उच्च स्थानसे गिरकर, अग्तिमे कूदकर, अनशनसे रहकर या जलमे 
डूबकर प्राण छोड देना चाहिए । इस प्रकार प्राण छोडनेपर त्रिरात्रका अशोच 
माना जाता* है। 

उपयुक्त सन्दर्भाशसे स्पष्ट है कि समन्तभद्र द्वारा विवेचित लोक-मूढ्ताएँ 
ब्राह्मण और उपनिषद्‌ कालमे प्रचलित थी | धमंशास्त्रोके अशीच प्रकरणमे इन 
मान्यताओका समावेश पाया जाता है । 

“आपगासागरस्नान' की सास्क्ृत्तिक व्याख्यामे प्रवेश करने पर ज्ञात होता 
है कि मोहनजोदडोके प्राप्त भग्नवशेपोमे उपलब्ध हुए स्नानागारोसे हडप्पाके 
सास्कृतिक जीवनमे जलकी महत्ताका परिचय मिलता? हैं। विद्वानोने बताया 
है कि इसका आर्योके सास्क्रतिक जीवन पर गहरा प्रभाव है। सरोवरो, नदियो 
और समुद्रोके जलमे स्नान करनेकी प्रथा तथा सूर्योदयके पर्व और भोजनके 
पू्व स्तान करनेकी विधिपर धारिक मोहर इस बात्तका प्रमाण है कि सिन्धु 
घाटीकी सम्यतामें भी स्तानको सास्क्ृत्तिक महत्त्व प्राप्त था। आयेकि जीवनमे 
नदियोका नित्य बहता हुआ निमल जल ही उनके लिए स्वर्गंकी पवित्रता एव 
पावनताका परिचायक था। सिन्धु, वित्तस्ता, चन्द्रभागा, इरावती, विपासा, 
शत्तद्रु, यमुना, गगा एव ब्रह्मपुत्र आदि नदियोने धामिक प्रेरणाके कारण हरी 
१ निर्णयसागर प्रेस, बम्बईसे सन्‌ १९२५ में प्रकाशित ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषदः, 

पृ० १३१। 


२ हिन्दी विश्वकोश, द्वितीय भाग, आत्मघातशब्द । 
रे. तप टाजश्थाणा 9ए  शाल्टोदला 2225 282-284 


१९४ तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


आयेके जीवनको उर्वर बनाया था । अतएव नदियोमे स्नान करनेकी पवित्र 
भावनाके साथ उनमे डूबकर आत्मघात करनेकी प्रथा भी धर्मके नामपर 
ब्राह्मणकालमें प्रचलित थी। जलमात्रमे स्नान करना या असमर्थ अवस्थामे 
डूबकर प्राणघाद करना धाभिकताका चिह्न था। ई० पूर्व द्वित्तीय-तृत्तीय 
शताब्दीसे लेकर ई० सन्‌ प्रथम-द्वितीय शताब्दी तक इस प्रथाका बहुत प्रचार 
रहा है। जब संन्यासविधि पूर्णतया विकसित हो गयी, और आत्मशोधनके लिए 
घ्यान, संयमका मूल्य बढ गया, -त्तो उक्त प्रथाका शनै -शने* ह्ास होने लगा । 
स्वामी समनन्‍्तभद्रके समयमे इस प्रथाका जोर-शोरके साथ प्रचार था। बत. 
उन्होने अपने इस ग्रन्थमे इसकी समीक्षा की है। यहाँ यह स्मरणीय है कि छोक- 
मूढ्ताओका रूप समयानुसार बदलता रहता है। 

घर्के नामपर स्तूप निर्माणकी प्रथाका आरम्भ बौद्धकालसे हुआ है बुद्धके 
अस्थि-अवशेषको स्तूपके भीतर रखा जाता था और इन स्तृपोकी घामिक 
प्रेरणा प्राप्त करनेके लिए पूजा की जाती थी। सम्राट्‌ अशोकने तथा उसके उत्तर- 
वर्त्ती सम्नाट्‌ सम्प्रतिने स्तृप और अभिलेखोका आरम्भ घामिक-स्मृतिके साथ 
धर्म-प्रेरणाके लिए कराया। अशज्योकके स्तूपोमे सम्प्रतिके स्तृप और अभिलेख 
इस प्रकार मिश्चित हो गये हैं कि उचका पृथक्करण सहज सम्भव नही है। इसका 
प्रघान कारण यह है कि घर्मं और सदाचारके सामान्य नियम इन दोनो सम्राटोको 
समानरूपसे ही अभिप्रेत थे। ये स्तृप ठोस गुम्बदके आकारके होते थे और 
इनके ऊपर छत्र भी बनाये जाते थे। अश्लोक निमित स्तूपोमे साँचीका स्तृप 
अत्न्त प्रसिद्ध है। कुशाणकालके पूर्व बुद्धको उपासना इन स्मारक चिह्नोमे 
भ्रयुकत प्रतीक रूपोमे ही होती थी । छत्र, पाँव, पुष्प, चन्द्र या चक्रके प्रतीकोमे 
हो वुद्धको स्मृति अन्तनिहित थी। महायान सम्प्रदायके आविर्भावके पश्चात्‌ 
बुद्ध-प्रतिमाओंके निर्माणकी प्रथाका आरम्भ हुआ | 


जब स्तूपनिर्माणका महत्त्व जनसाधारणमे प्रचलित हुआ, तो स्तूपोके 
प्रतिनिधिस्वरूप 'सिकताश्मनामुच्चय 'का प्रचार हुआ। बालू या ककडोका 
स्तूपाकार ढेर लगाकर देवकी उपासना होने लगी | यह प्रथा कुषाणकालके 
पूर्व तक प्रचलित रही । समन्तभद्रके समयमे इसका बाहुलय था। अतएब उन्होने 
अपने इस ग्रन्थमे इस प्रथाकी ओर सकेत किया है। कुषाणकालके पश्चात्‌ कुछ 
ही शताब्दियोमे मूतिकलाका विकास होनेसे उक्त मान्यता क्षीण हो गयी । 
अत्तएव रत्नकरण्डकश्रावकाचा रमे 'सिकताश्मनामुच्चय 'का जो प्रयोग आया 
है, वह उसकी प्राचीनताका सूचक है। 

गिरिपातप्रथाका निर्देश समन्‍्तभद्रने किया है। सास्क्ृतिकदृष्टिसि इस 


श्रतघर और सारस्वताचार्य १९५ 


प्रथाका विकास और प्रसार ई० सन्त पूर्वकी शताब्दियोसे ई० सनकी आरम्मिक 
शत्ताब्दियो तक ही प्राप्त होता है | योग-क्रियाओको सम्पादित करनेमे असमर्थ 
व्यक्ति गिरिपाततद्वारा मुक्तिताभ करता था। अतएव प्राचीन घमर्मशास्त्रके 
लेखकोने इस प्रथाकी समीक्षा की है। हरिभद्रकी 'समराइच्चकहा'के द्वितीय 
भवमे भी यह प्रथा उल्लिखित हैं । अत. समन्तभद्रने लोकमूढताका जो वर्णन 
किया है वह उनकी प्राचीनताका सुचक है। 
समन्तभद्रने प्रथम अध्यायकी चौबीसवी कारिकामे 'पाषण्डि-मूढत्ता'की 
समीक्षा की है | यह 'पाषण्डी शब्द विचारणीय है| धम्मके अर्थमे इसका प्रयोग 
प्राचीन साहित्यमे ही उपलब्ध होता है । अशोकके अभिलेखोंके साथ आचाये 
कुन्दकुन्दके समयसारमे भी इस शब्दका प्रयोग आया है । कुन्दकुन्दने लिखा है-- 
“पाखंडीलिगाणि व गिहिलिगाणि व वहुप्पयाराणि। 
घित्तु वदंति मूढा लिंगमिण मोक्खमग्गो त्ति॥* 
८ >८ >् 
“ण वि एस मोक्खमग्गो पाखडीगिहिमयाणि लिगाणिए! 


अशोकने भी गिरिनारके छठे अभिलेखमे 'पाषण्डि'शब्दका प्रयोग घर्मं या 
सम्प्रदायके अथंमे किया है। लिखा है--'सव-पासडापि में पूजित विविधाय 
पूजाय' इससे स्पष्ट है कि 'पाषंड-मूढता का निरूपण समन्तभद्रको प्राचीनताका 
योत्तक है। आरम्भमे 'पाषडी' शब्द पविन्नताके अथंमे प्रचलित था, पर शने - 
शने: इस शब्दका अर्थ अपकर्षित होने लगा और यह आउडपम्बरपूर्ण जीवन 
व्यतीत करनेके अर्थमे प्रचलित हुआ । 


जहाँ तक हमारा अध्ययन है पाँचवी, छठी शताब्दीके किसी भी साहित्यमे 
पाषडीका प्रयोग धर्मके अ्थंमे नही आया है। अत. समनन्‍्तभद्रके समयपर तो 
इससे प्रकाश पडता ही है, साथ हो रत्नकरण्डकश्रावकाचारकी प्राचीनतापर 
भी प्रकाश पडता है । 

एक अन्य विचारणीय विषय यह भी है कि मूढताओकी समीक्षा धम्मपद, 
महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थोमे उपलब्ध होती है। धर्मशास्त्रके निर्माताओंने 
मढताओंकी समीक्षा ई० सन्‌ पृवंसे ही आरम्भ कर दी थी | अतः समन्तभद्रको 
रत्नकरण्डकश्रावकाचा रमे इन मूढताओकी समीक्षाके लिये घम्मपदादि ग्रन्योंसे 
भी प्रेरणा प्राप्त हुई हो, तो कोई आदइचये नही है। समन्तभद्रने इनकी समीक्षा 


१, समयसार, गाथा ४०८ । 
२. वही, गाथा ४१० । 


१९६ तीथंकर महावीर और उनकी आचारयं-परम्परा 


उसी शेलोमे की है जो शेलो 'धम्मपद'मे मिलतो है। अत मृढताओके विवे- 
चनसन्दर्भसे र॒त्वकरण्डकश्नावकाचा रके कर्ता प्राचीन समन्तभद्र ही सिद्ध होते 
हैं । 'धम्मपद'मे बताया है-- 
'ज्त नग्गचरिया न जटा न पका नानासका थण्डिलसायिका वा। 
रजोवजल्ल उककुटिकप्पधान सोधेन्ति मच्च अवितिण्ण कख ॥" 


अर्थात्‌ जिस पुरुषका सन्देह समाप्त नही हुआ है उसकी शुद्धि न नगे रहनेसे, 
न जठटासे, न कीचड़ लपेटनेसे, न उपवास करनेसे, न कठिन भूमि पर शयन 
करनेसे, न घूल लपेटनेसे ओर न उकड्‌, बेठनेसे होती है। 
लोक-मूढत्ताएं विकसित होकर पाँचवी-छठी शत्ताब्दीके साहित्यमे भाडम्बर- 
पूर्ण जीवनके विश्लेषणके रूपमे आयी हैं। अपभ्रश साहित्यमे इन लोक-मूढ- 
तामोका रूप बाह्याडम्बर या बाह्य वेशके रूपमे उपस्थित है | 
रत्नकरण्डकश्रावकाचा रकी प्राचीनताका एक सबल प्रमाण यह भी है कि 
इस ग्रन्यके कई पद्य मनुस्मृतिके वर्त्तमान सस्करणमे पाये जाते है । मनुस्मृतिका 
वत्तमान संस्करण ई० सनकी दूसरी-तीस री शतोका है। यद्यपि यह सस्करण 
भी किसी प्राचोन मनुस्मृतिके आधार पर प्रस्तुत किया गया है, तो भी इसमे 
द्वितीय और तृत्तीय शत्तीकी अनेक रचनाओके पद्य, वावयाश और पदाश उप- 
लब्घ हैं। मनुस्मृति सग्रहग्रन्य है, इसका प्रमाण मनुस्मृतिमे भृगु द्वारा 'प्रोक्त 
वक्‍्तव्यो'का पद्यरूपमे निश्रद्ध करना है। श्रीपाण्डुरण वामनकाणेने इसका 
संकलनकाल दूसरो शताब्दी माना है। तुलनाके लिए पद्च प्रस्तुत किये 
जाते हैं-- 
सम्यग्दर्शंनसम्पन्नमपि मातज्जदेहजम । 
देवा देव विदुर्भस्मगूढागा रान्तरोजसम्‌३ ॥ 
२८ रथ 7 है 
सम्यग्दर्शनशुद्ध ससारशरीरभोगनिविण्ण । 
पञचगुरुचरणश रणो दश्निकस्तत्त्वपथगृह्य * ॥ 
शर् ९ २८ ८ 





घम्मपद, सम्पादक-भिक्षुघर्मरक्षित, बनारस १९५३,गाथा १४१ । 
हिस्ट्री ऑफ घर्मशास्त्र पृ० १३८, १४९, १५६॥। 

* रत्नकरण्डकश्रावकाचार, प्रथम परिच्छेद, श्लोक २८ । 

वही, पश्चम परिच्छेद, इलोक १६ । 


प्द्‌ ए ०0 2७ 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य १९७ 


सम्फदर्शनसम्पन्न. कमंभिने निबद्धयते । 
दर्शंनेन विहीनस्तु ससार प्रतिपद्यते* ॥ 
4 हर ३ हर 
इदमेवेट्शमेव॒तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा। 
इत्यकम्पायसाम्भोवत्सन्मागरेंइसशया रुचि. ॥ 
4 ( ९ हु 
इंद दरणमज्ञानमिदमेव विजानतास | 
इदमन्विच्छता स्वगं मिदमानन्त्यमिच्छत्ताम्‌३ ॥ 
अतएव विषयकी प्राचीनताकी दुष्टिसे रत्वकरण्डकश्रावकाचारके कर्ता 
प्राचीन समन्तभद्र ही है। मनुस्मृति और रत्तकरण्डकश्रावकाचारके प्रकरणोंके 
अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि रत्नकरण्डसे ही उक्त पद्य मनुस्मृतिमे सप्रहीत्त हैं। 
पद्मयोमे थोडा-सा परिवत्तंन किया गया है। 
जीवसिद्धि, तत्त्वानुशासन, प्राकृतव्याकरण, प्रमाणपदार्थ, कमंप्राभृत- 
टीका और गन्बहस्तिमहाभाष्य ये रचनाएँ उपलब्ध नही हैं | अत्त इनके 
सम्बन्धमे विवेचन करना सम्भव नही । इन रचनाओंके केवल निर्देश ही जहाँ- 
तहाँ मिलते हैं । मत्तएुव अब हम आचाय॑े समन्‍्तभद्रकी काव्य-प्रतिभा एव 
वेदुष्यपर प्रकाश डालना मावश्यक समझते हैं । 
प्रतिभा एवं चेदुष्य 
समन्तभद्र अत्यन्त प्रत्तिमाशाली और स्वसमय, परसमयके ज्ञात्ता सारस्वत 
हैं। इन्होने एकान्तवादियोका निरसन कर अनेकान्तवादकी प्रतिष्ठा दाह निक 
दौलोमे को है। भाव और अभावरूप विरोघी युगलघर्मोको लेकर सप्तमगातक 
वस्तुको सिद्ध किया है | क्रियामेद, कारकमभेद, पुण्य-पापरूप कर्मद्रेत, सुख-दुख- 
रूप फलद्वेत, इहलोक-परलोकरूप लोकद्ठेल, विद्या-अविद्यारूप ज्ञानद्नेत और 
बन्ध-मोक्षरूप जीवकी शुद्धाशुद्ध अवस्थाओका चित्रण किया गया है । बौद्ध, 
नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, वेदान्त आदि दर्शनोकी मूल मान्यताओका अध्ययन 
कर उनकी यथा समीक्षा समन्तभद्रने की है। हम यहाँ उदाहरणके लिए 
वैशेषिकोके परमाणुवादको लेते हैं । वेशेषिकोमे कोई परमाणुओमे पाक--अग्नि 
१ मनुस्मृति, ६ अध्याय, इलोक ७४--चौखम्बा सस्करण | 
२. रत्नकरण्डकश्रावकाचार, प्रथम परिच्छेद, इलोक ११ ॥ 
३. मनु०, ६ अध्याय इलोक ८४ । 
४. डॉ० दरबारीलाल कोठिया : आप्तमोमासा, वीर सेवामन्दिर ट्रस्ट, सन्‌ १९६७, 
प्रस्तावना पृ० ९-१० । 


१९८ . तोर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


संयोग होकर दृयणुकादि अवयवीमे क्रमश पाक मानते हैं और कोई पर- 
माणओमे किसी भी प्रकारकी विकृृत्ति न होनेसे उनमे पाक-अग्निसयोग न मान 
कर केव 5 द्ृथणुका दिमे पाक स्वीकार करते हैं । जो परमाणुओमे पाक नही मानते 
उनका कहना है कि परमाणु नित्य हैं और इसलिए वे दृथ्णुकादि सभी अब- 
स्थाओमे एकरूप बने रहते हैं। उनमे किसो भी प्रकारको अन्यता नही होतो, 
अपितु सदा भनन्‍्यता विद्यमान रहती है। इसी मान्यताको आभाचाय॑ समन्त- 
भद्रने 'अणुओका अनन्यतैकान्त' कहा है। इस मान्यतामे दोषोदघाटन करते 
हुए बताया है कि यदि अणु दृध्णुकादि सघातदशामे भो उसो प्रकारके बने 
रहते हैं, जिस प्रकार वे विभागके समय है, तो वे असहत्त ही रहेगे और इस 
अवस्थामे अवयवीरूप पृथ्वी आदि चारो भूत अन्त हो जायेगे, जिससे अवयवो- 
रूप कार्य भा आआरान्त सिद्ध होगा । इस प्रकार वेशेषिकोके अनन्यतैकान्तकी 
समोक्षा कर अनेकान्तवादकी प्रत्तिज्ठा की है | 


समन्तभद्रकी कारिकाओके अवलोकनसे उनका विभिन्‍त दर्शनोका पाण्डित्य 
अभिव्यक्त होता है । प्रमाण, प्रमाणफल, प्रमाणका विपय आदिका विवेचन 
समन्तभद्रने बहुत हो सूक्ष्मतासे किया है। इन्होने सद-असदवादकी तरह द्वेत- 
अद्वेतवाद, शाइव्त-अशाइवततवाद, वक्‍तव्य-भवक्तव्यवाद, अन्यत्ता-अनन्यत्तावाद, 
भपेक्षा-अनपेक्षावाद, हेतु-अहेतुवाद, विज्ञान-बहिरथंवाद, देंव-पुरुषार्थवाद, 
पाप-पुण्यवाद और बन्ब-मोक्षकारणवादका विवेचन किया है। 


डां० दरबारीछाल कोठियाने समन्तभद्रके उपादानोका निर्देश करते हुए 
लिखा” है कि उन्होने जंनदर्शनको निम्नडछिखित सिद्धान्त प्रदान किये है-- 


१. प्रमाणका स्वपराभासलक्षण 
२ प्रमाणके क्रमभावि और अक्रमभावि भेदोकी परिकल्पना 
३. प्रमाणके साक्षात्‌ ओर परम्परा फलोका निरूपण 

४ प्रमाणका विषय 

५ नयका स्वरूप 

६. हेतुका स्वरूप 

७ स्यादवादका स्वरूप 

८ वाच्यका स्वरूप 

९ वाचकका स्वरूप 

१० अभावका वस्तुधमंनिरूपण एवं भावान्तरकथन 

११ त्तत्वका अनेकान्तरूप प्रत्तिपादन 


१. आप्तमीमासा, वोरसेवा मन्दिर ट्रस्ट, सन्‌ १९६७, प्रस्तावना, पु० ४५-४६ । 


श्रुतधर ओर सारस्वताचार्य १९९ 


१३, अनेकान्तकां स्वरूप 
१३ अनेकान्तमे भी अनेकान्तकी योजना 
१४. जैनदशंनमे अवस्तुका स्वरूप 
१५ स्यात्‌ निपातका स्वरूप 
१६. अनुमानसे सर्वज्ञकी सिद्धि 
१७, युक्तियोसे स्थाद्वादकी व्यवस्था 
१८ आप्तका ताकिक स्वरूप 
१९ वस्तु-द्रव्य-प्रमेयका स्वरूप 
काव्य-चमत्कारकी दृष्टिसे भी समन्तभद्र अपने क्षेत्रमे अद्वित्तीय है। इन्होने 
चित्र और इलेष काव्यका प्रारम्भ कर भारवि और माघके लिये काव्य-क्षेत्रका 
विकास किया है | कवि समन्‍्तभद्रने अपने स्तोत्र-काव्योमे शब्द और अर्थ इन 
दोनोकी गम्भीरताका अपूर्व समन्वय बनाये रखनेकी सफल चेष्टा की है । शब्द- 
सघति, अलकार-बेचित्रय, कल्पनासम्पत्ति एवं ताकिक प्रतिभाका समवाय 
एकत्र प्राप्य है। प्रबन्धकाव्य न लिखने पर भी कत्तिपय पद्योमे प्रौढ प्रवच्चा- 
त्मकता पायी जाती है | इतिवृत्तात्मक घारमिक तथ्योका समावेश भी काव्य- 
शेलोमे मनो रमरूपमे हुआ है । कविग्नतिभा और दाशंनिकताका मणि-काचन 
सयोग इलाघ्य है। उत्प्रेक्षाद्वारा आराध्य पद्मप्रभका चित्रण करता हुआ कवि 
कहता है-- 
“शरीर-रश्मि-प्रसर प्रभोस्ते बालाके-रश्मिच्छविरा55लिलेप | 
नराध्मरा5षकोणं-सभा प्रभा वा हैलस्य पद्माभमणे स्वसानुम्‌॥ 
अर्थात्‌ हे प्रभो | प्रात कालीन सूयंकिरणोकी छविके समान रक्तवर्णकी 
आभावाले आपके शरीरकी किरणोके विस्तारने मनुष्य और देवताओसे भरी 
हुई समवशरण सभाको इस प्रकार आलिप्त किया है, जेसे पद्मकान्तमणि पर्वेत- 
की प्रभा अपने पाश्वेंभागको आलिप्त करती है। 
इस पद्यमे पद्मप्रभ त्तीर्थचरकी रक्तवर्ण कान्ति द्वारा समवशरणसभाके 
व्याप्त किये जानेकी उत्प्रेक्षा पद्मकान्तमणिके पर्वतकी प्रभासे की गयी है । 
कवि समन्तभद्र उपमा-अलकारके व्यक्हारमे भी पटु हैं । उन्होने भगवान्‌ 
आदिनाथको अज्ञानान्धकारका विनाश करनेके लिए चन्द्रमाका उपमान श्रदान 
किया है | कुछ पद्योमे प्रयुक्त उपमान* नवीन प्रतीत होते हैं। यथा-- 


१. स्वम्भूस्तोत्र ६३ । 
२ विधुन्वता तम क्षपाकरेणेव गुणोत्कर करे.।” --स्वम्मू स्तोत्र ११ ॥ 


774 


२०० तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ा 


“ब्रेत्त प्रणीत पृथु घर्म-तीथ॑ ज्येष्ठं जना प्राप्य जयन्ति दु खम । 
गाज़ हद चन्दन-पड़ू-शोत्त गज-प्रवेका इव घमंत्तप्ता ॥/* 

जिन्‍्होने उस महानु और ज्येष्ठ धर्मतीर्थका प्रणयणन किया है, जिसका 
आश्रय पाकर भव्यजन दु ख-सनन्‍्तापपर उसी प्रकार विजय प्राप्त करते है, 
जिस प्रकार ग्रीष्मकालीन सुर्यके सन्‍्तापसे सन्तप्त हुए बडे-बडे हाथी चन्दनलेपके 
समान शीतल गज्जाको प्राप्त कर सूर्यके आतापजन्य दु खको मिटा डाब्ते है। 
यहाँ गगाजलूका उपमान चन्दनलेप है और धमंतोथंका उपमान गगाजलरू 
है। जनका उपमान गज है। इस प्रकार इस पद्यमे ससार-आतापकी शान्तिके 

लिए घर्मतीर्थका सामथ्य॑ विभिन्न उपमानो द्वारा दिखलाया गया है । 


चन्द्रप्रभजिनकी स्तुति करते हुए उनको ससारका अद्वितीय चन्द्रमा कहा 
है तथा उपमा द्वारा आराध्यकी रूपाकृतिका मनोरम चित्र अकित किया है-- 


चन्द्रप्रभ चन्द्र-मरीचि-गौर चन्द्र द्वितोय जगतोव कान्तम | 
वन्देइभिवन्धय महतामृषीन्द्र जिन॑ जित-स्वान्त-कषाय-बन्धस्‌ ॥।* 
चन्द्रकिरणके समान गोरवर्णसे युक्त चन्द्रअभजिन जगत्‌मे द्वितीय चन्द्रमाके 
समान दीप्तिमान्‌ हैं, जिन्होने अपने अन्त करणके कषायबन्धनकों जीत अक- 
षायपद प्राप्त किया है और जो ऋडद्धिधारी मुनियोके स्वामी तथा महात्माओ 
द्वारा वन्दनीय हैं । 


इस पद्यमे “चन्द्रमरीचिगौर” उपमान है, इस उपमान द्वारा चन्द्रप्रभतोर्थ- 
करके गौरवर्ण शरीरकी आक्ृतिका सुन्दर अकन किया है । 


चन्द्रप्रभजिनके प्रवचनको सिहका रूपक और एकान्तवादियोको मदोन्मत्त 
गजका रूपक देकर कविने आराध्यके उपदेशकी महत्ता प्रदर्शित की है। इस 
प्रसगमे रूपक-अलंकारकी योजना बहुत ही तकसगत्त है। यथा-- 

“स्व-पक्ष-सौस्थित्य-मदाध्वलिप्ता वाक्सिह-नादेविमदा वभूवु । 
प्रवादिनो यस्य मदाद्वंगण्डा गजा यथा केसरिणो निनादे ॥'!3 

जिनके प्रवचनरूप सिंहनादोको सुनकर अपने मतकी सुस्थित्तिका घमण्ड 
रखनेवाले प्रवादिजन उसी प्रकार निमंद हुए हैं, जिस श्रकार मद झरते हुए 
उन्मत्त हाथी केसरी--सिंहकी गर्जनाको सुनकर निमंद हो जाते हैं । 





१. स्वयम्भूस्तोत, २।४ । 
२ स्वम”्भूस्तोत्र, ८१ ॥ 
हे, वही, ८रे । 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य २०१ 


चैन्दंन, चन्द्रकिरण, गंगाजल और मुक्ताओकी हारयष्टिकी शीतलत्ताका 
निषेध कर शीतलनाथ तीर्थकरके वचनोको आचाय॑ समन्‍्तभद्रने शीतल सिद्ध 
किया है। प्रस्तुत सन्दर्भभे व्यतिरिक-अलकार द्वारा उपमेयमे गुणाधिक्यका 
आरोप कर उपमानोमे न्यून गुणका समावेश किया है। शीतलनाथ तीर्थंकरके 
सद्गुणोका उत्कषं यहाँ प्रस्तुत किया गया है। गुणत्व ही उत्कर्षापकर्षका 
आघार है। अत तीर्थंकरकी अमृतवाणीको शीत्तठतताका चरम साधन मान- 
कर उपमानोके साधारण घमंसे आधिक्य दिखलाया गया है। वाणीमे शोतलता 
और माधुयंके साथ अमृतत्व भी है, जिससे वह चन्दन, चन्द्रकिरण आदिकी 
अपेक्षा अधिक शोतलता प्रदान करनेकी क्षमता रखती है। यथा-- 


“त्त शीतलाइचन्दनचन्द्र रश्मयो न गाज़्मम्भो न च हारयष्टय. । 

यथा मुनेस्तेउनघ ! वाक्य-रश्मय शमाम्बुगर्भा- शिशिरा विपकश्चिताम्‌ ॥' 

हे अनघ ! निरवद्य निर्दोष श्रीशीतलूजिन ! आप जेसे प्रत्यक्षज्ञानी मुनिकी 
प्रशमजलसे आप्लावित वाक्यरश्मियाँ ससार-तापको दूर करनेके हेतु उत्तनो 
शीतल हैं, जितनी न तो चन्द्रकिरणें शीतल हैं, न चन्दन है, न गद्भाजल 
शीतल है और न मोतियोकी हारयध्टि ही। चात्पयं यह है कि शीतलुजिनकी 
अमृतवाणी चन्दन, चन्द्रकिरण, गज्भाजल और मुक्ताहारयष्टिसि अधिक शीतल 
ओर सुखप्रद है | 


कविताका विषय हृदयको अनुभूति है। अनुभूत्तिकी अवस्थामे समस्त 
स्नायुमण्डल तदनुकूछ रूप धारण करता है और उच्चरित वाक्यावलिमे अपुर्व 
प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। अनुभूतिके समयमे हृदयको प्रधानत:ः दो अवस्थाएँ 
होती हैं | ये अवस्थाएँ हैं--१ उल्लास और २. विह्वलता । कवि जब उल्लसित 
होता है, तो वह गाता है । यही कारण है कि स्तोन्नोके समयमे कविकी त्तन्मयत्ता 
चरमसीमाको पहुँच जाती है। आराध्यके चरणोमे वीतरागताकी प्राप्तिके लिए 
कवि अपनेको समर्पित कर देता है | भाव जहाँ उसके हृदयको उल्लसित और 
उद्देलित करते हैं, वहाँ रमणीय वाक्यावलिके शब्द उसके हृदयको चमत्कारसे 
भर देते हैं । 

चित्रकाव्यमे हृदयकी भावावस्था उत्तनी द्रवित नही होती, जितनी चम- 
त्कारकी योजना होनेसे कोतृहल । अतएव सस्कृतकाव्यमे सर्वप्रथम चित्र, इलेष 
और यमकका प्रादुर्भाव हुआ । भावावस्थामे स्थायित्व नही रहता है, यतत. 
भाव क्षणभरमे उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं, पर चमत्कृत दशा अधिक 


१. स्वयम्भूस्तोत्र, १०११। 


२०२ . तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


समय तक विद्यमान रहती है। यहौ कारण है कि वैदिक ऋषियोने भी वेदिक 
मन्‍्त्रोके प्रयोगमे शब्दरमणीयताको स्थान दिया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक 
प्रभूति अलकारोके साथ इलेप और यमक भी उपलब्ध हैं । 


स्वामी समन्तमद्रने स्तुतिबिद्यामे हृदयकी भावावस्थाको अधिक क्षणोत्तक 
बनाये रखनेके लिए शब्दोको रम्यक्रोडाको स्थान दिया है । इसके बिना हृदयमे 
कौतूहलको स्थिति प्रवलू वेगके साथ जागृत नही की जा सकती है। स्वेदनाओको 
शब्दोकी रम्पत्ताके गर्भसे प्रस्फुटितकर कौतूहल स्थिति तक पहुंचा देना है। 
आचाय॑ समन्तभद्रके चित्रवन्च केवल शाब्दी रमणीयताका ही सुजन नही करते 
हैं, अपितु इनमे वक्रोक्ति ओर स्वभावोक्तियोका चमत्कार भी निहित है। 
तकार' व्यज्जन द्वारा निम्बलिखित पद्मका गुम्फत किया है । इलोकके 
प्रथमपादम जो अक्षर हैं, वे ही सब अगले पादोमे यत्र-तत्र व्यवस्थित है । साध्य- 
रूपमे यहाँ शाब्दी क्रीडा नही है, अपितु साधनके रूपमे है, जिससे शब्दचमत्कार 
धरिच्छित्ति'को योजना हारा निर्मित हुआ है । 
ततोतिता तु तेतीतस्तातृतोत्तीतितोतृत्तः । 
ततोक््तातिततोतोते ततता ते ततोतत ' ॥ 
है भगवन्‌ ! आपने ज्ञानावरणा दि कर्मोको नष्ट कर केवलज्ञानादि विद्येषगुणो- 
को प्राप्त किया है, तथा आप परिग्रहरहित स्वतन्त्र है । भत* आप पुज्य ओर 
सुरक्षित हँ। आपने ज्ञानावरणादि कर्मोके विस्तुत--अनादिकालिक सम्बन्धको 
नष्ट कर दिया है। मतत आपका विशालता--प्रभुता स्पष्ट हे--आप त्तोनो 
लोकोके स्वामो हैं । 


एक-एक व्यजनके अक्षरक्रमसे प्रत्येक पादका ग्रधथन कर चित्रालकारकी 
योजना द्वारा भावाभिव्यवित की गयी है। यहां शब्दचमत्कारके साथ अर्थ- 
चमत्कार भी प्राप्य है-- 


येयायायाययेयाय नानाननाननानन | 
ममाममाममामा मितातती तिततो तित * ॥ 


है भगवन्‌ । आपका समोक्षमार्ग उन्ही जीवोको प्राप्त हो सकता है, जो कि 
पप्यवन्धके सम्मुख हैं अथवा जिन्होने पुण्पवन्ध कर लिया है। समवशरणमे 
आपके चार मुख दिखलाई पडते हैं । आप केवलज्ञानसे युक्त है तथा ममतता- 


१. स्तुतिविद्या, पद्य १३ ।॥ 
२ स्तुतिविदया, पथ १४। 





श्रुतधर मौर सारस्वताचार्य . २०३ 


भावसे--मोहपरिणामोंसे रहित हैं, तो भी आप सांसारिक बड़ी-बड़ी व्याधियोकी 

नष्ट कर देते है । हे प्रभो | मेरे भी जन्म-मरणरूप रोगको नष्ट कर दीजिए | 
चन्द्रप्रभ ओर शीतलजिन स्तुति करते हुए मुजंबन्बोकी योजनामे 

व्यत्तरिक और इलेष अलकारकी दिव्य आभाका मिश्रण उपलब्ध होता है-- 


“प्रकाशयन्‌ खमुद्भूतस्त्वमुद्धाककलालय. | 
विकासयन्‌ समुद्भूत. कुमुद कमलाप्रिय ॥ 
है प्रभो | आप चन्द्ररूप हैं, क्योकि जिस प्रकार चन्द्रमा उदय होते ही 
आकाशको प्रकाशित करता है, उसो तरह आप भी समस्त छोकाकाश और 
अलोकाकाशको प्रकाशित करते हैं | चन्द्रमा जिस प्रकार मृगलाछउनसे युवत है, 
उसी प्रकार आप भो मनोहर अद्धंचन्द्रसे युक्त हैं । चन्द्रमा जिस प्रकार सोलह 
कलछाओका आलरूय--गुृह होता है, उसी तरह आप भी केवलज्ञानादि अनेक 
कलाओके आलय--स्थान हैं । चन्द्रमा जिस तरह कुमुदो--नीलकुमुदोको विक- 
सित करता हुआ उदित होता है, उसी तरह आप भी पृथ्वीके समस्त श्राणियोको 
आनन्दित करते हैं। चन्द्रमा जिस प्रकार कमलाप्रिय--कमलशत्रु होता है, 
उसी प्रकार आप भी कमलाप्रिय--केवलज्ञानादि लक्ष्मीके प्रिय हैं । 
इलेषके समान ही उपयुंक्त पद्ममे व्यतिरेक अलकार भी है। इस अलकारके 
प्रकाशमे चन्द्रमाकी अपेक्षा तीर्थंकर चन्द्रप्रभो महत्ता प्रदर्शित की गयी है | 
चन्द्रप्रभभे गुगोका उत्कषं और चन्द्रमामे अपक्ं दिखलाया गया है। 
श्रेयोजिनकी स्तुततिमे 'अद्धंश्रम'का प्रयोग किया है। इसमे ओष्ठय वर्णोंका 
अभाव है, और चतुर्थ पादके समस्त अक्षरोको अन्य तीन पादाँमें समाहित 
किया है-- 
“हरतीज्याहिता तान्ति रक्षार्थायस्य नेदिता। 
तीथदिश्रेयले. नेताज्याय. श्रेयस्ययस्थ हि ॥ 
कुछ ऐसे भी पद्य हैं, जिन्हे क्रके साथ विपरीत क्रमसे भी पढ़ा जा सकता 
है, और विपरीत क्रमसे पढ़नेपर भिन्नार्थंक पद्य ही बन जाता है। कविने स्वय 
ही अनुलोम-प्रतिकोमक्रमसे इलोकोका प्रणयन किया है। यथा-- 
“रक्षमाक्षर वामेश “शमी चारुरुचानुतः। 
भो. विभोनशनाजोरुनम्रेचन विजरामय३ ॥ 


१ स्तुति विद्या, पद्य ३१ । 
२. वही, पद्य ४३ | 
३ वही, पद्य ८६ ॥ 


२०४ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इसी पद्यको प्रतिलोमक्रमसे पढनेपर निम्नलिखित पद्य निर्मित होता है । 
“यमराज विनम्रेन रुजोनाशन भो विभो। 
तनु चारुस्चामीश शमेवारक्ष माक्षर" ॥ 
शब्द और अर्थ चमत्कारके साथ नादानुक्रत्ति भी विद्यमान है। विधायक 
कल्पना द्वारा आराधघ्यकी शरोराकृतिके साथ गुणोका समवाय भी अभिव्यक्त 
हुआ है। 
इस प्रकार आचार्य समन्तभद्रने जेनन्यायकी ताकिकरूप प्रदान करनेके 
साथ संस्कृतकाव्यको निम्नलिखित तत्त्व प्रदान किये है-- 


१ चित्राऊ॒कारका प्रारम्भ 
२. इलेष और यमको द्वारा काव्यशेलीका उदात्तीकरण 
हें. शतककाव्यका सूत्रपात्त 
४ स्तवनोमे बाह्य चित्रणकी अपेक्षा अन्तरग गुणों एवं अनेकास्तात्मक 
सिद्धान्तोकी बहुलता 
५. दर्शन और काव्यभावनाका मणि-काचनसयोग 
आचार्य समन्तभद्रके उक्त काव्यतत्त्वोका सस्कृत्तकाव्यत्तत्वोपर पूर्ण 
प्रभाव पडा है। जब सस्कृत्काव्यवा प्रणयन मध्यदेशसे स्थानान्तरित हो 
गुजरात, कश्मीर और दक्षिणभारततमे प्रविष्ट हुआ, तो समन्तभद्रके काव्य- 
सिद्धान्त सर्वत्र प्रचलित हो गये । भारविमे एकाएक चित्र और इलेपका प्रादु- 
भाव नही हुआ है, अपितु समन्तभद्रके काव्यसिद्धान्तोका उनपर प्रभाव है। 
मलावार निवासी वासुदेव कविने यमक और इलेष सम्बन्धी जिन प्रसिद्ध 
काव्योकी रचना की है, उनके लिए वे शोलोके क्षेत्रम॑ समन्‍्तभद्रके ऋणी है। 
कवि कुञ्जर द्वारा लिखित राधवपाण्डवीय पर भी समन्तभद्रकी शैलोका प्रभाव 
है। अत. सक्षेपम दर्शन, जाचार, त्क, न्याय भादि क्षेत्रोमे प्रस्तुत किये गये 
ग्रन्थोकी दृष्टिसे समन्‍्तभद्र ऐसे सारस्वताचायं है, जिन्होने कुन्दकुन्दादि 
कह वचनोको ग्रहण कर, सर्वज्ञकी वाणीकों एक नये रूपमे प्रस्तुत्त 
या है । 


आचाये सिद्धसेन 


कवि ओर दार्शनिकके रूपमे सिद्धसेन प्रसिद्ध हैं । श्वेताम्बर और दिगम्बर 
दोनो ही परम्पराएँ इन्हे अपना-अपना आचाय॑ मानती हैँ। आचाय॑ जिनसेनने 
अपने आदिपुराणमे सिद्धसेनको कवि और वादिगजकेसरी दोनो कहा है-- 


१ स्तुति विद्या, पथ्य ८७। 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य 3 २०५ 


कवय सिद्धसेनाद्या वव च कवयो मतता. | 
मणय पद्मरागाद्या ननु काचो5पि भेचक ॥ 
प्रवादिकरियूथाना केसरी नयकेसर । 
सिद्धसेनकविजीयाद्विकल्पनख राड्भूर ॥* 
पूवंकाऊमे सिद्धसेन आदि अनेक कवि हो गये हैं और में भी कवि हूँ । 
पर दोनोंमे उत्तना ही अन्तर है, जितना कि पद्मरागमणि और काचमणिमे 
होता है। 
वे सिद्धसेव कवि जयवन्त हों, जो प्रवादिरूपी हाथियोके शुण्डके लिए 
सिंहके समान है। नेगमादि नय हो जिनके केशर--अयाल तथा अस्ति-तास्ति 
आदि विकल्प ही जिनके तीक्ष्ण नाखून थे | 
आचार हेमचन्द्रने अपने शब्दानुशसनमे “उत्कृष्टेअतूपेन” (२।२।३०) सूत्रके 
उदाहरणमे 'अनुसिद्धसेन कवय ' द्वारा सिद्धसेनको सबसे बड़ा कवि बत्ताया हैं| 
जैनेन्द्र व्याकरणके 'उपेन! (१४१६) सूत्रकी वृत्तिमे अभयनन्दिने 'उप- 
सिद्धसेन वेयाकरणाः' उदाहरण द्वारा सिद्धसेनको श्रेष्ठ वेयाकरण बतलाया है । 
जिनसेन प्रथमने अपने 'हरिवशपुराण'मे सिद्धसेनकी सूक्तियो (वचनो) को 
तीर्थंकर ऋषभदेवकी सृक्तियोके समान सारयुक्त एवं महत्त्वपुर्णं बतलाया है। 
यथा-- 
जगत्प्रसिद्धबोधस्य वृषभस्येव निस्तुषा. । 
बोधयन्ति सता बुद्धि सिद्धसेनस्य सृक्तय. ॥४ 
अर्थात्‌ जिनका श्रेष्ठ ज्ञान ससारमे सत्र प्रसिद्ध है ऐसे श्री सिद्धसिनकी 
नि्ल सूक्तियाँ श्रीऋषभ जिनेन्द्रको सूक्तियोके समान सत्पुरुषोकी बुद्धिको 
सदा विकसित करती है । 


जीवन-परिचय 


सिद्धसेनके जीवन-वृत्तके सम्बन्धमे प्रभावकचरितमे जो तथ्य उपलब्ध हैं 
उनसे प्रकट है कि उज्जयिनी नगरीके कात्यायन गोत्रीय देवषि ब्राह्मणकी देवश्री 
पत्नीके उदरसे इनका जन्म हुआ था। ये प्रतिभाशाली और समस्त शास्त्रोके 
पारगत विद्वान थे । वृद्धवादि जब उज्जयिनी नगरीमे पघारे त्तो उनके साथ 
सिद्धसेनका शास्त्रार्थ हुआ | सिद्धसेन वृद्धवादिसे बहुत प्रभावित हुए और उनका 


१ आदिपुराण, भाग १, भारतीय ज्ञानपीठ सस्करण--११३९-४२ । 
२ हरिवशपुराण, भारतोय ज्ञानपीठ सस्करण---१॥३० । 


२०६ , तीथैकर महावोर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। गुरुने इनका दीक्षानाम कुमुदचन्द्र रखा"। 
आगे चलकर ये सिद्धसेनके नामसे प्रसिद्ध हुए। हरिभद्वके 'पचवस्तु' ग्रत्थमे 
'दिवाकर' विशेषण उपलब्ध होता है। उसमे बताया गया है कि दु पमकाल- 
रूप राजिके लिए दिवाकर- सूर्यंके समान होनेसे दिवाकरका विरुद इन्हे 
प्राप्त था । 
आयरियसिद्धसेणेण सम्मइए पइद्धि अजसेण | 
दूसमणिसा-दिवागर कप्पतणओमों त्दवखेणं॥* 
सन्मति-टीकाके प्रारम्भमे अभयदेवसूरि (१२वी शत्ती ई०)ने भी इन्हे दिवा- 
कर कहा है। दु पमाकाल श्रमणसघकी अवचूरिमे सिद्धसेनको 'दिवाकर'के स्थान- 
पर 'प्रभावक' लिखा गया है और इनके गुरुका नाम धर्माचाययं बत्ताया है ।३ 
इनके सम्बन्धमे यह भी कहा जाता है कि इन्होने उज्जयिनोमे महाकालके 
मन्दिरमे 'कल्याणमन्दिर' स्तोत्र द्वारा रुद्र-लिज्भधका स्फोटन कर पाइ्व॑नाथका 
बिम्व प्रकट किया था और विक्रमादित्य राजाको सम्बोधित्त किया था। यथा-- 


'वुद्धवादी पादलिप्ताइचात्र तथा सिद्धसेनदिवाकरो येनोज्जयिन्या महाकाल- 
प्रासाद-रुद्रलिड्भस्फोटन विघाय. कल्याणमन्दिरस्तवेन  श्रीपाश्वंनाथविम्ब 
प्रकटीकृत्त श्रीविक्रमादित्यदच प्रतिबोधित्तस्तद्राज्य तु श्रीवीरसप्ततिवषंचतुष्टये 
सञ्जातम्‌ 

पट्टावलीसारोद्धारमे लिखा है-- 


तथा सिद्धसेनदिवाकरो$पि जातो येनोज्जयिन्या महाकालप्रासादे रुद्र- 
लिड्भस्फोटनं कृत्वा कल्याणमन्दिरस्तवनेन श्रीपाइ्वंचाथविम्ब प्रकटोकृत्य श्री- 
विक्रमादित्यराजापि प्रतिबोधितः श्रीवीरनिर्वाणात्‌ सप्तत्तिवर्षाधिकशतचतुष्टये 
४७० किक्रमे श्रीविक्रमादित्यराज्य सञ्जातम्‌ ।' * 

गुरुपट्टावलीमे भी इसी तथ्यकी पुनरावृत्ति प्राप्त होती है--'तथा श्रीसिद्ध- 
सेनदिवाकरेणोज्जयिनीनगर्या महाकालप्रासादे लिद्भस्फोटन विघाय स्तुत्या 
११ काव्ये श्रीपादव॑नाथविम्व प्रकटीकृतस्‌ कल्याणमन्दिरस्तोत्र कृत्तम ।' 


१ प्रमावकचरितके अन्तर्गत वृद्धवादिसूरि-चरितम्‌, पृ० ५५-६० । 
« हरिभद्र-पश्चवस्तु गाथा १४०८ । 

अनेकान्त, वर्ष ९, किरण ११, पृ० ४५७ | 

मुनि दर्शनविजय द्वारा सम्पादित पट्टावछीसमुच्चय, प्रथम भाग । 
वही, पू० १५० । 

पट्टावलीसमुच्चय, पृ० १६६ ।॥ 


न्का ना हुए ० 20 


श्रुतधर और सारस्वत्ाचार्य . २०७ 


इन पट्टावलियोसे ज्ञात होता है कि सिद्धसेनके प्रभावसे उज्जयिनीमे शिव- 
लिज्ञ-स्फोटनकी घटना घटी थी । पद्मावलियोके कालक्रमके अवलोकनसे प्रतीत 
होता है कि उज्जयिनीको इस घटनाका समावेश विक्रमकी १५ वी शताब्दीसे 
हुआ है | अत सम्भव है कि सिद्धसेनकी इस घटनाको समन्तभद्रकी शिवपिण्ड- 
स्फोटनकी घटनाके अनुकरणपर कल्पित किया गया हो | 

पण्डित जुगुलकिशो रजी मुख्तारने सिद्धसेनके स्तुत्यात्मक साहित्यका आक- 
लन कर निम्नलिखित निष्कपं उपस्थित किया है-- 


“यहाँ स्तुतय ' 'यूथाधिपते ' तथा 'ततस्य शिशु '" ये पद खास तौरसे ध्यान 
देने योग्य है। 'स्तुतय ” पदके द्वारा सिद्धसेनीय ग्रन्थोके रूपमे उन द्वात्रिशिका- 
ओको सूचना की गयी है जो स्तुत्यात्मक है और शेष पदोके द्वारा सिद्धसेनको 
अपने सम्प्रदायका प्रमुख आचाय और अपनेका उनका परम्पराशिष्य घोषित 
किया गया है| इस तरह र्वेताम्बर सम्प्रदायके आचारयंरूपमे यहाँ वे सिद्धसेन 
विवक्षित है जो कत्तिपय स्तुतिरूप द्वात्रिशिकाओके कर्त्ता है, न कि वे सिद्धसेन 
जो कि स्तुत्येतर द्वात्रिशिकाओके अथवा खासकर 'सन्मत्ति' सूत्रके रचयिता हैं।”* 


उपयुक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि मुख्तार साहब दो सिद्धसेन मानते है। 
एक सिद्धसेन वे है जो सन्मतिसूत्र और स्तुत्येतर द्वात्रिशिकाओके रचयिता है। 
और दूसरे वे सिद्धसेन, जिन्‍्होने स्तुतिरूप द्वात्रिशिकाओकी रचना की है। 


दिवाकरयत्तिके रूपमे रविषेणाचायके पद्मचरितकी प्रशस्तिमे भी एक सिद्ध- 
सेनका उल्लेख आया है। इसमे इन्हे इन्द्रगुरुका शिष्य, अहंन्‌ मुनिका गुरु और 
रविषेणके गुरु लक्ष्मणसेनका दादागुरु बतलाया है। 


भासीदिन्द्रगुरोदिवाकर-यत्ति शिष्यो७्स्थ चाहंन्मुनि । 
तस्माल्लक्ष्मणसेन-सन्मुनिरद शिष्यो रग्स्तु स्मृत्तम्‌ ॥3 
यहाँ यह स्मरणीय है कि रवेताम्बर प्रबन्चो और पद्ठावलियोके समान 


सिद्धसेनके साथ उज्जयिनीके महाकालमदिरमे घटित घटनाका उल्लेख दिगम्बर 
सम्प्रदायमे भी पाया जाता है। सेनगणकी पट्टावलीके निम्न वाक्यमे कहा है-- 


१ कक्‍्व सिद्धसेन-स्तुतयो महार्था अशिक्षितालछापकला कक्‍्व चैषा। 
तथाउपि यूथाघिपते पथस्थ. स्खलद्गतिस्तस्य शिशुनं शोच्य ॥ 
+-हैमचन्द्र द्वातिशिका । 
२. अनेकान्त वर्ष ९, किरण ११, पृ० ४५९। 
३ पद्मचरित, भारतीय ज्ञानपीठ सस्करण, १२३३१६७ 


२०८ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


"(स्वस्ति) श्रीमदुज्जयिनीमहाकालसंस्थापनमहाकाललिज्ञमही घर-वाग्वद्यदण्ड- 
विष्द्याविष्कृतश्नोपारवंतोर्थेश्वरप्तिद्नन्द्रश्नी सिद्धसेनमट्टा रकाणाम्‌॥ १ ४॥ 


समय-निर्धारण 


सिद्धसेनके समयके सम्बन्धमे अनेक मान्यताए' प्रचलित हैं। एक मान्यता 
इनको प्रथम शतोका विद्वान स्वीकार करती है और प्रमाणमे पद्ठावलो-समु- 
च्चयमे मदशुलित पट्टावलियोको प्रस्तुत करती है। पर यह मत्त प्रमाणभूत नही 
है। यत विक्रमादित्य नामके कई राजा हुए हैं। अतएव पट्टावलीमें उल्लिखित 
विक्रमादित्य वि० स० का प्रवतक नही है। उज्जयिनीके साथ कई विक्रमा- 
दित्योका सम्बन्ध है। अत सम्भव है कि यह विक्रमादित्य विक्रम उपाधिधारी 
चन्द्रगुप्त द्वित्तोय हो 

द्वितोय मतके अनुसार सिद्धसेनका समय जेनेन्द्र व्याकरणके रचयिता 
पृज्यपादसे पूर्व माना गया है । इस मत्तके प्रवत्तंक भाचार्य पण्डित सुखलालजी 
संधवी हैँ । आपने पूज्यपादके व्याकरणगत्त “वेत्ते' सिद्धसेनस्थ” ५॥९॥७ सूचमे 
निद्िष्ट सिदसेनके मतका निरूपण करते हुए कहा है कि अनुपसर्य और सकमंक 
*/विद्‌ घातुसे रेंफका आगम होता है । इस मान्यताका प्रयोग नवमी त्रिशिकाफे 
२२वें पद्यमे 'विद्रते'! इस प्रकार रेफ आगमवाला प्रयोग पाया जाता है। अन्य 
वेबाकरण सम उपसरयंपूर्वक और अकर्मक ,/विद्‌ घातुमे 'र' का आगम मानते 
हैं। पर सिद्धसेन अनुपसर और सकमंक ./विद्धातुमे रेफहा आगम स्वीकार 
करते हैं । इनकी इस विलक्षणताका निर्देश उनका बहुश्नृतत्व सूचित करता है | 
इसके अतिरिक्त सर्वार्थसिद्धिके सातवें अध्यायके १३वें सूत्रमे 'उक्तम्न्ब' के बाद 
सिडमेन दिवाकरके एक प्रयका अदा उद्धृत मिलता है ।" इससे उनका समय 
पुज्यपादके पूर्व विक्रमकी पन्‍्चम श्वताब्दोका प्रथम पाद अथवा चतुर्थे 
शताव्दोका अन्तिम पाद होना चाहिए । 


मुनि जिनविजयजीने मल्लवादिके “द्वादशारनयचक्र” मे 'दिवाकर' का 
उल्लेख प्राप्त कर और प्रभावकचरितके अन्तगंत 'विजयसिंहचरितम्‌' मे वीर 
निर्वाण सबत्‌ ८८४को मल्लवादिका समय मानकर सिद्धसेनका काल वि० सं० 
४१४ माना है ।* 


१. वियोजयत्ति चासुमिर्न च वधेन सयुज्यते, 
शिव घ न परोपमर्दपु (५) झेपस्मृतेविथते ॥३।१६॥ 
२ जैनसाहित्य सशोधक, मांग २ । 


श्रुतघधर और सारस्वताघार्य २०९ 
९ हद 


तीसरे मतके प्रवत्तंक डॉ० होरालालजी जेन हैं। इन्होंने सिद्धसेनको 
गुप्तकालोन सिद्ध किया है। एक द्वार्िशिकाके आधारपर विक्रमादित्य उपाधि- 
धारी चन्द्रगुप्त द्वितीयका समकालीन माना है" | अन्यत्र भी आपने लिखा है--- 

“सम्मइसुत्तका' रचनाकाल चोथी-पाँचवी श्त्ताब्दी ई० है ।१ 

डॉ० जैनकी मान्यता पण्डित सुखछालजी सघवीके समान ही है। 

चतुर्थ मत्त डॉ० पी० एल० वेच्का है, जिन्‍्होने न्‍्यायावतारकी प्रस्तावनामे 
प्रभावकचरितके निम्नलिखित पद्यकोी उद्घृत किया है और उसमे आये 'वीर- 
वत्सरात्‌! पदकी व्याख्या 'वीरविक्रमात्‌” पाठ मानकर की है-- 

श्रीवीरवत्सरादथशताष्टके चतुरशीतिसयुक्ते | 
जिग्ये स मलल्‍लवादी बोदा्धांस्तद्थन्तराइचापि॥ 

तदनुसार डॉ० वेद्य सिद्सेनका समय आठवी शती मानते हैं। आचार्य 
जुगलकिशोर मुख्तारने अनेक तक और प्रमाणोके आधारपर न्यायावतारके कर्ता 
सिद्धसेन और कतिपय द्वान्रिशिकाओंके कर्त्ता सिद्धसेनकों सन्‍्मतितकंके कर्त्ता 
सिद्धसेनसे भिन्न माना है। आपने 'सन्मतिसूत्र और सिद्धसेन' शीष॑क विस्तृत 
निबन्धमे यह निष्कर्ष निकाला है कि 'सन्मतिसत्र के कर्त्ता सिद्धसेल दिगम्बर 
विद्वान हैं और नन्‍्यायावतारके कर्ता ए्वेताम्बर । द्वात्रिशिकाओमे कुछके रचयिता 
दिगम्बर सिद्धसेन हैं मोर कुछके कर्त्ता इवेताम्बर सिद्धसेन। श्वेत्ताम्बर सम्प्रदायमे 
इवेताम्बर आगमोको सस्कृतमे रूपान्तरित करनेके विचारमात्रसे सिद्धसेनको 
बारह वर्षके लिए सघसे निष्कासित करनेका दण्ड दिया गया था | इस अवधिमे 
सिद्धसेन दिगम्बर साधुओंके सम्पर्क आये और उनके विचारोसे प्रभावित्त हुए । 
विशेषत्‌. समन्तभद्रके जीवनवृत्तान्तो और उनके साहित्यका उनपर सबसे 
अधिक प्रभाव पडा, इसलिए वे उन्ही जैसे स्तुत्यादि कार्योमि प्रवृत्त हुए । उन्हींके 
साहित्यके सस्कारोके कारण सिद्धसेनके साथ उज्जयिनीकी वह महाकाछवाली 
घटना भी घटित हुई होगी, जिससे उनका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो गया होगा। 
सिद्धसेनके इस बढते प्रभावके कारण ही श्वेत्ाम्बर सघको अपनी भूलका 
अनुभव हुआ होगा ओर प्रायश्चित्तकी शेष अवधिको रहकर उन्हे प्रभावक 
आचाय॑े घोषित किया गया होगा । 

दिगम्बर सम्प्रदायमे सिद्धसेलको सेनगणका आचाये माना गया है। अतएव 


१ 2 ०ण्गॉाटाएणबचाए 096 (० एश877००८०ए८४ भ्रशैशाान्‍।0५७-, 
२. भारतीय संस्कृतिमें जेनधर्मका योगदान मध्यप्रदेश शासन सस्करण, पृ०-८७ | 
३. प्रभावकचरित सिंधी जैनग्रन्थमाला, पृ०-४४, पद्य-८३ । 


२१० * तो्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सम्मतिसूत्र के कर्ता सिद्धसोेलचका समय समनन्‍्तमद्रके पदचातु और प्रृण्यपादके 
पूर्व या समकालिक माना जा सकता है। 


आचाय॑ मुख्तार साहबकी दो सिद्धसेनवाली मान्यता बुद्धिसंगत प्रतीत होती 
है। ग्रन्थके अन्तरंग परीक्षणसे मुख्तारसाहबने बतलाया है कि विक्रम संवत्‌ 
६६६के पुर्व॑ सिद्धसेन हुए हैं । 'सन्‍्मति सूत्रके कर्त्ता सिद्सेन केवलीके ज्ञान-दर्शनो- 
पयोग-विषयमे अभेदवादके पुरस्कर्ता हैं। उनके इस अमेदवादका खण्डन दिगंबर 
सम्प्रदायमे अकलंकदेवने तत्त्वाथ॑वात्तिमे और इवेताम्बर सम्प्रदायमे सर्वप्रथम 
निनमभद्र क्षमाश्रमणके 'विज्ेषवश्यकभाष्य” और “विशेषेणती' ग्रन्थोंमे किया है । 
साथ ही सन्मतिसूत्रके तृतीय काण्डकी “णत्यि पुढवीविसिट्टो” भौर “दोहिं वि 
णएहि णोय” गाथाएँ विशेषावश्यकभाष्यमे क्रमश” गरा० नं० २१०४, २१०५ 
पर उद्घुत पायी जाती हैं । इसके अतिरिक्त विशेषावश्यकभाष्यकी स्वोपज्ञटीका्मे 
'णणामाईतिय दब्वट्टियस्स' इत्यादि गाथाकी व्याख्या करते हुए लिखा है-- 


“द्रव्यास्तिकनयावरूस्बिनो सग्रह-व्यवहारों ऋजुसत्रादयस्तु पर्यायनयमतानु- 
सारिण. आचायंसिद्धसेना$भिप्रायात्‌” । 


इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि सिद्धसेनके मतका और उनके गाथावाक्योका 
उनमे उल्लेख किया गया है। अकलरूकदेव विक्रम सवत्‌ ७ वी शताब्दीके विद्वान 
हैं ओर जिनमद्रगणि क्षमाश्रमणने विशेषावश्यकभाष्यकी रचना हक सं० ५३१ 
(वि० स० ६६६) में को है। अत्तएवं सिद्धसेन विक्रमकी ७ वी शताब्दीसे पु्व॑- 
वर्ती हैं। उल्लेखनीय है कि आचार्य वीरसेनने भी घवला" ओर जयघवला* 
दोनोमे सिद्धसेनके सन्‍्मतिसत्रके नामनिर्देशपुवंक उसके वाक्योको उद्घृत किया 
है तथा उनके साथ होनेवाले विरोघका परिहार किया है | वोरसेनका समय 
ईसाको ९ मी शत्ती है। अत. सिद्धसेन स्पष्टतया उनसे भी पूृव॑वर्ती सिद्ध हैं। 
पूज्यपाद देवनन्दिते सन्मतिसूत्रके ज्ञानदशंनोपयोगके अमेदवादकी चर्चा तक नही 
कौ, जब कि अकलकदेवने त्तत्त्वार्थवात्तिकमे उसकी चर्चा ही नही, सयुक्तिक 
मीमासा भी की है। यदि पृज्यपादसे पुर्व॑ सन्‍्मतिसूत्र रचा गया होता, तो पृज्य- 
पाद अकलककी तरह उसके अमेदवादकी मीमासापुवंक ही युगपद्वादका प्रत्ति- 
पादन करते। अत सिद्धसेनका समय पृज्यपाद (वि० की ६ ठी शती) और 
अकलक- (वि० की ७ वी शती) का मध्यकाल अर्थात्‌ वि० सं० ६२५ के आस- 
पास होना चाहिए। 


१ पटखण्डागस, धवला, पु० १ पु० १५३॥ 
२ कषायपाहुड, जयधघवला, पु० १, पृ० २५० । 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य . २११ 


रचनाएँ 

उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि सिद्धसेन नामके एक-से अधिक विद्वान हुए 
हैं। सन्‍्मतिसूत्र और कल्याणमन्दिर जैसे ग्रल्थोके रचयिता सिद्धसेन दिगम्बर 
सम्प्रदायमे हुए हैं। इनके साथ दिवाकर विश्लेषण नही है। दिवाकर विशेषण 
इवेताम्बर सम्प्रदायमे हुए सिद्धसेनके साथ पाया जाता है, जिनकी कुछ 
द्वात्रिश्िकाएँ, न्‍्यायावत्तार आदि रचनाएँ हैं। यहाँ दिगम्बर परम्परामे हुए 
सिद्धसेनकी उपलब्ध दो रचनाओको विवेचित किया जाता है । 


सम्मतिसत्र 

प्राकृत्त भाषामे लिखित न्याय और दर्शंनका यह अनूठा ग्रन्थ है। आचाय॑ने 
नयोका सागोपाग विवेचन कर जेनन्यायकी सुदृढ पद्धतिका आरम्भ किया है। 
कथन करनेकी प्रक्रियाको 'नय' कहा गया है और विभिन्न दर्शनोका भन्तर्भाव 
विभिन्न नयोमे किया है। इस ग्रन्थके ३ काण्ड हैं--(१) नयकाण्ड, जीवकाण्ड 
या ज्ञानकाण्ड और (३) सामान्य-विशेषकाण्ड या शेयकाण्ड | 

प्रथम काण्डमे ५४, द्वितीयमे ४३ और तृतीयमे ६९ गाथाएँ हैं | इस प्रकार 
कुल १६६ गाथाओमे ग्रन्थ समाप्त हुआ है | 


प्रथम काण्डमे द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नयोके स्वरूपका विस्तारपुर्वक 

विवेचन आया है। त्तोर्थंकरवचनोके सामान्य और विशेषभावके मूल प्रति- 
पादक ये दोनो ही नय हैं | शेष नयोका विकास और निकास इन्हीसे हुआ है। 
लिखा है-- 

तित्थयरवयणसगह-विसेसपत्थारमूलवागरणी | 

दव्बद्धिओ य. पज्जवणओ य सेसा वियप्पा सिं॥ 

दव्वट्टियनयपयडी सुद्धा सगहपरूवणाविसओ | 

पडिरूवे पुण वयणत्थनिन्छओ तस्स ववहारों ॥ 


द्रव्याथिक ओर पर्यायाथिक ये दोनो नय क्रमश भभेद और भेदको ग्रहण 
करते है । तीथंकरके वचनोकी सामान्य एवं विशेषरूप राशियोके मूलप्रतिपादक 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नय हैं। शेष नय भेद या अभेदको विषय करनेके 
कारण इन्ही नयोके उपमभेद है । द्रव्याथिक नयकी शुद्ध प्रकृति सग्रहकी प्ररूपणा 
का विषय है और प्रत्येक वस्तुके सम्बन्धभे होनेवाला शब्दार्थ-निश्चय तो 
सग्रहका व्यवहार है । 
१ सन्मतिसूत्र, ज्ञानोदय ट्रस्ट, अहमदाबाद सस्करण, १३-४ | 


२१२ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ऋजुसूत्रनय अर्थात्‌ त्तनुसारी जो वचन विभाग, वह पर्यायनयका मूल 
आधार है। शब्दनय, समभिरूढनय ओर एवभूतनय उत्तरोत्तर सूक्ष्म मेद 
वाले होनेसे पर्यायनयके अन्तर्गत ही हैं। नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीन 
द्रव्याधिकनयके निक्षेप है ओर भावनिक्षेप पर्यायाथिक नयके अन्तर्गत्त है। इस 
प्रकार इस काण्डमे उत्पाद, व्यय ओर ध्रोव्यात्मक वस्तुका निरूपण कर नयोका 
विवेचन किया है। मनुष्य जो कुछ भी सोचता या कहता है वह या तो अमेद- 
की ओर घुकता है या मेदकी ओर । अमेदको दृष्टिसि किये गये विचार और 
उसके द्वारा प्रतिपादित वस्तुको संग्रह या सामान्य कहते हैं | मेदको दृष्टिसे 
क्रिया गया विच्यार ओर प्रतिपादित वस्तु विशेष कही जातो है। इस प्रकार 
इस काप्पमे द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नयोका विदलेषण किया गया है। 

द्वितीय काण्डमे दर्शन और शानके स्वरूपका कथन करनेके पश्चात्‌ आत्माके 
सामान्य-विशेषात्मक स्वछूपका निरूपण कर द्रव्याथिक गौर पर्यायाथिक 
नयोको घटित किया है। इस द्वितीय काण्डमे ज्ञान और दर्शनके समयभेदका 
कयन फरते हुए केवलोके ज्ञान गौर दर्दानके अमेदवादका समर्थन किया है। 
लिखा है-- 

मणपज्जवणाणतों णाणस्स य दरिसणस्स य विसेसो | 
केवलणाण पुण दसण ति णाण ति य समाण॥।' 

ज्ञान ओर दर्शनका विश्लेषण अर्थात्‌ कालमेंद मन पर्यंय ज्ञान तक है, पर 
केवलज्ञानके विषयमे दर्शन और ज्ञान ये दोनो समान हैं । अर्थात्‌ इन दोनोका 
एक काल है| 


इस प्रकार केवलोके ज्ञान-दर्शनका अभेदवाद स्थापित कर क्रमवादी और 
सहवादीकी समीक्षा प्रस्तुत की है । ताकिक छोलीमे पक्ष-प्रतिपक्ष स्थापन पुगस्सर 
विपयका निरूपण किया है| दर्शन और शान इन दोनोकी परिभाषा एवं विषय 
वस्तुका विवेचन करते हुए केवलज्ञानके पर्यायोका कथन किया है । 
तृत्तीय काण्डमे सामान्य ओर विशेषरूप वस्तुका कथन है। भत' इसे ज्ञेय- 
काण्ड कहा जा सकता है | सामान्य ओर विशज्येष परस्परमे एक दूसरेसे सर्वथा 
भिन्न या सर्वधा अभिन्न नही हैं। आचार्यने लिखा है-- 
सामण्णम्मि विसेसो विसेसपक्खे य वयणविणिवेसो | 
दब्वपरिणाममण्ण दाएंद त्तयं॑ च णियमेइ ॥ 





१. सन्मतिसूत्र, ज्ञानोदय ट्रस्ट, अहमदाबाद सस्करण, २॥३ । 


श्ुतघर और सारस्वताचार्य . २१३ 


एग्रत्तणिव्विसेसं एयंत्तविसिसिय च वयमाणो । 
दव्वस्स पज्जवे पज्जवा हि दविय णियत्तेइ* ॥ 
अर्थात्‌ सामान्यमे विशेषविषयक वचनका और विशेषमे सामान्यविषयक 
बचनका जो प्रयोग होता है, वह अनुक्रमसे सामान्य--दऋ्रव्यके परिणामकों 
उससे भिन्न रूपमे दिख़लाता है और उसे--विशेषको सामान्य मे नियत 
करता है । 
एकान्त निर्विशेष सामान्यका और एकान्त विशेषका प्रतिपादन करनेवाला 
द्रव्यके पर्यायोको उससे भिन्न और पृथक बतलाता है। व्यवहार ज्ञानमूलक 
होता है और व्यवहा रकी अबाघकत्ता ही ज्ञानकी यथार्थताका प्रमाण है। वस्तु 
का स्वरूप निश्चित करनेका एकमात्र साधन यथार्थज्ञान है और वस्तु सामान्य- 
विशेषात्मक है । न तो सामान्य रहित विशेषको प्रतीति होतती है और न विशेष- 
रहित सामान्यकी ही । सामान्य और विशेष दोनो परस्परमे सापेक्ष हैं। इस 
काण्डके अन्तमे भगवान्‌ जिनवचन--अनेकान्तकी भद्ब-कामना की है-- 
भद्द मिच्छादइसणसमूहुमहयस्थ अमयसारस्स | 
जिणवयणस्स भगवओ सबविग्गसुहाहिगरम्मस्स'॥ 
भगवान्‌ जिनवचन--अनेकान्तशासनका भद्र हो--सबका कल्याण करता 
हुआ सदा विद्यमान रहे, जो मिथ्यादशंनोके समूहका मथक--उनमे परस्पर 
सापेक्षता स्थापक है, अमृतसार है और निष्पक्ष जनो द्वारा सरबततासे ज्ञातव्य है। 
इस ग्रन्थकी प्राकृत्त भाषा महाराष्ट्री है। 'य' श्रुतिका पालन सत्र हुआ 
है। “य' श्रुत्तिकी यह व्यवस्था वररुचिके व्याकरणमे नही मिलतती। प्राकृत 
वेयाकरणोमे आचार्य हेमचन्द्रने ही 'य' श्रुतिका विधान किया है। श्वेताम्बर 
आगम ग्रन्थोकी प्राकृत अधभागघी है, पर इस ग्रन्थकी प्राकृंत महाराष्ट्री है, 
जो शौरसेनीका एक उपभेद है । इस भाषाका प्रयोग ई० सन्‌ की चौथी, पाँचवी 
शताब्दीसे हुआ है । नाटकीय शौरसेनी और जैन शौरसेनीके प्रभावसे ही उक्त 
महाराष्ट्रीका भेद विकसित हुआ है। यहां 'य' श्रुतिके कुछ उदाहरण दृथ्व्य हैं-- 
“त्तित्ययर (त्तीथँंकर) १॥३, वयण (वदन) १॥३, सुहमभेया (सूक्ष्मभेदा), 
पयडी (प्रकृत्ति) १४, णयवाया (नयवादा ) १२५, वियप्प (विकल्प) (१३, 
सत्तवियप्पो (सप्तविकल्प.) १।४१, जइयव्व (यतितव्यम) ३॥६५, सुयणात 
(अश्रतज्ञान) २२७, सयले (सकले) २।२८, सायारं (साकार) २।१०, सया (सदा) 
२।१०, णिय (निज) २।१४ आदि | 


१. सन्मतिसूत्र, अहमदाबाद संस्करण, २।१-२ । 
२. वही, ३॥।६९ । 


२१४ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


महाराष्ट्रीकी अन्य प्रवृत्तियोमे प्रथमा विभक्तिके एक वचनमे ओकारका 
पाया जाना भी उपलब्ध है | यधा--पज्जणओ (पर्यायाथिकनयः) १३, विसओ 
(विषय") १।४, ववहारो (व्यवहार.) १।४, दविद्रोवओगो (द्ृव्योपयोग') १८, 
संसारो (ससार”) १।१७, समूहसिद्धो (समूहसिद्ध ) १॥२७, अत्यो (अथे) १॥२७ 
अणाइणिहणो (अनादिनिधनः) १।३७ आदि। 

सप्तमी विभक्तिके एक वचनमे “स्मि'का व्यवहार भी पाया जाता है--थोर- 
म्मि, ससमयम्मि ३।२५, तम्मि ३४४, दसणम्मि २२४, चकक्‍्खुम्मि २२४ आदि । 

इस ग्रन्थकी उपलब्ध पाण्डुलिपियोमे पाठान्तर भी प्राप्त होते हैं। यथा--'सुय- 
णाणं के स्थान पर 'सुदणाण', 'सयले' के स्थान पर 'सगले' ओर 'सायार'के स्थान 
पर 'सागार' जेसे प्रयोग प्राप्त हैं। इन प्रयोगोंसे प्रत्तीत होता है कि इस प्रकारके 
रूप दिगम्बर आगमोकी शौरसेनीके हैं। इस ग्रन्थ पर दिगम्बराचाःय्य 
सुमतिदेव द्वारा विरचित एक टीकाका उल्लेख आचाये वादिरजने किया है, 
जो अनुपलब्ध है। दूसरी टीका अभयदेव कृत २५०० इलोक प्रमाण तत्त्व- 
विधायिनी नामकी उपलब्ध है ! 
कल्याणमन्दिर 


इस स्तोत्रमे ४४ पद्म हैं। रचयिताका नाम कुमुदचन्द्र आया है, जो सिद्ध- 
सेनका दोक्षानाम है। लिखा है-- 
जननयनकुमुदचन्द्रप्रभास्वरा स्वगंसम्पदो मुक्त्वा | 
ते विगलितमरूनिचया अचिरान्मोक्ष प्रपद्चन्ते | --पद्म ४४ 
इस पद्यमे इलेष द्वारा कविका नाम अभिव्यक्त किया गया है। स्तोत्रमे 
पादवनाथकी स्तति की गयी है। प्रारम्भभे कविने अपनी अल्पज्ञताका निर्देश 
किया है । भगवान्‌के मात्र नामोच्चारणका वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 
आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन ! सस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। 
तीत्रातपोपहत्तपान्थजनान्निदाघे प्रीणाति पद्मसरस: सरसोडनिलोडपि ॥* 
है देव | आपके स्तवनकी अचिन्त्य महिमा है। आपका नाममात्र 
भी जींवोको ससारके दु खोसे बचा लेता है। जिस प्रकार ग्रीष्मतुंमे धपसे 
पीड़ित व्यक्तिको, कमलयुक्त सरोवर तो/सुख पहुँचाते:ही हैं, पर उन सरोवरोकी 
शीतलवायु भी सुख पहुँचातो है । 
कामजयी वीतरागका महत्व प्रतिपादित करते हुए कविने समीक्षात्मक 
ओर तुलनात्मक शेलीमे लिखा है-- 


१ कल्याणमन्दिर, पद्य ७। 


श्रुतघर ओर सारस्वताचार्य . २१५ 


यस्मिन्‌ हरप्रभूतयो४पि हतप्रभावा* सो5पि त्वया रतिपत्ति: क्षपित' क्षणेन | 
विध्यापिता हुत्भुज॒ पयसाथ येन पीतं॑ न कि तदपि दुद्धेरवाडवेन ॥* 
जिस कामने हरि, हर, ब्रह्मा आदि महापुरुषोको पराजित कर दिया, 
उस कामको भी आपने पराजित कर दिया, यह आश्चयेकी बात नही है। यत 
जो जरू ससारकी समस्त अग्निको नष्ट करता है, उस जलको भी बंडवानल 
नामक समुद्रक्री अग्नि नष्ट कर डालती है। 
क्रोघस्त्वया यदि विभो ! प्रथम निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथ किल कमंचोराः । 
प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिश्चिरापि छोके नीलद्रु माणि विपिनानि न कि हिमानी ॥* 
ससारमे प्राय देखा जाता है कि क्रोधी मनुष्य ही शत्र्‌ ओको जीतते हैं, पर 
भगवन्‌ | आपने क्रोधको तो नवम गृणस्थानमे हो जीत लिया था । फिर क्रोचके 
अभावमे चतुदंश गुणस्थान तक कमंरूपी शत्रुओको कैसे जीता ? आचाय॑ 
सिद्धसेन--कुमुदचन्द्ने इस लोकविरूद्ध तथ्यपर प्रथम आइचये प्रकट किया, 
पर जब उन्हे ध्यान आया कि शीतल तुषार बडे-बडे वनोको क्षण भरमे जला 
देता है भर्थात्‌ क्षमासे भी शत्र जीते जाते हैं, इस प्रकार उनके आश्चर्यका स्वयं 
ही समाधान हो जाता है । 
इस स्तोत्र पर वैदिक प्रभाव भी है। वृत्रासुर द्वारा रोकी गयी गरायोका 
मोचन इन्द्रने किया था, इस तथ्यका सकेत निम्नलिखित पद्चपर प्रतिभा- 
सित होता है-- 
मुच्यन्त एक मनुजा सहसा जिनेन्द्र | रोद्रेंसुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेषपि ' 
गोस्वामिनि स्फुरिततेजसि दुष्टमात्रे चोरैरिवाशु पशव प्रपलायमाने ॥* 
है नाथ ! जिस प्रकार तेजस्वी राजाके दिखते ही चोर चुराई हुई गायोको 
छोडकर शीघ्र ही भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके दर्शन होते ही अनेक भय- 
कर उपद्रव मनुष्योको छोडकर भाग जाते हैं | 
भकक्‍तकी भग्रवच्चरणोमे अटूट आश्याका निरूपण करता हुआ कवि 
कहता है-- 
जन्मान्तरे5पि तव पादयुग न देव ! मन्‍्ये मया महितमीहितदानदक्षम्‌ | 
तेनेह जन्मनि मुनीश ! पराभवाना जात्तो निकेत्तमह मथितताशयानाम्‌॥ 
कल्याणमन्दिर, पद्य ११ । 
वही, पद्य १३ । 
वही, पद्म ९। 
चद्दी, पद्य ३६ । 


नर -ए ौ ० 


२१६ तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


है भगवान्र्‌ ! जो में नाना प्रकारके तिरस्कारोका पात्र हो रहा हैं, उससे 
स्पष्ट पता चलता है कि मेंने आपके चरणोकी पूजा नहीं की, क्योकि आपके 
चन्णोके पुजारियोका कभी किसो जगह भो तिरस्कार नही होता । 

भावशून्य भक्तिको निरघंक और भावपूर्ण भक्तिको सार्थक वत्तलाते हुए 
कवि कहता है | 
बाकथितो४पि महितो&पि निरीक्षितो$पि नूत न चेतसि मया विधृत्तोइसि भवत्या । 
जातो$स्मि तेन जनवान्धव | दु.खपात्र यस्मात्‌ क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशुन्या.॥* 

हे मगवन्‌ | मेंने आपका नाम भी सुना, पूजा भी को और दर्शन भी किये, फिर 
भी दु ख मेरा पिण्ड नही छोडता है। इसका कारण यही है कि मैने भक्तिभाव- 
पूर्वक आपका छ्यान नही किया । फेवछ आडम्बरसे ही उन कामोको किया है, 
न कि भावपूर्वक । यदि भावपूवंक भक्ति, अर्चा या स्तवन करता तो ससारके थे 
दुख नही उठाने पढते | एस स्तोभ (पद्य ३१, ३२, ३३) में 'दिगम्वर परम्परा 
द्वारा मान्य पाय्वंचायके उपसर्गोका वर्णन विस्ता रपुर्वक किया गया है। 

मंक्षेप में यह स्तोश्न अत्यन्त सरस ओर भावमय है | प्रत्येक पद्यसे भक्तिरस 
निस्यूत होता है । 
प्रतिभा 

सिद्वनेन दार्शनिक और कवि दोनो हैं। दोनोमे उनको गति अस्खलित है । 
जहाँ उनका काव्यत्व उच्च कोटिका है वहाँ उनका उसके माध्यमसे दार्शनिक 
विवेचन भो गम्भीर और तत्त्वप्रतिपादनपुर्ण है | 

उपजाति, दिखरणी, इन्द्रवजा, उपेन्द्रवद्या, वशस्थ, शादू'लविक्रीडित, 
वसन्ततिलका एवं बार्या छन्‍्दोका व्यवह्वार किया गया है | मोजगुण इनको 
कविताका विशेष उपकरण है! 


देवनन्दि पूज्यपाद 
उत्पानिका 
कवि, वेयाकरण और दार्शनिक इन तीनो व्यक्तित्वोका एकच समवाय 
देवनन्दि पृज्यपादमे पाया जाता है । भादिपुराणके रचयिता आचाय॑ जिनसेनने 
इन्हें कवियोंमे ती्थक्रृत लिखा है-- 
कवीना तोर्थकृहेव- कि त्तरा तथ् वर्ण्यत्ते। 
विदुषा वाद्गमलघ्वसि त्तीथ यस्य वचोमयस्‌॥ आदिपुराण, १५२ 


१ कत्याणमन्दिर, पद्ध ३८ । 


श्रुतघर और पसारस्वताचार्य २१७ 


जो कवियोंमे त्तीथंकरके समान थे, अथवा जिन्होंने कवियोंका पथप्रदर्शन 
करनेके लिये लक्षणग्रन्थकी रचना की थी और जिनका वचनरूपी त्तीर्थ 
विद्वानोके शब्दसम्बन्धी दोषोको नष्ट करनेवाला है, ऐसे उन देवनन्दि 
आचायंका कौन वर्णन कर सकता है | 
ज्ञानाणंवके कर्त्ता आचाय॑ शुभचन्द्रने इनकी प्रतिभा और वेशिष्ठ्यका 
निरूपण करते हुए स्मरण किया है-- 
अपाकुवेन्ति यद्वाचः: कायवाक्‌्चित्तसम्भवम्‌ । 
कलड्ृूमज्िना सोध्य देवनन्दी नमस्यते"॥ 


जिनकी शास्त्रपद्धतति प्राणियोके शरीर, वचन और चित्तके सभी प्रकारके 
मलको दूर करनेमे समर्थ है, उन देवनन्दि आचार्यको मैं प्रणाम करता हूँ । 


भाचार्य देवसन्दि-पुज्यपादका स्मरण हरिवशपुराणके रचयिता जिनसेन 
प्रथमने भी किया है। उन्होने लिखा है-- 
इन्द्रचन्द्राकंजनेन्द्रव्याडिव्याकरणेक्षिण । 
देवस्य देववन्यस्य न वन्चन्ते गिर कथम्‌ ॥* 
भर्थात्‌ जो इन्द्र, चन्द्र, अकं और जेनेन्द्र व्याकरणका अवलोकन करने- 
वाली है, ऐसी देववम्य देवनन्दि आचाय्यकी वाणी क्यो नही वल्दनीय है । 


इससे स्पष्ट है कि आधार देवनन्दि प्रसिद्ध वेयाकरण और दार्शनिक 
विह्मात थे और विद्वन्मान्य । 
इनके सम्बन्धमे आचाय॑ गुणनन्दिने इनके व्याकरण सूत्रोका आधार लेकर 
जैनेन्द्र प्रक्रियमे मगलाचरण करते हुए लिखा है-- 
नम श्रीपुज्यपादाय लक्षण... यदुपक्रमम्‌ । 
यदेवात्र तदन्यत्र यन्नात्रास्ति न तत्ववचित्‌ ॥* 
जन्होने लक्षणशास्त्रकी रचना की है, मैं उन आचार्य पृज्यपादको श्रणात 
करता हुँ। उनके इस लक्षणशास्त्रकी महत्ता इसीसे स्पष्ट है कि जो इसमे है, 


वह अन्यत्र भी है और जो इसमे नही है, वह अन्यत्र भी नही है। 
उनके साहित्यकी यह स्तुति-परम्परा घनजय, वादिराज भा्दि प्रभु 





१ ज्ञानारणव १।१५, रायचन्द्र शास्त्रमाला सस्करण, विक्रम सम्वत्‌ २०१७ ) 
२ हरिवंशपुराण १।३, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वि० स० २०१३। 
३ जैनेन्द्र प्रक्रिया, जैन सिद्धान्तप्रकाशनी सस्था, कलकत्ता सस्करण, मगलपद्य । 


२१८ तीथीकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


आचार्यो द्वारा भी अनुभूति हुई। पृज्यपादकी ज्ञानगरिमा और महत्ताका 
उल्लेख उक्त स्तुतियोमे विस्तुतत रूपसे आया है। 

उनसे स्पष्ट है कि देवनन्दि-पैज्यपाद कवि और दाशंनिक विद्वान॒के रूपमे 
ख्यात हैं । 


जोवन-परित्रय 


इनका जीवन-परिचय चन्द्रय्य कविके 'पूज्यपादचरिते! और देवचन्द्रके 
'राजावलिकथे' नामक ग्रन्थोमे उपलब्ध है। श्रवणवेलगोलाके शिलालेखोमे 
इनके नामोंके सम्बन्धमे उल्लेख मिलते हैं। इन्हे बुद्धकी प्रखरताके कारण 
'जिनेन्द्रबुद्धि और देवोंके द्वारा चरणोकी पूजा किये जानेके कारण 'पृज्यपाद' 
कहा गया है । 
यो देवनन्दि-प्रथमामिघानो बुद्धथा महत्या स जिनेन्द्रवुद्धि । 
श्रीपूज्यपादोध्जनि देवतामियत्युजितं पादयुग यदीय ॥ 
जेनेनद्रे.. निज-शब्द-भोगमतुल्ल सव्वर्थिसिद्धि परा 
सिद्धान्त निपुणत्वमुद्धधविता जेनाभिषेक. स्‍्वक । 
उन्‍्दस्सक््मघिय. समाधिदतक-स्वास्थ्य.. यदीय विदा- 
माख्यातीह स॒ पृज्यपाद-मुनिप. पृज्यो मुनीना गणें ॥ 
अर्थात्‌ इनका मूछनाम देवनन्दि था | किन्तु ये बुद्धिको महत्ताके कारण 
जिनेन्द्रबुद्धि और देवो द्वारा पूजित होनेसे पृज्यपाद कहलाये थे। पृज्यपादने 
जेनेन्द्र व्याकरण, सर्वायंसिद्धि, जेन अभिषेक, समाधिदशतक आदि ग्रन्थोकी 
रचना की है । 
शिलालेख न० १०५ से भो उक्त तथ्य पुष्ट होता है । 
प्रागम्यधायि गुरुणा किल देवनन्दी बुद्धघा पुनव्विपुलया स जिनेन्द्रबुद्धि.। 
श्रीपूज्यपाद इति चेष ब॒धे- प्रचख्ये यत्युजित पदयुगे वनदेवताभि.* ॥ 
पुज्यपाद और जिनेन्द्रबुद्धि इन दोनों नामोकी साथंकता अभिलेख नं० १०८ 
में मो बतायी है । 


इनके पित्ताका नाम माघवभट्ट ओर मात़ताका नाम श्रीदेवी बतलाया 
जाता है। ये कर्नाटकके 'कोले” नामक ग्रामके निवासी थे ओर ब्राह्मण कुलके 


१. जेन क्षिलालेख संग्रह, प्रभभ माग, माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, अभिलेख 
संस्था ४०, पृ० २४, इछोक १०, ११ । 
२. बही, अभिल्ेखसंस्मा १०५, इलोकसंस्या २० । 


४ 


श्रुतणर ओर सारस्नताचार्य * २१९ 


भूषण थे। कहा जाता है कि वचपनमे ही इन्होने नाग द्वारा निगले गये मेढककी 
तडपन देखकर विरक्त हो दिगम्बरी दीक्षा धारण कर ली थी। 'पृज्यपाद- 
चरिते'मे इतके जीवनका विस्तृत परिचय भी प्राप्त होता है. तथा इनके चम- 
त्कारकों व्यक्त करनेवाले अन्य कथानक भी लिखे गये है, पर उनमे कित्तना 
तथ्य है, निश्चयपृ॑ंक नही कहा जा सकता है । 

पुज्यपाद किस सघके आचार्य थे, यह विचारणीय है। “राजावलिकथे'से 
ये नन्दिसघके आचार सिद्ध होते हैं। शुभचन्द्राचार्यने अपने पाण्डवुराणमे 
अपनी गुर्वावलिका उल्लेख करते हुए बत्ताथा है-- 

“श्रीमूलसघेष्जनि नन्दिसधस्तस्मित्‌ बलात्कारगणो«त्तिरम्य ) 
तत्राभवत्पूर्वपदाशवेदी श्रीमाघनन्दी नरदेबवन्दय' ॥! 

अर्थात्‌--नन्दिसघ, बलात्कारगण मूलसघके अन्तर्गत है। इसमे पूर्वोके एक- 
देश ज्ञाता और मनुष्य एवं देवोसे पुजनीय माघनन्दि आचाये हुए । 

माधनन्दिके बाद जिनचन्द्र, पद्मनन्दि, उमास्वामी, लोहाचार्य॑, यश कीर्ति, 
यशोनन्दि और देवनन्दिके नाम दिये गये हैं। ये सभी नाम क्रमसे तन्दिसधकी 
पट्टावलिमे भी मिलते है । आगे इसी गुर्वावलिमे ग्यारहवें गुणनन्दिके बाद बारहवे 
बज्थनन्दिका नाम आया है, पर नन्दिसघकी पट्टावलिमे ग्यारहवें जयनन्दि और 
बारहवें गुणनन्दिके नाम आते है | इन नामीके परचातु तेरहवाँ नाम वजनन्दि- 
का आता है। इसके पश्चात्‌ और पूर्व॑ंकी आचार्यपरम्परा गुर्वावलि और 
पट्टावलिमे प्राय तुल्य है । अतएव सक्षेपमे यह माना जा सकता है कि पुज्यपाद 
मूलसघके अन्तगंत नन्दिसघ बलात्कारगणके पद्टाधीश ये । अन्य प्रमाणोसे भी 
विदित होता है कि इनका गच्छ सरस्वत्ती था और आचार दुन्दकुन्द एव 
गुद्धपिच्छकी परम्परामे हुए हैं । 
कथानुश्रुति 

कहा जाता है कि पूज्यपादके पिता माघवभट्टने अपनी पत्नी श्रीदेवीके आंग्रह- 
से जैन धम॑ स्वीकार कर लिया था । श्रीदेवीके भाईका नाम पाणिनि था | 
उससे भी उन्होने जेन धर्म स्वीकार कर लेनेका अनु रोध किया, पर प्रतिष्ठाकी 
दृष्टिसि वह जेन न होकर मुडीकुण्डग्राममे वेष्णव सनन्‍्यासी हो गया । पृज्यपाद- 
की कमलिनी नामक छोटी बहन थी और इसका विवाह गुणभट्टके साथ हुआ, 
जिससे गुणभट्टको नागाजुंच नामक पुत्र छाम हुआ। 

एक दिल पूज्यपाद अपनी वाटिकामे विचरण कर रहे थे कि उनकी दृष्टि 


१ पाण्डवपुराण, १॥२॥ 


२२० * तीथथकर महावीर और उनकी आनचन्षार्य-परम्परा 


साँपके मुँहमे फँसे हुए मेढकपर पडो। इससे उन्हे विरक्ति हो गयी । प्रसिद्ध 
वैयाकरण पाणिनि अपना व्याकरण ग्रन्थ रच रहे थे। वह न हो पाया था कि 
उन्हे अपना मरण काल निकट दिखलाई पडा, ओर पृज्यपादसे अनुरोध किया 
कि तुम इस अपूर्ण ग्रन्थको पूर्ण कर दो । उन्होने उसे पूर्ण करना स्वीकार 
कर लिया । पाणिनि दुर्ध्यानवश मरकर सर्प हुए । एक बार उन्होने पृज्यपाद- 
को देखकर फूत्कार किया, इसपर पृज्यपादने कहा--"विश्वास रखो, मे तुम्हारे 
व्याकरणको पूरा कर दूँगा ।” इसके पश्चात्‌ उन्होंने पाणिनि-व्याकरणको पूर्ण 
कर दिया | पाणिनि-व्याकरणके पूर्ण करनेके पहले पृज्यपादने जैनेन्द्र व्याकरण, 
अहुंदप्रतिष्ठालक्षण ओर वेदिक ज्योतिषके ग्रन्थ लिखे थे । 


गुणभट्ठुकी मृत्युके पश्चात्‌ नागाजुंन अतिशय दरिद्र हो गया | पृज्यपादने 
उसे पद्मावततीका एक मन्त्र दिया और सिद्धि करनेकी विधि भी बतलाई | इस 
मन्ञके प्रभावसे पद्मावतीने नागाजुंनके निकट प्रकट होकर उसे 'सिद्धिरस' 
की जड़ो--वनस्पति बतला दी । इस 'सिद्धिरस के प्रभावसे नागाजुंच सोना 
बनाने लूगा । उसके गवंका परिहार करनेके लिए पुज्यपादने एक मामूली वन- 
स्पतिसे कई घडे 'सिद्धिसस' बना दिया। नागाजुंत जब पर्वतोको सुवर्णमय 
बनाने लगा, तब घरणेन्द्र पद्मावतीने उसे रोका ओर जिनालय बनानेका आदेश 
दिया । तदनुसार उसने एक जिनारूय बनवाया और उसमे पाश्वेनाथको 
प्रतिमा स्थापित की । 


पुज्यपाद अपने पेरोमे गगनगामी छेप लगाकर विदेह क्षेत्र जाया करते 
थे, उस समय उनके शिष्य वज्ञनन्दिने अपने साथियोंसे झ्षगडा कर द्रविड सघ- 
की स्थापना की। 


तागाजुंन अनेक मन्त्र-तन्त्र तथा रसादि सिद्ध करके बहुत प्रसिद्ध हो गया। 
एक वार उसके समक्ष दो सुन्दर रमणियाँ उपस्थित हुईं, जो नृत्य-गान कलामे 
कुशल थी। नागाजुन उनपर मोहित हो गया | वे वही रहने लगी और कुछ 
समय बाद ही उसकी रसग्रूटिका लेकर चलती बनी । 


पुज्यपाद मुनि बहुत दिनो तक योगाभ्यास करते रहे । फिर एक देव- 
विमानमे बेठकर उन्होने अनेक तीर्थोंक्री यात्रा की | मागगंमे एक जगह उनकी 
दृष्टि नष्ट हो गयी थी । अतएव उन्होने शान्त्य्टक रच कर ज्यो-की-त्यो दृष्टि 
प्राप्त की | अपने यराममे आकर उन्होने समाधिमरण किया | ल्‍ 


इस कथामे कित्तनो सत्यत्ता है, यह विचारणीय है । 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य २२१ 


समय-विचार 

पृज्यपादके समयके सम्बन्धमे विशेष विवाद नही है | इनका उल्लेख छठी 
शतीके मध्यकालसे ही उपलब्ध होने लगत्ता है। माचायं अकलकदेवने अपने 
'तत्त्वाथ॑वात्तिक' मे 'सर्वार्थसिद्धि के अनेको वाक्योको वात्तिकका रूप दिया" 
है। शब्दानुश्ञासन सम्बन्धी कथनकी पुष्टिके लिए इनके जैनेन्द्र व्याकरणके 
सूत्रोको प्रमाणरूपमे उपस्थित्त किया है। अत पृज्यपाद अकलकदेवके पुर्व॑- 
वर्त्ती हैं, इसमे त्तनिक भी सन्देह नही । 

'सर्वार्थंसिद्धि और “विशेषावश्यक भाष्य' के तुलनात्मक अध्ययनसे यह 
विदित्त होता है कि 'विशेषावश्यकमाष्य' लिखते समय जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण- 
के समक्ष सर्वार्थेसिद्धि! अन्य अवश्य उपस्थित था । सर्वार्थसिद्धि अध्याय ३, सूत्र 
१५ में धारणामतिज्ञानका लक्षण लिखते हुए बताया है-- है 

“अवेत्तस्य कालान्तरेडविस्मरणकारणं घारणा” | 
विशेषावश्यकभाष्यमे इसी आधारपर लिखा है-- 
“कालछत्तरे य ज पुणरणुसरण घारणा सा उ” ॥गा० २९१॥ 
चक्षु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है, बतलाते हुए स्वर्थसिद्धिमे लिखा है-- 
'मनोवदप्राप्यकारीति । ११९ 
विशेषावश्यक भाष्यमें उक्त शब्दावलीका नियोजन निम्नप्रकार हुआ है-- 
लोयणमपत्तविसय मणोव्व ॥ गा० २०९५॥ 

इससे ज्ञात होता है कि जिनभद्रगणिके समक्ष पुज्यपादकी सर्वार्थिसिद्धि 
विद्यमान थी । इस दृष्टिसे पुज्यपादका समय जिनभद्रगणि (वि० संवत्‌ ६६६)के 
पूर्व होना चाहिए । 

कुन्दकुन्द और पृज्यपादका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे अवगत होता है 
कि पृज्यपादके समाधितन्त्र और इष्टोपदेश कुन्दकुन्दाचार्यके ग्रन्थोंके दोहन- 
ऋणी हैं । यहाँ दो-एक उदाहरण उपस्थित किये जाते हैं-- 

(१) ज मया दिस्सदे रूवं तण्ण जाणादि सव्वहा | 

जाणग दिस्सदे णं त॒तम्हा जंपेमि केण हं ॥* 
९ २ <्‌ 2 

यन्मया दृश्यते रूपं तन्‍न जानाति सर्वथा। 

जानन्न दृछ्यते रूप॑ तत* केन ब्रवीम्यहम्‌र ॥ 


१. तत्त्वार्थवातिक, १।१।३, तथा ४।२१|१ | 
२. मोक्षपाहुड, गाथा २९ 
३. समाधितन्त्र, वीरसेवा मन्दिर संस्करण, पद्य १८ । 


२२२ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


(२) जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि | 
जो जग्गदि ववहारे सों सुत्तो अप्पणे कज्जे" ॥ 


र्‌ २८ रे २८ 
व्यवहारे सुषुप्तो थ स जागर्त्यात्मगोचरे । 
जागत्ति व्यवहारे$स्मिन्‌ सुषुप्तल्वात्मगोचरे ॥* 

यहाँ समाधितस्त्रके दोनो पद्य मोक्षपाहुडके सस्क्षत्तानुवाद हैं। पृज्यपादने 
अपने सर्वार्थसिद्धि ग्रन्थमे 'ससारिणो मुक्ताश्च” [त्त० सू ० २।१०] सू त्रकी व्या- 
ख्यामे पच परावतंनोका स्वरूप बतलाते हुए, प्रत्येक परावत॑नके अन्तमे उनके 
समर्थनमे जो 'उक्त च' कहकर गाथाएं लिखी हैं, वे उसी क्रमसे कुन्दकुन्दके 
बारसभणुवेक्खा' ग्रन्थमे पायी जातो हैं । 

इसके अतिरिक्त पृज्यपादने कुन्दकुन्दके उत्तरवर्ती गृद्धपिच्छाचायं उमा- 
स्वामीके तत्त्वाथंसूत्रपर तत्त्वाथ॑वृत्ति--सर्वार्थसिद्धि लिखी है | अतएवं इनका 
समय कुन्दकुन्द और गृद्धपिच्छाचायंके पश्चात्‌ होना चाहिए । कुन्दकुन्दका समय 
विक्रमकी द्वितीय शताब्दीका पूर्वाद्ध है और सुत्रकार गृद्धपिच्छाचार्यका समय 
विक्रमकी द्वितीय शताब्दीका अन्तिम पाद है । अत पृज्यपादका समय विक्रम 
संवत्त ३००के पश्चात्‌ ही सम्भव है । 

पज्यपादने अपने जैनैन्द्र व्याकरणके सूत्रोमे भूतवलि, समन्तभद्र, श्रीदत्त, 
यशोमद्र ओर प्रभाचन्द्र नामक पूर्वाचार्योंका निर्देश किया है। इसमेसे भूतवलि 
तो 'पट्खण्डागम के रचयिता प्रतीत होते हैं, जिनका समय ई० सन्‌ प्रथम 
शताब्दी है। प्रखर त्ताकिक ओर अनेकान्तवादके प्रतिष्ठापक समन्तभद्र प्रसिद्ध 
ही हैं। श्रीदत्तके 'जल्पनिर्णय' नामक ग्रन्थका उल्लेख विद्यानन्दने अपने 
ततत्त्वार्थश्लोकवारतिक'मे३ किया है| अत स्पष्ट है कि पृज्यपाद इन आचार्यो के 
उत्तरवर्ती हैं । 

पढित जुगलकिशोरजी मुख्ता रने अपने 'स्वामी समन्तभद्र” तामक निबन्धमे 
तथा 'समाधितन्त्र'की प्रस्तावनामे बताया है कि पुज्यपाद स्वामी गज्जराज दुचि- 
नीतके शिक्षागुरु थे, जिसका राज्यकाल ई० सच ४८५-५२२ त्क माना जाता 
है, ओर इन्हे हेन्बुरु आदिके अनेक शिलालेखोमे 'शब्दावतार'के कर्त्ताके रूपमे 
दुविनीत राजाका गुरु उल्लिखित किया है । 
१. मोक्षपाहुड, गाथा ३१ । 
२. समाघितन्त्र, पथ ७८ | 
रे “द्विप्रकारं जगी जल्पं तत्त्वप्रातिमगोचरम्‌ । 

त्रिषष्ठेर्वादिना जेता श्रीदत्तो जल्पनिर्णये” ॥ 

--तत्त्वार्थडलोकवातिक, पु० २८०, पद्च ४५ । 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य : २२३ 


बि० सवत्‌ ९९०मे देवसेनने दर्शनसार नामक ग्रन्थकी रचना की थी | यह 
ग्रन्थ पूर्वाचायक्रत-गाथाओको एकत्र कर लिखा गया है | इस ग्रन्थमे बताया दे 
कि पूज्यपादका शिष्य पाहुडवेदी, वज्ननन्दि, द्राविडसघका कर्ता हुआ और यह 
संघ वि० सवत्‌ ५२६ में उत्पन्न हुआ | 
सिरिपुज्ञपादसीसो दाविडसंघस्स कारगों दूदो | 
णामेण वज्जणदी पाहुडवेदी महासत्तो ॥ 
पचसए छब्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स। 
दव्खिणमहुराजादो दाविडसघो महामोहो" ॥ 
वज्जनन्दि देवनन्दिके शिष्य थे | अत्तएव द्रविड्ड सघकी उत्पत्तिके उक्त- 
कालसे दस-बीस वर्ष पहले ही उनका समय माना जा सकता है। पडित 
नाथूरामजी प्रेमीने पृज्यपाद-देवनन्दिका समय विक्रमकी छठी शताब्दीका पूर्वाद्ध 
माना है | युधिष्ठिर मीमासकने भी देवनन्दिके समयकी समीक्षा करते हुए 
इनका काल विक्रमकी छठी शताब्दीका पूर्वार््ध माना है ।* 


नन्दिसेनकी पट्टावलछोमे देवतन्दिका समय विक्रम सबत्‌ २५८-२०८ तक 
अकित किया गया है और इनके अनन्तर जयनच्दि, और गुणनन्दिका नाम 
निर्देश करनेके उपरान्त वज्नन्दिका नामोल्लेख आया है। पाण्डवपुराणमें 
आचाय॑ शुभचन्द्रने नन्दि-संघकी पट्टावछीके अनुसार ही गुर्वावली दी है। 
देवनन्दि पुज्यपादके गुरुका नाम एक पद्ममे यशोनन्दि बत्ताया गया है। यथा-- 
यशकीत्तियंशोनन्दी. देवनन्दी. महामति | 
पूज्यपादापराख्यों यो गुणनन्दी गुणाकर ?॥ 
अजमेरकी पट्टावलीमे देवनन्दि और पुज्यपाद ये दो नाम पृथक्‌-पृथक्‌ 
उल्लिखित है । इस पट्ठावलीके अनुसार देवनन्दिका समय विक्रम सवत्‌ २५८ 
और पृज्यपादका वि० स० ३०८ है | यहाँ पट्डसख्या भी क्रमश १० और १६ 
है । यह भी कहा गया है कि देवनन्दि पोरवाल थे और पृज्यपाद पद्मावती 
पोरवाल । पर सस्कृत्त पट्टावलीके अनुसार दोनो एक हैं, भिन्‍त नही हैं । डॉ० 
ज्योतिप्रसादने विभिन्‍न मत्तोका समन्वय किया है। 





१ दर्दानसार, गाथा २४, २८ 

२ युधिष्ठिर मीमासक हारा लिखित जैनेन्द्रशब्दानुझासन तथा उसके खिलपाठ 
जैनेन्द्रमहावृत्ति, ज्ञानपीठ सस्करण, पू० ४४। 

३, अनेकान्त वर्ष १४ किरण ११-१२, प० ३४९ । 

४... वुद्गपथ श्ैयर्पवृष्चाफ् रण डुडझा २०४९८ 24. 


२२४ तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


इस विवेचनसे आचार्य देवनन्दि-पृज्यपादका समय ई० सबकी छठी शताब्दी 
सिद्ध होता है, जो सर्वमान्य है। 
रचनाएँ 

पुज्यपाद आचार्य द्वारा लिखित अबतक निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध हैं-- 

१. दशभक्ति 

२ जन्माशिषेक 

३ तच्वार्थवृत्ति (सर्वार्थ सिद्धि) 

४ समाधितलनत्र 

५ इष्टोपदेश 

६ जैनेन्द्रव्याकरण 

७ सिद्धिप्रिय-स्तोन्र 

१. दशभक्ति--जैनागममे भक्तिके द्वादश भेद है--(१) सिद्ध-भक्ति, (२) 
श्रुत-भक्ति, (३) चारज-भक्ति, (४) योगि-भक्ति, (५) आचाय॑-भक्ति, (६) पड्च- 
गुरुभक्ति, (७) तीर्थड्वर-भक्ति, (८) शान्ति-भक्ति, («) समाधि-भक्ति, (१०) 
निर्वाण-भक्ति, (११) नन्दीश्वर-भक्ति और (१२)चेत्य-भक्ति । पूज्यपाद स्वामोकी 
सस्कृतमे सिद्ध-मक्ति, श्रुत-भक्ति, चारित्र-भक्ति, योगि-भविति, निर्वाण-भक्ति 
और नन्‍्दोश्वर-भक्ति ये सात ही भक्तियाँ उपलब्ध है। काव्यकी दृष्टिसे 
ये भक्तियाँ बडी ही सरस और गम्भीर है। सर्वप्रथम नौ पद्योमे सिद्ध-भक्तिकी 
रचना की गयी है। आरम्भमे बताया है कि आठो कर्मोके नाशसे शुद्ध 
आत्माकी प्राप्तिका होना सिद्धि है | इस सिद्धिको प्राप्त करनेवाले सिद्ध कहलाते 
है । सिद्ध-भक्तिके प्रभावसे साधकको सिद्ध-पदकी प्राप्ति हो जाती है। अन्य 
भक्तियोमे नामानुसार विषयका विवेचन किया गया है । 

२ जन्माभिपक--श्रवणबेलगोछाके अभिलेखोमे पृज्यपादकी क्ृतियोमे 
जन्माभिषेकका भी निर्देश आया है? । 

वर्तमानमे एक जन्माभिषेक मुद्रित उपलब्ध है । इसे प्रृज्यपाद द्वारा रचित 
होना चाहिए | रचना प्रौढ और प्रवाहमय है | 

३ तत्त्वार्थवृत्ति--पृज्यपादकी यह महनीय कृति है। 'तत्त्वाथंसूत्रः पर 
गद्यमे लिखो गयी यह मध्यम परिमाणकी विशद वृत्ति है। इसमे सूत्रानुसारी 
सिद्धान्तके प्रतिपादनके साथ दाशंनिक विवेचन भी है। इस तत्त्वार्थवृत्तिको 
सर्वार्थसिद्धि भो कहा गया है । वृत्तिके अन्तमे लिखा है-- 


चयन 2 मम 
१ जैन शिलालेख-सग्रह, प्रथम भाग, अभिलेख सख्या ४०, पृ० ५५, पंच-११ । 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य २२५ 
१५ 


स्वर्गापवर्गंसुखमाप्तुमनो भिरायें- 
जेनेन्द्रशासनवरामृतसारभूता | 
सर्वा्थसिद्धिरिति सद्धिरूपात्तनामा 
तत्त्वाथ॑वृत्तिरनिश मनसा प्रधार्या" ॥ 
जो आये स्वर्ग और मोक्ष सुख इच्छुक है, वे जिनेन्द्रशासनरूपी श्रेष्ठ 
अमृत्तसे भरी सारभूत ओर सत्पुरुषो द्वारा दत्त 'सर्वार्थंसिद्धि' इस नामसे प्रख्यात 
इस तत्त्वाथवृत्तिको निरन्तर मनोयोगपृवंक अवधारण करे । 


इस वृत्तिमे तत्त्वाथंसूत्रके प्रत्येक सूत्र और उसके प्रत्येक पदका निवंचन, 
विवेचन एवं शका-समाधानपृवेक व्याख्यान किया गया है। टीकाग्रन्थ होनेपर 
भी इसमे मौलिकता अक्षुण्ण है। 
इस ग्रन्थके नामकरणका कारण स्वय ही ग्रन्थकारने अन्तिम रचित पद्यो- 
मेसे द्वितीय पद्यमे अकित किया है-- 
तक्त्वाथ्थवृत्तिमुदिता विदित्ताथंतत्त्वा: 
श्रृण्वन्ति ये परिपठन्ति च धर्मंभक्त्या । 
हस्ते कृत परमसिद्धिसुखामृत तै- 
मंर्त्यामरेश्वरसुखेष्‌॒ किमस्ति वाच्यस्‌* ॥ 


अर्थात्‌-अर्थके सारको ज्ञात करनेके लिए जो व्यक्ति धमं-भक्तिसे तत्त्वार्थ- 
वृत्तिको पढते और सुनते हैं वे परमसिद्धिके सुखरूपी अमृत्तको हस्तगत कर लेते 
हैं, तब चक्रवर्ती और इन्द्रपदके सुखके विषयमे तो कहना ही क्या ? 


सोलह स्वरगोके ऊपर पथ्च अनुत्तर विमानोमे सर्वार्थंसिद्धि नामका एक 
विमान है। सर्वार्थसिद्धिवाले जीव एकभवावत्तारी होते हैं । यह 'तत्त्वाथ॑वृत्ति' 
भी उसीके समकक्ष है। अत इसे 'सर्वार्थसिद्धि' नामसे अभिहित किया गया है। 


'तत्त्वाथंसृत्र'की वृत्ति होनेपर भी इस ग्रल्थमे कतिपय मौलिक विशेषताएँ 
दृष्टिगोचर होती है। मद्भलाचरणके पश्चात्‌ प्रथम सूत्रकी व्याख्या आरम्भ करते 
हुए उत्थानिकामे लिखा है--किसी निकटभव्यने एक आश्रममे मुनि-परिषद्के 
मध्यमे स्थित निग्नेल्थाचायंसे विनयसहित पूछा--भगवन ! आत्माका हिंत क्या 
है ? आचायंने उत्तर दिया--मोक्ष । भव्यने पुन प्रइन किया--मोक्षेका 
स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्तिका उपाय क्या है ? इसी प्रइनके उत्तरस्वरूप 
“सम्यग्दरशंनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं ”--सूत्र रचा गया है। 


१. सर्वार्थसिद्धि, ज्ञानपीठ संस्करण, अन्तिम अश, पद्म १, पु० ४७४ । 
२ वही, पद्य २, पृ० ४७४ । 


२२६ तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


प्रथम अध्यायके षष्ठ सूत्र “'प्रमाणनयेरधिगम”” (१।६) की व्याव्या करते 
हुए पूज्यपाद स्वामीने प्रमाणके स्वार्थ और परार्थ भेद करके मति, अवधि, मन - 
पर्यय और केवल इन चार ज्ञानोको स्वार्थप्रमाण बतछाते हुए श्रुतज्ञानको 
स्वार्थ और परार्थ दोनो बतलाया है तथा उसीका भेद नय है--य्ह भी बताया 
है। इसी सूत्रकी व्याख्यामे 'उक्तञ्च'” लिखकर “सकलादेश प्रमाणाधीन- 
विकलादेशो नयाघधीव ”--वाक्य उद्धृत किया है। इस प्रकार प्रमाणके स्वार्थ 
और पराथ॑ भेद तथा सकलादेश और विकलादेशकी चर्चा इन्हीके द्वारा प्रस्तुत्त 
की गयो है। इसी अध्यायमे “सत्सख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश्च” 
(१।८)--की वृत्ति पट्खण्डागमके जीवद्ठाणसूत्रोके आधारपर लिखी गयी है। 
इसमे सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इन आठ 
अनुयोगोके द्वारा चौदह मार्गणाओमे गुगस्थानोका विवेचन बहुत सुन्दर रूपमे 
किया है ! 


प्रमाणकी चर्चामे नैयायिक और वेशेषिकोके सन्निकषं-प्रामाण्यवादका एवं 
साख्योके इन्द्रिय-प्रामाण्यका निरसन कर ज्ञानके प्रामाण्यकी व्यवस्था की है। 
ज्ञानको स्वपरप्रकाशक सिद्ध कर चल्षु के प्राप्पकारित्वका आगम और युक्ति- 
योसे खण्डन कर उसे अप्राप्यकारी सिद्ध किया गया है। “सदसत्तोरविशेषा- 
चदृच्छोपलव्घेस्न्मत्तवत्‌” (१३२) की वृत्तिमे कारणविपर्यास, भेदाभेदविपर्यास 
ओर स्वरूपविपर्यासकी चर्चा करते हुए यौग, साख्य, बौद्ध और चार्वाक आदिके 
मतोका निर्देश किया हे । अन्तिम सूत्रम किया गया नयोका विवेचन भी कम 
महत्त्वपूर्ण नही है । 


द्वितीय अध्यायकी व्याख्यामे भी अनेक विशेषताएँ और मौलिकत्ताएँ उप- 
लव्घ हैे। तृतीय सूत्रकी व्याख्यामे चारित्रमोहनीयके 'कषायवेदनीय” और 
'नोकषायवेदनीय” ये दो भेद बतलाए हैं तथा दर्शनमोहनीयके सम्यकत्व, 
मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये त्तीन भेद बतलाए हैं। इन सात प्रकृतियोके 
उपशमसे ओपशमिक सम्यक्त्व होता है । यह सम्यवत्व अनादिमिथ्यादृष्टि भव्यके 
कर्मदियसे प्राप्त कल॒ुषताके रहते हुए किस प्रकार सम्+ व है ? इस प्रइनके उत्त रमे 
आचार्यने बत्तलाया है--काललब्ध्यादिनिमित्तत्वात--काललव्धि आदिके 
निमित्तते इनका उपशम होता है । अन्य आगमग्नन्थोमे क्षयोपशमलब्धि, वि- 
शुद्धिलव्धि, देशनालव्धि, काललरूव्धि और प्रायोग्यलब्धि ये पाँच लब्धियाँ बत- 
लायी है। आचार्य पृज्यपादने काललूब्धिके साथ लगे आदि शब्दसे जातिस्मरण 
आदिका निर्देश किया है और काललब्धिके कमंस्थितिका काललब्धि और भवा- 
पेक्षया काललव्धियोका निर्देश किया है । यह विषय मौलिक और सैद्धान्तिक है । 


श्रूतधर और सारस्वताचार्य २२७ 


तृतीय-चतुर्थ अध्यायमे छोकका वर्णन किया गया है। ग्रहकेच्वृत्त, ग्रह- 
कक्षाएँ, ग्रहोकी गति, चार-क्षेत्र आदि चर्चाएँ तिलोयपण्णत्तिके तुल्य हैं। 
लोकाका रका वर्णन आचायंने मौलिक रूपमे किया है। 


मौलिक तथ्योके समावेशकी दृष्टिसे पचम अध्याय विशेष महत्त्वपूर्ण है। 
द्रव्य, गुण और पर्यायोका स्पष्ट और पूर्ण विवेचन किया गया है। 'द्रव्यत्व- 
योगात्‌ द्रव्य! और “गुण-समुदायो द्रव्यम'की समीक्षा सुन्दर रूपमे की गयी 
है । “उत्पादव्ययश्रीव्ययुक्त सत्‌” (५।३०)--सूत्रकी व्याख्यामे सोदाहरण उत्पाद, 
व्यय और क्रौव्यकी व्याख्या की गयी है त्तथा “अपित्तानपितसिद्धे.” (५३२) 
सूत्रकी वृत्तिमे अनेकान्तात्मक वस्तुकी सिद्धि की गयी है । 


षष्ठ और सप्तम अध्यायमे दर्शनमोहनीयकरमके आख्रवके कारणोका विवेचन 
करते हुए केवली, श्रृत, सघ, धरम भौर देवोके अवर्णवादगप्रसगमे द्वेत्ताम्बर- 
मान्यताओकी समीक्षा की है। सप्तम अध्यायके प्रथम सूत्रमे रात्रि-भोजनत्याग 
नामक षष्ठ अणुत्नतको समीक्षा की गयी है। सप्तम अध्यायके त्रयोदश्ञ सूत्रके 
व्याख्यानमे आचायेने हिसा और अहिसाके स्वरूपका विवेचन करते हुए उनके 
समर्थनमे अनेक गाथाएँ उद्धृत की हैं । गृद्धपिच्छाचायंने प्रमादयोगसे प्राणोके 
घात्तको हिंसा कहा है। पृज्यपादने प्रमत्तयोग और प्राणका व्यपरोपण इन 
दोनो पदोका विवेचन करते हुए केवल प्राणोके घात्तमात्रको हिसा नहीं कहा 
है । जहाँ प्रमत्तयोग है वहाँ प्राणोका घात न होनेपर भी हिंसा होती है, वयो- 
कि घात्तकका भाव हिसारूप है । 


अष्टम अध्यायमे कर्मंबन्धका और कर्मो के भेद-प्रभेदोका वर्णन आया है। 
प्रथम सूत्रमे बन्धके पाँच कारण बतलाये हैं। उच्की व्याख्यामे पृज्यपादने 
मिथ्यात्वके पाँच भेदोका कथन करते हुए पुरुषाह्ेत एव श्वेताम्बरीय निग्न॑त्थ- 
सम्रन्थ, केवली-कवलाहार तथा स्त्री-मोक्ष सम्बन्धी मान्यत्ताको भी विपरीत 
मिथ्यात्व कहा है। इस भरध्यायके अन्य सूत्रोका व्याख्यान भी महत्त्वपूर्ण है। 
पदोकी साथंकताओके विवेचनके साथ पारिभाषिक शब्दोके निवंचन विशेष 
उल्लेख्य हैं । 

तवम अध्यायमे सवर, निर्जरा और उनके साधन गुय्ति आदिका विशद्‌ 
विवेचन है। दशममे मोक्ष और मुक्त जोवोके ऊध्व॑ंगमनका प्रतिपादन है। 

इस समग्र ग्रन्थकी शैली वर्णनात्मक होते हुए भी सूत्रगत पदोको सार्थकता- 
के निरूपणके कारण भाष्यके तुल्य है। निश्चयत पृज्यपादको तत्त्वाथंसूत्रके 
सूत्रोका विषयगत अनुगमन गहरा और तललस्‍्पर्शी था । 


२२८ तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


४ सम्राधितन्त्र--इस ग्रन्थका दूसरां नाम समाधिशतक है । इसमें १०५ 
पद्य हैं। अध्यात्मविषयका बहुत्त ही सुन्दर विवेचन किया है। आचार्य पृज्य- 
पादने अपने इस ग्रन्थकी विषयवस्तु कुन्दकुन्दाचारयंके ग्रन्थोसे ही ग्रहण की है । 
अनेक पद्य तो रूपान्तर जैसे प्रतोत्त होते है। यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत 
करते हैं-- 

यदग्राह्य न गृह्लत्ति गृहीत चापि मुज्चत्ति। 
जानाति सवंथा सर्व॑ तत्स्वसवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥* 
इस पच्चयकी समता निम्न गाथामे है--- 
गियमाव ण वि. सुचइ परभाव णेव गिण्हएं केइ | 
जाणदि पस्सदि सब्व सोह इंदि चित्तए णाणों ॥' 

बहिरात्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्माके स्वरूपका विस्तारपुर्वक विवेचन 
किया गया है | बहिरात्ममाव--मिथ्यात्वका त्याग कर अन्‍्तरात्मा बन कर 
परमात्मपदकी प्राप्तिके लिए प्रयास करना साधकका परम कत्तंव्य है । भात्मा, 
शरीर, इन्द्रिय और कर्मसयोगका इस ग्रन्थमे सक्षेपमें हृदयग्राही विवेचन किया 
गया है। 

५ इष्टोपदेश--इस आध्यात्मकाव्यमे इष्ट--आत्माके स्वरूपका परिचय 
प्रस्तुत किया गया है। ५१ पद्योमे पृज्यपादने अध्यात्मसागरको गागरमे भर 
देनेकी कहावतको चरितार्थ किया है। इसकी रचनाका एकमात्र हेतु यहो है 
कि ससारी आत्मा अपने स्वरूपको पहचानकर शरीर, इन्द्रिय एव सासारिक 
अन्य पदार्थोसि अपनेको भिन्न अनुभव करने लगे। असावधान बना प्राणी 
विषय-भोगोमे ही अपने समस्त जीवनको व्यतोतत न कर दे, इस दृष्टिसे आचा- 
यने स्वय ग्रन्थके अन्तमे लिखा है-- 

इष्टोपदेशमित्ति सम्यगधीत्य धीमान्‌ | 
मानापमानसमता स्वमताद्वितन्य ॥ 
मुक्ताग्रहो विनिवसन्सजने वने वा। 
मुक्तिश्रिय निरूपमामुपयाति भव्य ॥३ 

इस ग्रन्थके अध्ययनसे आत्माकी शक्ति विकसित हो जाती है और स्वात्मा- 

नुभूतिके आधिक्यके कारण मान-अपमान, छाभ-अलाभ, हष॑ं-विषाद आदिसे 





१ समाधितत्र, पद्य ३०, वोरसेवामल्दिर-सस्करण । 
२ नियमसार, गाथा ९७ । 
है इष्टोयदेश, सूरत-सस्करण, पद्य ५१ ॥ 


श्रतधर और सारस्वताचार्य २३९ 


संमताभाव प्राप्त होता है। ससारकी यथार्थ स्थितिका परिज्ञान प्राप्त होनेसे 
राग, द्वेंघ, मोहकी परिणत्ति घटती है। इस लघुकाय ग्रन्थमे समयसारकी 
गाथाओका सार अकित किया गया है | शेली सरल और प्रवाहमय है। 


६ जेनेन्द्र व्याकरण--श्रवणबेलगोलाके अभिलेखो एवं महाकवि धनजयके 
नाममालाके निर्देशसे जेनेन्द्र व्याकरणके रचयिता पृज्यपाद सिद्ध होते हैं। गृण- 
रत्तमहोदधिके कर्ता वर्धभान और हेमशब्दानुशासनके लघुन्यासरचायता 
कनकप्रभ भी जेनेन्द्र व्याकरणके रचयिताका नाम देवनन्दि बत्तात॑ है | 


अभिलेखोसे जेनेन्द्रव्यासक रचयित्ता भी पुज्यपाद अवगत होते है । पर यह 
ग्रन्थ अभी तक अनुपलब्ध है। 


जेनेन्द्र व्याकरणके दो सुत्रपाठ उपलब्ध हैं--एकमे तीन सहस्न सूत्र हैं, 
ओर दुसरेमे छगभग तीन हजार सात सौ। पडित नाथूरामजी प्रमीने यह 
निष्कर्ष निकाला है कि देवनन्दि या पुज्यपादका बनाया हुआ सूत्रपाठ वही हे, 
जिसपर अभयनन्दिने अपनी वृरत्ति लिखों है । 


जेनेन्द्र व्याकरणमे पाँच अध्याय है और प्रत्येक अध्यायमे चार-चार पाद 
हैं । इसका पहला सूत्र महत्त्वपूर्ण है। इसमे 'सिद्धिरनेकान्तात्‌” सूत्रसे समस्त 
शब्दोका साधुत्व अनेकान्तद्वारा स्वीकार किया है, क्योकि शब्दमे नित्यत्व, 
अनित्यत्व, उभयत्व, अनुभयत्व आदि विभिन्न धर्म रहते हैँ । इन नाना धर्मोंसे 
विशिष्ट धर्मीरूप शब्दकी सिद्धि अनेकान्तसे ही सम्भव है। एकान्‍्तसिद्धान्तसे 
अनेकधर्मविशिष्ट शब्दोका साधघुत्व नही बतलाया जा सकता | यहाँ अनेकान्तके 
अन्तगंत लोकप्रवृत्तिको भी मान्यता दी है। लोकप्रसिद्धिपर आश्षित्त शब्द- 
व्यवहार भी मान्य है | 


जेनेन्द्रका सज्ञाप्रकरण साकेतिक है । इसमे धातु, प्रत्यय, प्रातिपदिक, 
विभक्ति, समास आदि महासज्नाओके लिए बीजगणित जैसी अति सक्षिप्त सकेतपुण 
सज्ञाएँ आयी हैं। इस व्याकरणमे उपसर्गके लिए 'गि', अव्ययके लिए 'झी' 
समासके लिए 'स', वृद्धिके लिए 'ऐप', गुणके लिए 'एप', सम्प्रसारणके लिए 
'जि', प्रथमा विभक्तिके लिए वा', द्वितीयाके लिए 'इए', तुत्तीया विभक्तिके 
लिए “भ', चतुर्थीके लिए अप”, पञ्चमीके लिए का”, षष्ठीके लिए ता, 
सप्तमोके लिए 'इप' और सम्बोधनके लिएं 'कि ' की सज्ञाएँ बतलायी गयी हैं | 
निपातके लिये “नि ', दीघंके लिये 'दी ', प्रगृह्मके छिए “दि ', उत्तरपदके लिये 
'घु ', सर्वनाम स्थानके लिए 'धम्‌', उपसजंनके लिए 'न्यक्‌', प्छुतके लिए प 
हस्वके लिये “प्र.', प्रत्ययके लिये 'त्य.', प्रातिपदिकके लिए 'मृतु', परस्मैपदके 


२३० तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


लिए 'मम्‌', आत्मनेपदके लिए 'द', अकर्मकके लिए 'घि:', सयोगके लिए 
'स्फ”, सवर्णके लिए 'स्वम्‌', चद्धितके लिए 'हुत्‌', लोपके लिए 'खम', लुपके 
लिए 'उस्‌', लुकके लिए 'उप्‌' एवं अभ्यासके लिए 'च' सज्ञाका विधान किया 
गया है। समासप्रकरणमे अव्ययोभावके लिए 'ह”, तत्पुरुषके लिए 'पस', 
कमंधारयके लिये 'य”, द्विगुके लिए 'र', भीर बहुव्नोहिके लिए 'वम्‌' सन्ना 
बतलायो गयी है । जनेन्द्रका यह सज्ञाप्रकरण अत्यन्त साकेतिक है। पूर्णतया 
अभ्यस्त हो जानेके पश्चात्‌ हो शब्दसाघुत्वमे प्रवृत्ति होती है। यह सत्य है 
कि इन सज्ञाओमे लाघवनियमका पूर्णतया पालन किया गया है । 

जेनेन्द्र व्याकरणमे सन्धिके सूत्र चतुर्थ और पञ्चम अध्यायमे आये हैं। सन्धौ' 
४३।६० सूत्रकों सन्धिका अधिकारसूत्र मानकर सन्विकार्य किया गया है, 
पश्चात्‌ छका रके परे सन्धिमे तुगागमका विधान किया है। तुगागम करनेवाले 
४३।६१ से ४४३।६४ तक चार सूत्र है। इन सूत्रों द्वारा हस्व, आग, माग तथा 
दो सज्नकोसे परे तुगागम किया है और 'त' को 'च बनाकर गच्छति, इच्छति, 
भाच्छिन्नति, माच्छिदतू, म्लेन्छति, कुबलोच्छाया आदि प्रयोगोका साधुत्व 
प्रदशित किया है | देवनन्दिका यह्‌ विवेचन पाणिनिके तुल्य है। अनन्तर 'यण्‌' 
सन्धिके प्रकरणमे 'अचीकोयण्‌' ४॥३।६५ सूनद्वारा इकू--इ,उ,ऋ, लको क्रमश 
यणादेश--य,व,र,लका नियमन किया है। देवनन्दिका यह प्रकरण पाणिनिके 
समान होने पर भी प्रक्रियाकी दुष्टिसि सरल है। इसो प्रकार 'अयादि” सन्धिका 
४।३।६६,४।३।६७ द्वारा विधान किया है । वृत्तिकारने इन दोनो सूत्रोकी व्याख्या- 
में कई ऐसी नयी बातें उपस्थित की है, जिनका समावेश कात्यायन और 
पतञ्जलिके वचनोमे किया जा सकता है। जेनेन्द्रको सन्विसम्बन्धी तीन 
विशेषताएं प्र मुख हैं-- 

१ उदाहरणोका बाहुल्य--चतुर्थ, पचम शत्ताब्दीमे प्रयुक्त होनेवाली 
भाषाका समावेश करनेके लिये नये-नये प्रयोगोको उदाहरणके रूपमे प्रस्तुत 
किया गया है | यथा-- 

पव्यंम, अवश्यपाव्यम्‌, नौयौनम्‌, गोयानम्‌ आदि । 

२ लाघव था सक्षिप्तिकरणके लिये साकेतिक सज्ञाओका प्रयोग । 

३ अधिकारसूृत्रो द्वारा भनुवन्धोकी व्यवस्था | 

सुबन्त प्रकरणमे अधिक विशेषताओके न रहनेपर भी प्रक्रिया सम्बन्धी 
_परलता अवश्य विद्यमान है | जिन शब्दोके साधुत्वके लिये पाणिनिने एकाधिक 
१-२ ४३६८ । 
रै-४- ४॥३।६७ । 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य . २३१ 


सूत्रोका व्यवहार किया है, उन शब्दोके लिये जैनेन्द्र व्याकरणमें एक ही सूत्रसे 
साधनिका प्रस्तुत कर दी गयी है । 


जैनेन्द्र व्याकरणमे स्त्रीप्रत्यय, समास एव कारक सम्बन्धी भी कतिपय 
विशेषताएँ पायो जाती हैं। कारके' १।२।१०५ को अधिकारसुत्र मानकर कारक 
प्रकरणका अनुशासन किया है । देवनन्दिने पचमी विभवितिका अनुशासन सबसे 
पहले लिखा है, पद्च्रात्‌ चतुर्थी, तृतीया, सप्तमी, द्वितीया और षष्ठी विभक्तिका 
नियमन किया है। यह कारकप्रकरण बहुत सक्षिप्त है, पर जितनी विशेषताएँ 
अपेक्षित हैँ उन सभीका यहाँ नियमन किया गया है। इसी प्रकार तिडन्त, 
तद्धित और क्ृदन्त प्रकरणोमे भी अनेक विश्ेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं । 


इस व्याकरणकी शब्दसाधुत्वसम्बन्धी विशेषत्ाओके साथ सास्क्ृतिक 
विशेषताएँ भी उल्लेख्य हैं | यहाँ सास्कृतिक शब्दोकी तालिका उपस्थित कर 
उक्त कथनको पुष्टि की जा रही है। 


पचत्ति पनसम्‌ १।१।३ 

पक्‍व, पक्‍ववान्‌ ११४ 

अतितिलपीडनि' १।१॥८--तिलकुट या तेल पेरनेवाली 
अतिराजकुमारि ११८ 

कुचलम, वदरमु--झ रवे र ११९ 

आमलब्यम्‌ १।१॥९५ 

पञ्चशष्कुल ११९ 

पञ्चगोणि १११० 

पञ्चसूचि , सप्ततृचि १ १।१० 

दधि, मधु ११।११ 

अश्राद्धभोजी, अलवणभोजी १॥१॥३२ 

द्रोषणके जातो द्रौषणकीय १॥१।६८ 

छतप्रधानोरौदि १।१॥७१ 

सम्पन्नाब्रीह्य --एको ब्रीहि सम्पन्न सुभिक्ष करोत्ति ११॥९९ 
द्वावपृपरी भक्षयेति १२१० 

स्रावयत्ति तैलं १।२।८३ 

यवागू १।२।९२--जौका हलुआ या छापसी 

रूपकार पचति १२१०३ 

कास्यपात््या भुडक्ते १२११० 

वृक्षमवचिनोति फलानि १।२।१२१ 


२३२ : तोथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


भोज्यते माणवकमोंदन १॥२।१२१ 

मट्य्य झाणीति स्लोकाम १॥३१२१ 

उपयोगो दुग्धादि तप्निमित्त गवादि । 

गोदोह स्वर्िति (२१२१ 

बजा नयति ग्राम, भार वतति ग्रामम, थासा कर्पति ग्रामम्‌ १२१२१ 
अध्याप्येते माणवकी जैनेस्ट्रमु २१२१ । 

भक्षयति पिण्यों देवदस शर।१२२ 

आमसयति गोदोह दवदतग धणश१२२ 

पृतयवम, पूतियानयवम, सहतयचम्‌, सहियमाणयत्रम्‌ १।३१४ 
देघ्तापटु , घुतिनपटू १३२७ 

गुः्पृथुका, गठसासा, तिल्पूसुका, दध्ना उपसिक्त ओदनो दध्नोदन घृततोदन । 
४३२६--गृट चुढा, गृएघान, तिखचेटा, दभिभात, घो-भात । 
वनेकसेसका., बनेवल्वजका , कृपेपिशालिका शारे।३८ 

प्ेप्रमुत्त मू, तम्रपीत्तम ६३] ४० 

पुगणाप्रम 7२॥८८ 

केबलमानम, मोपकगयी १।३।४४ 

पस्चगयधन , पस्म्यपूली, पस्चकुमारि १३।४६ 

क्षत्रियमीर , क्लोवियकिसव , मिक्षुविट , मोमासकदुदुरूप १।३।४८ 
ध्प्रीय्यामा, टू रवकाए्ट्य्यामा, सरवाण्डघ्या मा १।३।५० 
भोज्योष्गम, मोज्यलवंणम्‌, पानीयशोतम्‌ १।३।६४ 

कफपित्यरस १(३॥७५ 

इक्षुमक्षिका मे घारयमि १।३॥७८ 

सछूना पायक- १।३॥७९ 

तैलपोत , घृतपीत , मद्यपोत १॥३॥१०३ 

कुशलो विद्याग्रहणे १॥४।४८ 

मायुरा पाटलिपुत्रकेम्य आदयतरा १॥४(५० 

पुष्पे पायसमश्नीयातू, मघामि पललोदनम १॥४५३ 

यवाना लावक , ओदस्थ भोजक ६।४।६८ 

दास्या कामुक, सुकर , कटो भवत्ता, धान्‍न्य पवरमान १॥४७२ 
पुष्पेण योग जानाति, पुष्येण भोजयति, चन्द्रमसा मघाभियोंग जानाति 
२१२४ 

मास कत्याणी काझ्ची १॥४४ 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य : २३३ 


शरद मथुरा रमणीया १४४ 

अरुणन्महेन्द्रो मथुरा | अरुणद्‌ यवन साकेत्तम्‌ २१२९२ 
पौतिमाष्या, गौकक्ष्या ३। २।४ 

शुचिरियं कन्या ३।१।३० 

वृद्धपत्नी, स्थूलपत्नी, ग्रामपत्नी ३।१।३५ 

पराण्डुभक्षिती, सुरापीत्ती ३ १।४६ 

वाहीकग्राम , दाक्षिपलदीय , माहकिपलदीय , माहकिनगरीय. ३२११८ 
मासिक , सावत्सरिक ३॥२॥१३ १ 

गोशालम्‌, खरशालस्‌ ३।३।११ 

मासे देया भिक्षा ३१२२२ 

पाटलिपुत्रस्य व्याख्यान सुकौशला ३॥३।४२ 

पाटलिपुत्रस्य द्वारस्‌ ३।३।६० 

वाणिजा वाराणसी जिल्वरीति मद्भलाथंमुपचरन्ति २।२।५८ 
गान्धार , पाञझचाल ३॥३॥६७ 

गगं भागंवका ३।३।९२३ 

हास्तिपद शकटम्‌ ३।३।१०० 

आक्षिक , शाललाकिक ह३।३।१२७ 

दाधिकम, शाड्र॑वेरिकम्‌, मारोचिकस हे।रे। १२८ 
चूणिनो5्पूपा , लवणा यवागू , कषायमुदकम्‌ रे।२।१४७ 


सिद्धिप्रियस्तोन्न 
इस स्तोत्रमे २६ पद्य है और चतुविशत्ति तीर्थंकरोको स्तुति की गयी है। 
रचना प्रौढ और प्रवाहयुक्त है। कवि वद्धंमानस्वामीकी स्तुति करता हुआ 
कहता है-- 
श्रीवर्धधानवचसा  परमाकरेण 
रत्नत्रयोत्तमनिधे. परमाकरेण | 
कुवेन्ति यानि मुनयो&जनत्ता हि तानि 
वृत्तानि सन्‍्तु सतत जनताहित्तानि" ॥ 
यहाँ यमकका प्रयोग कर कविने वर््धमानस्वामीका महत्त्व प्रदर्शित किया 
है । 'जनताहितानि' पद विशेषरूपसे विचारणीय है। वस्तुत त्तीर्थंकर जततनायके 
होते हैं भौर वे जनताका कल्याण करनेके लिये स्वंथा प्रयत्नशोल रहते है । 


१ सप्तम गुच्छक, काग्यमाला सीरीज, सन्‌ १९२६, पद्य २४ । 


२३४ . तोथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इन प्रमुख प्रन्थोंके अतिरिक्त पुज्यपादके वेच्यक सम्बन्धी प्रयोग भी उपलब्ध 
हैं। जेवसिद्धान्तभवन आरासे 'वेद्यसारसग्रह' नामक ग्रन्थमे कतिपय प्रयोग 
प्रकाशित हैं। छत्दशास्त्र सम्बन्धी भी इनका कोई ग्रन्थ रहा है, जो उपलब्ध 


नही है | 


देवनन्दि-पुज्यपादका वेंदुप्प एवं काव्यप्रतिभा 


जीवन और जगत्‌के रहस्थोकी व्याख्या करते हुए, मानवीय व्यापारके 
प्रेरक, प्रयोजनो और उसके उत्तरदायित्वकी सागोपाग विवेचना पृज्यपादके 
ग्रन्योका मूल विषय है । व्यक्तिगत जोचनमे कवि आत्मसयम और आत्मशुद्धि 
पर बल देता है। ध्यान, पूजा, प्राथंना एव भवित्तको उदात्त जीवनकी भूमिकाके 
लिये आवध्यक समझता है। आचार्य पूज्यपादकी कवितामे काव्यतत्त्वकी 
अपेक्षा दर्शन और अध्यात्मतत्त्व अधिक मुखर है। श्वद्भारिक भावनाके अभावमे 
भी भक्तिरसका शोत्तल जल मन और हुदय दोनोको अपूर्व शान्ति प्रदान करने- 
की क्षमता रसता है | शब्द विषयानुसार कोमल है, कभो-कभी एक ही पद्यमे 
घ्वनिका परिवर्तन भो पाया जाता है। वस्तुत अनुरागको हो प्रृज्यपादने भक्ति 
कहा है ओर यह अनुराग मोहका रूपान्तर है| पर वीतरागके प्रति किया गया 
अनुराग मोहको कोटिमे नही भाता है। मोह स्वाथंपूर्ण होता है भौर भक्तका 
अनुराग नि स्वार्थ | वोतरागीसे अनुराग करनेका अं है, तदरूप होनेकी प्रबल 
आकाक्षाका उदित होना | भतएव पृज्यपादने सिद्धभक्तिमे सिद्धरूप होनेकी 
प्रक्रिया प्रदर्शित की है । 


उनके वेदुष्पका अनुमान सर्वायंसिद्धिग्रन्थसे किया जा सकता है। नेयायिक, 
वेशेषिक, सांख्य, वेदान्त, बौद्ध आदि विभिन्न दर्शंनोकी समीक्षा कर इन्होने 
अपनी विद्वत्ता प्रकट की है। निर्ववल और पदोकी सार्थकताके विवेचनमे 
आचायं पृज्यपादकी समकक्षता कोई नही कर सकता है। 


आचार्य पूज्यपादने कविके रूपमे अध्यात्म, आचार और नीतिका प्रतिपादन 
किया है । अनुष्टुप्‌ जैसे छोटे छन्‍्दमे गम्भीर भावोकों समाहित करनेका प्रयत्त 
प्रशसनीय है। आचार्यने सुख-दु खका आधार वासनाको ही कहा है, जिसने 
आत्मतत्त्वका अनुभव कर लिया है, उसे सुख-दु खका सस्पर्श नही होता । 


वासनामयमेवेतत्‌ सुख दुख च देहिनास्‌ । 
तथा छद्देजयन्त्येते, भीगा रोगा इवापदि' ॥ 





१. इष्टोपदेश, पद्य ६ । 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य * २३५ 


देहधारियोको जो सुख और दुख होता है, वह कैवछः कल्पनाजन्य हौ 

है । जिन्हे लोकसुखका साधन समझा जाता है, ऐसे कमनीय कामिनी आदि 

३ के आपत्तिके समयमे रोगोकी तरह प्राणियाको भाकुलता पैदा करनेवाले 
| 

ससारकी विभिन्न परिस्थितियोका चित्राकत् करते हुए आचार्य पुज्यपादने 

उदाहरण द्वारा सयोग-वियोगकी वास्तविक स्थित्तिपर प्रकाश डाला है। यथा- 


दिग्देशेस्थ खगा एत्य, सवसन्ति नगे नगे। 
स्वस्वकायंवशाद्यान्ति, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे* ॥ 


जिस प्रकार विभिन्‍न दिशा और देशोसे एकत्र हो पक्षीगण वृक्षोपर सत्रिमे 
निवास करते हैं, प्रात होनेपर अपने-अपने कार्यके वश पुथक्‌-पृथक दिशा और 
देशोको उड जाते है | इसी प्रकार परिवार और समाजके व्यक्ति भी थोड़े समयके 
लिये एकत्र होते हैं और आयुकी समाप्ति होते ही वियुक्त हो जाते हैं । 

इस पद्ममे व्यजना द्वारा ही ससारी जीवोकी स्थितिपर प्रकाश पड़ता है। 
अभिषघासे तो केवल पक्षियोके “रैन-बसरा'का हो चित्राकन होता है, परन्तु 
व्यजना द्वारा सयोग-वियोगकी स्थित्ति बहुत स्पष्ट हो जाती है और ससारका 
यथाथंरूप प्रस्तुत हो जाता है। आचारय॑ने आठवे पद्यमे “वपुगृंह धन दारा 
पुत्रा मित्राणि छत्रव ” मे आमुखके रूपमे उक्त पद्यके व्यग्याथंका सकेत कर 
दिया है। अत्त पद्योको गुम्फित्त करनेकी प्रक्रिया भी मौलिक है। त्तथ्य यह है 
कि बाह्य प्रकृतिके बाद मनुष्य अपने अन्तजंगत्‌की ओर दृष्टिपात करता है। 
यही कारण है कि उदाहरणके रूपमे प्रस्तुत किया गया पद्य बाह्य प्रकृत्िके 
रूपका चित्रण कर आमुख इलोकके अथेके साथ अन्वित्त हो विरक्तिके लिये 
भूमिका उत्पन्त कर देता है। 


आचाय॑ पृज्यपादने सकल परमात्मा अहंन्तको नमस्कार करते हुए उनकी 
अनेक विशेषताओमे वाणीकी विशेषता भी वर्णित की है। यह विशेषता उदात्त 
अलकारमे निरूपित है । कविने बताया है कि अहंन्त इच्छारहित है। भत्त 
बोलनेकी इच्छा न करनेपर भी निरक्षरी दिव्य-ध्वनि द्वारा प्राणियोकी भलाई 
करते हैँ, जो सकल परमात्माको अनुभूति करने छगता है, उसे आत्माका रहस्य 
ज्ञात हो जाता है। अत कबिने सूक्ष्मके आधारपर इस चित्रका निर्माण किया 
है। कल्पना द्वारा भावनाको अमूतंरूप प्रदान किया गया है। धामिक पद्म 





१ इष्टोपदेश, पद्य ९। 


२३६ . तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


होनेपर भी, छायावादी कविताके समान सकल परमात्माका स्पष्ट चित्र अकित 
हो जाता है | काव्यकलाकी दृष्टिसे पद्य उत्तम कोटिका है-- 

जयन्ति यस्यावदतो5पि भारतोविभूतयस्तीर्थक्ृतो5्प्यनीहितु । 

शिवाय घात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय त्तस्मे सकलात्मने नम ॥ 


इच्छारहित होनेपर तथा बोलनेका प्रयास न करनेपर भी जिसकी वाणी- 
की विभूति जगतको सुख-शान्ति देनेमे समर्थ है, उस अनेक नामधारी सकल 
परमात्मा अहेन्तको नमस्कार हो । 


बाह्य उदाहरणो द्वारा अन्तर गकी अनुभूति करानेके लिये आचाय॑ंने गाढ- 
वस्त्र, जीर्णवस्त्र, रक्‍्तबस्त्रके दुष्टान्त प्रस्तुतकर भात्माके स्वरूपको स्पष्ट 
करनेका प्रयास किया है। जिस प्रकार गाढा--मोटा वस्त्र पहन लेनेपर कोई 
अपनेको मोटा नही मानत्ता, जोर्णवस्त्र पहनमेपर कोई अपनेको जीणं नही 
मानता और खत, पीत, प्रभूति विभिन्न प्रकारका रगीन वस्त्र पहननेपर कोई 
अपनेको लाल, नीला, पीला नही समझता, इसी प्रकार शरी रके स्थूल, जीणं, 
गोर एव कृष्ण होनेसे आत्माकी भी स्थूल, जीर्ण, काला और गोरा नही माना 
जा सकता है-- 
घने वस्त्रे यथातत्माव न घन मन्यते त्था। 
घने स्वदेहेप्प्पात्मान न घन मन्यते बुध ॥ 
जीर्णे वस्त्रे यथा»त््मान न जीर्ण मनन्‍्यते तथा। 
जीर्णे स्वदेहेउप्यात्मान न जीर्ण मन्यते बुध ॥ 
रबते वस्त्र यथाअत्मान न रत मन्यते तथा। 
रक्‍ते स्वदेहेष्प्पात्मान न रत मन्यते बुध * ॥ 
अनुष्टुपेके साथ वशस्थ, उपेन्द्रवञ्ञा आदि छन्दोका प्रयोग भी किया है । 
काव्य, दर्शन और अध्यात्मतत्त्वकों दुष्टिसि रचनाएँ सुन्दर और सरस है। 


पात्रकेसरी या पात्रस्वामी 


कवि और दाशंनिकके रूपमे पात्रकेसरीका नाम विख्यात है। भचायें 
जिनसेनने अपने आदिपुराणमे परात्रकेसरीका उल्लेख करते हुए लिखा है | 


भट्टाकलड़ूश्रीपालपात्रकेसरिणा गुणा | 
&ः 3 
विदुषा हृदयारूढा हारायस्तेउतिनिर्मेला ॥ 


१-२. समाधितस्त्र ३३ ६६ । 
है आदिपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ सस्करण--१॥५३ । 


श्रुत॒धर और सारस्वताचार्य * २३७ 


भ्रट्टाकलडू,, श्रीपाछ और पात्रकेसरी आचार्योके निर्मल गुण विद्वानोके 
हृदयमे मणिमालाके समान सुशोभित होते हैं । है 
श्रवणबेलगोलाके अभिलेखसंख्या ५४ मे 'त्रिकक्षणकदर्थन'के रचयिताके 
रूपमे पात्रकेसरीका स्मरण क्रिया गया है-- 
महिमा स पान्रकेध्रिगुरों पर भवत्ति यस्य भक्‍त्यासीत | 
पद्मावती सहाया तिलक्षण-कदरत्यंग कतुंस" ॥ 
प्रस्तुत मल्लिषेण-प्रशस्ति शक सवत्‌ १०५० वि० स० ११८५की है। अत 
यह स्पष्ट है कि आचाय॑ जिनसेन तथा मल्लिणेण प्रशस्तिके लेखकके समयमे पात्र- 
केसरीका यश्ञ पर्याप्त प्रसुत था । 
जोवन-परिचय 


पात्रकेसरीका जन्म उच्चकुलीन ब्राह्मण वशमे हुआ था। सम्मवत्त, ये 
किसी राजाके महामात्यपदपर प्रतिष्ठित थे। ब्राह्मण समाजमे इनकी वडी 
प्रतिष्ठा थी। आराघनाकथा-कोषमे लिखा है--“अहिच्छत्रके अवनिपाल 
राजाके राज्यमे ५०० ब्राह्मण रहते थे। इनमे पात्रकेसरी सबसे प्रमुख थे। 
इस नगरमे तीथ्॑द्धूर पाइ्वंनाथका एक विशाल चेत्यालय था | पात्रकेसरी 
प्रतिदिन उस चेत्यालयमे जाया करते थे । एक दिन वहाँ चारित्रभूषण मुनिके 
मुखसे स्वामी समन्तभद्रके 'देवागम' स्तोत्रका पाठ सुनकर गाइ्चर्यंचकित हुए | 
उन्होने मुनिराजसे स्तोत्रका अर्थ पूछा, पर मुनिराज अर्थ न बत्तला सके। पात्र- 
केसरीने अपनी विलक्षण प्रतिभा द्वारा स्तोत्र कण्ठस्थ कर लिया और अर्थ 
विचारने लगे | जैसे-जैसे स्तोत्रका अर्थ स्पष्ट होने लगा वैसे-वेसे उनकी जेन- 
तत््वोपर श्रद्धा उत्पन्न होती गयी और अन्तमे उन्होने जेनधर्म स्वीकार कर 
लिया । राज्यके अधिकारी पदको छोड उन्होने मुनिपद धारण कर लिया | पर 
उन्हें हेतुके विषयमे सन्देह बना रहा ओर उस सन्देहको लिए हुये सो जाने 
पर रात्रिके अन्तिम प्रहरमे स्वप्न आया कि पाइ्व॑नाथके मन्दिरमे 'फण' पर 
लिखा हुआ हेतुलक्षण प्राप्त हो जायगा। अत्तएव प्रात काल जब वे पाख्व॑- 
नाथके मन्दिरमे पहुँचे तो वहाँ उस मूत्तिके 'फण' पर निम्न प्रकार हेतुलक्षण 
प्राप्त हुआ-- 

अन्यथानुपपन्नत्व यत्र त्त्र त्रयेण किस । 
तान्यथानुपपन्नत्व यत्र तत्र त्रयेण किम ॥ 
पात्रकेसरी ह्ेतुलक्षणको अवगत कर असन्दिग्ध और दीक्षित हुए। 


१ जैनशिलालेखसग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसख्या ५४, पच्य १२, पृ० स० १०३ । 


२३८ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यन्परम्परा 


इस कथासे विदित है कि पात्रकेसरी उच्चकुलीन ब्राह्मण थे। स्वामी 
समन्तभद्गके 'देवागम' स्तोत्रको सुनकर इनकी श्रद्धा जेनधर्मके प्रति जागृत हुई 
थी भोौर जेनधमंमे दीक्षित हो मुन हो गये थे। कथाकोषके अनुसार इन्हे 
अहिच्छत्रका निवासी कहा गया है। ये द्रमिल-सघके आचाये थे | शक सवत्‌ 
१०५९के वेल्लूर त्ाल्लुकेके शिलालेख न० १७ में पात्रकेसरीका नाम आया है । 
इस अभिलेखमे समन्तभद्रस्वामीके बाद पात्रकेसरोकों द्रमिलू-सघका प्रधान 
आचाय॑ सूचित किया है। पात्रकेसरोके अनन्तर क्रमश वक्रग्रीव, वज्जनन्दि, 
सुमतिभट्टा रक (देव) और समयदोपक अकलड्ू, नामके आचार्य हुए" है। 

अकलकदेवके सिद्धिविनिर्चयग्रन्थपर टीका लिखनेवाले आचाये अनन्त- 
वीय॑ने उनके 'स्वामी' पदका व्याख्यान करते हुए ही बिलक्षणकदर्थनके 
रचयिताके रूपमे पात्रकेसरी का उल्लेख किया है। तत्त्वसग्रह और उसकी टीका 
पजिकामे पात्रस्वामीका निर्देश आया है और उनके वाक्योको उद्धृत किया है? | 


अत्त स्पष्ट है कि पात्रकेसरीका व्यक्तित्व तकंके द्षेत्रमे प्रसिद्ध रहा है । 


समय-निर्णय 


पात्रकेसरीका 'बचिलक्षणकदर्थन' नामका ग्रन्थ रहा है । इस ग्रन्थकी मीमासा 
वोद्ध विद्वान्‌ शान्तरक्षितने अपने तत्वत्ग्रह नामक ग्रथमे की है और शान्त- 
रक्षितका समय ई० सन्‌ ७०५--७६२ है। अत पात्रकेसरीका समय इसके पूर्व॑ 
है। डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचायन इनके समयका निर्धारण करते 
हुए लिखा है--'हेतुका त्रिलक्षणस्वरूप दिडनागने न्यायप्रवेशमे स्थापित 
किया है और उसका विस्तार घमंकोतिने किया है। पात्रस्वामीका पुराना 
उल्लेख करनेवाले गान्तरक्षित और कणगामि हे । अत इनका समय दिडनाग 
(ई० ४२५) के बाद मोर शझान्तरक्षितके मध्यमे होना चाहिए। ये ई० सनकी 
छठवी शताब्दोके उत्तराधं और सातवीके पुर्वा्धके विद्वान ज्ञात होते है ।'* 








१. तत्‌ त्थेथंग सहस्रगुणमाडिसमन्त्रभद्रस्वामिगलुसन्दर अवीर वलिकतदीय 
श्रीमद्‌ द्रमिल सधाग्रेसरद्‌ अध्पपान्रकेसरि--स्वामी गतिवक्रग्मीवामि रिन्द 
अनतन्तर ।--एपिग्राफिका कर्णाटिका, जिल्द ५, भाग १ । 

२. ननू सदोष ततू, अतस्तदपरिन्ञानमदोपाय इति चेतू, अबराह--अमलछालोढमू.. । 
कस्य ततू ? इत्यब्राह--स्वामिन पात्रकेसरिण इत्येके । कुत एतत्‌ ? तैन तहिपय- 
त्रिकक्षणकर्र्थनम्‌_ ।--सिद्धिविनिश्चयटीका, ज्ञानपीठत्तस्करण-प्‌ृ० ३७१-७२ । 

३ डॉ० दरवारीछाल कोठिया , जैन तर्कक्षास्त्रमें अनुमानविचार, पू० १९५-९६ । 

४. सिद्धिविनिदचय, प्रस्तावना, पृ० २१। 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य २३९ 


पात्रकेसरीका 'अन्यथानुपपन्नत्व पद्म अकलड्धूदेवके न्यायविनिश्चयमे 
मूलमे भी मिलता है। अत पात्रकेसरी अकलड्भूदेव (वि०७वी शत्ती) के 
पूर्ववर्ती हैं। अभिलेखोमे समन्तभद्रके अनन्तर पात्रकेसरीका नाम आया है । 
अत. समन्तभद्र (३री शती) के पश्चात्‌ पात्रकेसरीका समय है। भर्थात्‌ इनका 
समय विक्रम की छठी शताब्दीका उत्तराघं है। 


रचनाएँ 

इनको दो रचनाएँ मानी जाती हैं--१ त्रिलक्षणकदर्थत और २ पात्रकेसरी- 
स्तोत्र | चिलक्षणकदर्थनके तो मात्र उल्लेख मिलते हैं। वह उपलब्ध नही है । 
दूसरी कृति पात्रकेसरीस्तोत्र ही उपलब्ध है । 

पात्रकेसरी स्तोन्न--इस स्तोत्रका दूसरा नाम '“जिनेन्द्रगुणसस्तुति' भी 
है । समन्तभद्रके स्तोत्रोके समान यह स्तोत्र भी न्यायशास्त्रका ग्रन्थ है। भ्रमवश 
कतिपय आलोचकोने विद्यानन्द और पात्रकेसरीको एक व्यक्ति समझ लिया था, 
अत पात्रकेसरीस्तोन्र विद्यानन्दके नामसे प्रकाशित है। परन्तु आचार्य जुगल- 
किशोर मुख्तारने स्वामी विद्यानन्द भौर पात्रकेसरी' शीष॑क प्रबन्धमे सप्रमाण 
उक्त मान्यताका खण्डन किया है ।"* 

प्रस्तुत स्तोत्रमे ५० पद्म हैं । अहंन्‍्त भगवानुकी सयोगकेवली अवस्थाका 
बहुत्त ही गवेषणापूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है। वीतरागताका विस्तृत वर्णन करते 
हुए पात्रस्वामीने कहा है-- 


जिनेन्द्र ! गुणसस्तुत्तित्ततव मनागपि प्रस्तुता 
भवत्यखिलकमंणा प्रहत्तये पर कारणम्‌। 
इति व्यवसिता मत्तिमंम ततो&हमत्यादरात्‌, 
स्फुटार्थनयपेशला सुगत ! सविधास्ये स्तुतिस्‌ ॥* 
हे भगवन्‌ ! आपके गुणोकी जो थोड़ी भी स्तुति करता है उसके लिए वह 
स्तुत्ति समस्त कार्यो मे आनेवाले विघष्नोके विध्वंसका कारण बनती है अथवा 
समस्त कर्मो के नाश करनेमे सक्षम है। इस निशचयसे प्रेरित होकर मै अत्यन्त 
आदरपूर्वक नयगर्भित स्फुट अर्थंवाल्ली स्तुतिको करता हूँ। 
इस प्रतिज्ञावाक्यके अनन्तर आराध्यदेवको स्तुति प्रारम्भ को है। वीत- 


१. जैन साहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश, पृु० ६३७-६६७ । 
२ प्रथमगुच्छक, पन्नाछाल चौधरी, भदैनी काद्यी, वि० स० १९८२, प० २८४, 
पद्य १ । 





२४० . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


रागीके ज्ञान और सयमका विवेचन कई प्रकारसे किया है। वीतरागीका 
शासन परस्पर विरोघरहित और सभो प्राणियोके लिए हिंतसाधक होता है। 
अहंन्त परमेष्ठो उच्चकोटिके तत्त्वचिन्तक एवं स्याद्मदनयगर्भित उपदेश देने- 
वाले हैं । अतएवं जिसने वीत्तरागीकी शरण प्राप्त कर ली है, उसे रागादिजन्य 
वेदना व्याप्त नही करती । राग, द्वेष और मोह ही ससारमे भय उत्पन्न करने- 
वाले हैं, जिसत उक्त विकारोको नष्ट कर दिया है, वही त्रिभुवनाधिपति होता 
है | समस्त आरम्भ और परिग्रहके बन्धनसे मुक्त होनेके कारण वीतरागी 
अहुन्‍्तमे हो आप्तता रहती है। एकान्तवादसे दुष्ट चित्तवाले व्यक्ति आपके 
आनतन्त्य गुणोकी थाह्‌ नहीं पा सकते हैं। इस सनन्‍्दर्भमे यह स्मरणीय है कि 
यहाँ नैयायिक, वेशेषिक, साख्य, मीमासक आदि मतो और उनके अभिमतत 
आप्तकी भी समीक्षा की गयी है । सवंशसिद्धिके साथ श्वग्नन्धता और कवला- 
हारका निरसन भी किया गया है । रचना बडो ही भावपूर्ण और प्रोढ है । 

२ त्रिलक्षणकदर्थंत--इस ग्रन्थमे ब्रोद्धों द्वारा प्रतिपादित पक्षधमंत्व, 
सपक्षसत्त्व ओर विपक्षादव्यावृतिरूप हेतुके श्रेरूप्यका खण्डन कर “अन्यथानु- 
पपन्तत्व' रूप हेतुका समर्थन किया गया है । इस ग्रन्थके उद्धरण शान्तरक्षितके 
तत्त्वसग्रह, अकलकके सिद्धिविनिश्चय तथा न्‍्यायविनिश्चय, विद्यानन्दके तत्त्वा्थ- 
इलोकवारतिक एवं उत्तरवर्ती आचार्यो के ग्रन्थोमे पाये जाते हैं | 

प्रतिभा एवं वेदुष्य--पात्रकेसरी न्‍्यायके निष्णात विद्वानु थे। अत 
इनके स्तोत्रमे भी दार्शनिक मान्यताएँ समाहित है | सस्कृतिके मलख्रोत श्रद्धा, 
ज्ञान ओर चारित्र ही है। अत नेयायिक कवि भी प्रधानत संस्कृतिके उन्नायक 
होते हैं। वे त्कंपूर्ण शेशीमे विभिन्न मान्यताओकी समीक्षा करते हुए उन्नत 
विचारों और उदात्त भावोका समावेश करते हैं। जिस आराध्यके प्रत्ति ये 
श्रद्धावनत्त होते हैं, उसके गुणोको दर्शनकी कसौटी पर कसकर काव्य-भावनाके 
रूपमे प्रस्तुत करते हैं। पात्रस्वामीमे दाशंनिक विचारोके साथ कोमल तथा 
भक्तिपूरित हृदयकी अभिव्यक्ति वर्तमान है | यद्यपि दोनताकी भावना कही भी 
नही है तो भी अहन्तकी दिव्य-विभूतियोके दर्शनसे कविके रूपमे आचार्य चकित 
हैं। उनकी वीतरागताके प्रति भपार श्रद्धा है। भत्त भक्त कविके समान भक्ति- 
विभोर हो आराध्यके चरणोमे अपनेको समपित करनेकी इच्छा व्यक्त करते 
हैं। प्रमाण, हेतु, नय, और स्याद्वादका विवेचन भी सवंत्र होता गया है। 

भूत चेतन्यवादका निरसन करते हुए कविने उसके सिद्धान्तपक्षके स्फोटनमे 
प्रवन्धात्मकता प्रदर्शित की है। इसी प्रकार साख्य-सिद्धान्तके प्रकृति-पुरुष- 
वादमीमासामे भो प्रबन्धसूत्र विद्यमान हैं। आराध्यके स्वरूपविवेचनमे कविने 
तकके साथ इतिवृत्तात्मकताका सफल निर्वाह किया है। 


श्रुतधर ओर सारस्वताचार्य २४१ 
१६ 


न मृत्युरपि विद्यते प्रकृत्तिमानुषस्थेव ते, 
मृत्तस्य परिनिवृत्तिनं मरण पुनर्जन्मवत्त्‌ | 
जरा च न हि यद्धपुविमलकेवलोत्पत्तित , 
प्रभृत्यरुजमेकरूपमवत्तिष्ठते प्राह मृते १ ॥ 


हे प्रभो | साधारण मनुष्योके समान आपकी मृत्यु भी नही होती है। यत्त 
जन्ममरण होनेसे निर्वाणंकी स्थिति घटित नही हो सकत्ती है । अतएवं व आपका 
पुनजंन्म होता है, न मरण । अतएव आप जन्ममरणातीत है । निर्मल केवलज्ञान- 
की उत्पत्ति होनेसे जरा--वृद्धावस्थाजन्य कष्ट भी प्राप्त नही होता है। यत्त 
वृद्धावस्थाका होना ही सम्भव नही है। और न कभी रोगका ही कष्ट आपको 
होता है। घातियाकर्मोके नष्ट होते ही आप जन्म, जरा, मरणसे मुक्त हो 
जाते है| 


तीर्थंकरमे लोकिक अभ्युदयके साथ नि स्सगता--अपरियग्रहता भी पायी 
जाती है। अभ्युदय और अपरिग्रह ये दोनो विरोधी धरम हैं। अत एकाश्रयमे 
इत दोनोका साहचर्य किस प्रकार सम्भव है ? इसी तथ्यकों लेकर कविने 
विरोधाभास अलद्धार द्वारा अहंन्तके गुणोपर प्रकाण डाला है-- 


सुरेन्द्रपरिकल्पित बृहदनध्यंसिहासन , 
तथाउक्त्पनिवारणत्रयमथोल्लसच्चाम रम । 
वश च भुवनत्रय निरुपमा च नि सगत्ता, 
न समतमिद द्वय त्वयि तथापि सगच्छते ।॥। 


इन्द्र द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य सिंहासन, आत्तप दूर करनेके लिये छत्रत्रय और 
चामर सुशोभित्त होते है। त्रिछोककी अन्तरग और बहिरग लक्ष्मा आपको 
प्राप्त है। तो भी आप अपरियग्रही है। लक्ष्मीका सद्भाव और अपरिग्रहत् थ 
दोनो विरोधी धर्म है, एक साथ नही रह सकते है, तो भी ये दोनो आपमे पाये 
जाते हैं | तात्पयं यह है कि वीतरागी प्रभुके अन्तरग रूपमे केवलज्ञानादि लक्ष्मी 
है और बहिरगमे देवो द्वारा किये गये अतिशयोके कारण सिहासन, छत्र, चमर, 
आदि वैभव विद्यमान है। अतएवं उसका अपरिग्रहत्वके साथ किसी भी प्रकार- 


का विरोध नही है | 


१. प्रथमगुच्छक, पात्रकेसारस्तो :म्‌, पद्म २७, पु० २८८ । 
२. वही, पद्म ६, पृु० २८५ ! 


२४२ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पात्रकेसरिस्तोत्रके अध्ययत्से इनकी प्रतिभा और वेदुष्यका सहजमे परि 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कविने परस्मेपदी क्रियाओके स्थानमे सविधास्ये 
सगच्छते,* विरुष्यतेर, अद्चुते , उपपद्यते" परिपज्यते , नरीनृत्यते , विद्यते* 
उद्यते*', छिद्यते , युज्यते**, अनुषज्यते * गम्यते)३ एवं चेष्टते आदि 
भात्मनेपदी क्रियापद प्रयुक्त किये हैं । इन क्रियापदोसे यह अनुमान होता है 
कि आचाये पात्रकेसरी विविध वादोकी समीक्षा कर स्वमतकी स्थापना करना 
चाहते हैं। यत. आत्मनेपदो क्रियाएँ 'स्व'की अभिव्यजनाके लिये आती हैं । 
जहाँ स्तोत्रोमे स्तोता अपने हृदयको खोलकर रख देता है और अपने समस्त 
दोष और आवरणोको स्वीकार करता है वहाँ आत्मतेपदी क्रियाओका व्यवहार 
किया जाता है। परस्मेपदी क्रियाएँ परस्में-परार्थ-परबोधक पदम” अर्थात्‌ 
जहाँ परका भाव अभिव्यवत्त करना होता है वहां प्राय परस्मेंपदी क्रियाओका 
व्यवहार किया जात्ता है | 

जो कवि या लेखक सावधान रहकर रचना करता है वह परस्मेपदी और 
आत्मनेपदी क्रियाओके भेदोपर ध्यान रखता है। सामान्यत जहाँ 'स्व” और 
परका मिश्रित भाव अभिव्यक्त करना होता है वहाँ आत्मनेपदी क्रियाएँ 
व्यवहा रमे आती हैं । 

आचाय॑ पात्रस्वामीका व्यायविषयपर भी अपूर्व अधिकार है। उनके 
त्रिलक्षणकदर्थनके न मिलनेपर भी उसके वाक्योके ग्रन्थान्तरोमे उपलब्ध होने 
तथा उपयुक्त स्तोत्रसे न्‍्यायविषयक परिशज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ 
स्तोत्र उदाहरणार्थ एक पच्च प्रस्तुत है-- 

न होन्द्रियधिया विरोधि न च जिगबुद्धथा वचो, 
न चाप्यनुमतेन ते सुनयसंप्तथा योजितम्‌ । 
व्यपेतपरिशडूल . वित्तथकारणादरशंना- 
दत्तोषपि भगवंस्त्वमेव परमेछ्िताया पदम्‌"०॥ 


आचाय जाइंदहु 
जेन परम्परामे 'जोइद' या 'योगीन्दु' एक अध्यात्मवेत्ता आचाय॑ है | इनके 


जीवन-वबुत्तके सम्बन्धमे न त्तो इनके ग्रन्थोसे सामग्री उपलब्ध होती है और न 
अन्य वाइमयसे ही | परमात्मप्रकाशमें कविने अपने न्ामका उल्लेख किया है 


१-१४ पात्रकेसरिस्तोत्र---१, ६, १३, २२, २२, २९, २९, ३२१, ३२, ३४, ३४, 
३६९, ४८, ४८ पद्म । 
१५ वही, पद्य ११ । 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य २४३ 


ओर अपने शिष्यका नाम भट्टप्रभाकर बताया है। पचपरमेष्ठोको नमस्कार 
करनेके पदचात्‌ भट्टप्रभाकरने जिनदेव और योगीन्दुसे निर्मल परिणामोकी 
प्राप्तिके हेतु प्राथंना की है। यथा-- 


भावि पणविवि पच-गुरु सिरि-जोइदु-जिणाउ। 
भट्टपहायरि विण्णविउ विमलु करेविणु भाउ"॥ 
शुद्धभावसे पचपरमेष्ठियोको नमस्कार कर भट्टप्रभाकर अपने परिणामोको 
निर्मल करनेके हेतु योगीन्दुदेवसे शुद्धात्मतत््व जाननेके लिए महाभक्तिसे 
प्राथंना करता है। 


परमात्मप्रकाशके टीकाकार ब्रह्मदेवने अपनी सस्क्ृतटीकामे “जोइदु- 
जिणाउ”का अथ॑ योगीन्द्रदेवनामा भगवान्‌ किया है। समयसारकी टीकामे 
जयसेनने 'तथा योगीन्दुदेवेरप्युक्तम' कहकर परमात्मप्रकाशका निम्नलिखित 
दोहा उद्धृत किया है-- 
“ण वि उप्पज्जइ ण वि मरइ बघु ण मोक्‍्खु करेइ। 
जिउ परमत्थें जोइया जिणवरु एउ भणेइ*॥ 
श्रुतसागरसूरिने कुन्दकुन्दके “चरित्तपाहुड'की टीकामे३ 'उक्तज्च योगीदध- 
नामाभट्टारकेण” लिखकर परमात्मप्रकाशके निम्नलिखित पद्यको प्रस्तुत 
किया है-- 
जसु हरिणच्छी हियवडए त्तसु ण वि बभु वियारि | 
एक्कहिं केम समति वढ बे खडा पड़ियारिं॥ 
इस प्रकार सस्क्ृतटीकाकारोने जोइदुको योगीन्दु चामसे अभिहित किया है 
और इसो नामसे ये प्रसिद्ध भी हुए हैं। योगसारमे ग्रन्थकर््ताका नाम योगिचन्द 
बताया है, जो कि जोइदुका रूपान्तर है-- 
ससारह भय-भीयएण जोगिचद-मुणिएण । 
अप्पा-सबोहण कया दोहा इक्क-मणेण"॥ 
योगीन्दु योगिचन्द्रका रूपान्तर है और इसका अपश्रशरूप जोइढ़ हैं| 


परमात्मप्रकाश, रायचन्द्रशास्त्रमाला, दोहा १।८। 

वही, १।६८ । 

कुन्दकुन्द, चारित्तपाहुड-गाथा-१५ । 

परमात्मप्रकाश, रायचन्द्रशास्त्रमाला, दोहा---१।१२१ । 
योगसार, रायचन्द्रशास्त्रमाला, दोहा--१०८ । 


अली ० २७७ >> ७ 


२४४ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य॑-परम्परा 


प्राय चन्द्रात्त तामोको सक्षिप्त रूप देनेके लिए ग्रन्थकार 'इन्दु' द्वारा अभिहित 
करते हैं। यथा--प्रभाचन्द्रका प्रभेन्दु, शुभचन्द्रका शुभैन्दु हो गया है। इसी- 
प्रकार योगिचन्द्रका योगीन्दु या जोइंदु हुआ है । अत्तएवं डॉ० ए० एन० उपा- 
ध्येका यह सुझाव सर्वथा उचित है कि परमात्मप्रकाशके रचयिताका नाम 
योगीन्द्र नही, योगीन्दु है । 

जीवत-परिचय 


जोइदु कविके जीवनके सम्बन्धमे किसी भी साघनसे कोई प्रामाणिक सूचना 
प्राप्त नही होती है। परमात्मप्रकाशमे बताया गया है कि यह ग्रन्थ भट्ठप्रभा- 
करके निमित्तसे लिखा जा रहा है। यह बात्त परमात्मप्रकाशके आदि और 
अन्तसे भी सिद्ध होती हैं। मध्यमे भी कई स्थलो पर भट्ठप्रभाकरको सम्बोधन 
करते हुए कथन किया गया है। ग्रन्थकारने लिखा है-- 

इत्यू ण लेवउ पडिर्याह गृण-दोसु वि पुणरुत्त । 
भट्ट-पभायर-कारणईं मईं पुणु वि पउत्तु॥ 

भर्थात्‌ हे भव्यजीवो ! इस ग्रन्थमे पुनरुक्त नामका दोष पण्डित्तजन ग्रहण नहीं 
करेंगे ओर न काव्यकलाको दुष्टिसे ही इसका परीक्षण करेंगे | यत मैने प्रभाकर- 
भट्टको सम्बोधित करनेके लिए परमात्मत्तत्व्का कथन किया है। इस कथनसे 
यह निष्कषं निकलता है कि भट्टप्रभाकर कोई मुमुक्षु था, जिसके लिए इस 
ग्रन्थका प्रतिपादन किया गया है । यह ग्रन्थ मुख्यरूपसे मुनियोको लक्ष्यकर 
लिखा गया है। और इसके लेखक भी अध्यात्मरसिक मुनि ही है। अन्तिम 
मड्भुलके लिए आशोीरवदिके रूपमे नमस्कार करते हुए लिखा है कि इस लोकमे 
विषयो जीच जिसे नही पा सकते, ऐसा यह परमात्मत्तत्त्व जयवन्त हो । विषया- 
तीत वीतरागी मुनि हो इस आत्मतत्त्वको प्राप्त कर सकते है। जो मुनि भाव- 
पुबंक इस परमात्मप्रकाशका चिन्तन करते हैं वे समस्त मोहको जीतकर 
परमार्थके ज्ञाता होते हैँ । अन्य जो भी भव्यजीव इस परमात्मप्रकाशको जानते 
है वे भी लोक और अलोकका प्रकाश करनेवाले ज्ञानको प्राप्त कर लेते हैं | 
इस ग्रल्थके पठत-पाठनका फल शुद्ध आत्मत्तत्त्वकी प्राप्ति है । 


उपयुंक्त कथनसे इतना स्पष्ट ज्ञात होता है कि जोइदु मुनि थे और इनका 


कोई मुमुक्षु शिष्य भट्टप्रभाकर था । इसीको सम्बोधित करनेके लिए परमात्म 
प्रकाशकी रचना की गयी है | 


१. परमात्मप्रकाश, रायचन्द्रशास्त्रमाछा, दोहा--२।२११ ! 
२ परमात्मप्रकाश--२॥२०४-२०५ । 


श्रुत॒घर और सारस्वताचार्य २४५ 


समय-निर्णय 

डॉ० ए० एन० उपाध्येने 'जोइदु'के समयपर विस्तारपव॑क विचार किया है। 
उनके निष्कर्ष निम्नप्रकार है-- के के 

१ श्रुतसागरने चारित्तपाहुडकी टीकामे परमात्मप्रकाशके दोहे उद्घृत 
किये है। 

२ चोदहवी और बारहवी शत्ताब्दीमे परमात्मप्रकाशपर बालचन्द और 
ब्रह्मदेवने क्रश कनन्‍्नड एवं सस्क्ृत्त टीकाएँ लिखी है । 

३ कुन्दकुन्दके समयसारके टीकाकार जयसेनने १२वी शत्ताब्दीके उत्तराध॑मे 
समयसारटीकामे परमात्मप्रकाशका एक दोहा उद्घृत किया है। 

४. हेमचन्द्रते मुनि रामसिंहके दोहे अपने अपभ्रद्वव्याकरणमे उद्धृत्त किये 
हैं। रामसिहने जोइदुके योगसार और परमात्मप्रकाशसे बहुतसे दोहे ग्रहण कर 
अपनी रचन्ताको समृद्ध बनाया है। भ्त जोइदु हेमचन्द्र और रामचन्द्र दोनोसे 
पूर्ववर्ती है । 

५ देवसेनकृत तत्त्वसारके अनेक पद्य परमात्मप्रकाशके ऋणी हैं। अत 
जोइंदु देवसेनसे भी पृव॑वर्ती है ! 

६ चण्डके प्राकृतलक्षणमे “यथा तथा अनयो स्थाने'के उदाहरणमे निम्न- 
लिखित दोहा प्राप्त होता है-- 

काल लहेविणु जोइया जिम-जिम मोहु गलेइ। 
न्ञिमु-तिमु दसण्‌ लहइ जिउ णियमे अप्पु मुणेद" ॥ 

अर्थात्‌ जोइदु चण्डके पू्व॑वर्ती हैं । पर चण्डके समयके सम्बन्धमे अभी तक 
मतेक्य नही है | डॉ० पी० डी० गुणेका मत है कि चण्ड उस समय हुए हैं जब अप- 
अ्रश भाषा केवछ आभीरोके बोलचालकी ही भाषा नही थी, अपितु साहित्यिक 
भाषा हो चुको थी । अर्थात्‌ ईसाकी छठी शताब्दिके पदचात्‌ चण्डका समय होना 
चाहिए। अन्य विद्वानोका अनुमान है कि चण्डके व्याकरणको व्यवस्थित रूप 
७वी शताब्दिमे प्राप्त हुआ है। मतएवं जोइदुका समय इसके पूर्व होता 
सम्भव है । 

कतिपय विद्वानोने तो प्राकृतलक्षणका समय ई० पूर्व माना है | पर यह तर्के- 
सगत नही है।यत जोइदुके परमात्मप्रकाश और कुन्दकुन्दके ग्रन्थीके तुलनात्मक 
अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि परमात्मप्रकाश कुन्दकुन्दके मोक्षप्रामृत और पृज्य- 


१ वही, दोहा १८५। 


२४६ तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पादके समाधितत्रके तुल्य है। परमात्मप्रकाश (१।१२१-१२४) मे आत्माके 
तीन मेदोका वर्णन है। यह वर्ण॑नर मोक्षप्राभृत (४-८) से मिछता है । सम्यक्‌- 
दृष्टि और मिथ्यादृष्टिकों परिभाषाएँ भ्ली परमात्मप्रकाश (१७६-७७) और 
कुन्दकुन्दके मोक्षप्राभृत (१४-१५) मे समान रूपसे पायी जाती हैं। ब्रह्मदेवने 
अपनी सस्कृतटीकामे ७६ और ७७वें दोहेका व्याख्यान लिखते हुए उक्त गाथाएँ 
उद्घृत की हैं। इस प्रकार निम्नलिखित दोहे और गाथाएँ समान भावकी हैं--- 


मोकक्‍्खपाहुड परमात्मप्रकाश 

२४ गाथा १।८६ दोहा 

३७ गाथा २।१३ दोहा 

५१ गाथा २।१७६-१७७ दोहा 
पृज्यपादके समाधितन्त्र ओर परमात्मप्रकाशकी तुलना-- 

समाधितन्‍त्र परमात्मप्रकाश 

४-५ पद्य १११-१४ दोहा 

३१ पद्य २१७५, ११२३ दोहा 

६४-६६ पद्म २।१७८-१८० दोहा 

७० पद्म १८० दोहा 


समाधितन्त्र और परमात्मप्रकाश दोनो ग्रन्थोमि विषयगत और शैलीगत 
अनेक समताए' पायी जाती हैं । वेयाकरण होनेके कारण पृज्यपादके उद्गार 
सक्षिप्त, परिमाजित और व्यवस्थित है । पृज्यपादने समाधितन्त्रमे जिस तथ्यको 
सक्षेपमे प्रतिपांदित किया है उस तथ्यको जोइदुने विस्तारपुवंक निरूपित किया 
है। यहाँ तुलनाके लिए कतिपय पत्च उद्धृत किये जाते हैं-- 


य परात्मा स एवाह यो5ह स परमस्तत । 

अहमेव मयोपास्यों नानन्‍्य' कश्चिदिति स्थित्ति ॥ 
--समाधित्तन्‍्त्र, पद्य-३१ 

जो परमप्पा णाणमउ सो हउ' देड अणतु। 

जो हउ सो परमप्पु परु एहउ भावि णिभतु॥ 
--परमात्मप्रकाश, २१७५ 

मर र( < 

जीर्णे वस्त्र यथात्मान न जीर्ण मन्यते तथा। 

जीर्णे स्वदेहेध्प्यात्मान न जीण मन्यते बुध ॥ 
-समाघितत्र, पद्य-६४ 


श्रुतधर ओर सारध्वताचार्य : २४७ 


जिण्णि व॒त्यि जेम बृहु देहुण मण्णइ जिण्णु। 
देहि जिण्णि णाणि तह अप्यु ण मण्णइ जिण्णु ॥ 
“5परमात्मप्रकाद, २१७९ 
है >्८ अर 
नष्टे वस्त्रे यथात्मान न नष्ट मन्यते तथा। 
सष्टे स्वदेहेध््यात्मान न नष्ट मन्यते बुचः॥ 
“--समाधितंत्र, पद्य ६५ 
वत्यु पणदुइ जेम बुहु देहु ण मण्णइ णट्‌ठु। 
णट्ठें देहे णाणि तहेँँ अप्पु ण मण्णदइ णदट्ठु ॥ 
--परमात्मप्रकाश, दोहा २१८० 
इस तुलनात्मक विवेचनसे निम्नलिखित त्तीन निष्कर्ष प्रस्तुत होते हैं--(१) 
जोइदु पुज्यपाद (ई० सन्‌ छठी शत्ती)के उत्तरवर्ती हैं । 

(२) जोइदु चण्डके पृव॑वर्ती हैं। यत्त चण्डने इनके पूर्वोक्त दोहेकी उदा 
हरणके रूपमे उद्धृत किया है । 

(३) अत्तएएव जोइदुका समय (ृज्यपादके पश्चात्‌ ओर चण्डके पूर्व भर्थाव्‌ 
छठी शत्तीके पश्चात्‌ और सातवी शत्ीके पुवं ई० सनकी छठो शत्ताब्दीका उत्तराढ 
होना चाहिए। 
रचनाएँ 

परम्परासे जोइदुके नामपर निम्नलिखित रचनाएं मानी जाती है-- 

(१) परमात्मप्रकाश (अपश्र श) 

(२) नौकारश्रावकाचार (अपश्र द) 

(३) योगसार (अपभश्र श) 

(४) अध्यात्मसन्दोह (सस्क्ृत्त) 

(५) सुभाषितत्तत्र (सस्कृत) 

(६) तत्त्वार्थटीका (सस्क्ृत) 

इनके अतिरिक्त योगीन्द्रके नामपर दोहापाहुड (अपश्र श), अमृताशीत्ी 
(सस्कृत) और निजात्माष्टक (प्राकृत) रचनाएं भी प्राप्त होती हैं । पर यथार्थमे 
परमात्मप्रकाश और योगसार दो ही ऐसी रचनाएं हैं जो निर्भ्रान्त रूपसे 
जोइदुकी मानती जा सकती हैं । 


परसात्मप्रकाश पु 
जोइदु अध्यात्मवादी है, कवि नही। अपभ्रश्ममे शुद्ध अध्यात्मविचारो 


२४८ घसतीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ऐसी सशक्त अभिव्यक्ति अन्यत्र नही मिल सकती है। इनके परमात्मप्रकाशमे 
दो अधिकार हैं। प्रथम अधिकारमे १२६ दोहे और द्वितीयमे २१५ है। इन 
दोहोमे क्षेपत्त और स्थलसख्याबाह्मप्रक्षेपतत भी सम्मिलित है। ब्रह्मदेवके 
मतानुसार परमात्मप्रकाशम समस्त ३४५ पद्म हैं। इनमे पाँच गाथाएँ, एक 
स्ग्घा और एक मालिनी हैं किन्तु इन पद्योकी भाषा अपभ्रश नही है। एक 
चतुष्पदिका भी है ओर शेष ३७७ दोहे हैं, जो अपश्र शमे निवद्ध हैं । 


विपय-चवर्ण नकी दृष्टिसे प्रारम्भके सात पद्योमे पचपरमेष्ठीको नमस्कार 
किया गया है । आठवें, न्वें और दसवें दोहेम भट्टप्रभाकर जोइदुसे निवेदन 
करता है-- 


गउ ससारि वसत्ताहें सामिय कालु अणतु | 
पर मई कि विण पत्तु सुहु दुक्खु जि पत्तु महतु ॥ 
चउ-गइ-दुक्खहूँ तत्ताह जो परमप्पऊ कोइ। 
चउ-गइ-दुक्ख-विणासयरु कहहु पसाएँ सो वि॥"१ 


हे स्वामित्र ! इस ससारमे रहते हुए अनन्तकाल बीत गया, परन्तु मेंने कुछ 
भी सुख प्राप्त नही किया, प्रत्युत्‌ महान्‌ु दुख ही पाता रहा। अत्त चारो 
गतियोंके दुखोंसे सन्तप्त प्राणियोके चारो गति-सम्बन्धो दुखोका विनाश करने- 
वाले परमात्माका स्वरूप बतलाइए | उत्तरमे जोइदुने आत्माके त्तीन भेदोका 
कथन किया है--(१) मूढ (२) विचक्षण और (३) ब्रह्म | 


जो शरौरको ही आत्मा मानता है, वह मूढ है । जो शरीरसे भिन्न शानमय 
परमात्माको जानता है, वह विचक्षण या पण्डित्त है। जिसने कर्मोका नाश कर 
शरीर भादि परद्रव्योको छोड ज्ञानमय आत्माकों प्राप्त कर लिया है वह 
परमात्मा है ।* 


जोइदुके मतसे आत्मा हो परमात्मा हो जातो है। निरंचयनयसे आत्मा 
ओर परमात्मामे कोई अन्तर नही है | जेसा नि्ंल ज्ञानमय देव मुक्तिमे निवास 
करता है, वेसा ही परमब्रह्म शरीरमे निवास करता है। अत दोनोमे भेद नही 
किया जा सकता है |? यहाँ यह ध्यातव्य है कि जोइदुने आत्माको ब्रह्मशब्द 
हारा अभिहित किया है, जिससे उनपर अद्वेतका प्रभाव मालूम पडता है। 





१, परमात्मप्रकाद, १९-१० । 
रे वही, १॥१३-१५ || 
रे यही, १॥२६। 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य २४९ 


जोइदुने आत्माके स्वरूप और आकारके सम्बन्धमें विभिन्न मतोका निर्देश 
करते हुए जेन दृष्टिकोणके सम्बन्धमे बताया है। आत्माके सम्बन्धमे निम्त- 
लिसित मान्यताएँ प्रचलित हैं, आचायंने उन मान्यताओोका अनेकान्तवादके 
आलोकम समन्वय किया है-- 

१ आत्मा सबंगत है। 

२ भात्मा जट है । 

३. भात्मा शरीरप्रमाण है | 

४ भात्मा घृन्य है । 

१ कममबन्धनसे रहित बात्मा केवलज्ञानके द्वारा लोकालोकको जानती है, 
भत्त ज्ञानपेक्षया संगत है । 

२ भात्मज्ञानमे लीन जीव इन्द्रियजनित ज्ञानसे रहित हो जाते है, भत्त 
ध्यान भौर समाधिको अपेक्षा जड है । 

३. शरीरवन्धनसे रहित हुआ शुद्ध जीव अन्तिमशरीरप्रमाण हो रहता 
है, न वह घटता और न वह बढ़ता ही है, अत्त शरीरप्रमाण है। जिस 
शरीरकी आत्मा धारण करती है, उसी घरीरके आकारकी हो जाती हैं, 
अतणव प्रदेशके सहार और प्रसरपणके कारण आत्मा गरोरप्रमाण है । 

४ मोक्ष अवस्था प्राप्त करने पर शुद्ध जीव भाठो कर्मों और अगर 
दोपोसे शून्य हो जाता है, गत उसे शून्य कहा गया है।' 

द्वितीय अधिकारमे मोक्ष, मोक्षका फल एवं मोक्षके कारणका केंयन किया 
गया है | प्रथम ग्यारह गाथाओमे मीक्ष मोर उसके फलका कथन आया है। 
पद्चात्‌ मोक्षके कारणाका निरूपण किया गया है । 'जोइन्दु'ने भी कुन्दकुन्दके 
समान सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यकचारित्रको मोक्षका कारण बतलाकर 
इन तीनोको निदचयदृष्टिकी अपेक्षासे आात्मस्वरूप हो वततलाया है। इसके 
पश्चात्‌ समभावको प्रद्यसा को गयी है | 

जोइन्दुने पुण्य और पापकी समता बतलातै हुए लिखा है कि जो जीव 
पुण्य और पापको समान नहीं मानता, वह मोहके वशोभूत होकर चिरकाल 
त्तक भ्रमण करता है। इतना हो नही अपितु यह भी लिखा है कि वह पाप 
अच्छा है जो जीवको दु ख देकर मोक्षकी ओर लगाता है । इसी प्रकरणमे 
पृण्यकी सिन्‍दा भी की गयी है। आगेके दोहेमे आयंशान्तिका मत दिया गया 
है। इस मतमे बताया गया है कि देव शास्त्र और मुनिवरोकी भक्तिसे पुण्य होता 





१ परमात्मप्रकाद १॥५२-५५ । 


२५० तोर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


है, कर्मोका क्षय नही होता, ऐसा आयंशान्ति मानते हैं | वन्दता, निन्‍्दा, 
प्रतिक्रमण आदिको पुण्यका कारण बतलाकर एकमात्र शुद्धभावकों ही उपादेय 
बतलाया है। यततः शुद्धोपपोगीके हो सपम, शील और तप सम्भव हैं । जिसको 
सम्यग्दर्शन और सम्पग्ज्ञान प्राप्त हैं, उसीके कर्मो का क्षय होता है। अत्त 
शुद्धोपयोग ही प्रघान है। चित्तकी शुद्धिके बिना योगियोका तीर्थाटन करना, 
दिष्य-प्रशिष्योका पालन-पोषण करना सब निरर्थंक है, जो जिनलिंग धारण 
कर भी परिग्नरह रखता है, वह वमनके भक्षण करनेवालेके समान है। 
नग्नवेष घारण कर भी भिक्षामे मिष्टान्न भोजन या स्वादिष्ट भोजनकी कामना 
करना दोषका कारण है। आत्मनिरीक्षण और म्रात्मशुद्धि सवंदा अपेक्षित है। 


गेगसार 


योगसारमे १०८ ढोहे हैं । वण्यंविषय प्राय परमात्मप्रकाशके तुल्य ही हैं । 
इन दोहोमे एक चौपाई ओर दो सोरठा भी सम्मिलित है। अपम्र श भाषासे 
लिखा गया यह ग्रन्थ एक प्रकारसे परमात्मप्रकाशका सार कहा जा सकता है। 


इसके प्रारम्भमे भी भात्माके उन्ही त्तीनो भेदोका निरूपण आया है, जिनका 
परमात्मप्रकाशमे निर्देश किया जा चुका है। जताया है कि यदि जीव, तू 
आत्माको आत्मा समझेगा, तो निर्वाण प्राप्त कर लेगा। किन्तु यदि तू पर- 
पदार्थो को आत्मा मानेगा, तो संसारमे भटकेगा हो । 


कुन्दकुन्दने* कमंविमुक्त आत्माको परमात्मा बत्तलाते हुए उसे ज्ञानी, 
परमेष्ठी, सर्वज्ञ, विष्णु, चतुमुंख और बुद्ध कहा है । योगसारमे भी उसके जिन, 
बुद्ध, विष्णु, शिव आदि नाम बतलाये हैं । जोइन्दुने भी कुन्दकुन्दकी तरह 
निदचय ओर व्यवहार नयोके हारा आत्माका कथन किया है। योगसारमे ये 
दोनो ही दृष्टियाँ विशेषरूपसे विद्यमान हैं-- 


देहा-देवलि देउ जिणु जणु देवलिहिं णिएइ | 
हासउ महु पडिहाइ इहु सिद्धे भिकल भमेई ॥ 


श्रुतकेवलिने कहा है कि देव न देवालयमे है, न तीर्थो में । यह्‌ तो शरीर 





१ योगसार, दोहा १२। 

२. णाणी सिव परमेट्ठी सब्वण्ट्र विण्ठ्ू चउमुहो बुद्धों । 
अप्पो वि य परमप्पो कम्मविमुवको य होइ फुड ॥---भावपाहुड, फलटन सस्करण, 
गाया १५० । 

३ योगसार, गाथा ४३ । 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य २५१ 


रूपी देवालयमे है, यह निरंचयसे जान लेना चाहिये । जी व्यक्ति शरीरके बाहर 
अन्य देवालयोमे देवकी तलाश करते हैं, उन्हे देखकर हँसी आत्ती है। 


योगसारके अध्ययनसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसका विषय क्रमबद्ध 
नही है | यह एक सम्रह जंसा है। विषयनिरूपणके लिये क्रमबद्ध शैलीका 
कक नहीं किया गया है | फुटकर विषयोका सकलन जंसा प्रत्तीत होता 
| यथा-- 


विरला जाणहिं तत्तु बुह विरछा णिसुणहिं तत्तु । 
विरला झायहि तत्तु जिय विरला घारहिं तत्तु* ॥ 
विरले जन तत्त्वको समझते हैं, विरले ही तत्त्वको सुनते हैं, विरले ही तत्त्वका 
ध्यान करते हैं ओर विरले ही तत्त्वको धारण करते हैं। यह दोहा अपने स्थान 
पर नही है। खीच-तान कर क्रमबद्धता सिद्ध कर भी दी जाय, तो भी उचित 
स्थान पर इसका सम्बन्ध प्रत्तीत नही होता | 


|| 


९८वें सख्यक दोहेमे पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यानोके नाम 
गिनाये हैं। इसके आगे दोहा ९«से १०३ त्तक सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार- 
विशुद्धि और सुक्ष्मसाम्पदा यय सयमका स्वरूप बत्तलाया गया है। यहाँ यथा- 
ख्यातका स्वरूप छूटा हुआ है | अन्तमे बताया है कि जो सिद्ध हो चुके हैं, जो 
सिद्ध होगे और जो वत्तंमानमे सिद्ध हो रहे हैं, वे सब आत्मद्शनसे ही सिद्ध 
हुए हैं | यही आत्मद्शन इस ग्रन्थका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । 


प्रतिभा और बेदुष्य 


जोइन्दु कविका अपश्रद् भाषापर अपुर्व अधिकार है। इन्होने अपने उक्त 
दोनो ग्रन्थोमे आध्यात्मरसका सुन्दर चित्रण किया है। ये क्रान्तिकारी विचार- 
धाराके प्रवत्तंक हैं। इसी कारण इन्होने बाह्य आडम्बरका खण्डन कर आत्मज्ञान- 
पर जोर दिया है । कविने लिखा है-- 


तत्तातत्तु मुणेवि मणि जे थक्‍का सम-भावि | 
ते पर सुहिया इत्यु जगि जहूँ रइ अप्प-सहावि ॥*९ 


हैं जीव ! जिस मोहसे अथवा मोह उत्पन्न करनेवाली वस्तुसे मनमे कषाय- 
भाव उत्पन्न हो, उस मोहको अथवा मोह-निमित्तक पदार्थंकों छोड, त्तभी मोह- 
जनित कषायके उदयसे छुटकारा प्राप्त हो सकेगा । तात्पयं यह है कि विषया- 
१ योगसार, गाथा ६६ | 
३ परमात्मप्रकाश २।४२३ । 


१५२ तोथ्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


दिक सब सामग्री और मिथ्यादुृष्टि पापियोका संग सब तरहसे मोहकषायकों 
उत्पन्न करते हैं। इससे हो मनमे कषायरूपी अग्नि दहकत्ती रहत्ती है, जो दसका 
त्याग करता है, वही सच्ची शान्ति और सुखको पाता है। 


जोइन्दु कविकी भपेक्षा अध्यात्मशक्तिके निरूपषक अधिक हैं। विषयासक्त 
जीवोको परमात्माका दर्शन नही हो सकता । अतएवं जिसने इस आसक्तिको 
दूर कर दिया है, उसीके हृदयमे परमात्माका निवास सम्भव होता है । आचाये 
इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुये बतलाते हैं-- 
“जसु हरिणच्छी हियवडए तसु णवि बभु वियारि। 
एक्कहि केम समति वढ बे खडा पडियारि॥ 
णिय-मणि णिम्मलि णाणियहँ णिवसइ देउ अणाइ | 
हसा सरवरि लोणु जिम महु एहउ पडिहाइ" ॥ 
जो विषयोमे लीन है, उसे परमात्माका दर्शन नही हो सकता | वीतराग 
निविकल्प प्रमसमाधिरूप अनाकुलता हो आनन्दका कारण है। जिसके चित्तमे 
स्त्रीसम्बन्धी विकार है, वह शुद्धात्मामे अपनेको स्थिर नहीं कर सकता | 
विकारी आत्मा बक्र मानी जाती है और वक्र वस्तुमे सरलका प्रवेश नही हो 
पाता । अतएुव हाव-भाव ओर विश्वमसे दृषित चित्तवाला व्यक्ति ब्रह्म या 
आत्माका विचार नही कर सकता है। 


ज्ञानियोके रागादिमलूरहित निज मनमे अनादि देव भराधने योग्य बुद्ध 
आत्मा निवास कर रही है। जिस प्रकार मानसरोवरमे हस लीन हुआ बसता 
है, उसी प्रकार जो शुद्धात्मामे निवास करता है, उसीके रागादि दोष दूर होते 
हैं। इस प्रकार आचार्य जोइन्दुने अध्यात्मत्तत्व्का निरूपण अपने दोनो ग्रन्थोमे 
किया है। 


जैन रहस्यवादका निरूपण रहस्यवादके रूपमे सर्वप्रथम इन्हीसे आरम्भ 
होता है। यो तो कुन्दकुन्द, वट्वकेर और शिवायंकी रचनाओमे भी रहस्यवादके 
तत्त्व विद्यमान हैं, पर यथारथंत. रहस्यवादका रूप जोइन्दुकी रचनाओमे ही मिलता 
है। वर्गंसॉने जिस रहस्यानुभूतिका स्वरूप प्रस्तुत किया है, वह रहस्वानुभूति 
हमें इनकी रचनाओमें प्राप्त होती है--“यदि ससारके प्रत्ति अनासक्ति पूर्ण 
हो जाय और वह अपने किसी भी ऐ'न्द्रिय प्रत्यय द्वारा किये किसी व्यापारके 
प्रति चिपके नही, तो यही एक कलाकारकी भात्मा होगी, जैसा कि ससारने 
पहले देखा न होगा । वह युगपत्‌ समानरूपसे प्रत्येक कलामे पारगत्त होगा, 





१ परमात्मश्र०, दोहा १॥१२१,१२२ । 


श्रुतधर ओर सारस्वताचार्य १५३ 


या यो कहे कि वह 'सब'को 'एक' मे परिणत कर लेगा । वह वस्तुमात्रको 
उसके सहज शुद्ध रूपमे देख लेगा" ।” परमात्मप्रकाशके रहस्पवादमे आत्मानु- 
भूति सम्बन्धी विशेषताके साथ अन्य विद्ेषताएँ भी पायी जाती हैं । 


१ आत्मा और परमात्माके श्रीच पारस्परिक अनुभूतिका साक्षात्कार और 
दोनोके एकत्त्वकी प्रतीत्ति | 


२. आत्मामे परमात्मशक्तिका पूर्ण विश्वास 
३. ध्येय, ध्याता या ज्ञेय-ज्ञातामे एकत्वका आरोप 
४ सासारिक विंषयोके प्रति उदासीनता 


५ लोकिक ज्ञानके साधन इन्द्रिय और मनकी सहायताके बिना हो पूर्ण 
सत्यको जान लेनेकी क्षमता । 

६ अध्यात्मवादकी रहस्यवादके रूपमे कल्पना | 

७ निश्चय ओर व्यवहार नयकी दृष्टियोसे भेदाभेदका विवेचन | 

८ पृण्य-पापकी समता तथा दोनोको ही समान रूपसे त्याज्य माननेको 
भावनाका सयोजन । 

९ अनुभूति द्वारा रसास्वादकी प्रक्रियाका स्थापन | ॥ 

इस प्रकार जोइन्दु अपश्रशके ऐसे सर्वप्रथम कवि हैँ, जिन्होने क्रान्तिकारी 
विचारोके साथ आत्मिक रहस्थवादकी प्रतिष्ठा कर मोक्षका मार्ग बतलाया है । 

वेदुष्यकी दृष्टिति यह कहा जा सकता है कि इन्होने कुन्दकुन्द और पृज्य- 
पादके आध्यात्मिक ग्रन्थोका अध्ययन कर अपने ग्रन्थ-लेखनके लिये विषय-वस्तु 
ग्रहण की है। पूर्वाचार्योकी मान्य परम्पराको एक नये रूपमे ही उपस्थित 
किया है। यही कारण है कि जोइन्दुका प्रभाव अपभ्रशके कवियोंके साथ हिन्दीके 
सन्त कवियो पर भी पडा है। कबीरने जिस क्रान्तिका री विचारधाराकी प्रतिष्ठा 
की है, उशका मूल स्रोत जोइन्दुकी रचनामे पाया जात्ता है । 


विमलसूरि 
प्राकृतके चरित्त-काव्यके रचयिताके रूपमे विमलसूरि पहले कवि और 
आचाय॑ है। इनसे पूर्व आचाय॑ यतिवृषभने अपने 'तिलोयपण्णत्ति' ग्रन्थमे त्रिषष्ठि- 
शलाकापुरुषोके माता-पित्ताओके नाम, जन्मस्थान, जन्मनक्षत्र, आदि प्रमुख 
तथ्योका सकलन ही किया था, पर चरितकाव्यके रूपमे उन्होने कोई ग्रन्थ नही 
लिखा है। आचाय॑ शिवारयने भगवत्ती आराधनामे आराधकोके नाम मात्र ही 


१ कुमारी एवलिन अण्डरहिल दि मिस्टिक वे--पृ० १५ । 


१५४ तीथथेकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


दिये हैं, चरित नही । अत्एव प्राकृतमे चरित्त-काव्यके रचयिताके रूपमे आचाये५ 
विमलसूरिका स्थान सबसे आगे है। 'कुवलयमाला'मे" इनके 'पठमचरिय'का 
उल्लेख होनेसे विदित होता है कि विमलूसुरिका 'पठमचरिय” वि० स० ८३२ण५के 
लगभग पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुका था । 
जीवन-परिचय 

, विमलसु रिने ग्रन्थान्तमे अपनी प्रशस्ति अकित्त की है। इस प्रशस्तिके 
अनुसार थे आचाय॑ राहुके प्रशिष्य, विजयके शिष्य और 'नाइल कुल'के वशज 
थे। नाइल कुलके सम्बन्धम मुनि कल्याणविजयजीका अनुमान है* कि नाइछ 
कुल नागिल कुल अथवा नगेन्‍्द्र कुछ है। इसका अस्तित्व १९वीं शत्ताब्दी तक 
प्राप्त होता है। १२वीसे १५वी शताब्दी त्तक यह नगेनद्र गच्छके नामसे प्रसिद्ध 
रहा है। इस गच्छके आचाये एकान्त सप्रदायका अनुकरण नहीं करते थे । 
इनके विचार उदार रहते थे। 


यही कारण है कि विह्वानोने इन्हे यापनीय सघका अनुयायी माना है। 
लिखा है कि विमलसूरिकी दिगम्बर ओर श्वेताम्बर सम्प्रदायोके प्रति उदारताका 
मुख्य कारण उनका यापतीय सघका अनुयायी होना है । श्री बी० एम० कुल- 
कर्णनिः निष्कर्ष निकाला है कि आचाय॑ विमलसूरि यापत्तीय सघके थे | 


यापनीय सघका साहित्य पर्याप्त मात्नामे प्राप्त होता है। यह सम्प्रदाय दर्शन- 
सारके कर्त्ता देवसेन सूरिके " अनुसार वि० स० २०पमे स्थापित प्रतीत होता 
है। कदम्ब, राष्ट्रकूट और दूसरे वशके राजाओने इस सधको भूमि इत्यादि 
दानमें दी है। श्वेताम्बराचायं हरिभद्रसूरिति भी अपने छलितविस्तर ग्रथमे 
यापन्ीय तन्त्रका सम्मान पूर्वक उल्लेख किया है | यापत्तीय सघका अस्तित्व 
विक्रमकी १५वी शत्ताब्दी त्तक प्राप्त होता है| कागबाडेंके अभिलेखसे यापनीय 
सघके धरंकीति और नागचन्द्रके समाधि ले लेनेका उल्लेख भाया है | अत. 
बहुत सम्भव है कि विक्रमकी १५वी-१६वी शताब्दीके पश्चात्‌ इस सघका लोप 
हुमा होगा । वेलगाँवके दोडवस्ती अभिलेखसे यह ज्ञात होता हे कि यापनियों 
हारा प्रतिष्ठित प्रतिमा दिगम्बरो द्वारा पूजी जाती थी | अत्त यह माना जा 
सकता है कि यापनीय सघके आचार्य दिगम्बरोमे प्रतिष्ठित या मान्य थे । 
नणणणणाणाणााणणाणाणणप «जमकर जज नकल 


कुवलयमाला, अनुच्छेद ६, पृ० ४ । 

पंठमचरिय, प्रथम भाग, सम्पादक, डॉ० हर्मन जेंकोबी, इन्ट्रोडक्शन, पु० १५॥ 
वही, पृ० १८ । 

कल्लाणे वरणयरे दुण्णिसए पचउत्तरे जादे । 

जावणियसघमावों सिरिकलूसादों हु सेवडदो ॥--दर्शनसार, गाथा २९ । 


न्फ् नाक 


न्< नणण 


श्रतधर और सारस्वताचार्य १५५ 


/ यही कारण है कि विमलसूरिने 'पउमचरिय'मे दिगम्बर परम्पराके अनुसार 
तथ्योका समावेश किया है । लेखकने कथाकी उत्थानिका श्रेणिकके प्रश्नोत्तर 
द्वारा ही उपस्थित की है, जो कि दिगम्बराचार्योकी विशेषता हैं। इसके अति- 
रिक्त अन्य तथ्य भी दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार समाविष्ट हैं। यथा-- 


१. महावीरका अविवाहित रहना 
२ त्रिसलाके गर्भभे महावीरका आना 
३ स्थावरकायके ५ भेदोकी मान्यता 
चौदह कुलकरोकी मान्यता 
चतुर्थ शिक्षात्रतमे समाधिमरणका ग्रहण 
ऋषभ द्वारा अचेलक ब्रतका अपनाया जाना 
सात नरक और सोलह स्वर्गो की मान्यता 
सत्रीमुक्तिके सम्बन्भे मोन 

९, केवलीके कवलाहारका अभाव 

१० अष्टद्रव्यद्वारा पूजनविधि 

इनके अतिरिक्त व्वेताम्बर मान्यत्ताएँ भी इस ग्रन्थमे उपलब्ध हैं। दिगम्बर 
मान्यताके सोलह स्वप्नोके स्थानपर चौदह स्वप्नोका माना जाना, भरत चक्र- 
वर्तीकि ९६ हजार रानियोके स्थानपर ६४ हजार रानियोकी कल्पना, आशी- 
वॉदके रूपमे गुरुओ या मुनियो द्वारा धर्मलाभ शब्दका प्रयोग किया जाना 
आदि ऐसे तथ्य हैं, जिनसे ३वेताम्बर मान्यताकी पुष्टि होती है। वस्तुस्थिति 
यह है कि विमलसूरिने रामकथाका वह रूप अकित्त किया है, जो दिगम्बर 
व्वेताम्बर दोनोको अभिप्रेत है। सक्षेपमे विमलसूरि यापन्तीय सम्प्रदायके अनु- 
यायी हैं । 


समय-निर्धारण 


विमलसू रिने 'पउमचरिय' की प्रशस्तिमे अपने समयका अकन किया है। 
उसके आधारपर इनका समय ई० सन्‌ प्रथम छती है, पर ग्रन्थके अन्त परीक्षणसे 
यह समय घटित नही होता है । भत जेकोवी और अन्य विद्वानोने इनका समय 
ई० सन्‌ चौथी, पाँचवी शत्ताब्दी माना है | 


विमलसूरिके 'अठमचरिय'के आधार पर रविषेणने सस्क्ृत्त 'पद्मचरित' की 
रचना की है और श्सका रचनाकाल ई० सन्‌ ७वी शत्ताब्दी है। अत विमल- 
सूरिका समय ७वी शावताब्दीके पुवं होता चाहिये। विमलूसू रिने जिस परिमार्जित 
महाराष्ट्री प्राकृतका प्रयोग इस ग्रन्थमे किया है, भाषाका वह रूप ई० सत्र 


७. 6 «४? « «८ 


१५६ तीथँ॑कर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


हितीय शताब्दीके पश्चातृका ही है। अतएवं भापा भर शैलीकी दृष्टिसे विमल- 
सूरिके समयकी पूर्वावधि ई० सन्‌ द्वितीय शत्ताव्दी मानी जा सकती है। इस 
ग्रन्थमे उज्जेनके स्वत्तन्त्न राजा सिहोदरका उल्लेख आया है, जिसका दशपुरके 
भृत्यराजाके साथ युद्ध हुआ था। यह इस ग्रन्थको ई० सन्‌ दूसरी शतीके पूर्वका 
सिद्ध नही करता है। यत्त यह युद्ध महाक्षत्रिपोकी ओर संकेत करता है। 
श्रीशेल और श्रीपर्वतवासियोका उल्लेस तृतीय शत्तीके आन्ध्र देशके श्रीपव॑त्तीय 
इक््वाकु राजाओका स्मरण कराता है। भानन्द लोगोका उल्लेख तीसरी-चौथी 
जतीके आवन्दवशकी ओर सकेत करता है । दीनारका निर्देश भी इस रचनाको 
गुप्तकालीन सिद्ध करता है। अपभ्रण भापाका प्रभाव और उत्तरकालीन 
उन्‍्दोका प्रयोग इस रचनाको तीसरी-चौथी शत्ताब्दीका सिद्ध करता है। जैको- 
वी ने भी यहो समय माना है। अतएवं सक्षेपमें विमलसूरिका समय ई० सन्‌ 
चौथी शताब्दीके लगभग मानना चाहिये | 


रचनाएँ 

विमलसूरिकी दो रचनाएँ मानी जातो रहो है, 'पउमचरिय' और 'हरिवस- 
चरिय' | पर अब कुछ विद्यान्‌ 'हरिवसचरिय'को विमलसूरिकी रचना नही 
मानते हैं| उनका अभिमत है कि विमलसू रिकी एक ही रचना है 'पठमचरिय', 
यह दूसरी रचना भ्रान्तिवश ही उनको मान लो गयी है। 


पउभचरिय 

इस ग्रन्थमे ११८ संग है और सात अविकारोमे समस्त कथावस्तु अकित 
है । स्थिति, वच्समुत्पत्ति, प्रस्थान, लवाकुयोत्पत्ति, निर्वाण और अनेक भव इन 
सात अधिका रोका निर्देश किया गया है और समस्त रामकथाका समावेश इन 
सात अधिकारोमे ही किया है । 

कथावस्तु--अयोध्या नगरीफे अधिपति महाराज दणरथकी अपराजिता 
ओर अमित्रा दो रानियां थी | एक सप्तय ना रदने द्स्थते कहा कि आपके 
पुत्र द्वारा सीताके निमित्तमे रावणवा बच होनेकी भविष्यवाणी सुनकर विभीषण 
आपको मारने आ रहा है। तारदसे इस सूचनाकों प्राप्त कर दह्वस्थ छद्मवेशमे 
राजधानी छोडकर चले गये | सयोगवरश कंकयीके स्वयवरमे पहुँचे | केकयीने 
देशरथका वर्ण किया, जिससे अन्य राजकुमार र॒ष्ट होकर युद्ध करनेके लिए 
तैयार हो गये । युद्रमे दशरथके रथका सचालन कैकय्रीने वडी कुशलताके साथ 
किया, जिससे दशस्थ विजयी हुए। अत. प्रसन्‍त होकर दशरथने कंकयीको एक 
वरदान दिया | 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य २५७ 
१७ 


अपराजिताके गर्भसे एक पुत्रका जन्म हुआ, जिसका मुख पद्म जेसा सुत्दर 

होनेसे पद्म नाम रखा गया | इसका दूसरा नाम राम है, जो पद्मचकी अपेक्षा 

अधिक प्रसिद्ध है । इसी प्रकार सुमित्रासे छक्ष्मण और ककयीके गर्भसे भरतका 
जन्म हुआ | 


एक बार रास--पद्म अध॑-बब॑रोंके आक्रमणसे जनककी रक्षा करतेहैं, जनक 
प्रसन्‍त हो अपनी औरस पुत्री सीत्ाका सम्बन्ध रामके साथ त्तय करते है । 
जनकके पुत्र भामण्डलकों शेशवकालमे ही चन्द्रगति विद्याधर हरण कर ले 
जाता है। युवा होने पर अज्ञानतावश सीतासे उसे मोह उत्पन्न हो जाता है। 
चन्द्रगति जनकसे भामण्डलके लिये सीताकी याचना करता है। जनके असम- 
जसमे पड जाते है और सीता स्वयवरमे धनुषयज्ञ रचते हैं। सीताके साथ 
रामका विवाह हो जाता है। 


दशरथ रामको राज्य देकर भरत सहित दीक्षा धारण करना चाहते है। 
केकयी भरतको गृहस्थ बनाये रखनेके हेतु वरदान स्वरूप दद्ार्थसे भरतके 
राज्याभिषेककी याचना करती है, दशरथ भरतको राज्य देनेके लिये तैयार हो 
जाते है | भरतके द्वारा आनाकानी करने पर भी राम उन्हे स्वयं समझा- 
बुझाकर राज्याधिकारी बनाते है और स्वयं अपनी इच्छासे लक्ष्मण तथा 
सीताके साथ वन चले जाते है। दशरथ श्रमणदीक्षा धारण कर त्तप करने 
लगते हैं। इधर अपराजिता और सुमित्रा अपने पुत्रके वियोगसे बहुत दु खी 
होती हैं | केकयीसे यह देखा नही जाता, अत्तः वह पारियात्र वनमे जाकर 
उनको लौटानेका प्रयत्न करती है, पर राम अपनी प्रतिज्ञा पर अठल रहते है। 

जब राम दण्डकारण्य वनमे पहुँचते है, तो लक्ष्मणको एक दिन तलवा रकी 
प्राप्ति होती है। उसकी शक्तिकी परीक्षाके लिये वे एक झुरमुटको काठते है। 
असावधानीसे शबुककी ह॒त्या हो जाती है, जो कि उस झुरमुटमे तपस्या कर 
रहा था| शबुककी माता चन्द्रमा, जो रावणकी बहन थी, परुत्रकी खोजमे 
वहाँ आ जाती है | वह राजकुमारोको देखकर प्रथमत क्षुब्ध होती है, पश्चात्‌ 
उनके रूपसे मोहित होकर वह दोनो भाइयोसेसे किसी एककों अपना पति 
बननेकी याचना करती है। राम-लक्ष्मण द्वारा चन्द्रनखाका प्रस्ताव ठुकराये 
जाने पर वह क्रद्ध होकर अपने पत्ति खरदूषणको उल्टा-सीधा समझाकर उनके 
वधके डिये भेजती है| इधर रावण भी अपने बहनोईकी सहायत्ताके लिये वहाँ 
पहुँचता है। रावण सीताके सौन्दय पर मुग्धहो राम और लक्ष्मणकी अनुपस्थितिमे 
सीताका हरण कर लेता है। खरदूषणकों मारनेके अनन्तर राम सीताको 
न पाकर बहुत्त दु'खो होते है। उसी समय एक विद्याधर विराधित रामको 


२५८ तीथथकर महावीर और उनकी भआवचार्य-परम्परा 


अपनी पैतृक राजघानी पातालपुर लकामे ले जाता है, जिसे खरदूषणने विरा- 
घितके पिताका वध कर छीन लिया था | 


सुग्रीव अपनी पत्नी ताराको विट्सुग्रीवके चगुलेसे बचानेके लिये रामकी 
शरणमे जाता है और राम सुग्रीवके शत्रु विटसुग्रीवको पराजित कर वानर- 
वशी सुग्रीवका उपकार करते हैं । लक्ष्मण सुग्रीवकी सहायतासे रावणका वध 
करते हैं । सीताको साथ लेकर राम लक्ष्मण सहित अयोध्या छौट आते है। 


अयोध्या लौटने पर कंकयी और भरत दीक्षा घारण करते है। राम स्वय 
राजा न बनकर लद्ष्मणको राज्य देते हैं | कुछ समय पश्चात्‌ सीता गर्भवती 
होती है, पर लोकापवादके कारण राम उनका निर्वासन॒ करते हैं। सयोगवश्ञ 
पुडरीकपुरका राजा सीताकों भयानक अटवीसे ले जाकर अपने यहाँ बहनकी 
तरह रखता है । वहाँ पर लवण और अकुशका जन्म होता है। वे देशविजय 
करनेके पश्चात्‌ अपने दु खका बदला लेनेके लिये राम पर चढाई करते हैं, और 
अन्तमे पिताके साथ उनका प्रेमपु्वंक समागम होता है। सीताकी भग्नि- 
परीक्षा होती है जिसमे वह निष्कलक सिद्ध होतो है और उसो समय साध्वी 
बन जाती है । लक्ष्मणकी अकस्मात्‌ मृत्यु हो जाने पर राम शोकाभिभूत हो 
जाते हैं और भ्रातृमोहमे उनका शव उठाकर इधर-उधर भटकते है, तब वे 
दीक्षा ग्रहण कर लेते हुँ और कठोर तप करके निर्वाण प्राप्त करते हैं। 


समीक्षा--इस चरित्काव्यमे पोराणिक प्रवन्ध और शास्त्रीय प्रबन्ध 
दोनोके लक्षणोका समावेश है । वाल्मीकि रामायणकी कथावस्तुमे किचित्‌ 
सझोघन कर यथार्थ बुद्धिवादकी प्रतिष्ठा की है। राक्षत और वानर इन 
दोनोको नृगशीय कहा है। मेघवाहनने लका तथा अन्य द्वीपोकी रक्षा की थी 
अत रक्षा करनेके कारण उसके वशका नाम राक्षस वश्ञ प्रसिद्ध हुआ । विद्या- 
घर राजा अमरप्रभने अपनी प्राचीन परम्पराको जीवित रखनेके लिए मह॒लोके 
ततोरणो और घ्वजाओ पर वानरोको आक्ृतियाँ अकित्त करायी थी तथा उन्हे 
राज्यचिह्लकी मान्यता दी, अत उसका गश वानरगश कहलाया। ये दोनो 
गश देत्य और पशु नही थे, वल्कि मानवजातिके ही गशविशेष थे | इसी 
प्रकार इन्द्र, सोम, वरुण इत्यदि देव नही थे, वल्कि विभिन्‍न प्रान्तोके मानव- 
चशी सामनन्‍्त थे । रावणको उसकी माताने नो मणियोका हार पहनाया, जिससे 
उसके मुखके नौ प्रततिबिम्ब- दृश्यमान होनेके कारण पिताने उसका नाम 
दशानचन रखा | 


इसी प्रकार हचुमान विद्याधर राजा प्रह लादके पुत्र पवनञजय और उनकी 
पत्नी अजना सून्दरीके औरस पुत्र थे । सुयंको फल समझकर हनुमान हारा 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य २५९ 


ग्रसित किये जानेका चुतान्त इस चरित्तकाव्यमे नही है। हनुरुहपुरमे जन्म | 
होनेके कारण उन्तका नाम हनुमान रखा गया था। 


सीताकी उत्पत्ति भी हलकी नोकसे भूमि खोदे जाने पर नही हुईं है। वह 
तो राजा जनक और उन्तकी पत्नी विदेहाकी स्वाभाविक औरस पुत्री थी। 


हनुमान कोई पर्वत उठाकर नही लाये । वे विश्वल्या नामक एक स्त्री 
चिकित्सकको घायल लक्ष्मणकी चिकित्साके लिए सम्मानपुर्वक लाये थे । 


चरितकाव्यका सबसे प्रधान गुण नायकके चरित्रका उत्कर्ण दिखलाना 
है। दशरथ द्वारा भरतको राज्य देनेका समाचार सुनकर राम अपने पित्ताको 
घेयें देते हुए कहते हैं कि पित्ताजी आप अपने वचनकी रक्षा करें। मैं नही 
चाहत्ता कि मेरे कारण आपका लोकमें अपयश हो | जब भरत राज्य ग्रहण 
करनेमे आनाकानी करते हैं, तब राम उन्हे अपने पिताकी विमल कीर्ति बनाये 
रखने और माताके वचनकी रक्षा करनेका परामर्श देते हैं। जब भरत अनु- 
रोघ स्वीकार नही करते, तो राम स्वयं ही अपनी इच्छासे वन चले जाते हैं। 
यह नायककी स्वाभाविक उदारताका निदर्शन है। युद्धँके समय जब विभीषण 
रामसे कहता है कि विद्यासाधनामें ध्यानमग्न रावणको क्यो नही बन्दी बना 
लिया जाए, तब राम क्षात्रधमं बत्तलाते हुए कहते हैं कि घर्म-कर्त्तव्यमे लगे 
व्यक्तिको घोखेसे बन्दी बनाना अनुचित्त है | परिस्थितिवश लोकापवादके भयसे 
राम सीताका निर्वासन करते हैं। किन्तु सीताके अग्निपरीक्षाके अनन्तर राम 
बहुत पछताते हैं और क्षमा याचना करते है । 


रावण स्वय घार्मिक और ब्रत्ती पुरुष अकित किया गया है। सीताकी 
सुन्दरत्ता पर मोहित होकर रावणने अपहरण अवश्य किया, किन्तु सीत्ताकी 
इच्छाके विरुद्ध उसपर कभी बलात्कार करनेकी इच्छा नही की । जब मन्दो- 
दरीने बलपूवंक सीताके साथ दुराचार करनेकी सछाह रावणको दीं, तो उसने 
उत्तर दिया--“यह सभव नही है, मेरा ब्रत है कि में किसी भी स्त्रोके साथ 
उसकी इच्छाके विरुद्ध बलात्कार नहीं करूँगा” । वह सीत्ाको लौटा देना 
चाहता था, किन्तु लोग कायर न समझ ले, इस भयसे नही छोठाता। उसने 
सनमे निश्चय किया था कि युद्धमे राम और रूक्ष्मणको जीत्तकर परम वेभवके 
साथ सीताको वापस करूँगा । इससे उसकी कीत्तिमें कलंक नही लगेगा और 
यश भी उज्जवल हो जायगा। रावणकी यह विचारधारा रावणके चरित्रकी 
उदात्तभूमि पर छे जाती है। वास्तवमें विमलसूरिने रावण जैसे पात्रोके 
चरित्रको भी उन्नत दिखलाया है । 


३६० . तीर्थंकर महाबीर और उनको जाखार्य-परम्परा 


बन 


दशरथ रामके वियोगमे अपने प्राणोका त्याग नही करते, बल्कि निर्मय- 
वीरकी तरह दीक्षा ग्रहण कर त्तपश्चरण करते हैं। ककेयी ईर्ष्यावश भरतको राज्य 
नही दिलाती, किन्तु पति और पुत्र दोनोको दीक्षा ग्रहण करते देखकर उसको 
मानसिक पीड़ा होती है । अत वात्सल्यभावसे प्रेरित हो अपने पुत्रको गृहस्थीमे 
बाँध रखना चाहती है। राम स्वय वन जाते हैं, वे स्वय भरतको राजा बनाते 
हैं। रामके वनसे छोटनेके परचात्‌ कैकयो प्रन्नजित्त हो जाती है और रामसे कहत्ती 
है कि भरतको अभी बहुत कुछ सीखना है। भरतके दीक्षित हो जानेपर वह घरमे 
नही रह पात्ती, इसी कारण श्ञान्तिलाभके लिए वह दोक्षित होतो है । इस प्रकार 
'पउमचरिय” के सभी पात्रोका उदात्त चरित्र अकित किया गया है। 


यह प्राकृतका सर्वप्रथम चरित महाकाव्य है। इसकी भाषा महाराष्ट्रीय 
प्राकृत है, जिसपर यत्र-तत्र अपभ्रशका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। भाषामे 
प्रवाह तथा सरलता है। वर्णनानुकूल भाषा ओज, माघुयें और प्रसाद गुणसे 
यूक्त होती गयी है । उपमा, रूपक, उत्ग्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिड्र, श्लेष 
आदि अलकारोका प्रचुर प्रयोग पाया जाता है। वर्णन सक्षिप्त होनेपर भो 
मामिक है, जैसे दशरथके कचुकीकी वृुद्धावस्था, सीताहरणपर रामका क्रन्दन, 
युद्धके पूर्व राक्षस सैनिको द्वारा अपनी प्रियतमाओसे विदा लेना, लंकामें वानर 
सेनाका प्रवेश होनेपर नागरिकोकी घबडाहूट और भागदौड़, लक्ष्मणकी मृत्युसे 
रामकी उन्मत्त अवस्था आदि | माहिष्मतीके राजाकी नमंदामे जलक्रीडा तथा 
कुलाज़जनाओ द्वारा गवाक्षोंसे रावणको देखनेका वर्णन भी मनोहर है । 


समुद्र, वन, नदी, पर्वत, सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतु, युद्ध आदिके वर्णन 
महाकाव्योके समान हैं | घटनाओकी प्रघानता होनेके कारण वर्णन लम्बे नही 
हैं । भावात्मक और रसात्मक वर्णनोकी कमी नही है । 


इस चरित-महाकाव्यकी निम्न प्रमुख विशेषताएँ हैं-- 
(१) क्ृत्रिमताका अभाव | 
(२) रस, भाव और अलंकारोकी स्वाभाविक योजना | 
(३) प्रसंगानुसार ककंश या कोमल ध्वनियोका प्रयोग । 
(४) भावाभिव्यक्तिमें सरलत्ता और स्वाभाविकताका समावेश । 
(५) चरितोकी तकंसगत स्थापना | 
(६) बुद्धिवादकी प्रतिष्ठा । 
(७) उदात्तताके साथ चरितोमे स्वाभाविकताका समवाय | 
(८) कथाके निर्वाहके लिये मुख्य कथाके साथ अवान्तर कथाओका प्रयोग | 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य . २६१ 


(५) महाकाव्योचित गरिमाका पूर्ण निर्वाह । 
(१०) सौन्दयंके उपकरणोका काव्यत्ववुद्धिके हेतु अ्रयोग । 
(११) आयंजीवनका अक्षत्रिम और साड्भोपाज्ु वर्णन । 
(१२) सामाजिक और राजनेतिक परिस्थितियोपर पूर्ण प्रकाश । 


आचार्य ऋषिपुत्र 


जेनाचायं ऋषिपुत्र ज्योतिषके प्रकाण्ड विद्वाच थे। इनके वशादिकका 
सम्यक्‌ परिचय नही मला है। इतना ही पता चला है कि थे जैनाचाय गर्गंके 
पुत्र थे | गर्ग ज्योतिषशास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं। इनका एक ग्रन्थ खुदावस्द- 
खाँ पब्लिक लाइब्रेरी पटनामे 'पाशकेवली' नामका है। ग्रन्थ तो अशुद्ध है, पर 
विषयकी दुष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रन्थकी अन्तिम प्रशस्तिमे बताया है--- 
जैन आसीज्जगद्दद्यों गर्गतामा महामुनि | 
तेन स्वय निर्णीति य सत्पाश्ात्रकेवली | 
एतज्ज्ञान महाज्ञान जैनपिभिरुदाहतमस । 
प्रकाश्य शुद्धशीलाय कुलीनाय महात्मना ॥ 
“शन्तौ5्गुहलिका दत्त्वा पूजापुर्वकमघवाकुमारी भव्यास्थासने स्थापयित्वा 
पाशको ढालाप्यते पद्चाच्छुभाशुभ ब्रवीति--इति गर्गनामामहर्षिविरचित 
पाशकेवली सम्पूर्ण ” | 
इन पक्तियोसे स्पष्ट है कि गर्गाचायं ज्योतिषशास्त्रके विशेषज्ञ थे। सम्भव 
है कि इन्हीके वशमे आचाय ऋषिपुत्र उत्पन्न हुए हो। जैनेत्तर ज्योतिष अन्य 
वाराहिसहिता' और “अद्भुत सागर'मे इसके वचन उद्धृत हैं। इससे इनकी 
विद्वत्तापर प्रकाश पडता है। भाचार्य ऋषिपुत्रके वचन वाराहसहिताकी 
भट्टोत्पलि-टीकामे भी उद्धृत हैं। अत इनकी प्रसिद्धिका भी इसीसे अनुमाच 
होता है । हे 
भट्टोत्पलि-टीकामे इनकी गणना ज्यौतिषके प्राचीन आचाय॑ आयमभद्ठ 
फैणाद, काश्यप, कपिल, गर्ग, पाराशर, बलभद्र और भद्गबाहुके साथ की गयी है। 
इससे ऋषिपुत्र प्राचीन एवं प्रभावक आचार ज्ञात होते हैं । सम्भवत- हम 
पुत्र होनेके कारण ही ये ऋषिपुत्र कहे गये हैं। इनका निवासस्थान उज्जैनीके 
आस-पास ही प्रतीत होता है | एबांब08फ75 टछ23807पप7 मे ऋषिपुत्र-सहित्ता- 
का भी उल्लेख आया है। मदनरत्न नामक ग्रन्थमे भी ऋषिपुत्र-सहिताका 
कथन श्राप्त होता है | इन्हे निमित्तशास्त्र, शक्रुनज्ञास्त्र तथा ग्रहोकी स्थिति 
द्वारा भूत, भविष्यत्‌ और वत्तमाव कालीन फल, भूशोधव, दिकशोघन, शल्यो- 


२६२ तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


द्वार, मेलापक, आयाद्यानयन, गृहोपकरण, गृहप्रवेश, उल्कापात, गन्धर्वनगर 
एवं यहांके उदयास्तका फल आदि बाततोका प्रतिपादक कहा गया है। ऋषिपुत्र- 
ने अपने निमित्तमास्त्रम जिन तत्त्योका उल्लेख किया है या जो गणितके सकेत 
दिये हैं, उज्जयिनोके रेखाश और अक्षाञ हारा घटित होते है | भतएव इनका 
जन्मस्थान उज्जयिनों होना सम्भव है | 
भट्टोत्तलि-दोकामे राहुचारके प्रतिपादन-सन्दर्भमे ऋटपिपुत्रके वचन निम्त 
प्रकार उद्धृत मिलते है-- 
यावतोउणान_ ससिल्वन्दोरुदयत्यस्तमेति वा। 
तावतोष्मान्‌ पृथिव्यास्तु तम एवं विनाशयेत्‌ ॥ 
उद्येबस्तमये वापषि सूर्वस्थ महण भवेत्‌ | 
तदा नयभय विद्यात्‌ परचक्रस्य चागमम्‌ ॥ 
निर गछाति सोमारककों सर्व वा ग्रसते यदा। 
हन्यात स्फोत्तान्‌ जनपदान्‌ वरिष्ठाण्च जनाधिपानु ॥ 
ग्रप्पेण तम्र जोवन्ति नराश्चाम्बुफलेन वा। 
भयदू्भिल्लरार्भमग्च सम्पीउयन्ते प्रजास्तथा ॥। 
--संबि० बृ० पृ० १३८४-१३५ 
उपयूंक्त पद्च जाचाय॑ ऋषि4ु पके नामसे अद्भुतसागरके “रहो रद्भुतवार्त 
सामक अध्यायमे अब चिस्प्राससबंग्रासयों फठ्म्‌ तन्र मर्तापपुत्र ' लिखकर दो 
स्थानोीपर उद्घृत्त किये गये है । उन इलाकोम “शरस्यर्स तन जीवन्ति नरा मूल- 
फछोदर्क / उनसना पाठ और अधिक मिलता है । इन्ही पद्मोस मिलता-जुलता 
वर्णन इनफ्रे “प्राऊतनिमित्तणास्त में है, पर वहकी गायाएँ छाया नहीं है। 
उत्तना स्पष्ठ है कि प्रापिपुश्रकें ज्यौतिपविपयक ग्रन्थोका प्राचीन भारतम 
पर्याप्त प्रचार रहा है । उनके उत्तरकालीन आचार्यों ने इनके सिद्धान्तोको अपने 
प्रन्वामे उद्धतत कर अपने वचनोकी प्रामाणिकता घटित की है । 


संम्य-निर्धारण 


आचार्य ऋषिपुत्रके समय-निर्धारणमे भारतोय ज्यीतिपश्ञास्त्रके सहित्ता- 
सम्बन्धी उत्तिहाससे बहुत सहायता मिलती है, क्योकि यह परम्परा शक सचत्‌ 
४०० से विकसित रूपमे प्राप्त है। वराहमिहिरने (णक सवत्‌ ४२७, ई० सन्‌ 
४४८) वृइज्जातकके २६वें अध्यायके ५वें पद्यमे कहा हे--/मुनिमतान्यवलोक्य 
सम्यग्घोरा वराहुमिहिरों रुचिरा चकार |” इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि 
वराहमिहिर'के पूर्व होरा भौर सहिता सम्बन्धी ग्रन्थराशि वत्तमान थी। यही 


श्रुववर ओर सारस्वताचार्य २६३ 


कारण है कि बृहज्जातकमे मय, यवन, विष्णुगुप्त, देवस्वामी, सिद्धसेन, जीव- 
धर्मा एव सत्याचार्य आदि कई मह॒षियोके वचनोकी समीक्षा की गयी है। 
सहितताशास्त्रकी प्रौढ रचनाएं वराहमिहिरसे आरम्भ होतो हैं। वराहमिहिरके 
बाद कल्याणवमनि शक सवत्‌ ५०० के आस-पास सारावली नामक होरा ग्रन्थ 
बनाया, जिसमे उन्होने वराहमिहिरके समान अनेक आवचार्यो के नामोल्लेखके 
साथ कनकाचाय॑ और देवकी त्तिराजका भो उल्लेख किया है। सहिता-सम्बन्धी 
अनेक विषय भी सारावलीमे पाये जाते हैँ | इस युगमे अनेक जैन एवं जेनेतर 
आचार्योने सहितासम्बन्धी प्रीढ रचनाएँ लिखी है। इन रचनाओकी परस्पर 
तुलना करने पर प्रतीत होगा कि इनमे एकका दूसरे ग्रन्थपर पर्याप्त प्रभाव 
है । कई विषय समानरूपमे प्रतिपादित किये गये हैं । उदाहरणके लिए गगं, 
वराहमिहिर और ऋषिपुत्रके एक-एक पद्च उद्धृत किये जाते हैं-- 
शशिशोणितवर्णाभो, यदा भवत्ति भास्कर । 
तदा भवन्ति सम्रामा, घोरा रुघिरकर्दमा ॥ 
--गगं 
शिशिरुधिरनिमे भानौ नभ स्थले भवन्ति सम्रामा | 
--वराहमिहिर 
संसिलोहिवण्णहोवरि सकुण इत्ति होइ णायव्वों | 
सगाम पुण घोर खग्ग सूरो पिवेदेई॥ 
--ऋषिपुत्र 
इसी प्रकार चन्द्रमा द्वारा प्रतिपादित किये गये फलमे भी समानता है। 
ऋषिपुत्र निमित्तश्ास्त्रका चन्द्रप्रररण साहिताके चन्द्राचार अध्यायसे प्राय 
मिलता-जुलता है । इस प्रकारके फल प्रतिपादनकी प्रक्रिया शक सवत्‌की ५-६वी 
शताब्दीमे प्रचलित थी। वृद्धगंगंके अनेक पद्म ऋषिपुत्रके निमित्तशास्त्रसे 
मिलते-जुलते हैं । 
कृष्णे शरीरे सोमस्य शुद्राणा वधमादिश्षेत्‌ । 
पीते शरीरे सोमस्य वेश्याना वधमादिशेत्‌ ॥ 
रक्‍ते शरीरे सोमस्य राज्ञा च वंधमादिशेत्‌ । 
विप्पाण देह भय. वाहिरण्णो तहा णिवेदेई | 
पीलो रेखत्तियणास धूसरवण्णो य वयसाण ॥|३४८॥ 
किण्हो सुदृविणासों चित्तलवण्णो य हवइ पयहेंक । 


दहिखी रसखवण्णो सब्बम्हि य पाहिदो चदो ॥३५॥ 
--ऋषिपुत्र निमित्तशास्त्र 


२६४ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


उपयुंक्त तुलनात्मक विवेचनका तात्पर्य यही है कि सहिताकालकौ प्रॉय 
सभी रचनाएं विपषयकी दृष्टिसे समान हैं। इस कालके लेखकोने नवीन बातें 
बहुत कम कही हैँ। फलप्रतिपादनकी प्रणाली गणित्तपर आश्रित न होनेके कारण 
वाह्य निमित्ताधीव रही है। इस कालके ग्रन्थोमे भौम, दिव्य और अन्तरिशक्ष, 
इन तीन प्रकारके निमित्तोका विशेषरूपसे वर्णन किया है । यथा-- 


दिव्यान्तरिक्ष भोम तु त्रिविव परिकीत्तितम | 
अद्भुतसागर पृ० ६ 
वाराहोसहितामे इन तीनो निमित्तोके सम्बन्धमे लिखा है कि 'भौस चिर- 
स्थिरभव तच्छान्तिभिराहुत शममुपैति | नामसममुपैतति मुदुत्ता क्षरति न दिव्य 
वदन्त्येके” ॥ इसी प्रकार “आचार्य ऋषिपुत्रने--“जे दिट्ु भुविरसण्ण जे दिद्ठा 
कुहमेणकत्ताण । सदसकुलेन विट्ठा वकसद्दठिय एण णाणघिया” ॥ इत्यादि लिखा 
है । अत्एव सहिताकालकी उक्त रचनाओके अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि ई० सन्‌ 
५वी-एठी शतोमे ऋषिपुत्रने अपना निमित्तशास्त्र लिखा होगा । निमित्तशास्त्रके 
भतिरिक्त सस्कृत्तम भी इनकी कोई सहिताविषयक रचना रही है, जिसके उद्ध- 
रण भट्टोत्पली, अद्भुतसागर, शकुनसा रोद्धार, वसनन्‍्तराजशाकुन प्रभृतति ग्न्धो- 
में पाये जाते है। इन ग्रन्योका रचनाकार और सकलनकाल ई० सन्‌ दशवी- 
ग्यारहवी शत्ती है। अत्एव ऋषिपुत्रके समयको अवधि दशवी शती सम्भव 
है । गर्गाचायं और ऋषि५ त्र॒की रचनाओमे समता रहनेके कारण इनके समयकी 
निचली अवधि ई० सन्‌ पाँचवी शती है । इसी प्रकार वराहमिहिरकी रचनाभोके 
साथ समत्ता रहनेसे भी पम्चम शती समय भातता है| 
ऋषिपुत्रका समय ज्ञात करनेके लिए एक अन्य प्रमाण यह है कि अद्भुत- 
सागरमे ऋषिपुत्रके नामसे कुछ पद्म प्राप्त होते हैं, जिससे उनका वराहुमिहिरसे 
पुर्ववत्तित्व सिद्ध होता है--उक्तजच ऋषिपुत्रेण-- 
ग्गंशिष्या यथा प्राहुस्तथा वक्ष्याम्यत परम्‌ | 
भोसभागंवराड्ूूकंकेततोी यामिनों ग्रहा ॥ 
आक्रन्दसारिणामिन्दुर्य शेषा नागरास्तु ते। 
गृरुसोरचुधानेव नागरानाह देवर ॥ 
परात्र घूमेन सहितान्‌ राहुभागंवलोहितान । 
इन पद्योमे गगंशिष्य और देवल इन दो व्यक्तियोके नामाका उल्लेख किया 
गया है। यहाँ गगंशिष्यसे कौन-सा व्यक्ति अभिप्रेत है, यह नही कहा जा सकता, 
पर द्वित्तीय व्यक्ति देवलकी रचनाओके देखनेसे प्रतोत होता है कि यह वराह- 
मिहिरके पूर्ववर्तों हैं, क्योकि अदुभुतसागरके प्रारम्भमे ज्योतिषके निर्माता 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य २६५ 


आचार्योकी नामावछी कालक्रमके हिसाबसे दी गयी प्रतीत होती है। इसमें 
वृद्धग्गं, गर्ग, पाराशर, वशिष्ठ, वृहस्पत्ति, सुयं, वादरायण, पीलुकाचार्य, नृपपुत्र, 
देवल, काश्यप, नारद, यवन, वराहमिहिर, वसन्‍्तराज आदि आचार्योके नाम 
आये है। इससे ध्वनित होता है कि आचाय॑ ऋषिपुत्र देवलके पश्चात्‌ और 
वराहमिहिरके पृव॑वर्त्ती हैं । दोनोकी रचना-पद्धतिसे भी यह भेद प्रकट होता 
है, क्योकि विषयप्रत्तिवादतकी जित्तनी गम्भीरता वराहमिहिरमे पायी जाती 
है, उतनी उनके पृ्व॑वर्त्ती आचार्योमे नही । 

यदि ९०५४४०९०४ 0०५००ह००० के अनुसार आचार्य ऋषिपुत्रके पित्ति 
जैनाचार्य गगं मान लिये जाये, तब तो उनका समय निविवाद रूपसे ई० सन्‌ 
की चौथी शत्ती है, क्योकि गर्गाचायं वराहमिहिरसे कम-से-कम सौ वर्ष पहले 
हुए हैं । गगंसिद्धान्तके तत्व उदयकालीन ज्यौतिप-तत्त्वोके समकक्ष हैं। इस 
हिसाबसे ऋषिपुत्रका समय ई० सन्त चतुर्थ शतीका मध्य भाग आता है। 


भट्टोत्पछकका समय शक स० ८८८ भौर अद्भुत्सागरके सकलयिता मिथि- 
लाधिपत्ति महाराज लक्ष्मणसेनके पुत्र महाराज वल्लालसेनका शक स॒० १०९० 
है। अद्भृतसागरमे वराह, वृद्धग्गं, देवल, यवनेश्वर, मयूरचित्र, राजपुत्र, 
ऋषिपुत्र, ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, युलिश, विष्णुचन्द्र, प्रभाकर आदि अनेक आचार्यके 
वचन सग्रहीत हैं। अत निविवाद रूपसे आचार ऋषिपुत्रका समय भट्टोत्पल 


ओर वल्लालसेनके पूर्व है। 


ऋणषिपृत्रने प्राचीन प्राकृतमे निमित्तशास्त्रकी रचना को है, इसको भाषा 
सिद्धसेनके 'सम्मइ-सुत्त'की भाषासे मिलत्ती-जुलत्ती है। उपसगं और अव्ययोके 
प्रयोग समान रूपमे पाये जाते हैं | ध्वनिपरिवत्तंन सम्बन्धी नियम भी तुल्य है। 
हस्वमात्रिक नियमका प्रयोग भी इस ग्रल्थकी भाषामे किया गया है। अतएव 
भाषाकी दृष्टिसि इसका रचनाकाल ई० सन्‌ छठी-सातवी शत्ती होना चाहिए। 


ज्योतिषविषयक ज्ञान ओर रचना 

आचाय॑ ऋषिपुत्र फलित्तज्यौतिषके विद्वान थे । गणितसम्बन्धी इनकी एक 
भी रचनाका अब तक पत्ता नही रूग सका है । उपलब्ध उद्धरण और ऋषिपुत्र 
निमित्तशास्त्रमे इनकी गणितविषयक विद्धत्ताका पता नही चलता है। इनकी 
त्रिस्कन्धात्मक ज्यौतिषमेसे केवल सहिता विषयसे सम्बद्ध रचनाएं ही प्राप्त 
हैं। प्रारम्भिक रचनाएँ रहनेके कारण विषयको गम्भीरता नही है, केवल 
सूत्ररूपमे ही सहित्ताके विषयोका ग्रथन किया गया है। 


निमित्तोके तीन भेद बतलाकर फलादेश लिखा है-- 


२६६ तीमभंकर महावीर और उनकी आचार्य-बरम्परा 


१. भौसिक--पृथ्वी सम्बन्धी निमित्त | 

२ दिव्यक--आकाश सम्बन्धी निमित्त । 

३. शान्दिक--विशिन्‍न प्रकारक सुनाई पडनेवाले शब्दजन्य निमित्त । 

आकाशसम्बन्धी निमित्तोको बतलाते हुए लिखा है-- 

सूरोदय भच्छमणे चदमसरिवखगहचरिय | 
तपिच्छिय निरमित्त स्व आएसिह कुणह ॥ 

सूर्योदयक्रे पहले और अस्त होनेके पश्चात्‌ चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रहचार एवं 
उल्का आदि गमन एवं पतनको देखकर शुभाशुभ फलका ज्ञान करना चाहिए। 
इस शास्त्रमे दिव्य, अन्तरिक्ष और भोम इन त्तोनो प्रकारके उत्पातोका वर्णन भी 
विस्तारसे किया है | वर्षोत्यात, दवोत्पात, उल्कोत्पात्त, गन्धर्वोत्पात, इत्यादि 
अनेक उत्पातोके द्वारा शुभाशुभ फलका प्रतिपादन आया है । आचाय॑ ऋषि- 
पुत्रके निमित्तशास्त्रमे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय 'मेघयोग'का है। इस प्रक- 
रणमे नक्षत्रानुसार वर्षकि फलका अच्छा विवेचन किया है। प्रथम वृष्टि यदि 
छृत्तिका नक्षत्रमे हो, तो अनाजकी हानि, रोहिणीमे हो, त्तो देशकी हानि, मृग- 
शिरामे हो, तो सुभिक्ष, भार्द्रामि हो, तो खण्डवृष्टि, पुनवंसुमे हो, तो एक माह 
वृष्टि, पुष्यमे हो, तो श्रेष्ठ वर्षा, आइलेषामे हो, तो अन्न-हानि, मघा भौर पूर्वा 
फाल्गुनीम हो, तो सुभिक्ष, उत्तराफाल्गुत्ी और हस्तमे हो, तो प्रसन्नता, 
विशाखा ओर अनुराधामे हो, तो अत्यधिक वर्षा, ज्येष्ठामे हो, तो वर्षाकी कमी 
मूलमे हो, तो पर्याप्त वर्षा, पूर्वापाढा-उत्तराषाढा और श्रवणमे हो, तो अच्छी 
वर्षा, घनिष्ठा, शतमिषा, पूर्वाभाद्रपद भौर उत्तराभांद्रपदमे हो, तो उत्तम वृष्टि 
ओर सुमिक्ष, एवं रेवती माश्विनी और भरणीमे हो, तो पर्याप्त वृष्टिके साथ 
अन्नभाव श्रेष्ठ रहता है भौर प्रजा सब तरहसे सुख प्राप्त करती है। भट्टो- 
त्पलि-टीकामे जो उद्धरण आये हैँ उनमे सप्तमस्थ गुरु शुक्रके फलका प्रतिपादन 
बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहणका फलादेश भी 
तिथि ओर नक्षत्रोंके क्रमसे वणित है । भुक्त, अभुक्त नक्षत्रोका फलादेश भी बत- 
लाया गया है । साराद् यह है कि ऋषिपुत्रकी पूर्ण रचना एक निमित्तशास्त्र 
हो उपलब्ध है। विभिन्‍न ग्रन्थोमे उद्धरण पाये जानेसे इनकी सहित्ता विषयक 
रचनाका भी अनुमान लगाया जा सकता है। 


आचार्य सानतुंग 
उत्थानिका 


भक्तिपूर्ण काव्यके सुष्टा कविके रूपमे आचाये मानतुग प्रसिद्ध हैं। इनका प्रसिद्ध 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य . २६७ 


स्तोत्र 'भक्तामर' दिगम्बर और र्वेताम्बर दोनो सम्प्रदायोमे समानरूपसे समादुत्त 
है । भक्त-कविके रूपमे इनकी ख्याति चली आ रही है। इनकी रचना इतनी लोक- 
प्रिय रही है, जिससे उसके प्रत्येक पद्चके प्रत्येक चरणको लेकर समस्यापूर्त्यात्मक 
स्तोत्रकाव्य लिखे जाते रहे हैं । भक्तामरस्तोत्रको कई समस्यापूर्तियाँ प्राप्त हैं। 


जीवन-परिचय 

आचार्य कवि मानतुगके जीवनवृत्तके सम्बन्धमे अनेर्क विरोधी विचार- 
धाराएँ प्रचलित हैं। भट्टारक सकलूचन्द्रके शिष्य ब्रह्मचारी 'पायमल्ल' कृत 
'भक्तामरवृत्तिमे', जो कि वि० स० १६६७ मे समाप्त हुई है, लिखा है कि “घारा- 
घीश भोजकी राजसभामे कालिदास, भारवि, माघ आदि कवि रहते थे। 
मानतुगने ४८ साकलोको तोड़कर जैनघममको प्रभावना को तथा राजा भोजको 
जैनधरंका उपासक बनाया।* 

दूसरी कथा भट्टारक विश्वभूषणकृत 'भक्तामरचरित'मे निबद्ध है। इसमे 
भोज, भतृहरि, शुभचन्द्र, कालिदास, धनञ्जय, वररुचि ओर मानतुग आदिको 
समकालीन लिखा है | बताया है बाचाये मानतुगने मक्तामरस्तोत्रके प्रमावसे 
अड़तालीस कोठरियोके तालोको तोड़कर अपना प्रभाव दिखलाया ९ 

आचाय॑ प्रमाचन्द्रने 'क्रिया-कलाप'की टीकाके अन्तगंत्त भक्तामरस्तोत्र 
टीकाकी उत्थानिकामे लिखा है-- 

“मानतुगनामा सितास्बरो महाकवि. निम्न॑न्थाचायंवर्यरपनीतमहाव्याधि- 
प्रतिपन्ननिग्न॑न्थमार्गों भगवन्र्‌ कि क्रियतामित्ति ब्रुवाणो भगवत्ता परमात्मनो 
गृणगणस्तोत्र विघीयतामित्यादिष्ट. भक्तामरेत्यादि” | 

भर्थात्‌-मानतुग द्वेताम्बर महाकवि थे। एक दिगम्बराचार्यने उन्तको 
व्याघिसे मुक्त कर दिया, इससे उन्होने दिगम्बस्मागं ग्रहण कर लिया और 
पूछा--भगवन्‌ ! अब में क्या करूँ । आचार्यंने आज्ञा दी--परमात्माके गुणोका 
स्तोत्र बनाओ । फलत आदेशानुसार भक्तामरस्तोत्रका प्रणयन किया। 

विक्रम संवत्‌ १३३४ के श्वेत्ताम्बराचार्य प्रभाचन्द्रसुरिकृत 'प्रभावक- 
चरित'में मानतुंगके सम्बन्धमे लिखा? है--ये काशी निवासी घनदेव सेठके पुत्र 


32322 500 ० सनक अल 
१. इस वृत्तिका अनुवाद पडित उदयलछाल कासलीवाल द्वारा सम्पन्न हुआ है. और 
यह प्रकाशित है । 
२ यह कथा जैन इतिहास विशारद पडित नाथूरामजी प्रेमीने सन्‌ १९१६ ई० में 
बम्बईसे प्रकाशित भक्‍तामरस्तोत्रकी भूमिकार्मे लिखी है । 
३ प्रभावकचरितके अन्तर्गत मानतुगसुरिचरितम, पृ० ११२-११७, । 


२६८ 5 तोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


थे। पहले इन्होने एक दिगम्बर मुनिसे दीक्षा ली ओर इनका नाम चारुकीति 
महाकीति रखा गया। भननन्‍्तर एक इडवेताम्बर सम्प्रदायकी अनुयायिनी 
श्राविकाने उनके कमण्डलुके जलमे त्रसजीव बत्तलाये, जिससे उन्हे दिगम्बर 
चयसि विरक्ति हो गयी और जितर्सिह नामक इवेत्ताम्बराचायंके निकट दीक्षित्त 
होकर ड्वेत्ाम्बर साधु हो गये मोर उसी अवस्थामे भक्‍तामरस्तोत्रकी 
रचना की | 


वि० स० १३६१ के मेरुतु गकृत 'प्रवन्धचिन्तामणि' ग्रन्थमे लिखा है कि 
मयूर और वाण नामक साला-बहनोई पडढित थे। वे अपनी विद्धत्तासे एक 
इूसरेके साथ स्पर्धा करते थे । एक बार बाण पडित अपने वहनोईसे मिलने 
गया और उसके घर जाकर रातमे द्वार पर सो गया | उसकी मानवत्ो बहन 
रातमे रूठो हुई थी और बहनोई रातभर मनाता रहा | प्रात होने पर मयूरने 
कहा--हे ! तन्वंगी प्राय. सारी रात वीत चली, चन्द्रमा क्षीण-सा हो रहा है, 
यह प्रदीप मानो निद्राके अघीन होकर झूम रहा है, और मानको सीमा त्तो 
प्रणाम करने तक होती है । अहो ! तो भी तुम क्रोध नही छोड रही हो ?” 


काव्यके तीन पाद बार-बार कहते सुनकर वाणने चौथा चरण बनाकर 
कहा--हे चण्डि | कुचोके निकटवर्ती होनेसे तुम्हारा हृदय भी कठिन हो 
गया है । 


गतप्राया रात्रि: कृशतनुशशि छीयंत इच 
प्रदीपोध्य॒ निद्रावशमुपतों घृणित इशव। 
प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि क्रूधमहों 
कुचप्रत्यासत्या हुदयमपि ते चण्डि! कठिनम्‌ ॥" 


भाईके मुंहसे चोथा चरण घुनकर बहन लज्जित हो गयी और अभिशाप 
दिया कि तुम कुष्ठी हो जाओ। बाण पतिब्रताके शापसे तत्काल कुष्ठी हो गया। 
प्रातकाल शालसे शरोर ढककर राजसभामे आया । मयूरने 'वरकोढी ' कहकर 
बाणका स्वागत किया | बाणने देवता राधनका विचार किया भोर सुयंके स्तवन 
द्वारा कुछरोग दूर किया | मयूरने भी अपने हाथ-पेर काट लिये और चण्डिकाको 





१ प्रमावकचरितके व थानकमें वाण और मयूरको रासुर और दामाद लिखा हूँ तथा 
उपयुक्त इलोकके चतुर्थ चरणमें 'चण्डि''के रथानके “सुश्र, पाठ पाया जाता हैं । 

२ वरकोढी' आ्राकृत पदका पदच्छेद करने पर 'वरक ओोढी---शाल ओढकर आये 
हो तथा 'वरकोडी” अच्छे कुप्ठी बने हो, अर्थ निकलता है । 


श्रुतथधर ओर सारस्वताचार्य २६९ 


“मरा भाक्षीविश्रमस्‌” स्तुति द्वारा अपना शरीर स्वस्थ कर चमत्कार उप- 
स्थित्त किया । 


इन चमत्कारोके अनन्तर किसी जैनधर्मद्रेषीने राजासे कहा कि यदि 
जैनोमे कोई ऐसा चमत्कारी हो, तभी जेन यहाँ रहे, अन्यथा इन्हें नगर 
से निर्वासित कर दिया जाय | मानतुग आचार्यको बुलाकर राजाने कहा कि 
आप अपने देवताओके कुछ चमत्कार दिखलाइये | 

आचार्य--हमारे देवता वीतरागी हूँ, उनमे क्या चमत्कार हो सकता है। 
जो मोक्ष चला गया है, वह चमत्कार दिखलाने वया आयेगा । उनके किकर 
देवता ही अपना प्रभाव दिखलाते हैं | अत यदि चमत्कार देखना है तो उनके 
किकर देवताओसे अनुरोध करना होगा । इस प्रकार कहकर अभपने भरीरको 
४४ हथकडियो और वेडियोसे कसवाकर उस नगरके श्रीयु गादिदेवके मन्दिरके 
पिछले भागमें बैठ गये। “भकक्‍तामरस्तोत्र के प्रभावसे उनकी वेड़ियां टूट गयी 
और मन्दिर अपना स्थान परिवर्तित कर उनके सम्मुख उपस्थित हो गया | इस 
प्रकार मानतु गने जिनशासनका प्रभाव दिखलाया | 

मानतुगके सम्बन्धमे एक इतिवृत्त ख्ेताम्बराचार्य गुणाकरका उपलब्ध है। 
उन्होंने भवतामरस्तोत्रवृत्तिमे, जिसकी रचना वि० स० १४२६ मे हुई है, 
प्रभावकचरितके अनुसार मयूर और वाणको इ्वसुर और जामाता बताया है 
तथा इनके द्वारा रचित सूयंशतक और चण्डोशतकका निर्देश किया है। राजा- 
का नाम वृद्धभोज है, जिसको सभामे मानतुग उपस्थित हुए थे। 


उपयुंक्‍तत विरोधी आख्यानों पर दृश्टिपात करनेसे तथा वल्लालकविरचित 
भोजप्रवन्ध नामक ग्रन्यका अवलोकन करनेसे निम्नलिखित तथ्य उपस्थित्त 


हीते हैं-- 

१. मयूर, बाण, कालिदास और माघ आदि विभिन्‍न समयवर्ती प्रसिद्ध 
कवियोका एकत्र समवाय दिखलानेकी प्रथा १० वी शत्तीसे १५ वी शती तकके 
साहित्यमे प्राप्त होती है 


२. मानतुगको इ्वेत्ताम्बर आख्यानोमे पहले दिगम्बर और पद्चावु श्वेता 
म्बर माना गया है| इसी प्रकार दिगम्बर लेखकोने उन्हे पहले इवेताम्बर 
पश्चात्‌ दिगम्वर लिखा है। यह कल्पना सम्प्रदायव्यामोहका ही फल हैं। 
दिगम्बर और र्वेताम्बर सम्प्रदायोमें जब परस्पर कटुता उत्पन्न हो गयी और 
मान्य आचार्योकी अपनी ओर खीच-तान होने लगो, तो इस प्रकार विकृत 
इतिवृत्तोका साहित्यमे प्रविष्ट होना स्वाभाविक है । 


२७० त्ती्थंकर महावीर मौर उनकी आचार्य-परम्परा 


३ मानतु गने भकतामरस्तोत्रकी रचना की । दोनो सम्प्रदायोने अपनी- 
अपनी मान्यताके अनुसार इस स्तोजको प्रतिष्ठा दी। प्रारम्भमे इस स्तोनमे 
४८ स्तोत्र थे, जो काव्य कहलाते थे। प्राय हस्तलिखित गन्थोमे ४८ काव्य ही 
मिलते है। प्रत्येक पद्ममे काव्यत्व रहनेके कारण ही ४८ पद्मयोकी ४८ काव्य 
कहा गया है। इन पद्योमे स्वेत्ताग्वर सम्प्रदायने अश्योकवृक्ष, प्रुष्पवृष्टि, दिव्य 
ध्वनि और चमर इन चार प्रात्तिहारियोके बोधक पद्योको ग्रहण किया और 
सिंहासन, भाभण्डल, दुन्दुभि एवं छत्र इन चार प्रातिहारियोके विवेचक 
पद्योकों निकाल दिया। उधर दिगम्बर सम्प्रदायकी कुछ हस्तलिखित पाण्डु- 
लिपियोमे व्वेताम्बर सम्पदाय द्वारा निकाल हुए चार प्रातिहारियोके वोधक 
चार नये पद्म भौर जोड दिये गये | इस प्रकार ५२ पद्योकी सख्या गढ लो 
गयी । वस्तुत. इस स्तोन्नकाव्यमे ४८ हो पद्य हैं। 

४. स्तोत्र-काव्योका महत्व दिखलानेके लिए उनके साथ चमत्कारपूर्ण 
आख्यानोकी योजना की गयी है| मयूर, पुष्पदल्त, वाण प्रभूति सभी कावियोंके 
स्तोन्नोके पीछे कोई-न-कोई चमत्कारपूर्ण आख्यान विद्यमान हैं। भगवद्भक्ति, 
चाहे वह वीतरागीकी हो या सरागीकी, अभीष्टपू्ति करती है। पृजापद्धतिके 
आरम्भके पू््॑ स्तोनोकी परम्परा ही भक्तिके क्षेत्रमे विद्यमान थी। भक्त या 
श्रद्धालु पाठक स्तोजद्वारा भगवदगुणोका स्मरण कर अपनी आत्माको पवित्र 
बनाता है। यही कारण हैं कि भक्तामर, एकीभाव, कल्याणमन्दिर प्रभृत्ति 
स्तोचोक॑ साथ भो चमत्कारपूर्ण आख्यान जुड़े हुए हूँ । 

अतएव इन आख्यानोमे तथ्याण हो या न हो, पर इत्तना सत्य है कि 
एकाग्रतापृर्वक इन स्तोत्नोका पाठ करनेसे आत्मणुद्धिके साथ मनोकामनाकी 
पूर्ति भी हातो है | स्तोनोंके पढनेसे जो आत्मजुद्धि होती है, वहो आत्मशुद्धि 
कामनापूर्तिका साधन बनती है। मानतु ग अपने समयके प्रसिद्ध आचार्य हैं 
ओर इनकी मान्यता दिगम्बर भर स्वेताम्बर दोनोमे है। 
समय-विचार 


मानतुगक समय-निर्धारणमे उक्त विरोधी आख़्यानोसे यह प्रकट होता है 
कि वे हप॑ अथवा भोजके समकालीन हैं । इन दोनो राजाओोमेसे किसी एककी 
समकालीनता सिद्ध होनेपर मानतु गके समयका निर्णय किया जा सकता है। 
सवंप्रथम हम यहाँ भोजकी समकालीनता पर विचार करेंगे | 


भोजनामक कई राजा हुए है तथा भारतीय आख्यानोमे विक्रमादित्य और 
भोजको सस्कृतकवियोका आश्रयदाता एवं सस्कृतत-साहित्यका लेखक माना 
गया है | 


श्रूतघर जौर सारस्वताचार्य २७१ 





भारतीय इत्तिहासमे बत्ताया गया है कि सीयक--ह॒ष॑क बाद उसका यशस्वी 
पुत्र मुज उपनाम वाकूपति वि० स० १०३१ (ई० सन्‌ ९७४)मे मालवाकी गद्दी 
पर आसीन हुआ । वाकपत्ति मुजने छाट, कर्णाटक, चोल और केरलक साथ 
युद्ध किया था | यह योद्धा तो था ही, साथ ही कछा और साहित्यका सरक्षक भी 
था। उसने धारानगरीमे अनेक तालाब खुदवाये थे । उसको प्तभामे पद्मगुप्त, ' 
घनञ्जय, घनिक और हलायुघध प्रभृत्ति ख्यात्तिनामा साहित्यिक रहते थे। 
मुजक अनन्तर सिन्धुराज या नवसाहशाक सिंहासनासीन हुआ । सिन्धुराजके 
अल्पकालीन शासनके बाद उसका पुत्र भोज परमारोकी गद्दी पर बेठा। इस 
राजकुलका यह सर्वशक्तिमान और यशस्वी नृपत्ति था। इसके राज्यासोन 
होनेका समय ई० सन्‌ १००८ है। भोजने दक्षिणी राजाओके साथ तो युद्ध 
किया ही, पर तुरुष्क एव गृजरातके कीतिराजक साथ भी युद्ध किया । मेरुतुमके 
अनुसार भोजने ५५ वर्ष ७ मास और ३ दिन राज्य किया है। भोज विद्या- 
रसिक था। उसके हारा रचित ग्रन्थ लगभग एक दर्जन हैं। इन्ही भोजके 
समयमे आचार्य प्रभाचन्द्रने अपना प्रमेयकमलमात्तंण्ड लिखा है--श्री भो जदेव- 
राज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठिपदप्रणामाजितामलपुण्यनिराक्ृत- 
निखिलमलकलडूंन श्रोमत्प्रभावन्द्रपण्डितिव निखिलप्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योत- 
परोक्षामुखपदमिदं विवृतमित्ति"। 

श्री पडित कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने प्रभाचन्द्रका समय ई० सन्‌ १०५० के 
लगभग माना है। अत भोजका राज्यकाल ११वी शताब्दी है। 

आचाय॑ कवि मानतु गर्क सक्‍्तामरस्तोत्रकी शेली मयूर और बाणकी स्तोत्र- 
शेलीक समान है। अतएव शेली तथा अन्य ऐतिहासिक तथ्योक न मिलनेसे 
मानतुगने अपने स्तोत्रकी रचना भोजराज्यकालमे नही को है। यत्त भोजके 
समयमे मयूर ओर बाणका अस्तित्व सम्भव नही है । यह चमत्कारी आख्यानोसे 
स्पष्ट है कि मानतु ग वाण-मयूरकालीन हैं और किसी न किसी रूपमे इनका 
सम्बन्ध बाण ओर मयूरक साथ रहा है। 


सस्क्ृत-साहित्यके प्रसिद्ध इतिहासज्ञ विद्वान डॉ० ए० वी० कीथने* भक्तामर 
कथाके सम्बन्धमे अनुमान किया है कि कोठरियोके ताले या पाशवद्धता सत्तार- 





१ प्रमेयकमलमार्तण्ड, निर्णयसाग्र प्रेस, बम्बई, सन्‌ १९४१, अन्तिम प्रशस्ति 


पृ० २९४ । 
२, 8 प्रांडागए ० उउ्परक्नंपर 7/ंसदापारट 394], 288० २। 4-23 5 (7१७॥87- 
०५5 ए०८४८०५) 


२७२ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


वन्वत्का रूपक है। इस प्रकारके रूपक छठी-सात्तवी शताब्दीमे अनेक लिखे 
गये हैं । वसुदेव-हिडीमे गर्भवासदु ख, विषयसुख, इन्द्रियसुख, जन्म-मरणके 
भव आदि सम्बन्धी अनेक रूपक भाये है। डॉ० कीथका यह अनुमान यदि सत्य 
है, तो इसका रचनाकाल छठी शत्ताब्दीका उत्तराद्ध या सातवीका पूर्वाद्ध 
होना चाहिये । 

डा० कीथने यह भी अनुमान किया है कि मानतु ग वाणके समकालीन 
हैं। सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ प० गौरीशकर हीराचन्द ओझाने अपने “'सिरोहीका 
इतिहास' नामक ग्रन्धथमे मानतु गका समय हर्षकालीन माना है। श्रीहपंका 
राज्याधिषेक ई० सन्‌ ६०८ में हुआ था। अतएवं मानतुगका समय ई० सन्‌ 
की ७वी शताब्दीका मध्यभाग होना सम्भव है। 

भक्‍तामरस्तोत्रकेक अन्तरग परीक्षणसे प्रतीत होता है कि यह स्तोत्र 
'कल्याण-मन्दिरका परवर्त्ती है। 'कल्याण-मन्दिर'के रचयिता सिद्धसेनका 
समय पष्ठी शताब्दी सिद्ध किया जा चुका है। अत मानतु गका समय इनसे 
कुछ उत्तरवर्त्ती होना चाहिये। हमारा अनुमान है कि दोनो स्तोन्नोंमे उपलब्ध 
समता एक-दूसरेसे प्रभावित है। 

'कल्याण-मन्दिर'मे कल्पनाकी जैसी स्वच्छता है, वैसी प्रायः इस स्तोन्रमे 
नही है । भतत कल्याण-मन्दिर भक्ताम रके पहले की रचना हो, तो आश्चर्य नही 
है। यत इस स्तोतन्नकी कल्पनाओका पल्‍लवन एवं उन कल्पनाओमे कुछ नवीन- 
ताओका समावेश चमत्कारपूर्ण शेलीमे इस स्तोत्रमे हुआ है। भक्‍तामरमे कहा है 
कि सूर्यकी वात ही क्या, उसकी प्रभा ही तालाबोम कमलोको विकसित कर 
देती है, उसी प्रकार हे प्रभो | आपका स्तोत्र तो दूर हो रहे, पर आपके नाम- 
की कथा ही समस्त पापोको दूर कर देती है | यह नाम-माहात्म्य मूलत श्री- 
मद्भागवतसे स्तोत्र-साहित्यमे स्थानान्तरित हुआ है | यधा-- 


आस्ता त्तव स्तवन्तमस्तसमस्तदोप 
त्वत्सकथापि जगता दुरित्तानि हन्ति 

दूरे सहस्नलकिरण. कुरुते प्रभेव 5 
पद्माकरेपु जलजानि विकासभाड्जि ॥ 


कल्याण-मन्दिरसे भी उपयुक्त कल्पना ज्यो-की-त्यो मिलती है। बताया है 
कि जब निदाघमे कमलसे युकत तालाबकी सरस वायु ही तीतन्र आतापसे सतप्त 


१ ए हिस्ट्री ऑफ सस्क्ृत लिटरेचर, पृ० २१५। 
२. भक्तामरस्तोत्र, पद्च ९। 


शुतघर ओर सारस्वताचाय २७३ 
श्८ 


पथिकोकी गर्मसे रक्षा करती है, त्तब जलाशयकी बात ही क्या, उसी प्रकार 
जब आपका ताम ही ससारके त्तापको दूर कर सकता है, तब आपके स्तोत्रके 
सामथ्यंका क्या कहना | 


आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन | संस्तवस्ते 
नामापि पात्ति भवतो भवतो जगन्ति। 
तीव्रातपोपहत्तपान्थजना न्निदाघे, 
प्रीणाति पद्ममरस सरसो5निलो5पि" ॥ 
भकक्‍तामरस्तोत्र और कल्याणमन्दिरकी गुणगान-महत्त्व-सूचक कल्पना तुल्य 
है। दोनो ही जगह नामका महत्व है। गत एक दूसरेसे प्रभावित्त है अथवा 
दोनोने किसी अन्य पौराणिक स्तोज्नसे उवत कल्पनाए ग्रहण की है । 
भक्‍तामरस्तोत्रमे बतलाया है कि हे प्रभो। सम्राममे आपके नामका 
स्मरण करनेसे बलवान राजाओके युद्ध करते हुए घोडो और हाथियोकी भया- 
नक गर्जनासे युवत सैन्यदल उसी प्रकार नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है, जिस प्रकार 
सूयंके उदय होनेसे अन्धकार नष्ट हो जाता है। यथा-- 
वल्त्तु रज्भंगजगर्जितभीमनाद-- 
साजों बल बलवत्तामपि भृपत्तीनास्‌ । 
उद्यहििवाकरमयूखशिखापणब्थद्ध 
त्वत्कीत्तंनात्तम इवाशु भिदामुपैति'* ॥ 
उपयुक्त कल्पनाका समानान्तर रूप कल्याणमद्रिके ३२ वे पद्यमे उसी 
प्रकार पाया जात्ता है जिस प्रकार जिनसेनके पार्श्वाभ्युदयमे | कल्याणमदिरमे 
भी यही कल्पना प्राप्त होतो है। यथा-- 
यदगज दूजितघनौघमदघ्रभी म-- 
अश्यत्तडिन्मुसलमासलघो रघारस्‌ । 
देत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारि दष्े 
तेनेव त्तस्य जिन | दुस्तरवारिक्ृत्यम्‌३ ॥। 
इसी प्रकार भक्‍तामरस्तोन्नके “त्वामामनन्ति मुनन परम पुमाससम्र 
(भक्तामर पद्य २३) और “त्वा योगिनो जिन | सदा परमात्मरूपस्‌ (कल्याण- 
मदिर पद्म १४) तुलत्तीय है । 


१ कल्याणमन्दिर, पद्म ७। 
१ भचतामरस्तोत्र, पद्म ४२। 
२ कल्याणमन्दिर, पद्म ३२ । 


२७४ तोथ्थकर महावीर और उनकी आचार्य॑-परम्परा 


यहाँ भगवानको अद्भुत सूर्यके रूपसे वणित कर अतिशयोक्तिका चमत्कार 
दिखलाया गया है | 
कवि आदिजिनको बुद्ध, शद्भूर, घाता और पुरुषोत्तम सिद्ध करता हुआ 
कहता है-- 
बुद्धस्वमेव विवुधाचित्तबुद्धिबोधा-- 
त्व शद्भूरोईसि भुवनत्रयशद्धूरत्वात्‌ । 
धात्तासि धीर शिवमागंविधेविधाना--- 
हयक्त “त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमोषईसि" ॥ 


इस प्रकार इस स्तोन्न-काव्यमे भक्ति, दर्शन और काव्यकी बिवेणी एक 
साथ प्रवाहित प्राप्त होतो है । 
रविषेण 


रविषेणाचायं ऐसे कछाकार कवि हैं, जिन्होने संस्क्ृतमे छोकप्रिय पौराणिक 
चरितकाव्यका ग्रथन किया है। पौराणिक चरितकाव्य-रचयिताके रूपमे रवि- 
षेणका सारस्वताचार्योमे महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
जीवन-परिचय 
आचायें रविषेण किस सघ या गण-गच्छके थे, इसका उल्लेख उनके ग्रन्थ 
'पद्मचरित' में उपलब्ध नहीं होता । सेनान्त नाम ही इस बात्तका सूचक 
प्रतोत्त होता है कि ये सेनससघके आचाय॑ थे | पद्मचरित्तमे निविष्ट गुरुपरम्परा- 
से अवगत होता है कि इन्द्रपेनके शिष्य दिवाकरसेन थे और दिवाकरसेन- 
के शिष्य अहंत्सेन । इन अहंतसेनके शिष्य लक्ष्मणसेन हुए और लरुक्ष्मणसेनके 
शिष्य रविषेण | यथा-- 
ज्ञातादेषकृततान्तसन्मुनिमन-सोपानपर्वावली 
पारम्पर्यंसमाधितं सुवचन साराथंमत्यद्भुतस । 
आसीदिल्‍्द्रगु रोदिवाकरयत्ति- शिष्योध्स्य चाहंन्मुनि- 
स्तस्माल्लक्ष्मणसेनसन्मुनिरद. शिष्यो रविस्तु स्मृत्तम्‌ ॥ 
सम्यग्दशनशुद्धिका रणगुरुश्रेयस्करं पुष्कल 
विस्पष्टं परम पुराणममलू  श्रीमत्प्रबोधिप्रदस । 
रामस्याडूत्तविक्रमस्य सुकृतो माहात्म्यसद्धीत्तंत 
श्रोतत्य सत्तत विचक्षणजनैरात्मोपका राधिभि * ॥ 


१ भक्तामरस्तोत्र, पद्य २५ । 
२ पद्मचरितम, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण, १२३१६८-१६९ । 


२७६ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अर्थात्‌ यह पद्मचरित समस्त शास्त्रोके ज्ञाता उत्तम मुनियोके मनकी 
सोपान-परम्पराके समान नाना पर्वोकी परम्परासे युक्त है, सुभाषितोसे परि- 
पूर्ण है, सारपुर्ण है तथा भत्यन्त आइचयकारी है। इन्द्रगुरुके शिष्य श्रीदिवाक र- 
यति थे। उनके शिष्य अहूँद्यति हुए । उनके शिष्य लक्ष्मणसेन मुनि थे और 
उनका शिष्य में रविषेण हूँ | 

मेरे द्वारा रचित यह्‌॒'पद्मचरित” सम्यग्दर्शनको शुद्धताके कारणोसे श्रेष्ठ 
है, कल्याणकारी है, 'विस्तृत है, अत्यन्त स्पष्ट है, उत्कृष्ट है, निर्मल है, श्रीसम्पन्न 
है, रत्वत्यरूप बोघिका दायक है, तथा अद्भुत पराक्रमी पुण्यस्वरूप श्रीराम- 
के माहात्म्यका उत्तम कीत्तंव करनेवाला है, ऐसा यह पुराण आत्मोपका रके 
इच्छुक विद्वज्जनोके द्वारा निरन्तर श्रवण करने योग्य है | 


उपयुक्त पद्योसे रविषेणको गुरु-परम्पराका परिज्ञान तो हो जाता है, पर 
उनके जन्मस्थान, बाल्यकाल, विवाहित्त जीवन आदिके सम्बन्धमे कुछ भी 


जानकारी नही हो पाती । 


रविषेणने पद्मचरित्के ४२ वें पव॑मे जिन वृक्षोका वर्णन किया है बे वृक्ष 
दक्षिण भारतमे पाये जाते हैं। कविका भौगोलिक ज्ञान भी दक्षिण भारतका 
जितना स्पष्ट और अधिक है उतना अन्य भारतोय प्रदेशोका नही। अत्तएव 
कविका जन्मस्थान दक्षिण भारतका भूभाग होना चाहिए । 


ससय-निर्धा रण 


भाचाय॑ रविषेणके समय-निर्धारणमे विशेष कठिनाई नही है, क्योकि रवि- 
षेणने स्वय अपने पदमचरित॒की समाप्तिके समयका निर्देश किया है-- 


हिशताभ्यधिके समासहस्ने समतीते&छंचतुर्थवर्षयुक्ते । 
जिनभास्करवद्धमानसिद्धेश्चरित पद्ममुनेरिद निबद्धस) ॥ 


जिनसूर्य--भगवान्‌ महावी रके निर्वाण प्राप्त करनेके १२०३ वर्ष छ माह 
बीत जानेपर पद्ममुनिका यह चरित निबद्ध किया । इस प्रकार इसको रचना 
वि० स० ७३४ (ई० सन्‌ ६७७) मे पूर्ण हुई है। वीर निर्वाण स० कातिक कृष्णा 
३० वि० स० ४६९ पुव॑ंसे ही भगवान्‌ महावीरके मोक्ष जानेकी परम्परा प्रच- 
लित्त हैं । इस तरह छ मासका समय ओर जोड देने पर वेशाख शुक्ल पक्ष वि० 
स० ७३२४ रचना-तिथि आती है। 


१ पद्मचरितम, १२३१८२। 


श्रुतघर ओर सारस्वताचार्य २७७ 


बहिस्साक्ष्य 
रविषेणके स्वयके उल्लेखोके अतिरिक्त समकालीन और उत्तरवर्त्ती 
आचार्योक॑ निर्देशसे भी रविषेणके समयपर प्रकाज पडता है। 


इनके उत्तरवर्ती उद्योत्ततसुरिने अपनी कुवलयमालामे रविषेणको पद्म- 
चरितके कर्ताके छूपमे स्मरण किया है। उद्योत्ततसू रिका समय ई० सन्‌ ७७८ 
(वि० स० ८३५) है। प्रतीत होता है कि रविषेणकी ख्याति १०० वर्षोमि ही 
पर्याप्त विस्तृत हो चुको थी | उद्योतनसूरिने लिखा है-- 
जेहि कए रमणिज्जे वरग-पउमाणचरिय वित्थारे | 
कहव ण सलाहणिज्जे ते कइणो जडिय-रविसेणे" ॥ 
जिन्होने रमणीय एवं विस्तृत वरागचरित्त और पद्मचरित्त लिखे, वे जडित 
त्था रविषेण कवि केसे इलाघ्य नही, अपितु इलाघ्य है। हरिवशपुराणके रचयिता 
प्रथम जिनसेनने भी रविषेणका पद्मचरित्तके कत्तकि रूपमे स्मरण किया है-- 
कृत्पदमोदयोद्योता प्रत्यह परिवत्तित्ता । 
मूत्ति काव्यमयी लाके रवेरिव रवे प्रिया" ॥ 
आचाय॑ रविषेणकी काव्यमयी मूर्ति सूयंकी मूरतिके समान लोकमे अत्यन्त 
प्रिय है । यत्त सूर्य जिस प्रकार कमलोको विकसित्त करता है उसी प्रकार रवि- 
षेणने पद्म--रामके 'चरितको विस्तृत्त किया है। आचाय॑ जिनसे नने,हरिवशपुराण- 
की रचना वि० स० ८४०मे की है | इससे स्पष्ट है कि रविषेण वि० स० ८४० 
से पुव॑वर्ती है और यशस्वी कवि है । अत्त बहि साक्ष्य भी रविषेणद्वारा स्वयं 
सूचित समयके साधक है। 


रचना-परिचय और काव्य-प्रतिभा 


पद्मचरितमे पुराण और काव्य इन दोनो के लक्षण सम्मिलित हैं | विमल- 
सूरिकृत प्राकृत पउमचरियम॒का आधार रहनेपर भी इसमे मौलिकताकी कमी 
नही है । कथानक और विषयवस्तुमे पर्याप्त परिवतंन किया है। वस्तुत्त इस 
ग्रन्थका प्रणणन उस समय हुआ है जब सस्क्ृत्मे चरित्त-काव्योकी परम्पराक़ो 
पूर्ण विकास नही हुआ था । इसमे वन, नदी, पर्वत, ग्राम, ऋतु-वणन, संध्या, 
सूर्योदय आदिका चित्रण महाकाव्यके समान ही किया गया है । कथाका आयाम 
पर्याप्त विस्तृत है । पद्म--रामके कई जन्मोकी कथा तथा उनके परिकरमे निवास 


१ कुवलयमाला-अनुच्छेद-६, पु०-४ | 
२ हरिवशपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ सस्करण, १।३४ । 


२७८ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


करनेवाले सुग्रीव, विभीषण, हनुमानफी जीवन-व्यापी कथा भी इस चरित- 
काव्यमे सम्बद्ध है । कतिपय पाम्नोके जीवन-आरबान तो इतने विस्तृत आये हैं, 
जिससे उन्हें स्वतन काव्य या पुराण भी कहा जा सकता हे । 


भआधिकान्कि कथावस्तु मुनि रामचन्द्रजीको है और अवास्तर या प्रासंगिक 
कंधाएँ वानर वश या विद्याधर-बणके आरपानके रुूपमे आयी हैं। इस दोनी 
मोका कविने वहत्त विस्तृत्त वर्णन किया हे | यही कारण है कि चसरितकान्यक 
समस्त गुण इस ग्रन्वमे समानिष्ट है। अगीरूपमें शान्त स्मका परिषा% हुआ 
है। शूमारके सयोग और वियोग दोनो हो पक्ष सीता-अपह रण एवं राम-विवाह 
के अनन्तर घटित हुए है । बरुण-रसके चिभ्रणसे अभूतंपूृष्े सफरता मिर्गी है 
युद्धम भाजमजोंके काम आनेपर कुटुग्वियोगे विदाव पापाणहुद्यकों भी 
द्रवीभत करतेमे समर्य है । वणनोके चितगमे कयिका पृण सफलता प्राप्त हई 
रे। नमंदारा रमणोय दश्य अनेक उत्पेन्ाओं द्वारा सित्रित हुआ हैँ । नमदा 
मधुरणशब्द करनेवाले नानापक्षियोके समहके साथ बातालाप करती हुर्ई-सी 
प्रतीत्त होती है । फेनके समृहसे बहू हँसती हुएमी मालग पठती है। तर ग- 
हपी भाहदीके विलासके कारण बहू कूझ होता हुई चायिका-सी, आावत्तरपों 
बुदीस यूक्त नायिफाकी नानि जैसी, विधार तटास बुक्त रवरू नित्तम्ब जेंसी 
एवं निर्मेल्ल जल-चग्त जेगे प्रतोत्त होते थे । 
एस गन्वमे १२३ पत्र है । ऐसे छड़ खण्टोमे विभक्त दिया जा सकता है-- 
१ विदयावरकाण्ट 
जन्म और विवाहकाण्ट 
वन-अ्रमण 
- सीता-हरण और उसका अन्येपण 
युद्ध 
. उत्तरचरित 


ल्‍्प् 


4७) 


अत दा 


सक्षिप्त कयाचस्तु 

भगवान महावीरके प्रवम गणवर गौतमरवामीको तमरकार कर, उनसे 
रामकथा जाननेकी इच्छा प्रकट करनेपर, गोतमस्वामोने यह रामकथा कही है । 

कथारम्ममे १ विद्याधरलोक २ राक्षसवण ३ वानरवभ ४ सोमवण 
५ सू्यवश और ६ उद्ध्वाकुवशके वर्णनके पश्चात्‌ कथास्रोत सरिताकों 
वेगवत्ती घधाराके समान आगे बढता है। 

रावणका जन्म (७-४८ पर्व])--राक्षसवर्शी राजा रत्वश्रवा तथा महारानी 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य २७९ 


केकसीको रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण नामक त्तीन पुत्र एवं चन्द्रतखा नांगक 
पुत्नीका लाभ हुआ। ये चारो सन्‍्ताने पेदा होते ही अपनी-अपनी प्रक्ृतिके 
अनुसार अपवी-अपनी मह॒त्ताका सकेत्त देने लगी | रत्नश्रवाने जन्मके समय ही 
रावणको दिव्यहारसे यूक्त एव मौलिक मालामे प्रतिबिम्बित, उसके एक ही 
सिरके दश प्रतिबिम्ध दिखलाई पडनेके कारण उसका नाम दशानन रखा । 
विद्यासिद्धि (८ वा पर्व) अपने मौसेरे भाई इन्द्रकी विभूतिका श्रवण कर उसे 
परास्त करनेका लक्ष्य रखकर वे तीनो भाई विद्यासिद्धि हेतु धनघोर तपइचरण 
करने लगे । अन्तम अपनी दृढता एव एकाग्रता और निर्मोहिता एवं निर्भीकताके 
कारण उन तीनी भाइयोने अनेक विद्याओको सिद्ध कर लिया | अपनी सफलत्ता- 
का प्रारम्भिक चरण मान वे तीनो भाई दिग्विजयकी तैयारी करने लगे। 


दक्षिण विजय (५-११ पव॑)--रथनृ१ु रका राजा इन्द्र अत्यन्त शक्तिशाली 
था | अत उसे परास्त करनेके उद्देश्यसे इन्होने आक्रमणको तैयारी की | रावण- 
न अपनी वीरता और कुशलतासे इन्द्रके सहायक यम, वरुण आदिको तो पहले 
हा परास्त कर दिया था । अब उसको दृष्टि इन्द्रपर हो था। इन्द्र मानव हाते 
हुए भी अपने लिये इन्द्र ही समझ रहा था । इसी कारण उससे प्रान्तीय शासको- 
को यम, वरुण, सोम आदि सन्ञाओसे अभिदित किया था। उसने कारागारको 
नरकसज्ञा और अथंमनत्रीकी कुबेरसज्ञा अभिह्ठित की थी। रावणने समस्त 
साधनपूर्ण संचा लेकर किथ्कस्धापुरके राजा बलिको अपमानित किया और 
उसके साधुमाई सुम्रीवको अपना मित्र बनाया । 


रथनपुरके चारो ओर मायामयी परकोटा बना हुआ था। उसको रक्षा 
अनेक विद्यावरोंके साथ नलकूवर करता था | यह परकोटा अभेद्य था इसके 
भेदनका परिज्ञान नलकूवरकी पत्नोको ज्ञात था और यह नारी रावणके रूप- 
को देखते ही मोहित हो गयी । रावणने झूठा आश्वासन देकर परकोटामेदन- 
का उपाय ज्ञात कर लिया और अन्तमे विजयके पश्चात्‌ नलकूवरको वहाँका 
राजा नियुक्त कर उसको पत्नीको माँ शब्दसे सम्बोधित कर एंव पतिब्रता बने 
रहनेका उपदेश दे, वहांसे आगे बढा। अनेक प्रकारसे युद्ध होनके परचात्त इच्ध 
अपने मनत्रिमडल सहित बदी वना लिया गया, पर उसके पिता सहखशूरके 
अनुरोध पर रावणने उसे मुक्त किया और अपनी मह॒त्ताका उदाहरण अ्रस्तुत 


किया । 
हनुमान-जन्स (१५-१८ पर्व) 
आदित्यपुरके राजा प्रह लादके पुत्र पवनऊजयका विवाह राजा महेन्द्रकी पुत्री 


२८० तोर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


अजनासे हुआ। पवनज्जय उसको सुन्दरतासे आकृष्ट होनेपर भी, अजनाकी 
एक सखी द्वारा अपनो निन्‍्दा सुनकर वह अजनासे रुष्ट हो गया और विवाह 
हो जानेपर उसने जजनाका परित्याग कर दिया । जब पवनज्जय रावणको 
किसी युद्ध में सहायता देनेके लिये जा रहा था, तो उसका शिविर एक नदीके 
तट पर स्थित हुआ | यहाँ चकवाके वियोगमे एक चकवीकों बिलाप करते देख, 
उसे अजनाकी स्मृति हा आयी और अपने किये कार्या पर पश्चात्ताप करने लगा । 
वह सेनाका चही छोड रात्रिम हो अजना के पास चला आया। प्रथम मिलनके 
फलस्वर्प अजता गर्मवतोी 2६ । पवनज्जय प्रभात होने के पूर्व ही विना किसी- 
से कहे-सुने अजनाए भवतसे चला गया । अजनाकी सास तथा अन्य १रिवा रके 
व्यक्तियाने जब्र उस्तके गर्भवताओे चल्नू देसे, ता परिवारके अपवादके भयसे 
उन्होंने जजनाक़ी घरसे बाहुर निकाल दिया | वह दर-दर भटकती हुई एक 
नितन बसम पहेंची | यटा उसने एक पुझको जन्म दिया | इसो समय आकाश- 
मागमे राजा प्रातसूब जा रहा था । उसने जब एक नारीका करुण चौत्कार 
चुना, ता उसका हृदव पिघल गया जार नीचे आकर परिचय जानना चाहा । 
इस परिचय क्रमम जब उसे यह मालम हुआ कि यह उत्तकी भाजी है, तो 
उसे अपार हर्प हुआ और उस पुत्रसहित लकर अपने घर हनुरुह द्वीपमे चला 
आया | मागम चल्त हुए हनुमान अपने चाल्य-चाचल्यके कारण विमानसे नीचे 
गिर पे, पर हनुमानकों चाट ने ऊछगो और जिस शिला पर व गिरे थे वह 
थिला चूर-चूर हा गयी । हनुरूह हपम वालकक सस्कार सम्पन्न किय गये । 
इसी कारण इसका नाम हनुमान रखा गया । 


युद्धम विजय प्राप्त करनेक पथ्चातू पवनञजय घर वापस लोटा, पर अज- 
नाकी न पाकर तथा उसके अपवादको ज्ञातकर उसे गपार वेदना हुई । फलत्त 
वह घर छोडकर बनकी साक छानन चल दिया | बह बन-वन भटकता हुआ, 
वृक्ष और लत्ताओीम अज्नाका पता पूछता हुआ उन्मत्तकी तरह भ्रमण करने 
लगा | कुछ समय पत्चात्‌ वह अ्रमण करता हुआ हनुरह द्वीप पहुँचा और वहां 
अपनी पत्नी और पुतको देखकर अत्यन्त प्रसप्त हुआ त्तथा सभीके साथ 
आदित्वपुर लोट जाया । 


चन्द्रनखाका विवाह सरदूपषण नामक राक्षसके साथ हुआ और इस दम्पतिके 
शबूक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | 


राजा दशरथका जन्म (१०-२१ पर्व)--इक्ष्वाकुवशमे अयोध्याके राजा 
अजके यहाँ दशरथका जन्म हुआ | दशरथका जन्म उत्तम नक्षत्र और उत्तम 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य २८१ 


मुहततमे हुआ। फलस्वरूप यह जन्मसे ही वीर, प्रतापी भर 
इनकी तीन रानियाँ थी । यशस्वी था। 


(क) दपंपुरके राजाकी पुत्री अपराजिता या कौशल्या 

(ख) पद्मपत्र नगरके राजा तिलबन्धुकी पुत्री सुमित्रा 

(ग) रत्नपुरके राजाकी पूत्रो सुप्रभा 

एक दिन रावणको किसीसे विदित हुआ कि उसकी मृत्यु राजा जनक 
ओर दशरथकी सनन्‍्तानोके द्वारा होगी । अत रावणने अपने भाई विभीषणको 
मिथिलानरेश जनक और अयोध्यानरेश दशरथको मारनेके लिए भेजा, पर 
विभीषणके आनेके पूर्व ही नारदने उन दोनोको सचेत कर दिया था | जिससे 
वे दोनो अपने-अपने भवनोमे अपने-अपने अनुरूप कृत्रिम मूति छोडकर बाहर 
निकल गये | विभीषणने इन पुत्ततोको ही सचमुचका जनक और दशरथ 
समझा और उन्हीका मस्तक काटकर समुद्रमे गिरा दिया तथा वापस लौटकर 
लकामे वैभवपुवंक राज्य करने लगा । 


राजा दथरथकी विजय एवं केकेयीसे परिणय (२१-२५ पव॑)--म्रमण 
करते हुए राजा दशरथ अनेक सामन्‍्तोके साथ केकय देश पहुँचे और वहाँकी 
राजपुत्री कैकेयीकों स्वयम्वरमे जीत लिया। स्वयवरमे समागत राजाओने 
इन्हे अज्ञातकुलशील समझकर इनको युद्ध करनेका निमन्त्रण दिया। दशरथने 
रणभूमिमे उत्तरतर वीरतापूर्वक युद्ध किया और कैकेयोने उनके रथका 
सचालन किया । जिससे महाराज दशरथ बहुत ख्रसन्न हुए और उन्होने केकेयीसे 
वर माँगनेको कहा । समय पाकर चारो रानियोको चार पुत्र उत्पन्न हुए । 
कौशल्याने राम, सुमित्राने लक्ष्मण, ककेयीने भरत और सुप्रभाने शत्रू ध्मको 
जन्म दिया | 

सीताका जन्म (२६-३० पव॑)--राजा जनकके यहाँ सीता चामक पुत्री 
और भामण्डल नामक पुत्रने जन्म लिया। पृव॑जन्मकी शत्रुत्ताकें कारण किसी 
विद्याधरकूमारने भामण्डलका अपहरण किया और उसे वनमे छोड दिया | 
इस कुमारका छालन-पालरन चन्द्रगति नामक विद्याधरने किया | नारद किसी 
कारणवश सीतासे रुष्ट हो गये और उसका एक सुन्दर चित्रपट तैयार कर 
भामण्डलको भेट किया। भामण्डल सीताके सुन्दर रूपको देखते ही आसकक्‍त 
हो गया और विद्याधरों सहित मिथिला पर आक्रमण कर दिया, पर मनोहर 
नगर और वाटिकाको देखते ही उसे जातिस्मरण हो गया और उसे यह ज्ञात 
हो गया कि सीता उसको सहोदरा है | अतएव उसने जनकके समक्ष अपना: 
परिचय प्रस्तुत किया तथा उन्हे सीताका स्वयस्वर करनेका परामर्श दिया। 


२८२ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


स्वयम्वरमे वज्ञावर्त घनषको चढानेकी छत रखी गयी। अन्य राजाओंके 
असमर्थ रहने पर रामने इस धनुषको चढाया और सीताके साथ उनका विवाह 
सम्पन्न हुआ । 

रामके बडे होने पर दशरथको ससारसे विरविति हो गयो और वे रामको 
राजा बनाकर स्वय मुनिदीक्षा ग्रहण करनेकी तैयारी करने लगे । जब कैके- 
यीको यह समाचार ज्ञात हुआ, तो उसने अपने सुरक्षित वरको मांग लिया, 
जिसके अनुसार भरतकोी अयोध्याका राज्य और रामको वनवास दिया गया। 


रे वनभ्रमण 


(क) रामका वनवास (४१ वा पर्व)--राम लक्ष्मण और सीताके साथ 
दक्षिण दिग्याकी ओर चल दिये । मागंमे कितने हो त्रस्त राजाओंका अभय- 
दानद्वारा उद्धार किया। वोकेयी और भरत वनमे जाकर रामको लौट 
आनेका अनुरोश्र करने लगे, पर पिताक़ी इच्छाके विरुद्ध कार्य करना रामने 
स्वीकार नही किया। 

(खत) युद्धोका वर्णन (४२ वा पव॑)--राम-लदक्ष्मणने यहाँ पर अनेक शत्रुओ, 
धर्ंदिरोधियो, पापियो ओर अन्यायो अत्याचारियोको सही मार्ग पर न आनेके 
कारण यमलोक भेज दिया। राजा वच्यकणको सिहोदरके चक्रसे बचाया, 
वाल्याविल्यकों म्लेच्छके कारागारसे मुत्रत किया एवं भरतका विरोध करने- 
वाले अतिवोयंका नतंकीका वेशधारण कर लक्ष्मणने उसका मान खण्डित 
किया । लक्ष्मणका अनेक राजकुमारियोके साथ विवाह हुआ। दण्डक- 
वनमे निवास करते हुए *राम-लदक्ष्मणने मुनिकों आहारदान दिया और 
जटायु नामक वृद्ध त्तपस्वीसे सम्पर्क स्थापित किया ! 


(ग) शम्बूकसरण एवं खरदूपणसे युद्ध (४३-४४ पर्व )--सूर्यहास नामक 
तलवा रको पाने हेतु खरदूषणका पुत्र शम्वूक त्तपस्या कर रहा था, किन्तु 
अ्रमवंश बाँसोके भिडेमे छिपे हुए शम्बूकका लक्ष्मण द्वारा अस्त्रपरीक्षासे मरण 
हो गया । विछाप करती हुई उसकी माता चन्द्रनखा लक््मणके रूपसे मोहित 
होकर कामतृप्तिकी भिक्षा माँगने लगी, किन्तु उसमे असफलत्ता देख, पतिसे 
लक्ष्मणपर बलात्कारका दोषारोपण कर युद्ध करनेका अनुरोध किया । दोनो 
पक्षोमे भयकर युद्ध हुआ, खरदूषण आदि अनेक राक्षस यमपुरी पहुँचा 
दिये गये । 

४ सीताहरण और अन्वेषण (४५-५५ पवे)--अपने बहनोईकी सहायत्ता 
करनेके हेतु आया हुआ रावण सीताके अनिन्द् लावण्यको देखकर मोहित हो 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य २८३ 


गया। उंस समय राम-लक्ष्मण बाहर गये हुए थे। अत. बलात्‌ उसका 
अपहरण कर, अपने पुष्पक विमानमे वेठाकर लकाकी ओर चल दिया। मार्ग॑मे 
जटायु एवं र॒त्नजटो नामक विद्याघरोसे युद्ध करना पड़ा, पर इस युद्धमे 
रावणकी ही विजय रही | 


राम जब युद्ध समाप्त कर वापस लोटे, तो कुटियाको सीतासे शन्‍्य देखकर 
विलाप करने लगे। रामने अपने कार्यके सिद्धयर्थ वानरवशी राजा सुग्रीवसे 
मित्रता को और उनका सहायतासे सीतचाका पत्ता लगाया | 


५ युद्ध (५६-७८ पर्व)--सुत्रीव आदि विद्याधरोकी सहायतासे रामको 
समस्त सेना आकाशमार्ग द्वारा छका पहुँच गयो और रामने भयंकर युद्ध 
आरम्भ किया । सर्वप्रथम रामने रावणके पास सधिका प्रस्ताव भेजा, पर उसने 
उसे अस्वोकार कर दिया | रावणके अनेतिक व्यवहारसे दु खी होकर विभी- 
धण भी रामसे आकर मिल गया और रामने विभीषणको लकाका राज्य देतेका 
सकलप कर लिया । 'दोनो ओरसे भयकर युद्ध हुआ और अन्तमे पापपर 
पुण्यको विजय हुई । रामने रावणका वध कर पृथ्वीकों निष्कटक बचाया। 


६, उत्तरचरित 


(क) राज्योका वितरण एवं सोतात्याग ( ७९-१०३ पर्व )--रावणकी 
मृत्युके पश्चात्‌ रास-लक्ष्मणनें लकावासियोका आश्वासन दिया और युद्धसे 
अस्त-व्यस्त लकाकी स्थितिको सम्भाला। अनन्तर अयोध्या छौट आनेपर 
अपने राज्यका समुचित बँटवारा किया। 


समय पाकर सीता गर्भवती हुई किन्तु दुर्भाग्यसे रावणके यहाँ निवाप्त 
करनेके कारण प्रजा द्वारा निन्‍दा होनेसे, रामने सोताका निर्वासन कर 
दिया | सीता वन-वन भ्रमण करने रूंगी, उसने वज्जजध मुनिके भाश्रम्म 
लव और कुशको जन्म दिया । 

(ख) जग्निपरीक्षा (१०४-१०५९ पर्व)--दिग्विजयके समय लव और कुशका 
राम-लक्ष्मफके साथ घनघोर युद्ध हुआ । नारदने उपस्थित होकर राम-लक्ष्मणकी 
लूव और कुशका परिचय कराया । अग्निपरीक्षा द्वारा सोत्ताकी शुद्धि की गयी | 
सीताके शीलके प्रभावसे अग्निका दहकता कुण्ड शीतल जल बन गया। रामते 
सीतासे पुनः गृहावासमे सम्मिलित होनेका अनुरोध किया, पर सीताने अलु- 
रोधको ठुकरा दिया और आयिकाका ब्रत ग्रहण कर लिया तथा तपरच- 
रण द्वारा द्वादशम स्वर्गका लाभ किया | 


२८४ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मोडना है। इसी प्रकार अग्निपरीक्षामे अग्नि-कुण्डका जल-कुण्ड होना भी 
योग्यतात्तत्त्वके अन्तर्गत्त है | 


अवसर 


रसपुष्टिक लिए यथासमय रसमय प्रसंग या सन्दरभोका प्रस्तुतीकरण कथा- 
नकनियोजनमे अवसरतत्त्व है। पवनञजय विलाप करतो हुई अजनापर, 
दृष्टिपात भी नही करता है, किन्तु सूर्यास्तके समय पतिवियोगमे विलपती हुई 
चकबीको देखकर अजनाकी मानसिक स्थितिका अनुमान छगा, परवनञ्जयका 
युद्धके लिए जाते हुए मार्गमेसे लौट आना अवसरत्तत्त्वके अन्तगंत है। इसी 
प्रकार भरत्तद्वारा रामसे राज्य करनेका आग्रह करनेपर भी रामकी अस्वीकृतिके 
कारण उन्हीकी आज्ञासे निश्चित समय त्तक राज्य स्वोकार करना भी कथा- 
नकका अवसरत्तत्त्व है। रथनूपुरके मायामयी परकोटेको तोडनेके लिए नल- 
कृवरकी पत्नीका प्रसाधन भी अवसरत्तत्त्वके अन्तगंत है । 


सत्कार्यता 


सत्काय॑तासे त्तात्पर्य इस प्रकारसे सदर्भोके सपोजनसे है, जो स्वत्तन्त्ररूप- 
मे अपना अस्तित्व रखकर प्रसगगर्भत्वको प्राप्त हो किसी कार्यविशेषकी 
अभिव्यजना करते है। रावणद्वारा विद्यासिद्धिहेतु तपस्या करना, देवोका 


उपद्रव कर उसको अपने लक्ष्यसे विचलित करनेका प्रयत्त करना, दशरथद्वारा 
केकेयीकी स्वयम्वरमे प्राप्त कर, युद्धमे सहयोग देनेपर वर प्रदान करना आदि 


प्रसग स्वतन्त्र होते हुए भी मूलकथानकमे गभित्त होकर कायंविशेषकी अभि- 
व्यजना कर रहे हैं । 


रूपाक्षत्ति 


कथावस्तुमे इतिवृत्तका वस्तुव्यापारोके साथ उचित एव सतुलितिरुपमे 
नियोजन द्वारा रूपाकृति उपस्थित करना, रूपाकृत्ति नामक तत्त्व है | मूल कथा- 
नकके साथ अवान्तर कथाओका समिश्रण अंग-अगीभाव द्वारा करना ही इस 
तत्त्वका कार्य है । कवि कथावस्तुका विस्तार न करके छोटी-छोटी कथाओ द्वारा 
भी रूपाक्ृत्ति तत््वका नियोजन कर सकता है। 'पद्मचरित्तम मे राम-लक्ष्मण 
वनमे निवास करते है, लक्ष्मणद्धारा शम्बकका वध हो जाता है । शोकाकुलिता 
उसकी माता चन्द्रनखा राम-लक्ष्मणको देखकर मोहित हो, अभिल्लाषाकी पूर्ति 
न होनेपर रुष्ट हो जाती है और अपने पतिसे उल्टा-सीघा भिड़ा देती है। इस 
प्रकारकी अवान्तरकथाएँ पद्मचरितमे कई दशक हैं । इन अवान्तरकथाओका 


२८६ तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


वस्तुव्यापा रोके साथ अग-अगीभावसे सयोजन किया गया है । अत्तएव रूपा- 
कृतितत्त्वका पुर्ण समावेश हुआ है। 


रविपेणने कथा-वस्तुके साथ वानरवश, राक्षसवश आदिकी व्याख्याएं भी 
बद्धिसगत की है | नि सन्देह कविका यह ग्रन्थ प्राकृत्त 'पउमचरिय' पर आधृत्त 
ग्रेनेपर भी कई मौलिकताओकी दृष्टिसे अद्वितीय है । 

वाम्रवशकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे वाल्मीकिने लिखा है कि ब्रह्माका निर्देश 
प्राकर अनेक देवताओने अप्सराओं, यक्ष, ऋक्ष, नायकन्याओ, किन्नरियो, 
विद्याधरियो एव वानरियोके सयोगसे सहसो पुत्र उत्पन्न किये | मात्ता-पिताके 
प्राकृतिक गुणोसे युक्त हानेके कारण ये स्वभावत साहरी, पराक्रमी, धर्मात्मा, 
न्‍्यायनीतिप्रिय एवं तेजस्वी हुए । ब्रह्मासे जामवान, इन्द्रसे बलि, सूयंसे सुग्रीव, 
विश्वकमसि नल, अग्निसे नील, कुबेरसे गन्धमादन, बृहस्पत्तिसे तार, अश्वनी- 
कुमारोसे मयन्द ओर द्विविन्द, वरुणसे सुपेण एवं वायुसे हनुमानकी उत्पत्ति 
हुई । 

रत्रिपेणके मत्तानुसार देवताओसे वानरोकी उत्पत्ति नही हुई है,' न वानर 
और देवताओका गारीरिक सयोग सम्बन्ध ही सिद्ध होता हे। अन ब्रह्मा, 
इन्द्र, सूर्य, विश्वकर्मा, नल, अग्नि, कुबेर, वरुण, पवन आदि तत्तद नामधारी 
मानवव्यवित्वि्येप ह। इन व्यवित्तविशेषोसे ही वानरजातिके व्यक्ति पेदा हुए है। 

रविपेणके मत्तमे वानर एक मानवजातिविश्येप है। जिन विद्याधघर राजाओने 
अपना ध्वज-चिह्न वानर अपना लिया था, वे विद्याधर राजा वानरवशी कहलाने 
लगे | वानर पथ नही है, मनुष्य है जो विद्याघरो या भूमिगाचरियोके रूपमें 

गणित है । इस प्रकार रविपेणने वाल्मीकिद्वारा कल्पित पश्युजातिका मानवी- 

करण किया हे । 

इसी प्रकार राक्षसवणके सम्वन्धमे भी रविषेणकी मान्यता वाल्मीकिसे 
भिन्न है। रविषेणने जिस प्रकार वानरद्वीपनिवासियोको वानरवज्यी माना 
हैः, उसी प्रकार राक्षसद्वीपवासियोको राक्षसवशी कहा है। बत्ताया है कि 
विजयाद्ंके पश्चिममे एक द्वीप है, जहाँ विद्याधर राजाओका निवास है। 
उस द्वीपका नाम राक्षस द्वीप है । अत वहाँके निवासो राक्षस कहलाने हगे हैं। 
अमराख्य और भानुराख्य नामक तेजस्वी राजाओकी परम्परामे मेघवाहन 
नामक पुत्रने जन्म लिया । इसके राक्षसनामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अत्यन्त 





१ पद्मचरितम्‌ ६१३३, ६६७०-७१, ६७२-७५॥ 
२ पही ६२१४, ६॥१८२-१८६ ! 
३ वही ५३८५। 


श्रुतघर और सारस्थताचाय - २८७ 


प्रभावजाली एवं स्वयशाभिलाषी हुआ" इस राक्षस राजासे प्रवत्तित वश राक्षस- 
वश कहलाने लगा । ये राक्षस जनसाधारणकी रक्षा करते थे, इसलिये भी 
राक्ष। कहलाने लगे। अतएव रावणको राक्षस मानना भूल है। ये सम्भ्रान्त 
मानव थे, राक्षस नहीं | इस प्रकार कबिने राक्ष) और वानरवशकी विशिष्ट 
व्याख्याएँ प्रस्तुत की है। 


छनन्‍्द, अलकार आदिको दृष्टिसे भी यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। इसमे ४१ 
प्रकारके छन्‍्दोका व्यवहार किया गया है। 


क्रमसं ० नासछन्द संख्या 
१ अनुष्टुप्‌ १६४४० 
२ अतिरुचिरा ५्‌ 
३ अपरवक्र १ 
॥ अव्वललितम्र १ 
५्‌ आर्या १२ 
६ आर्यावृत्तम्‌ ८ 
७ आर्याछन्द ४९, 
८ आर्यागीति २७ 
९, इन्द्रवजा १२ 
१० इन्द्रवदता २ 
११ उपजाति १३४ 
१२ उपेन्द्रवञ्रा ३३ 
१३ को किलकच्छन्द १ 
१४ चण्डी १ 
श्५ चतुष्पदिका २ 
१६ द्रतविलम्बित्त १० 
१७ दोवक १० 
१८ त्रोटक १ 
श्र, पृथ्वी ५ 
२० प्रहषिणी १ 
२१ पुष्पिताग्रा ६ 
२२ प्रमाषिका ! 
२३ भद्गरक ४ 


१. पद्मचरित, ५॥३८६॥ 


२८८ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


क्रमस० नामछन्द संख्या 


२४ भुजगप्रयात ५्‌ 
रप्‌ मन्दाक्रान्ता १५ 
२६ मत्तमयूर १ 
२७ मालिनी २१९, 
२८ रथोद्धता हु 
२० रुचिरा ७ 
३० वशस्थ र्प 
३१ वसनन्‍्ततिलका ६ 
शेर वियोगित्ती ७ 
३३ विद्युन्माला १ 
३४ वशपत्रपतितम्‌ १ 
३५ ख्रग्धरा ५ 
३६ शादूंलविक्रीडितम्‌ २५ 
३७ शालिती /9 
३८ शिखरिणी रे 
३९, श्रकूछन्द १ 
४० हरिणी १ 


इस ग्रन्थमे इवबकीस छन्द इस प्रकारके आये हैं, जिनका निर्धारण सम्भव 
नही है। यथा १७।४०५-४०६, ४२।३७, ६४, ७७; ११२॥९५, ९६, ११४५४, ५५, 
१२३।१७०-१७९, १८१,१८२ । रविषेणाचार्यने सगीत्तात्मक सगीत विकासके 
लिये छन्‍्दोयोजना की है। यत्त विशिष्ट भावोकी अभिव्यक्ति विशिष्ट छन्दोके 
द्वारा ही उपयुक्त होती है ' लयकी व्यवस्था छन्दोके निर्माणमे सहायक होती 
है। यही कारण है कि रविषेणने लय और स्वरोका सुन्दर निर्वाह किया हे । 
इनकी उन्दोयोजनाके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-- 

१ सगीत-धर्मेका प्रादुर्भाव 

२ रागात्मक वृत्तियोका अनुरजन 

३ विशेष मनोभावोका क्षनुरजन 

४ प्रेषणीयताका समावेश 

अलकार-योजनाकी अपेक्षासे भी यह्‌ काव्य सफल है। इसमे अनुप्रास, 
इलेप, उपमा, उद्प्रेक्षा, पक, अतिशयोक्ति, सन्देह, मीलित, सार, विरोधाभास 
आन्तिमान, उल्लेख, उत्तर, स्मरण, परिकर, अनन्वय, विनोक्ति, दृष्टान्त, 


श्रुधर और सारस्वतायार्य २८९ 
१९ 


फाव्यलिंग, निदर्शना, यवासरग, बिशेधोवित, स्व्रमावोतित, प्रतीप, उद्ात्त 
ससु्टि आदि ३२ प्रकारएे बराकार प्रयुवत हुए है। विधेषोतित्त, बथासल्य और 
काव्यक्तिगके उदाहरण दिये जा रहे है 
विशेषों तित-- 
शीर्मरलितलों कोर्शपम नमानुगतमानस | 
उदम्यापि फ़लमम्जन्धी ने गर्ससंटद्पित * ॥ 
राजा श्रेणिक अपनी शर्-त्रीरतासे समस्त लोफीकी रक्षा करना था, तो भी 
उसका गन सदा चोतिपूर्ण था। लद्षमोसे उसका सम्बन्ध था, फिर भी वह 
अहकारग्रहते हपित नहीं होता था । 
यहाँ पर बारण दर्शाते हुए भी कार्मामुरा बताया गया है, अत विशेयोक्ति 
अलकार ५८ | 
यथयासर प-- 
स्फुरथण प्रतापाश्यामाक्रान्त मुवनावथ | 
अभिरामदुरालोको घीततिग्यफराविव? 
बसे हये यश और प्रतापसने छोफ़की व्याप्त करनेवाले लव और कु 
चन्द्र एवं सूयके सामान सुन्दर तथा दुरालोक हो गये। यहां पर चन्द्र और 
सूयका अन्यय सुन्दर भौर दुरातभक़े साथ क्रमण, दा किया गया है । 
स्वभावोवित-- 
वालमाण सितान्‌ दल्तानू दाडिमीपुष्पलोहिते। 
अबदीटे मसे तेपा भास्वत्ताज्चनतारके ॥ 
उस पयमे वानरजातिके स्वाभाविक गुणोंका वर्णन होनेसे स्वभावोक्ति 
अलकार है। हमी प्रकार नमंदावर्णन, सुमेखवर्णन, वनवर्णन आदिमेभी 
मानवीकरण फ़िया गया है। आचायंने मपने काव्यके आधारका स्वय निरू- 
पण करते हुये ठिया है-- 


वद्धंमानजिनेन्द्रोतत सोडयमर्थो. गरणेब्वरस्‌ | 
एन्द्रभूति परिप्राप्त. सुधर्म घारणीभवम्‌ ॥ 
प्रभव क्रमत कीति ततोब्नु(नृ)त्तरवाग्मिनम्‌ | 
लिसित तस्य सप्राप्य खेर्यत्नोध्यमुद्गतः ॥ 


१ पदग्मचरित २५३ 
२ वही १००॥५३। 
१ पद्मचरित, ६।११४। 
४ वही १।४१-४२ | 





२९० तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यन्परम्परा 


वर्धभान जिनेन्द्रके द्वारा कहा हुआ यह्‌ अर्थ इन्द्रभूति नामक गौतम 
गणघरको प्राप्त हुआ | तत्पश्चात्‌ धारिणीके पुत्र सुधर्माचायंक्रो | तदनन्तर 
प्रभवकोी और पश्चात्‌ श्रेष्ठ वक्ता कीतिधर आचार्यको उक्त अर्थ प्राप्त 
हुआ । आचार्य रविषेणने इन्ही कीतिधर आचायेके वचनोका अवलोकन कर, 
इस 'पद्मचरितम्‌'की रचना की है । 

यहाँ यह विचारणीय है कि पद्यमें आया हुआ कीतिधर आचार्य कौन है 
ओर उसके द्वारा रामकथा सम्बन्धी कौन सा काव्य लिखा गया है ? जेन साहित्यके 
आलोकमे उक्त प्रइ्नोका उत्तर प्राप्त नही होता है। श्रीनाथूरामजी प्रेमीने इस 
प्रन्थकी रचना प्राकृत 'पउमचरिय'के आधार पर मानी है। अत सक्षेपमे यही 
कहा जा सकता है कि यह एक सफल काव्य है, जिसकी रचना कवि आचार्य 
रविपेणके द्वारा की गयी है । 

भूगोलकी दृष्टिसे भी यह ग्रन्थ अत्यधिक उपयोगी है। इसमे सृष्टिको 
अनादिनिधन बताया गया है भर उत्सर्पण एव अवसर्पंण कालमे होनेवाली 
वृद्धि-हानिका कथन आया है | युगमानका वर्णन प्राय 'तिलोयपण्णत्ति'के समान 
है | भोगभूमि और कमंभूमिकी व्यवस्था भी उसीके समान वर्णित है। बताया 
है कि भोगभूमिके पर्वत अत्यन्त ऊँचे, पाँच प्रकारके वर्णसि उज्जवरू, नाना 
प्रकारकी र॒त्नोकी काच्तिसे व्याप्त एवं सर्वप्राणियोको सुखोत्पादक होते है । 
नदियोमे मगरमच्छ भादि नही रहते, पर कर्मभूमिसे यह व्यवस्था परिवर्तित 


हो जाती है । 
जटासिंहनन्दि 


पुराण-काव्यनिर्माताके रूपमे जटाचार्यका नाम विशेपरूपसे प्रसिद्ध है। 
जिनसेन, उद्योतनसूरि आदि प्राचीन आचायेनि जटासिहनन्दिकी प्रशसा की है । 
जिनसेन प्रथमने लिखा है-- 
वराज्नेव सर्वाजड्भेवराड्भचरितायंवाक्‌ | 
कस्य नोत्पादयेद्‌ गाढमनु राग स्वगोचरमस्‌ ॥* 
जिस प्रकार उत्तम स्त्री अपने हस्त, मुख, पाद भादि अगोके द्वारा अपने 
विपयमें गाढ अलुराग उत्पन्न करती है, उसी प्रकार वराज्भुचरित्तको अथंपूर्ण 
वाणी भी अपने समस्त छत्द, अलकार, रीति आदि अगोसे अपने विपयमे किसी 
भी रसिक समालोचकके हृदयमे गाढ राग उत्पन्त करती है । 
जिनसेन द्वितीयने भी अपने आदिपुराणमे जटाचायंका आदरपुर्वक स्मरण 
किया है | लिखा है-- 


१ हरिवशपुराण, भारतीय ज्ञानपीद सस्करण १॥३५॥ 


श्रुतघर और सारस्वताचाये २०१ 


काव्यानुचिन्तते यस्य जटा. प्रबलवृत्तय' । 
अर्थानस्मान्‌ वदन्‍्तीव जटाचार्य' स नोह्वतात्‌ ॥* 
जिनकी जटारूप प्रबल--युक्तिपूर्ण वृत्तियाँ--टोकाएँ काव्योके अनुचिन्तनमे 
ऐसी शोभायमान होती थी, मानो हमे उन काव्योका अथे ही बतला रही हैं, 
इस प्रकारके वे आचाय॑ जटासिह हमलोगोकी रक्षा करें | 
उद्योतनसूरिने अपनी कुवलूयमालामे वराज्भचरितके रचयिताके रूपमे 
जटाचायंका उल्लेख किया है । 


जेहि कए रमणिज्जे वरग-पउमाण-चरिय वित्यारे । 
कह व ण सलाहणिज्जे ते कइणो जडिय-रविसेणे ॥* 
इसी प्रकार धवल कविने भी जटाचायंका आदर पुर्वक स्मरण किया है-- 
मुणि महसेणु सुलोयणु जेण पठमचरिउ मृणि रविसेणेण । 
जिणसेणेण हरिवसु पवित्तु जडिल मुणिणा वरगचरित्तु ॥* 


चामुण्डरायने चामुण्डपुराणमे जटासिहनन्दि आचायंका वर्णन किया 
है और इसमे उन्होने वराज्भचरितके रचययित्ताके रूपमे जटासिहनन्दिको 
माना है। 


जीवन-परिक्षय 


डॉ० ए० एन० उपाध्येने भण्डारकर ओरियन्टल रिसचे इन्स्टीट्यूट, पूनता- 
की पत्रिका १४ वी जिल्‍्दके प्रथम-द्वितीय अकमे वराज्भचरित और उसके कर्त्ता 
जटासिंहनन्दिपर विस्तृत शोधनिबन्ध प्रकाशित किया था । तदनन्तर उन्ही 
द्वारा सम्पादित उक्त ग्रन्थ सत्‌ १९३८ मे प्रकाशित हुआ । इसकी प्रस्तावनामे 
आपने लिखा है-- 

“किसी समय निजाम स्टेटका 'कोपल' ग्राम, जिसे 'कोपण' भी कहते है, 
सस्क्ृतिका एक प्रसिद्ध केन्द्र था। मध्यकालीन भारतमे जेनोमे इसकी अच्छी 
ख्याति थी और आज भी यह स्थान पुरातन-प्रेमियोके स्नेहका भाजन बना 
हुआ है। इसके निकट पल्लकोगुण्डू नामकी पहाड़ीपर अशोकेका एक अभि- 
लेख उत्कीणित है, जिसके निकट दो पद-चिह्न अकित हैं । उन्तके ठीक तीचे 





१ आदिपुराण १॥५० । 
२. कुबलयमाला, सिंधी सीरिज, अनुच्छेद छ पृ० ४॥। 
३ सी० पी० और वरारकी सस्कृतप्रतियोका कैटलॉग, पृ० ७६४ | 


२९२ , तीथंकर महावीर भौर उनकी आचार्य-परम्परा 


पुरानो कप्नडमे दो पक्तिका एक अभिलेख उत्कीर्ण है, जिसमे लिखा है कि 
“चावय्पने जटासिहनन्याचार्यके पदचिन्हरोको तैयार कराया"।* 

इससे विदित है कि जटामिहनन्याचार्येने 'कोप्पछ' में समाधिमरण धारण 
किया था। शॉ० उपाध्येका अनुमाव है कि ये जटासिहनन्दि ही प्रस्तुत महाकवि 
हैँ। कन्नउसाहित्यमे आये हुये इनके विविध उल्लेस इन्हे कर्नाटक अधिवासी 
मिद्ध करते है। साथ हो वह भी सिद्ध होता है कि कोप्पलमे इन्होने अपना 
अन्तिम जोवन व्यतात किया होगा। वराज़चरितमे आाये हुये वर्णनोसे भो 
ये दाक्षिणात्य सिद्ध होते हैं 
स्थितिकाल 

ब्रन्यका र अपने परिचय जौीर ग्रन्वरचना-समयऊे सम्बन्ध मौच है । उत्तर- 
कालोन लेसकोके उम्ऊेचोके आधारपर ही उनके समयका अनुमान किया जाता 
है। उद्योतनम रिकी 'कुबलूयमाला', जिनसेन प्रथमके 'हरिवशपुराण' एवं जिन- 
सेन द्वित्तीगफे 'आदिपुराग' के उल्लेयोके अतिरिवन उत्त रवर्त्ती पम्प, रायमल्रफे 
मन्त्री और सेनापति चामुण्डराय, धवल, नयसेन, पाद्वंपण्डित, महाकवि जन्न, 
गुणवर्म, कमठूमव एवं सहाबलू कवियोने भी वराजड्भचरित्त या जटाचाय अथवा 
दोनोंका स्मरण किया है| अतएवं बह निष्कर्ष निकालना सहज है कि जटाचार्य 
ओर उनके वराझ्ञचस्तिकी स्थाति ई० सन्‌ को आठवो शततोके पूर्व ही हो चुको 
थी। यतत उद्योत्तसूरिका समय 5० सन्‌ ७७८ है । जितसेन प्रथमने हरिवशकी 
समाप्ति सन्‌ ७८३ 5० में की थी | आदिपुराण (८३८ ई०) में जिनरोन हितीय- 
ने जटाचार्यके जिस स्वरूपका निर्देश किया है, उस स्वमू्पसे प्रतीत होता है 
कि उनकी उहराती हुई जठाएं लम्बी-ठम्ती थी। उसी कारण ये जटिलया 
जटाचाय॑ कहे जाते ये। उमफे पण्चात्‌ तो जटाचाय॑ और उनके बराज़चरित्त- 
की स्थाति इतनी बटो कि १०वीं शताब्दीके कन्नड महात वि पम्पने इनका आदर 
पूर्वक स्मरण किया और चामुण्परायने तो वराजुचरितके उद्धरण हां द डाले 
है । ११ वी और १९ वो घतीके अपश्रशके महाकवि घवरू और कन्नडके महा- 
कवि नयसेन" ने भी इसका स्मरण किया है। १३ वी शतीमे वराफ्मचरित 
कवियोका आदर्श काव्य वन गया था | फलत पार्श्वपण्डित (६० १२०५) जन्नत 
(ई० सनु१२०९५), गृुणवर्म (० १२३०), कमरभव (अचुमानत्त ई० १२३५) और 
महावलू (ई० १२०४) न गौरवके साथ इनका स्मरण किया है। ये उत्लेख 
वराज़चरित और उसके कर्त्ता जटाचार्यकी व्यात्ति एव लोकप्रियताको प्रकट 





१ वराज़चरित, प्रस्तावना, पृ० ६३ । 


श्रूतघर और सारस्वताचार्य २९३ 


करते है। तथा सभी भाषा और सम्प्रदायोके कवियों द्वारा उनका आदर किया 
जाना वत्तठाते है। उद्योतनसूरिने इनका उल्लेख रविपेणसे पहले किया है। 
उसस अनुमान हे कि आचाय॑ रविपेणसे वराज्भचरितकार पृववर्ती हैँ और 
अधिक प्रासद्ध रहे होगे । अत कहा जा सकता है कि जैन सस्क्ृत्-प्रवन्ध-काव्य- 
के ये हो आद्य रचयिता हैं। जिस प्रकार आचार्य समस्तभद्र सस्कृत्तके आद्य 


स्तुतिकार है, उसी प्रकार जटासिहनन्दि आदि प्रवन्ध-काव्यरचयिता है । 


पद्मचरित ओर वराज्भचरित इन दोनोकी शैली और स्थापत्यके अध्ययनसे 
ऐसा भी अवगत होता है कि वराज्ुचरित पद्मचरितके पश्चात्‌ लिखा गया है। 
यत पद्मचरितका स्थापत्य पुराणका है, तो वराज्भचरितका स्थापत्य पुराण- 
काव्यका है | पुराण और पुराण-काव्यमे पर्याप्त अन्तर है | पुराणमे कथा सर्ग- 
बद्ध होती है और साथ ही उसमे सानुवन्धता पायी जाती है। वराज्धचरितकी 
कथामे अनुवन्धोकी कमी हे। अत हमारा अनुमान हे कि वरागचरित पद्म- 
चरित्तसे कम-से-क्रम बोस वर्ष बाद लिखा गया है। सस्कृत्त-काव्यक्षेत्रमे रामायण, 
व महाभारतके पश्चात्‌ अलक्षत्तकाव्योका प्रादुर्भाव होने लगा था और भारवि 
जैसे कवि किराताजुनीय जैसे काव्योका प्रणयन कर चुके थे । वराज्भचरित्त पर 
'किरात'के स्थापत्यका गहरा प्रभाव है । छन्दोका प्रयोग तो 'किरात'के समान 
है ही, पर युद्ध और वस्तु वर्णन भी 'किरात'के समकक्ष है। अत्तएव जटामिह- 
नन्दिका समय भारविसे कुछ पश्चादवर्ती भर्थाव्‌ ७वी शताव्दीका अन्तिम 
पाद होना चाहिये। उद्योतनसूरिके निर्देशसे ये «वी शताब्दीसे पृव॑वर्ती हैं। 
अतएवं इनका समय ७वीका उत्तराध॑ एवं ८वी शत्ताब्दीका पूर्वाद्ध है| 


बज++ 


(१ नयसेनने धर्मामृतके प्रारम्भभे नवम पद्यसे छेकर उन्नतालीसवे पद्म तक गुरु- 
परम्पराका स्मरण किया हैं । यह निम्त प्रकार हैँ--अर्हद्वलि, गुणघरभट्टारक, 
आर्यमक्ष्‌ , नागहस्ति, धरसेनाचार्य, पुष्पदन्त, भूतवलि, जयनन्दि, कुन्दकुन्दाचार्य, 
जटासिंहनन्दि, कूचीभट्वारक, समन्तभद्र, पूज्यपाद, विद्यानन्द, सिद्धसेन, श्रुतकीर्ति, 
प्रभाचन्द्र, जिनसेन पण्डित, यतिवृपभ, शुभचन्द्र, सिद्धान्तदेव, रामनन्दि सैद्धान्तिक 
जिनसेनाचार्य, इन्द्रसेन, भेरुण्ड पण्डित, सिद्धातेप, चादिराज, मेघचन्द्र, कीतिदेव, 
राजसिंह, पद्मनन्दि, सागरचन्द, वासपूज्य भट्टारक, प्रभाचन्द्र भट्टारक, चारुसेना- 
चार्य अमोधचन्द्र, रामसेनवृति, कनकनन्दि, अकलकदेव, माघनन्दि, पम्प, रच्न, 
जन्न ओर गुणधघर्मका स्मरण किया है। नयसेनका प्रस्तुत ग्रन्थ शक स० १०३७ 
नन्‍्द सवत्सरके भाद्रपदके शुक्लूपक्ष में हस्ताक दिनको समाप्त हुआ है । प्रत्थ- 
का रचनाकाल ग्रन्थमे अकित हैं । 





२९४ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


वस्तुको साध्यता एवं अनेकान्तात्मक वस्तुमे दिये जानेवा७े सशयादि आठ 
दोषोको समीक्षा अद्धित है। चतुर्थ प्रस्तावमे हेतु सम्बन्धी विचार आया है | 
इसमे त्रिर्प हेतुका खण्डन करके अन्यथानुपपत्तिरूप हेतुलक्षणका समर्थन 
किया गया है। हेतुके उपलब्धि और अनुलब्धिरूप भेदोका विवेचन कर पुर्व॑- 
चर, उत्तरचर ओर सहचर हेतुसम्बन्धी विचार किया गया है । इस प्रस्तावमे 
विभिन्‍न मत्तोकी समीक्षापूर्वक हेतुका स्वरूप निर्धारित किया है । 


पञ्चम प्रस्तावमे असिद्ध, विरुद्धादि हेत्वाभासोका निरूपण, स्वथा 
एकान्तमे सत्तहेतुकी विरुद्धता, सहोपलम्भनियम, हैतुकी विरुद्धता, विरुद्धा- 
व्यभिचारीका विरुद्धमे अन्तर्भाव, अज्ञात्तहेतुका अकिज्चित॒करमे अस्तर्भाव 
हा हेत्वाभासविषयक प्ररूपण आया है तथा इसमे अन्तर्व्याप्तिका भी समर्थन 
है। 


पष्ठ प्रस्तावमे वादका लक्षण, जय-पराजयव्यवस्थाका स्वरूप, जातिका 
लक्षण, दध्युट्रत्वादिके अभेदप्रसगका सयुक्तिक उत्तर, उत्पादादित्रयात्मकत्व 
समर्थन, सवंथा नित्य सिद्ध करनेमे सत्त्वहेतुका असिद्धत्वादि निरूपण आया है। 
इस श्रस्तावमे शून्यवाद, सवृतिवाद, विज्ञानवाद, निविकल्पकदशन, अपोहवाद, 
क्षणभगवाद, असत्कायंवाद आदिको भी समीक्षा की गयी है। 


सप्तम प्रस्तावमें प्रवचनका लक्षण, सर्वेश्ञसिद्धि, अपीरुषेयत्वका निरसन, 
तत्त्वज्ञानसहित चारित्रको मोक्षहेतुता आदि विषयोका विवेचन आया है। 


अष्टम श्रस्तावमें सप्तमगीके निरूपणके साथ नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋणु- 
सूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवम्भूत इन सात नयोका कथन आया है। 


नवम प्रस्तावमे प्रमाण, नय और निशक्षेपका उपसहार किया गया है| 


४ सिद्धिविनिद्चय सवुत्ति" 

सिद्धिविन्िस्चयमे १२ प्रस्ताव हैं। इनमे प्रमाण, चय और निक्षेपका विवेचन 
है। प्रथम प्रस्ताव प्रत्यक्ष-सिद्धि है। इसमे प्रमाणका सामान्य लक्षण, प्रमाणका 
फल, बाह्यार्थकी सिद्धि, व्यवसायात्मक विकल्पकी प्रमाणता और विशदता, 
चित्रज्ञानकी तरह विचित्र बाह्य पदार्थोको सिद्धि, निविकल्पक प्रत्यक्षका निरास, 





१ सिद्धिविनिश्चय अनन्तवीर्यकी टीका सहित, भारतीय ज्ञानपी5 काशी सस्करण | 


३१२ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


स्वसवेदनप्रत्यक्षेके निविकल्पकत्वका खण्डन, अविसवादकी बहुलत्तासे प्रमाण- 
व्यवस्था आदि विषयोका विचार किया गया है । 

द्वितीय सविकल्पसिद्धि-प्रस्तावमे अवग्रहादि ज्ञानोका वर्णन, मानस-प्रत्यक्ष- 
की आलोचत्ता, निविकल्पसे सविकल्पकी उत्पत्ति एवं अवग्रह्मदिमे पुव॑-पूर्वंकी 
प्रमाणता और उत्तर-उत्तरमे फलरूपताकी पिद्धि की गयी है। 


तृतीय प्रमाणान्तर-सिद्धिम स्मरणको प्रमाणता, प्रत्यभिन्नानका प्रामाण्य, 
उपमान्तका सादुश्यप्रत्यमिज्ञानमे अन्चर्भाव, त्ककी प्रमाणताका समर्थन, क्षणिक- 
पक्षमे अथथक्रियाका अभाव आदिकी समीक्षा आयी है । 

चतुर्थ जीवसिद्धि-प्रस्तावमे ज्ञानको ज्ञानावरणके उदयसे मिथ्याज्ञान, 
क्षणिकचित्तमे कार्यकारणभाव, सन्‍्तान आदिकी अनुत्पत्ति, जीव और कर्म 
चेतन और अचेत्तन होकर भो बन्धके प्रति एक है, कर्माल्नव तत्तोपप्छववाद, 
भूतचेतन्यवाद एवं विभिन्न दशेनोमे मान्य आत्मस्वरूपका विवेचन किया है। 

पञ्चम प्रस्ताव जल्प-सिद्धि है। इसमे जल्पका लक्षण, उसकी चतुरज्भता 
जल्पका फलमार्ग प्रभावना, शब्दकी अर्ंवाचकत्ता, निग्रहस्थान एवं जय- 
पराजयव्यवस्थाकी समोक्षा को गयी है । 

छठा हेतुलक्षणसिद्धि-प्रस्ताव है। इसमे हेतुका अन्यथानुपपत्तिलक्षण, 
तादात्य-त्तदुत्पत्तिसे ही अविनाभावकी व्याप्ति नही, हेतुके भेद, कारण आदि- 
का कथन आया है। 

सप्तम प्रस्ताव शास्त्र-सिद्धि है | इसमे श्रतका श्रेयोमागंसाधकत्व शब्दका 
अथवाचकत्व, स्वप्नादि दशामे भी जीवकी चेतनता, भेदेकान्तमे कारक, ज्ञापक 
स्थितिका अभाव, ईइ्वरवाद, पुरुषाद्देतवाद, वेदका अपौरुषेयवाद आदिका 
समालोचन किया है | 

अप्टम सर्वज्ञसिद्धि-प्रस्तावमे सर्वज्ञकी सिद्धि और नवम शब्दसिद्धि प्रसतावमे 
शब्दका पोदगलिकत्व सिद्ध किया है। दशम प्रस्तावका नाम अथेनयसिद्धि 
है । इसमे नयका स्वरूप, नेगम, सग्रह, व्यवहार और ऋजु-सूत्र इच चार अथ- 
नयो और नयाभासोका वर्णन आया है । 

ग्यारह॒वाँ शब्दनयसिद्धि-प्रस्ताव है । इसमे शब्दका स्वरूप, स्फोटवादका 
सण्डन, शब्दनित्यत्वका निरास, शब्दनय, समभिरूढनय एवं एवम्भतनय 
आदिका वर्णन आया है । 

बारहवों निक्षेपसिद्धि-प्रस्ताव है । इसमें निक्षेपका लक्षण, भेद, उपभेदोका 
स्वहप एवं उसकी सम्भावताओ पर विचार किया गया है । 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ३१३ 


५ तत्त्वाथवात्तिक सभाष्य॑ 


इस भ्रन्थके मगलपयके चतुर्थ चरणसे “वक्षे तत्त्वाथंवात्तिक' लिखकर 
अकलकदेवने इस ग्रन्थको 'तत्त्वार्थवात्तिक' कहा है। तत्त्वाथंसूत्रके प्रत्येक 
सूत्रपर वात्तिकहूपमे व्याख्या लिखे जानेके कारण यह तत्त्वा्थवात्तिक कही 
गयी है। वात्तिक इलोकात्मक भी होते है और गद्यात्मक भी | कुमारिलका 
मीमासाइलोकवात्तिक और धमर्मकीतिका 'प्रमाणवात्तिक' पद्मोमे लिखे गये है। 
पर न्यायदर्श॑नके सूत्रोपर उद्योतकरने जो वारत्तिक रचा है, वह गद्यात्मक है। 
अतएव यह अनुमान लूगाना सहज है कि अकलकने उद्योतकरके अनुकरण पर 
गद्यात्मक तत्त्वार्थथातिक रचा है। अकलडूकी विशेषता यह है कि उन्होने 
तत्त्वाथंसूत्रके सूत्रोपर वात्तिक रचे और वात्तिकोपर भाष्य भी लिखा है| इस तरह 
इस ग्रन्थम वात्तिक पृथक है और उनकी व्याख्या-भाष्य अलूग है । इसी कारण 
इसकी पुष्पिकाओमे इसे 'तत्त्वाथंवात्तिकव्याख्यानाल॒कार' सज्ञा दी गयी है। 


यह भ्रन्थ तत्त्वाथ॑ंसूत्रकी व्याख्या होनेके कारण दश अध्यायोमे विभक्त है। 
इसका विषय भी तत््वाथंसूत्रके विषयके समान ही सैद्धान्तिक और दाशंनिक 
है। तत्त्वार्थमृत्रके प्रथम तथा पचम अध्यायमे क्रमश ज्ञान एवं द्रव्योकी चर्चा 
आयी है और ये दोनो विषय ही दर्शनशास्त्रके प्रधान अग है। अत अकलक- 
देवने इन दोनो अध्यायोमे अनेक दाशंनिक विषयोकी समीक्षा की है। दर्शन 
शास्त्रके अध्येताओके लिये तत्त्वार्वात्तिकके ये दोनो अध्याय विशेष महत्त्वपूर्ण है। 


तत्त्वाथंवात्तिककी एक प्रमुख विशेषता यह है कि जितने भी मन्तव्य उसमे 
चचित हुए, उन सबका समाधान अनेकान्तके द्वारा किया गया है। अत दाशं- 
निक विषयोसे सम्बद्ध सूत्रोके व्याख्यानमे अनेकान्तात्‌वात्तिक अवश्य पाया 
जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि वात्तिककारने दार्शनिक विषयोके कथन- 
सन्दर्भभे आगमिक विषयोको भी प्रस्तुत कर अनेकान्तवादकी प्रतिष्ठा की है। 


तृतीय, चतुथ अध्यायोमे छोकानुयोगसे सम्बद्ध विषय आये है | इस विषयके 
प्रतिपादनमे 'तिलोयपण्णत्ति” आदि प्राचीन ग्रन्थोकी अपेक्षा अनेक नवीनताओ- 
का समावेश किया गया है। इस ग्रन्थकी विशेषताओके सम्बन्धमे प्रज्ञाचक्षु प० 
सुखलालजीने लिखा है--राजवात्तिक और इलोकवात्तिकके इतिहासज्ञ अभ्यासी- 
को मालूम पडेगा कि दक्षिण हिन्दुस्तानमे जो दार्शनिक विद्या और स्पर्धाका 
समय आया भर अनेकमुख पाण्डित्य विकसित हुआ, उसीका प्रतिविम्ब इन 
दोनो ग्रन्थोमे है । प्रस्तुत दोनो वात्तिक जैनदर्शनका प्रामाणिक अभ्यास करने- 
के पर्याप्त साधन है। परन्तु इनमेसे “राजवारत्तिक'का गद्य सरल और विस्तृत 


३१४ . तोर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


होनेसे तत्त्वार्थके सम्पूर्ण टीकाग्रन्थोकी गरज अकेला ही पुर्ण करता है। ये दो 
वात्तिक यदि नही होते, तो दशवी शताब्दी त्तकके दिगम्बर साहित्यमे जो 
विशिष्टता आयी, भोर उसकी जो प्रतिष्ठा बँधी वह निश्चयसे अधूरी हो रहती। 
ये दो वात्तिक साम्प्रदायिक होनेपर भी अनेक दुष्टिपोसे भारतीय दार्शनिक 
साहित्यमे विशिष्ट स्थान प्राप्त करे, ऐसा योग्यता रखते है। इनका अवलोकन 
बौद्ध ओर वैदिक परम्पराके अनेक विषयो पर तथा अनेक ग्रन्थो पर ऐतिहासिक 
प्रकाश डालता है।” 


'तत्त्वार्थवात्तिक'का मूल आधार पृज्यपादकी सवार्थसिद्धि हे । सवार्थंसिद्धि- 
की वाक्यरचना, सूच जैसी सतुलित और परिमित है। यही कारण है कि 
अकलकदेवने उसके सभी विशेष वाक्योको अपने वारतिक बना डाले है, और 
उनका व्याख्यान किया है। आवश्यकतानुसार नये वात्तिकोकी भी रचना को 
है, पर सर्वाथंसिद्धिका उपयोग पूरी त्रहसे किया है। जिस प्रकार बीज वृक्षमे 
समाविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार समस्त सर्वाथसिद्धि तत्त्वाथ॑वात्तिकमे समाविष्ट 
है, पर विशेषता यह है कि सर्वाथसिद्धिके विशिष्ट अम्यासीको भी यह प्रत्तीति 
नही हो पाती कि वह प्रकारान्तरसे सर्वाथंसिद्धिका अध्ययन कर रहा है। 

तत्त्वाथंवात्तिक'मे यो त्तो अनेक विषयोकी चर्चा की गयी है, पर विशेषरूपसे 
जिन विपयोपर प्रकाश डाला गया है, वे निम्नलिखित है-- 

१ कर्त्ता और करणके भेदाभेदकी चर्चा | तोनो वाच्यो द्वारा ज्ञानको 
व्युत्पत्ति २ आत्माका ज्ञानसे भिन्नाभिन्‍्नत्व । 

३ केवल ज्ञानप्राप्तिके द्वारा मोक्षकी मान्यताका निरसन कर मोक्षमार्गे- 
का निरूपण। सन्दर्भानुसार साख्य, वेशेषिक, न्याय और बौद्ध दर्शनोको समीक्षा 

४. मुख्य और अमुख्योका विवेचन करते हुए अनेकान्तदृष्टिका समर्थन । 

५ सप्तभगीके निरूपणके पश्चात्‌ अनेकान्तमे अनेकान्तको सुधटना । 

६ अनेकान्तमे प्रतिपांदत छल, सशय आदि दोषोका निराकरण करते 
हुए अनेकान्तात्मकत्ताकी सिद्धि । 

७. एकान्तवादमे ज्ञानके करण-कर्तुत्त्वका अभाव। 

<- आत्म-अनात्मवादियोको समीक्षा | 

० प्रत्यक्ष-परोक्षसम्बन्धो ज्ञानकी व्याख्याओका विस्तृत विवेचन | 

इस सन्दर्भमे पुवंपक्षके रूपमे बौद्ध, न्याय, वेशेषिक, मोमासक आदि दाशं- 
निकोकी समीक्षा । 


42205 0000 शनि जमकर 
१. तत्त्वार्थभृत्र, भारत जैन महामडल वर्धा, द्वितीय सस्करण, सन्‌ १९५२,पृ० ७८, ७९। 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ३१५ 


१० चक्षुके प्राप्यकारित्व और श्रोत्रके अप्राप्यकारित्वका निराकरण | 

११: श्रुतज्ञानके अन्तगंत अनुमानके पृवंबत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यत्तोदुष्ट 
भेद तथा उपमान, ऐत्तिह्य, आर्थापत्ति, सम्भव और अभावक्रा समावेश | 

१२ आत्मसिद्धि । 

१३ स्वात्मा और परमात्माके विश्लेषणके साथ सप्तमगीके सकलादेश और 
विकलादेशोका विवेचन | 

१४ 'द्रव्यत्वयोगातु द्रव्य' और “गुणसद्रावो द्वव्य'की विस्तुत समीक्षा | 

१५ विभिन्न दर्शंनोके आलोकमे शब्दके मूरतिकत्वका विवेचन | 

१६ स्फोटवाद-समीक्षा | 

१७ कौकक्‍्वल, काण्ठेविहि, कौशिक, हरि, इमश्रुमान, कपिल, रोमस, हरि- 
ताव्व, मुण्ड और आइवलायन गादि क्रियावादियोका समालोचन | 

१८ मरीचिकुमार, उलूक, कपिल, गाग्य॑, व्याप्रभूत्ति, मांठर, मौद्गलायन 
आदि अक्रियावादी दाशंनिकोकी समीक्षा । 

१९, साकल्य, वासकल, कुथुमि, सात्यमुग्री, चारायण, कठ, माध्यन्दिन, 
मौद, पेपलादि, वादरायण, येतिकायन, वसु और जैमिनि आदि अज्ञानवादियो- 
का समाकोचन । 

२० वशिष्ठ, पाराशर, जतुकर्ण, बाल्मीकि, रोमहधिणी, व्यास, एंलापुत्र, 
ओऔपमन्यव, इन्द्रदत्त आदि वेनिक वांदियोकी समीक्षा | 

२१ जीव-अजीव आदि तत्त्वोका निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, 
स्थिति और विधानपूर्वक विवेचन | 

२२. ज्ञानोके विषयक्षेत्रका कथन | 

२३ नयोका सोपपत्तिक निरूपण | 

२४ शरीरोका सविस्तर निरूपण । 

२५ लोकरचना--क्षेत्रफल और घनफलोका निरूपण । 

२६ गुणस्थान, ध्यान, अनुप्रेक्षा एव मार्गंगणा आदिका विस्तृत्त कथन । 

२७, द्रव्य और तत्त्वोंकी व्यवस्थाका कथन । 

इस प्रकार 'तत्त्वार्थराजवात्तिक' मे अनेक विशेष बातोका कथन आया 
है। यह ग्रन्य अध्याय, आह्विक और वात्तिकोमे विमक्त है। यहाँ उदाहरणाथ 
एकाध वात्िक प्रस्तुत करते है, जिससे अकलकदेवको विषयश्रतिपादनसम्बन्धी 
विशेषता अभिव्यक्त हो जायगी ! हि 

प्रमाणनयार्पणाभेदातु-- एकान्‍्तो द्विविध---सम्पग्रेकान्तो मिथ्येकान्त 
इति । अनैकान्तो5पि द्विविध --सम्यगनेकान्तो मिथ्यानेकान्त इति । तंत्र सम्य- 


३१६ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


गेकान्तो हेतुविशेषसामथ्यपिक्ष' प्रमाणप्ररूपितार्थ कदेशादेश । एकात्मावधारणेन 
अन्याशेपनिराकरणप्रवणप्राणिधिभिथ्येकान्त । एकत्र सप्रतिपक्षानेकधर्मस्वरूप- 
निरूपणो युवत्यागमाम्यामविरुद्ध सम्यगनेकान्त | त्तदतत्स्वभाववस्तुशुन्य परि- 
कल्पितानेकात्मक केवल वाग्विज्ञान मिथ्यापनेकान्त । तत्न सम्यगेकान्तो तय 
इत्युच्यते | सम्पगनेकान्त' प्रमाणम्‌ । नयापंणादेकान्तो भवति एकनिरचयप्रवण- 
त्वात्‌, प्रमाणापंणादनेकान्तो भवति अनेकनिश्चयाधिकरणत्वातु" | 


६. अष्टशती 


जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन है। आचार समन्तभद्र अनेकान्तवादके 
सबसे बडे व्यवस्थापक है। उन्होंने आप्तमीमासा नामक ग्रन्थ द्वारा उसकी 
व्यवस्था को है । इसी आप्तमीमासापर अकलकदेवने अपनी “भष्टशत्तो' वृत्ति 
लिखी है। इस वृत्तिका प्रमाण ८०० इलोक है, अत. यह अष्टशतोी कहलाती है। 
विद्यानन्दने समन्‍्तभद्रके उक्त ग्रन्यपर अष्टसहस्ती नामकी टीका लिखी है, जिसमे 
अष्टशतीको 'दूधमे चीनी' की तरह समाविष्ट कर लिया है। शतीके रचयिता 
अकलकदेवने इसमे अनेक नये तथ्योपर प्रकाश डाला है। विभिन्न दर्शनोके 
द्ेत-अद्वेतवाद, शाइश्वत-अज्ञाश्वत्तवाद, वक्तव्य अववतव्यवाद, अन्यत्ता-अनन्‍्य- 
तावाद, सापेक्ष-अनपेक्षवाद, हेतु-अहेनुवाद, विज्ञान-बहिरर्थवाद, देव-पुरुपार्थ- 
वाद, पुण्य-पापवाद और बन्ध-मोक्षकारणवादकी समीक्षा की गयी है। उनके 
प्रतिपादनका एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 


“स्वभावान्तरात्स्वभावव्यावृत्तिरन्यापोह ” सविदो ग्राह्माकारात्कथज्चिद- 
व्यावृत्तो--अनेकान्तसवित्ते स्वलक्षणप्रत्यक्षवृत्तावषि सर्वेद्ाकारविवेक स्व- 
भावान्तरानुपलब्धे. स्वभावव्यावृत्ति शवलविपयनिभसे5पि लोहितादीना पर- 
स्परव्यावृत्तिरन्यथाचित्रप्रतिभासासमवात्‌, तदन्यतमवत्तदालम्बनस्थापि नीला- 
देरभेदस्वभावापत्ते, तद्वतस्तेभ्यो व्यावृत्तिरेकानेकस्व॒भावत्वात्‌ रूपादिवत्‌ 
अन्यथा द्र॒व्यमेव स्थान्न रूपादय ” |* 


अनेकान्तात्मकवस्तुको सिद्धि करते हुए लिखा है-- 


“यत्सत्‌ तत्सवंमनेकान्तात्मक वस्तुत्तत्व सवंथा तदर्थक्रियाकारित्वातू | 
स्वविषयाकारसवित्तिवत्‌ । न किड्चिदेकान्त वस्तुतत्त्व सर्गथा त्दर्थक्रियासभ- 





१ तच्त्वार्थवात्तिक, भारतोय ज्ञानपीठ काशी सस्करण, १।६-७ । 
२. अष्टशती, भारतीय जंन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था, काशी, सन्‌ १९१४ ई०, कारिका 
११, पृ० १० । 


श्रुतघर भ्ौर सारस्वताचार्य ३१७ 


वात्‌ गगनकुसुमादिवत्‌ | नास्ति सदेकान्त सर्वव्यापारविरोधप्रसगात्‌ असदे- 
कान्तवदिति विधिना प्रतिपेघेन गा वस्तुत्तत्व नियम्यते” ।१ 


शेली एवं काव्यप्रतिभा 
अकलकदेवकी शेली गृूढ एवं शब्दाथंगरभित है । ये जिस विषयको भी ग्रहण 
करते है, उसका गम्भीर और अथंपूर्ण वाक्योमे विवेचन करते हैं| अत कम- 
से-कम शब्दोमे अविक-से-अधिक विषयका निरूपण करना इनका लक्ष्य है। 
अकलकदेवका उनकी रचनाओपरसे षड्दर्शनोका गम्भीर और सूक्ष्म चिन्तन 
अवगत होता है। फलत, उनका अतल तलस्पर्शी ज्ञान सर्वत्र उपलब्ध है। 
इनकी कारिकाओमे अथंगाम्भीय है, प्रसगवश वे वादियोपर करारा व्यग्य 
करनेसे भी चूकते नही है । व्यग्यके समय इनकी रचनाओमे सरसता आ जाती 
है, और दर्शनके शुष्क विषय भी साहित्यके समान सरस प्रतीत होने लगते 
है। अदृश्यानुपलब्धिसि अभागकी सिद्धि न माननेपर वे बौद्धोपर व्यग करते 
हुए कहते है-- 
दध्यादो न प्रवरत्तेत बौद्ध/ तदभुक्तयवे जन । 
अदुश्या सौगती तत्र तनू सशडूमानक ॥ 
दध्यादिके त्तथा भुक्ते न भुक्त काञ्जिकादिकम्‌ | 
इत्यसौ वेत्तु नो वेत्ति न भुक्ता सौगती तनु *॥ 
अदृश्यकी आशकासे बौद्ध दही खानेमे निशक प्रवृत्ति नही कर सकेंगे, 
क्योकि वहाँ सुगतके अदृश्य शरीरकी शका बनी रहेगी | दही खानेपर काञ्जी 
नही खायी, यह तो वे समझ सकते है, पर बुद्ध शरीर नही खाया, यह समझना 
उन्हें असम्भव है। 
यह कित्तना मािक व्यग्य है | धर्मकीत्तिके अभेदप्रसगका उत्तर भी अक- 
लकदेवने व्यग्यात्मक रूपमे दिया है। अकलूकदेब कठिन-से-कठिन विषयको भी 
व्यग्यात्मक सरलरूपमे प्रस्तुत करते हैं । यो तो अकलकदेवने अनुष्टुप्‌ उन्दोमे 
ही अधिकाश कारिकाएँ लिखी है, पर उन्हे शादूंलविक्रीडित और खग्धरा छन्द 
भी विशेष प्रिय है। जहाँ उन्हे थोडा-सा भी अवसर मिलता है कि वे इन छन्दो- 
का प्रयोग करने रूगते है। न्‍्यायके प्रकरणोमे उद्देश्यनिर्देशक और उपसहा- 
रात्मक पद्योमे इन छन्दोका प्रयोग पाया जाता है। मगलाचरणके पतद्योमे 
अलकारोका नियोजन भी विद्यमान है | निन्नलिखित पद्यमे सम्यवज्ञानको जल- 


१ अष्टशती, कारिका १०९, पृ० ४८ । 
२ सिद्धविनिदचयटीका, भारतीय ज्ञानपीठ काशी सस्करण, भाग २,पृ० ४३७ | 


३१८ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचाय॑-परम्परा 


रूपक प्रदान कर मलिन हुए न्यायमार्गंके प्रक्ञालनकी बात वे कितनी सदयतासे 
व्यक्त करते है-- 
वबालाना हितकामिनामतिमहापाप पुरोपाजिते' 
माहात्म्यात्तमस स्वय कलिबलछात्‌ प्रायो गुणद्वेषिभि । 
न्‍्यायोब्य मलिनीकृत कथमपि प्रक्षाल्य नेनीयते, 
सम्यग्लानजलेबंचो भिरमल तत्रानुकम्पापरे ॥* 
इसी प्रकार अनुप्रास, यमक आदि अलकार भी इनके दर्शन-ग्रन्थोमे काव्य- 
रचना न होनेपर भी प्राप्त हैं। शेीकी दृष्टिसि अअछक निश्चय ही उद्योतकर 
और घधमंकीतिके समकक्ष हैं । 


एलाचाये 


एलाचायंका स्मरण आचाय॑ वीरसेनने विद्यागुरुके रूपमे किया है। उन्होने 
'छखा है-- 
जस्साएसेण मए सिद्धतमिद हिं अहिलहुद । 
महु सो एलाइरियो पसियउ वरवीरसेणस्स ॥ 
जिसके आदेझसे मेंने इस सिद्धान्तग्रल्थको लिखा हे वह एलाचार्य॑ मेरे ऊपर 
प्रसन्न हो । 
वीरसेवाचार्यते जयधवलाटोकामे भी एलाचायंका स्मरण किया है तथा 
उनकी ऋपासे प्राप्त आगम-सिद्धान्तको लिखे जानेका निर्देश किया है । बताया 
है--“एदेण वयणेण सुत्तस्स देसाभासियत्त जेण जाणाविद तेण_ चउण्ह गईण 
उतुच्चारणावलेण एलाइरियपसाएण य सेसकम्माण परूवणा की रदे ।” 
भर्थात्‌ उच्चारणाके बलसे और एलाचायंके प्रसादसे चारो गतियोमे शेष 
कर्मों को प्रहदणा करते है--कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओघनिर्देश ओर आदेशनिर्देश | इनमेसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी तीन 
प्रकृत्तियोका जघन्यकाल एक समय हे, तथा उत्कृष्टकाल दो समय है। इसी 
अकार असख्यातभागहानि, सख्यातभागहानि, सख्यातगुण-हानि और 


असख्यातगुण-हानिके जघन्य और उत्कृष्ट कालका आनयन एलाचाययके उप- 
देशसे किया है । 





१ घवलाटीका, अन्तिम प्रशस्ति, पुस्तक १६, गाथा १॥। 
१ जयघवलछाटोका समन्वित कसायपाहुड, भाग ४, पृ० १६९ । 


श्रुत॒घर और सारस्वताचार्य , ३१९ 


परिचय 
गृद्धपिच्छके तामान्तरोमे एलाचायंके नामकी गणना पायी जाती है। किन्तु 
प्रस्तुत एलाचार्य उनसे भिन्न है। ये वीरसेनके समकालीन हैं और उनका 
सेद्धान्तिक पाण्डित्य असाधारण होगा । इच्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमे एला- 
चार्यके सम्बन्धमे लिखा है-- 
काले गते कियत्यपि तत पुनदिचित्रकूटपुरवासी । 
श्रीमानेलाचार्यों बभूव. सिद्धान्तत्तत्त्वज्ञ ॥ 
तस्य समीपे सकल सिद्धान्तमधीत्य वीरसेनगुरु । 
लिलेख है. 
उपरितमनिबन्धनाद्याधिकारानष्ट च लिलेख ॥ 


बप्पदेवके पश्चात्‌ कुछ वर्ष बीत जानेपर सिद्धान्तशास्त्रके रहस्य ज्ञाता 
एलाचाय॑ हुए । ये चित्रकूट नगरके निवासी थे। इनके पार्व॑मे रहकर वीर- 
सेनाचायंने सकल सिद्धान्तोका अध्ययन कर निबन्धनादि आठ अधिकारोको 
लिखा | 

इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि वीरसेन आचाय॑ने आगमग्रन्थोका अध्ययन 
एलाचार्येसे किया था। प्राचीन समयमे विद्यागुरु और दीक्षागुरु पृथक्‌-पृथक्‌ 
हुआ करते थे । अत एलाचाय॑ वीरसेनके विद्यागुरुके रूपमे रहे होगें । 

जयधवलाटीकाके प्रथम भागमे एलाचायंके वात्सल्यकी आचार्य वीरसेनने 
प्रशसा की है । लिखा है--'जीव्भमेलाइरियवच्छओ'* इस कथनसे ध्वनित 
होता है कि एलाचाय वीरसेनको बहुत्त स्नेह करते थे। यही कारण है कि 
उन्होने अपनेको एलाचायंका वत्स कहा है । 
समय-निर्णय 

इनके समयका निर्धारक रूपसे बडा प्रमाण यही है कि वीरसेनने उन्हें 
अपना गुरु बत्ताया है और उन्हीके आदेशसे सिद्धान्त-ग्रन्थोका प्रणयन किया 
है। अत एलाचाय॑ वीरसेनके समकालीन अथवा कुछ पूव॑वर्ती है। वीरसेनने 
घवलाटीका शक सवत्‌ ७३८ (ई० सन्‌ ८१६)मे समाप्त की थी | अतएवं एलाचार्य 
आठवी शताब्दीके उत्तराधे और नवमी शतीके पूर्वाद्धेके विद्वानाचाय हैं। 
प्रतिभा एवं वेदुष्य 

एलाचायके ग्रन्थ उपलब्ध नही हैं और न कोई ऐसी कृति ही उपलब्ध हें, 
१ इन्द्रनन्दि श्रुतावतार, इलोक १७७-१७८। 
२. जयघवलाटीका समन्वित कसायपाहुड, १ पु० ८१। 


३२० , तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


एलाचायंकी क्ृृतियोंके उद्धरण ही मिलते हो। वीरसेनके गुरु होनेके कारण ये 
सिद्धान्तशास्त्रके मर्मज्ञ विद्वान थे, इसमें सनन्‍्देह नहीं । वीरसेनस्वामीने जय- 
धवलाटोीकामें मतभेदोका निर्देश करते हुए स्पष्ट लिखा है कि भट््‌टारक एला- 
चायंके द्वारा उपदिष्ट व्याख्यान ही समीचीन होनेसे ग्राह्मय है। यथा-- 

"त्दो पुव्वुत्तेलाइरियभडारएण उबइद॒वक्खाणमेव  पद्ठाणभावेण 
एत्य घेतव्व" |! 

इस उद्धरणसे एलाचायंकी प्रतिभाका अनुमान लगाया जा सकता है। 
एलाचार्य वाचकगुरु थे और उनकी प्रतिभा अप्रतिम थी । 


वीरसेनाचारय 


जिनसेन प्रथमने अपने हरिवशपुराणमे कविचक्रवर्तीके रूपमे वीरसेन 
आचाय॑ंका स्मरण किया है। यथा-- 


जितात्म-परलछोकस्य कवीना चक्रवतित । 
वीरसेनगुरो  कीतिरकलड्टावभासते ॥* 
जिन्‍्होने स्वपक्ष और परपक्षके लोगोको जीत लिया है तथा जो कवियोके 
चक्रवर्ती हैं, ऐसे वीरसेनस्वामीकी निर्मेल कीति प्रकाशित हो रही है । 
आचाये बोरसेन सिद्धान्तके पारज्भत विद्वान्‌ तो थे ही, साथ ही गणित, 
न्याय, ज्यौतिष, व्याकरण आदि विषयोका भी तलस्पर्शी पाण्डित्य उन्हे प्राप्त 
था। इनका बुद्धिवेभव अत्यल्त अगाध और पाण्डित्यपूर्ण है। वीरसेनस्वामीके 
शिष्य जिनसेनने अपने आदि५राण एवं घवला-प्रशस्लिमे इनकी “कविवृन्दारक' 
कहकर स्तुति की है । उन्होने लिखा है-- 
श्रीवी रसेन इत्यात्तभट्टारकपृथुप्रथ..। 
स॒ न॒पुनातु पूतात्मा कविवृन्दारकों मुनि ॥ 
लोकवित्त्व कवित्वञ्च स्थित भट्दठारके द्वयम्‌। 
वाइमिता<वाइमिता यस्य वाचा वाचस्पतेरपि ॥ 
सिद्धान्तो पनिबन्धाना विधातुमंदगु रोश्चिर्स्‌ || 
मन्मन सरसि स्थेयात्‌ मुदुपादकुशेशयम्‌ ॥ 


कसायपाहुड, भाग १, पृ० १६२ । 
२ हरिवशपुराण १३९ ॥ 
३२ आदिप्राण, भारतीय ज्ञानपीठ सस्करण, १।५५-९७ । 


श्ुतघर ओर सारस्वताचार्य ३२१ 
२१ 


वे अत्यन्त प्रसिद्ध वीरसेन भट्टारक हमे पवित्र करें, जिनकी आत्मा स्वय 
पवित्र है, जो कवियोमे श्रेष्ठ हैं, जो लोकव्यवहा र और काव्यस्वरूपके महान 
ज्ञाता है तथा जिनकी वाणीके समक्ष ओरोकी तो बात ही क्या, स्वय सुर-गुरु 
बृहस्पत्तिको वाणी भी सीमित--अल्प जान पडती है। सिद्धान्त--षट्खण्डागम 
सिद्धान्तग्रन्थके ऊपर उपनिबन्धन--निवन्धात्मक टीका रचनेवाले मेरे गर 
वीरसेन भट्टारकके कोमल चरण-कमल सवंदा मेरे मनरूपी सरोवरमे विद्य- 
मान रहे । 

ऊपरके अवतरणसे यह स्पष्ट है कि वीरसेनाचायं कवि और वाग्मी तो थे 
ही, साथ ही सिद्धान्तग्रन्थोके टोकाकारके रूपमे भी प्रसिद्ध थे। 
जीवन-परिचय 

वीरसेनने अपनी घवलाटीका-प्रशस्तिमे अपने गुरुका नाम एलाचाये लिखा 
है। पर इसी प्रशस्तिकी चौथी गाथामे गुरुका नाम आयंनन्दि और दादागुरुका 
नाम चन्द्रसेन कहा है। डॉ० हीरालाल” जेनका अनुमान है कि एलाचाय॑ इनके 
विद्या-गुरु ओर आय॑नन्दि इनके दीक्षा-गुरु थे। इनकी शाखा पब्चस्तृ- 
पान्वय कही गयी है। इस शाखाका सम्बन्ध उत्तर भारतके मथुरा और हस्ति- 
नापुरके साथ रहा है। इसकी एक उपशाखा दक्षिण भारतमे भी जा वसी थी। 
प्रशस्तिसे' वीरसेनाचायं सिद्धान्त, छन्‍्द, ज्यौतिष, व्याकरण और न्याय 
शास्नके वेत्ता तथा भट्टारकपदसे विभूषित सिद्ध होते हैं । 


इन्द्रनन्दिके 'श्रुतावतार'से३ ज्ञात होता है कि बष्पदेवकी टीका लिखे जानेके 
उपरान्त कितने ही वर्ष पदचात्‌ सिद्धान्तोके तत्त्वज्ञ एलाचार्य॑ हुए, ये चित्रकूटमे 
निवास करते थे। वीरसेनने इनके पास समस्त सिद्धान्तग्रन्थोका अध्ययन 
किया । गुरुकी अनुज्ञा प्राप्त कर वाटग्राम (बडोदा) मे आये और वहाँके आन- 
तेन्द्र द्वारा बनवाये हुए जिनालयमे ठहरे। यहाँ बप्पदेव गुरु द्वारा निमित टीका 
प्राप्त हुई। अनन्तर उन्होने ७२००० इलोकप्रमाण समस्त षद्खण्डागमकी 
धवलाटीका लिखी | त्तत्पश्चात्‌ कषायप्राभुतकी चार विभक्तियोकी २०,००० 
इलोकप्रमाण ही जयधवलाटीका लिखे जानेके उपरान्त उनका स्वगंवास हो 


धवलछाटीका, पुस्तक प्रथम, प्रस्तावना, पृ० ३६ | 
२ सिद्धत-छद-जोइस-वायरण-पमाणसत्यणिवुणेण । 
भद्वारएण टीका लिहिएसा वीरसेणेण ॥५॥। 
--धवलाटीकाकी अन्तिम प्रशस्ति | 


३ श्रुतावतार इलोक १७७-१८४ । 


३२२ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


गया और उनके शिष्य जिनसेन द्वितीयने अवशेष जयघवलाटीका ४०,००० 
इलोकप्रमाण लिखकर पूरी की 


भट्टारक पदवीको प्राप्त वीरसेनस्वामी साक्षात्‌ केवडोके समान समस्त 
विद्याओंके पारगामी ये । उनकी भारती"--दिव्यवाणी भारतो--भरत्चक्र 
वर्तीकी आज्ञाके समान पट्खण्डमे प्रवत्तित थी। भर्थात्‌ जिस प्रकार धट्खण्ड- 
पृथ्वीपर भरतचक्रवर्तीकी आज्ञाका अवाधगतिसे पालन किया जाता था, उसी 
प्रकार आचार्य वीरसेनकी वाणीका भी सजञज्चार छह खण्डरूप पट्खण्डागम 
नामके परमागममे सब ही विषयोंमे निर्विवादरूपसे मान्य है। उन्होने मूल 
ग्रल्थमे आये हुए विषयोकी वहुत्त स्पष्ट व्याख्या की है, जिसका खण्डन कोई नही 
कर सकता है। चक्रवर्ती मरतकी आज्ञा जहाँ सम्पत्ति--लक्ष्मीवन्तोको प्रसन्न 
करनेवाली थी, वहां वीरसेनकी मघुर वाणी समस्त प्राणियोको प्रमुदित करने- 
वाली थी । मरतकी आज्ञाका सञ्चार यदि उनके द्वारा भाक्रान्त समस्त पृथ्वी 
पर या, तो उनकी वाणोका सज्चार कुशाग्र वुद्धिकि कारण समस्त विषयोमे--- 
सिद्धान्त, न्याय एवं व्याकरण आदि शास्त्रोमे था। उनकी स्वाभाविक प्रज्ञा-- 
बदुष्ट ओर अश्रुतपदार्थोंकी अवग्रत करने रूप योग्यताको देखकर विज्ञजनोकी 
सर्वत्ञके विषयमें आशज्धा नष्ट हो गयी थी । यत जब एक व्यक्ति आगम द्वारा 
इतना बडा ज्ञानी हो सकता है, तो अतीन्द्रियप्रत्यक्षज्ञानधारी सर्वेज्ञ समस्त 
पदार्थोंका ज्ञाता यदि है, तो इसमे कौन-सा आइचयं है। बताया है-- 


य॑ प्राहु प्रस्फुरद्वोधदीधितिप्रसरोदय । 
श्रुतकेवलिन प्राज्ञा- प्रज्ञाशमणसत्तमम्‌ ॥ 
यस्य नैसगिकी प्रज्ञा दुष्टवा सर्वार्गामिनीम्‌ । 
जाता सर्वज्ञसद्भावे निरारेका मनीषिण ॥ 
--जयबवलाप्रशस्ति, पद्म २२-२१ | 
स्थिति-काल 
आचायें वीरसेनका स्थिति-काल विवादास्पद नहीं है, वयोकि उनके शिष्य 
जिनसेनने उनकी अपूर्ण जयघवलाटीकाकों शक सवत्‌ ७५९ की फाल्गन 
शुक्ला दशमीको पूर्ण किया है। अत इस तिथिके पूर्व ही वोरसेनाचार्यका 
समय होना चाहिए ओर उनकी घवलादीकाकी समाप्ति इससे बहुत्त पहले 
होनी चाहिए । यह टीका जयतुज्भदेवके राज्यमे समाप्त हुई थी। राष्ट्रकूट 
२ प्रीणितप्राणिसम्पत्तिराक्रान्ताशेषगोचरा 
भारती मारतीवाज्ञा पट्खण्डे यस्य नास्खलतू ॥ --जयघवलाप्रशस्ति । 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य ३२३ 


नरेशोमे जयतुड्भ उपाधि अनेक राजाओकी है, पर इनमेसे प्रथम जयतुड्ध 
गोविन्द तृत्तीय थे, जिनके शिलालेख शक सवत्‌ ७१६-७३५ के मिले हैं। 
अतएव यह अनुमान लगाना सहज है कि धवलाटीकाकी समाप्ति इन्ही 
गोविन्द तृतीयके समयमे हुई है। डॉ० हीरालाछूजी जेनने अनेक प्रमाणोंके 
आधारपर घवलाटीकाका समाप्ति-काल शक सवत्‌ ७३८ सिद्ध किया है। 
आपने लिखा है कि जब जयतुज्भदेवका राज्य पूर्ण हो चुका था और बोहण- 
राय (अमोघ वर्ष) राजगद्दीपप आसीन हो चुका था, उस समय घवलाटीका 
समाप्त हुई।' 


अत" आचाय॑ वीरसेनका समय ई० सन्‌ की «वी शताव्दि (ई० सन्‌ ८१६) है। 


रचनाएँ 

इनकी दो ही रचनाएँ उपलब्ध हैं। इन दोमेसे एक पूर्ण रचना है और 
दूसरी अपूर्ण | इन्होने बहत्तर हजार इलोकप्रमाण प्राकृत और सस्कृत-मिश्रित 
भाषामें मणि-प्रवालन्यायसे 'घवला'टोका लिखी है। 

दूसरी रचना 'जयघवला'टीका है | इस टीकाको केवल वीस हजार इलोक- 
प्रमाण ही लिख सके थे कि असमयमें उनका स्वर्गवास हो गया । इस तरह 
वीरसेनस्वामीने बानबे हजार इलोकप्रमाण रचनाएँ लिखी हैं । एक व्यक्ति अपने 
जीवनमे इतना अधिक लिख सका, यह आइचयंकी वस्तु है। इन टीकाओंसे 
वीरसेनकी विशेषज्ञताके साथ बहुज्ञता भी प्रकट होती है। सैद्धान्तिक विषयो- 
की कितनी सूक्ष्म जानकारी थी, यह देखते ही वनता है । 


घवलादीकाकी रचना करनेका हेतु 

इन्द्रनन्दिके श्रतावत्तारसे ज्ञात होता है कि वष्पदेवकी टीकाको देख, 
वीरसेनाचार्यको घवलछाटीका लिखनेकी प्रेरणा प्राप्त हुईं। इस टीकाके स्वाध्यायत 
वीरसेनने अनुभव किया कि सिद्धान्तके अनेक विषयोका निर्वचन छूट गया है, 
तथा अनेक स्थलोपर विस्तृत सिद्धान्त-स्फोटन सम्बन्धी व्याख्याएँ भी अपे्षित 
हैं। अतएवं इन्होने एक नयी विवृति लिखनेकी परम आवश्यकता अनुभव की । 
फलछत बप्पदेवकी टीकासे प्रेरणा प्राप्त कर 'धवला' एवं 'जयधवला नाम 
ठीकाएँ लिखी | 
टीकासम्बन्धी मोलिकताएँ 

वीरसेनाचाय॑ मूलत सैद्धान्तिक, दाशंनिक और कवि हैं। आचार्य जित- 


१. घवलाटीका समन्वित षट्खण्डागम, प्रथम पुस्तक, प्रस्तावना, १ृ० ४०-४९ । 


३२४ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सेनने उन्हें उपनिवन्धनकर्त्ता कहा हैे। अतएवं इनकी घवला एवं जयघवलां 
टीकाएँ वस्तुतः उपनिवन्धन है। उपनिवन्धनमे परम्परानुमोदनके साथ जिस 
विपयका प्रस्तुतीकरण किया जाता है, उस्त विषय या वस्तुपर उसके स्वरूप 
प्रकृति, गण-दोप आदिको दृष्टिसि तकंपूर्ण विवेचन या समाऊलोचन भी अपेक्षित 
होता हे। इस टोकामे विचार-प्रगल्मता, अनुभव-शीलूता एवं विपयको प्रोढत्ता 
रहनेके कारण हो इसे उपनिवन्धकी सज्ञा दी गयी है । सास्कृतिक उपकरणोका 
अत्यधिक वाहुल्प हे । निमित्त, ज्योतिष एवं न्यायशास्त्रकी अगणित सुक्ष्म ओर 
विशेष बातें पायो जाती हूँ) इसमें दो मान्यताओफा उल्लेख उपलब्ध होता 
है--(१) दक्षिण प्रतिपत्ति और (२) उत्तर प्रतिपत्ति" | 

दक्षिण प्रतिपत्तिको आचाय॑ प्रमाण मानते हैं ओर उत्तर प्रतिपत्तिको वाम, 
विलप्ट एवं आचार्याननुमोदित । टीकामे उक्त दोनो-प्रतिपत्तियोका विवेचन करते 
हुए लिखा है कि तियंअच, दो मास और मुद्ृत्तंपृथकत्वके ऊपर सम्यक्त्व और 
सयमासयमकोी तथा मनुष्य गर्भसे छेफर जाठ वर्ष ओर अन्तमुंहुत्तके ऊपर 
सम्यक्त्व, सयम और सयमासयमकी प्राप्तकर सकते हैं'। इस उपदेशको आचाय॑- 
परम्परागत होनेसे उन्होंने दक्षिण प्रतिपत्ति या ऋणजु प्रतिपत्ति बतलाया है | 
इसके विपरीत तिर्यज्च तीन पक्ष, त्तीव दिन और तोन अन्तमुहृत्तके ऊपर 
सम्यक्त्व, सममासयमको तथा मनुष्य आठ वर्षंफे ऊपर सम्यवत्व, सयमासयमको 
प्राप्तकर सकते हैँ । इस उपदेशको परम्परागत न होनेके कारण उत्तर प्रतिवत्ति 
या अनूजु कहा गया हे । 





१ के वि पुच्वुत्ततमाण पचण करेंति । एंद पचुण वबसाण परवाइज्ञमाण दक्सिण- 
माइरियपरपरागयमिद ज बुत्त होठ | पृब्वुत्तव्साणमपवाइज्जमाण बाउ आदरिय- 
परपरा-अणागदमिदि णायब्ब एसा उत्तरपडिवत्ी । एत्य दस जवणिदे 
दक्पिण-पश्चिवत्ती हुवदि । 

-“पवलाटीका लण्ड १, थाग २, पु० ३, पृ० ९२-९४ | 

२ एत्व वे उवदेसा--त जहा--तिरिक्खेसु वेमास-महुत्त-पुपस्सुवरि सम्मत्त सजमा- 
सजम च जीवों पडिवज्जदि । मणुस्सेसु गग्भादिथदु वस्सेसु अतोमद्दत्तव्भ हिएसु मम्मत्त 
सजम सजमासजम च पटिवज्जदि त्ति। एसा दक्सिणपडिवत्ती | दविखिण उज्जुब 
आइरियपरपरागदमिदि एयटी । -“--धवला, पु० ५, पृ० ३२। 

३ (क) तिरिक्‍्खेसु तिण्णिपवख-तिण्णिदिवस-अतोमदुत्तस्सुवरि सम्मत्त सजमासजम च 

पंडिवज्जदि । मणुस्सेसु अद्वुवस्साणमुवरि सम्मत्त संजम सजमासजम च 
पडिवज्जदि त्ति । एसा उत्तरपडिवत्ती उत्तरमणुज्जुब । आदरियपरपराएं णागर- 
दमिदि । -“धंवला, पु० ५, पु० ३२। 


श्रुतधर ओर सारस्वताचार्य ३२५ 


जयघवलाप्रशस्तिसे अवगत होता है कि वोरसेनकी टोका हौ यथार्थ दीका 
है। शेष तो पद्धत्ति या पजिका हैं। यथा-- 
टोका श्रीवीरसेनीया शेषा पद्धति-पण्जिका:" | 


स्पष्ट है कि वीरसेनस्वामीने अपनी इन विज्ञालु टीकाओमे सैद्धान्तिक 
चर्चाओका पूर्णतया समावेश किया है। समस्त श्रुतज्ञानकी ऐसी सुन्दर व्याख्या 
अन्यत्र मिलना सम्भव नही। महाकरमंप्रकृतिप्राभ्तत और कषायप्राभृतसबंधी 
जो ज्ञान वीरसेनको गुरुपम्परासे उपलब्ध हुआ, उसे इन दोनो टीकाओमे 
यथावत्‌ निबद्ध किया गया है। आगमकी परिभाषामे ये दोनो टीकाएं दुश्विद- 
के अगभूत दोनो प्राभृतोका प्रतिनिधित्व करती हैं। अतएव इन्हे स्वतन्त्र 
ग्रन्थाकी सज्ञा दो जा सकती है। यही कारण है कि आज 'षट्खण्डागम' सिद्धात 
धवलसिद्धान्तके नामसे और 'पेज्जदोसपाहुड' जयघवलसिद्धान्तके नामसे 
ख्यात हैं । 

टोकाकी प्रामाणिऋताके लिए वोरसेनाचार्यने समस्त परम्पराके अनुसार ही 
विवक्षित विषयका प्रतिपादन किया है। यदि उन्हे कही किसी आचायंका 
अभिप्राय सूत्रविरुद्ध या परम्पराविरुद्ध प्रतीत हुआ है, तो उन्होने उसे भग्राह्म 
घोषित्त किया है। उदाहरणार्थ द्रव्यप्रमाणसूत्र ७ की व्याख्यामे प्रमत्त- 
सयतोका प्रमाण ५९, ३९, ८२, ०, ६ बतलाया गया है । इसपर वहां शद्धू की 
गयी है कि सूत्रमे जब उनका प्रमाण कोटिपृथक्त्व ही निर्दिष्ट किया गया है तव 
उसे एक निर्रिचित सख्यामे कैसे गिनाया गया ? इस शंकाके उत्तरमे बताया 
गया है कि हमने इसे आचायंपरम्परागत जिनोपदेशसे जाना है। 

यदि वीरसेनको कही किसा आचार्यका व्याख्यान सूत्रसे विरुद्ध मालूम हुआ 
है, तो उसे उन्होने अप्रमाण बत्ताया है। यथा--परिकरममे राजुके अध॑च्छेदोकी 
सख्या और द्वीप-सागरसख्या जम्बूद्वीपके अ्॑च्छेदोसे एक अधिक निर्दिष्ट की 
गयी है । इस व्याख्यानको सूत्रविरुद्ध बतछाकर अग्राह्म कहा है | 


(ख) एसा उत्तरपडिवत्ती । एत्थ दस अवणिदे दविखिणपडिवत्ती हृवदि । 
+-धवला, पु० ३, पु० ९४ || 
(ग) एसा दविखिणपडिवत्ती एतो उत्तरपर्डिवत्ति वत्तइस्सामो । 
वही, ३॥९८, ९९ | 
१. जयघवला प्रदस्ति, पद्च ३९ । 


२. एदमेत्तियं होदि त्ति कधं णव्वदे ? आइरियपरंपरागदजिणोवदेसादो । 
--घवलछा पु० ३, १०८५ | 


३२६ : तीथंकर महावीर और उनकी आयसार्य-बरम्परा 


जहाँ उन्हे आचायंपरम्परागत उपदेश प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु गुरुका 
उपदेश प्राप्त रहा है वहाँ उन्होने उसके आधारसे भी विषयका विवेचन किया है" । 


यदि उन्हे कहीपर उक्त दोनो ही प्रकारका उपदेश नही प्राप्त हुआ, तो 
वहाँ उन्होने युक्तिबलसे सृत्रके अनुकूल विषय-व्यवस्था प्रतिपादित की है। पर 
इसकी घोषणा उन्होने कर दी है। यथा-- 


द्वोपसमुद्रोकी सख्याके विषयमे आचार्योंमे मतभेद रहा है | आचाये वीरसेन- 
स्वामी ज्योतिषी देवोकी सख्या लानेके लिए स्वम्भूरमण समुद्रकी 'बाह्मयवेदिका' 
के आगे भी पृथ्वोका अस्तित्व स्वीकार करते हैं, तथा राजुके सब्यात्त अद्धंच्छेदो- 
का पतन भी अनिवाय॑ मानते हैं। इस प्रकार उनको अद्धंच्छेदोके प्रमाणकी 
परीक्षा-विधि अन्य आचार्यो की उपदेश-परम्पराका अनुसरण नही करती है । 
यह तो केवल 'तिलोयपणत्ती'के अनुसार ज्योतिषी देवोके भागहारको उत्पन्न 
करनेवाले सतन्रके आश्रयसे यक्ति द्वारा कथन किया है। इस सम्बन्धमे अन्य 
उदाहरण भी दुष्टव्य है। यथा, सासादन स्थानगत जीवोकी सख्या निकालनेमे 
अन्तमुंह॒र्त' शब्दमे अवस्थित 'अन्तर' शब्दको सामीप्य अर्थका वाचक मानकर 
मुहृतसे अधिक कालको भी अन्तमुंह॒तं स्वीकार करते हुए असब्यात्त आवली 
प्रमाण अवहार कालका कथन किया है। इसी प्रकार आयत्तचतु रत्न छोकका 
कथन किया है | 


आचाय॑ वीरसेनस्वामीने सूत्रो द्वारा प्राप्त होनेवाले विरोधोका भी समन्वय 
करनेकी चेष्टा की है। 


सृत्रविरोध-समन्वय 

आचाये वीरसेनने सृत्रोमे प्राप्त होनेवाले पारस्परिक विरोधोका समन्वय 
करते हुए व्याख्यान किया है । छुद्रकबन्धके अन्तगंत्त अल्पबहुत्व अनुयोगद्वा रके 
७४ वें सूत्रमे सक्ष्म वनस्पतिकायिकजीवोसे वनस्पत्तिकायिक जीवोका प्रमाण 
विशेष अधिक कहकर ७५ वें सत्रमे निगोदजीवोको उन वनस्पत्तिकायिकजीवोसे 
विशेष अधिक निर्दिष्ट किया है। इसपर शकाकारने निगोदजीवोके वनस्पत्ति 
कायिकजीवोसे भिन्न न होनेके कारण उक्त वनस्पत्तिकायिकोके ही अन्तगंत 
होनेसे इस ७५ वें सृत्रको निरर्थंक बताया है। आचाय॑ वीरसेलने शकाकारकी 
शकाका समाधान करते हुए लिखा है कि वनस्पतिकायिकजीवोके अल्पबहुत्वका 
कथन करनेके पश्चात्‌ उसके आगे निगोदजोबोको विशेष अधिक कहनेवाला 
१ सन्वकम्माण ट्विंदीओ ण॑ घेप्पति, कितु एक्कस्सेव कम्मद्विदी घेप्पदि। कुदो ? 

गुरूवदेन्षादो । --पवला, पुस्तक ४, पु० ४०२ , 


श्रुतधर ओर सारस्वताचार्य ३२७ 


वह सूत्र यदि न माना जाय, तो सिद्धान्त-विरोध आयगा । कैवली और श्रत्त- 
केवलीके न रहनेके कारण उपलब्ध सूत्रोमे कौन सूत्र आवद्यक है और कौन 
आवश्यक नही, इसका निर्णय सम्भव नही है। अतएव सृत्रकी आशात्तनाके 
भयसे दोनो हू सूत्रोको व्याख्या करता आवश्यक हे । हमने तो गौतमस्वामी 
द्वारा प्रतिपादित्त अभिप्रायका कथन किया हे। 


इसी प्रकार मागाभागानुगम अनुयोगद्वा रमे भो यही समस्या उपस्थित हुई 
है। वहाँ सूक्ष्म वनस्पतिकायिकजीवोके साथ-साथ सूक्ष्म निमोदियाजीवोका 
निर्देश भो अलगसे किया गया है। अतएवं निम्नलिखित तीनो सूत्रोका समन्वय 


नही हो पाता है-- 


सुहुमवणप्फदिकाइया सुहुमणिगोदजीवा सव्बजीवाणा केवडियो भागो ? 
सुहुमवणप्फदिकाइय-सुहुमणिगोदजी वपज्जत्ता सव्वजीवाणा केवडियो भागों ? 


सुहुमवणप्फदिकाइय-सुहुमणिगोदजीव अपज्जत्ता सव्वजीवाणा केवडियो भागों ? 


इसका समाधान करते हुए वीरसेनस्वामीने लिखा है--“णिगोदा सब्बे 
वणप्फदिकाइया चेव, ण भण्णे, एदेण अहिप्पाएण काणि वि भागाभागसुत्ताणि 
द्विंदाणि। कुदो ? सुहुमवणप्फदिकाइयभागाभागस्स तिसु वि सुत्तेसु णिगोदजीव- 
णिद्देसाभावादो | तदो तेहि सुत्तेहि एदेसि सुत्ताण विरोहो होदि त्ति भणिदे जदि 
एवं तो उवदेस लद्धण इद सुत्त इद चासुत्तमिदि भआागमणिउणा भणतु, ण च 
अम्हे एत्थ वोत्तु समत्था, अलद्धोवदेसत्तादो ।”* यहाँ ३४वे सूत्रकी व्याख्यामे शका 
उठायी गयी है कि भागाभागसे सम्बद्ध कुछ सूत्र ऐसे हैं, जिनके अभिप्रायस सब 
निगोदजीव वनस्पततिकायिक ही सिद्ध होते हैं, उनसे वे भिन्न सिद्ध नही होते, क्योकि 
उक्त तीनो सूत्रोमे केवल सुक्ष्मवनस्पतिकायिक जोवोका ही निर्देश किया गया 
है, निगोदजावोका निर्देश वहाँ अलूगसे नहीं आया है। ऐसी अवस्थामे उन 
सूत्रोसे इन सुत्रोका विरोध होना अनिवायं है ? इस शकाके उत्तरमे आचाय॑ 
वोरसेनने बताया है कि यदि ऐसा है, तो यह सूत्र है और यह सूत्र नहीं है, 
इसका कथन उपदेश पाकर वे करें, जो आगममे निपुण है। हम इस प्रसगर्म 
कुछ नही कह सकते, क्योकि इसके सम्जन्धमें हमे उपदेश प्राप्त नही है । 5 

इसी प्रकार वर्गणाखण्डके अन्तर्गत प्रकृतिअनुयोगद्वारके १२०वें सूत्रम 
मनुष्यगतिप्रयोग्यानुपूर्वीके भेदोकी सख्या निर्दिष्ट की गयी है। इस सूत्रक 
व्याख्यानमे कुछ आचार्योका अभिप्राय तो यह है कि उध्वंकपाटछेंदनसे निध्पन्न 


१. षट्खण्डाग्रम, पुस्तक ७, सूत्र २९, ३१, ३३ पृ० ५०३-५०६ । 
२ पषट्खण्डागम, पु० ७, पृ० ५०६-५०७ । 


३२८ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा 


४५ लाख योजन बाहुल्परूप तियंक्‌ प्रतरोकी श्रेणीके असंख्यातवेँ भागमात्र 
अवगाहनाभेदोसे गुणित्त करने पर प्राप्त राशि प्रमाण मनुष्यगतिप्रायोग्यानु 
पुर्वके भेद हैं, ओर दूसरोका मत यह है कि ४५ लाख योजनोके राजुप्रत्तरके 
अद्धच्छेद करने पर पलल्‍्योपमके असख्यातवें भागमात्र जो अद्ध॑च्छेद प्राप्त होते 
हैं, उतने प्रमाण मनुष्यगत्तिप्रायोग्यानुपुर्वीकि भेद हैं । 


इसपर धवलाकारने कहा है कि उपदेश प्राप्त कर, कौन व्याख्यान सत्य है 
और कौन असत्य, इसका निर्णय करना चाहिये। ये दोनो हो उपदेश सूत्र सिद्ध 
हैं। यत्त आगे इन दोनो ही उपदेशोके आश्रयसे पृथक्‌-पृथक्‌ अल्पबहुत्वकी 
प्रह्पणा को गयो है । यधा--“एत्य उवदेस लद्धण एद चेव ववखाण सच्चमण्ण 
असच्चमिदि णिच्छओ कायब्वों | एदे च दो वि उवएसा सुत्तसिद्धा | कुदो ? 
उबरि दो वि उपदेसे अस्सिदृूण अप्पाबहुगपरूवणादो” | इस प्रकार विरोधी 
सून्ोका समस्वयक्र आममप्रमाणका कथन किया है । 


अम्य ग्रन्योके निर्देश 


वीरसेनस्वामीके वेदुष्यका परिज्ञान इसी बातसे किया जा सकता हे कि 
उन्होंने अपनी इस टीकामे प्राचीन आगमके उपलब्ध साहित्यका पूर्णत्तया उप- 
योग किया है। जिन आचायोंके नामका निर्देश ग्रन्थोल्लेखपूर्वक किया गया 
है, वे निम्त प्रकार हैं--- 


१ गृद्धपिच्छाचायंका तत्त्वाथ्थंसूत्र, २ तत्त्वार्थमाष्य३ (त्तत्त्वार्वात्तिक- 
भाष्य), ३ सन्मतिसूत्र, 9. सत्कर्मप्रामृत,." ५ पिण्डिया', ६ तिलोयपण्णत्ति,० 
७. व्यास्याप्रश्नप्तिटग, ८ पचास्तिकायप्राभृत*, ९ जीवसमास*?, १०. पुज्यपाद- 


१ घवलाटीका समन्वित पट्खण्डागम, पु० १३, पृ० ३८१ । 
२ वही, पु० ४, पृ० ३१६, पु० १, पृ० २५८ । 

३ वही, पु० १, पु० १०३। 

४ वही, पु० १, पु० १५ पु० ९, पु० २४३-४४। 

५ वही, पु० १, पृू० २१७, २२१ पु० ११, पृ० २१। 
६ वही, पु० २, पु० ७८८॥ 

७ वही, पु० ३, पु० ३६, पु० ४, पृ० १५७ । 

< वही, पु० ३, पृ० ३५, पु० १०, पृ० २३८ । 

९ वही, पु० ४, पृ० ३१५-३१७। 

१० वही, पु० ४, पृ० ३१५ । 


श्रुतघर ओर सारस्वताचार्य ३२९ 


विरचित" सारसंग्रह, ११ प्रभाचन्द्र” भट्टारक (ग्रन्थकार), १९ समन्तप्रद्रर 
स्वामी (ग्रन्थकार), १३ छेदसूत्र*, १४ सत्कमंप्रकृतिप्राभत", १५, मूल- 
तन्त्र*, १६. योनिप्राभुत” और १७ सिद्धिविनिरचय | 


इनके अतिरिक्त 'घट्खण्डागम'के अन्तगंत विविध अनुयोगद्वार जैसे सन्त- 
सूत्र (पु० २, पृ० ६५७), वर्गंणासूत्र (पु० १, पृ० २९०), वेदनाक्षेत्रविधान 
(पु० ४, पु० ५४), चूलिकासूत्र (पु० ६, पृ० ११८) और वर्ंणासूत्र (१० १, 
पुृ० २९०) इत्यादि उसी षट्खण्डागमके छठे खण्डस्वरूप महावन्ध (पु० ७, पृ० 
१९५) तथा कसायपाहुड (पु० १, पृ० २१७) व उससे सम्बद्ध चणिसूत्र (पु० ६, 
पृ० १७७, उच्चारणाचाये (पु० १०, पृ० १४४), निक्षेपाचाय (पु० १०, पु० 
४५७), महावाचक आयेनन्‍दी (पु० १६, पृ० ५७७), आयमक्षु क्षमाश्रमण (पु० 
१६, पु० ५१८) और नागहस्ती (पु० १५, पृ० ३२७) आवदिका उल्लेख तो 
जहाँ-तहाँ बहुतायत्तसे हुआ है। इसमे सन्देह नहीं कि आचार्य वीरसेनने 
कसायपाहुड' और उससे सम्बद्ध चूणिसत्रोका अध्ययन भी सुक्ष्मरूपसे किया 
है। धवलाटोकामे अनेक स्थलोपर चूथणिसूत्र और कसायपाहुडके उल्लेख आये 
हैं। निम्नलिखित ग्रन्थोके उद्धरण या नाम भी धवछाटीकामे पाये जाते है। 
१ आचाराड्डनियुंक्ति, २ मूलाचार, ३ प्रवचनसार, ४ सन्मतिसूत्र, ५ पचास्ति- 
कायप्राभृत, ६ दशवेकालिक, ७ भगवती-आराधना, ८ अनुयोगद्वा र, ९ चारित्र- 
प्राभूत, १० स्थानागसूत्र, ११ शाकटायनन्यास, १२ आचाराज़ुसूत्र, १३ लघीय- 
स्त्रय, १४ आप्तमोमासा, १५ युक्‍त्यनुशासन, १६ विशेषावश्यकभाष्य, १७ सर्वार्थ- 
सिद्धि, १८ सौन्दरनन्द, १९ धनञ्जयनाममाला और अनेकार्थनाममाला, २० 
भावप्राभूत, २१ वृहत्‌स्वयम्भूस्तोत्र, २२ नन्दिसूत्र, २३ समवायाज्ञ, २४भावव्यक- 
सत्र, २५ प्रमाणवात्तिक, २६ साख्यकारिका और २७ करमंप्रकृति । 


धवलाटीकामे जिन गाथाओको उद्घृत किया गया है उनमेसे अधिकाश 





१ घवलटीका समन्वित षट्खण्डागम, पु० ९ पृ० १६७ । 
२ वही, पु० ९ पृ० १६६। 

३ वही, पु० ९, पृ० ६७। 

४ वही, पु० ११, पृ० ११५। 

५ वही, पु० ९, पृ० ३१८ पु० १५, पु० ४३। 

द्‌ वही, पु० १३, पृ० ९० । 

७ वही, पु० १३, पृ० ३४९ । 


च्उ 


८ वही, पु० १३, पु० रे५६ । 


३३० तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


गाथाएँ गोम्मटसारमे उपलब्ध होती हैं। कुछ गाथाएं' 'ब्रिलोकसार", 'जम्बू- 
द्वीपप्रश्ञप्ति और वसुनन्दिश्रावकाचार'में भी पायो जाती हे। ये सब ग्रन्थ 
धवलाटीकाके पश्चात्‌ रचे गये हैं। अत यह अनुमान होता है कि इन प्राचीन 
गाथाओका स्रोत एक ही रहा है। उस एक ही स्लोतसे वोरसेनाचायने गाथाए 
ग्रहण की हैं और उसी स्रोतसे अन्य ग्रन्थरचयित्ताओने भी । अत्तएव वी रसेना- 
चायंका वेदुष्य बहुज्ञके रूपमे स्पष्टटया अवगत्त होता है। 


ज्योतिष एवं गणित विषयक निर्देश 


भाचार्य वीरसेन ज्यौत्तिय, गणित, निमित्त आदि विपयोके भो ज्ञात्ता थे 
ज्यौतिषकी अनेक महत्त्वपूर्ण चर्चाएँ इनकी टीकामे आयी हैं । ५ वी शताब्दोसे 


लेकर ८ वी शताब्दी तक ज्यौत्तिवविषयक इतिहास लिखनेके लिए इनकी 
यह रचना बडी ही उपयोगी है । 


ज्योतिषसम्बन्धो चर्चाओमे नन्‍्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा सज्ञाओके 
नाम आये हैं। रात्रि-मुहत्तं और दिन-मुहुर्तों की भी चर्चा की गयी है। वर्ष, 
अयन ओर ऋतु सम्बन्धी विचार भी महत्त्वपूर्ण हैँ । निमित्तोमे व्यजन और 
ठिन्‍्त निमित्तोको चर्चाएँ आयी हैं । 


बीजगणित 


गणितकी दृष्टिसे भी यह ग्रन्थ अपूर्व है। यहाँ हम गणित्तके कुछ उदाहरण 
प्रस्तुत करेंगे | 


इसमे प्रधानहूपसे एकवर्णसमीकरण, अनेकवर्णसमीकरण, करणी, 
कल्पितराशियाँ, समानान्तर, गुणोत्तर, व्युत्कम, समानान्तर श्रेणियाँ, क्रम, 
सत्य, घाताको और लूघुगणकोका सिद्धान्त आदि बीजसम्बन्धी प्रक्रियाएँ 
मिलती हैं | घवछामे भई को अके घनका प्रथम वर्गमल कहा है । अ' को अके 
घनका घन बत्ताया है । अष को अके वर्गंका घन बतलाया है । भके उत्तरोत्त र- 
वर्ग और धत्तमूछ निम्नप्रकार है -- 


भ का प्रथम वर्ग अर्थात्‌ (अ१) > थे 
33 द्वितीय वर्ग ११ 4 (अ))९ प्ज्य “हु दर ञी 


» पुँतीय वर्ग , (अ)३ज्अप्न्अो 3 
| चतुर्थ वर्ग १3 (अः) ४>अ“ज अरे ५ 
इसी प्रकार क वर्ग ,,. # (अः)+क «भर क 


शुतघर जोर सारस्वताचार्य . ३३१ 


इन्ही सिद्धान्तोपरसे घाताड़ू-सिद्धान्त निम्न प्रकार बनाया है-- 


कब _क म,.न मे म 
2.0 2 यश ब्थ 5 वे २८०] मे: तक 2०६ +८ मय 
पा क हे त्त३ रे न गे,इन 


घाताक-सिद्धान्तोके उदाहरण घवलाके फुटकर गणितमे मिलते" है। 


श्रेणोग्यवहार, अद्ध च्छेद, व्यास, त्रिज्या, चतुरस्र, त्रिकोण एवं अनेक 
प्रकारके बहुभुज क्षेत्रोके क्षेत्रककानयनकी विधि विस्तारपुर्वंक वर्णित है। 
गणितानुयोगका दुष्टिसे वीरसेनाचार्यका ज्ञान असाधारण था। उन्होने वर्गाक, 
धाताक, वर्गंवर्गाक, घताक, ऋण एवं घन करणियोके गणित विस्तारपुृवक 
वणित किये हैं। कोण, रेखा, समकोण, अधिकोण, न्यूनकोण, समतल, घन- 
परिमाण, व्यवच्छेदक, सचीछंद, वक्ररेखा आदिकी गणिताविधियाँ भां वर्णित हूँ। 


शैली 
धवला और जयधवला टीकाओकी शेलीमे निम्नलिखित पाँच गुण 
समाहित है-- 


१. प्रसादगुण 

२ समाहारशक्ति 

३ तक या न्यायशेली 

४ पाठकशैली 

५ सर्जकशेली 
१ प्रसादगुण 

विषय-विवेचनमे आचायंने पद और वाक्योका अर्थ तो स्पष्ट किया ही है, 
पर साथ ही तत्सम्बन्धी विषयको उपस्थित कर सूत्रोका इतना स्पष्टीकरण 
किया है, जिससे सूत्रके समान्य अर्थके साथ उसके विशेष हृच्को भी अवगत 
करनेमे बुद्धिको व्यायाम नही करना पड़ता है। शका-समाधानद्वारा विषय- 
निरूपणमे सरलता, स्वच्छता और आडबम्बरहीनता परिलक्षित होती है। ईप 
टीकाका धवलानाम भी विषय-प्रतिपादनकी स्वच्छताका च्योतक हे। यंथा-- 
“'एत्ता' एतस्मादित्य्थ । कस्माव्‌, प्रमाणात्‌ । कुत एत्तदवगम्यते ? अमाणसा 
जीवस्थानस्याप्रमाणादवतता रविरोधात्‌ । नाजलछात्मकहिमवतो निपतञ्जलात्मक- 
गड्भया व्यभिचार , अवयविनोध्वयस्यात्र वियोगापायस्थ विवक्षितत्वात्‌ । चावय- 





१ छट्ठृबग्गस्स उवरि सत्तमवग्गस्स हेद्वुदो त्ति वुत्त अत्यवत्ती ण जादेत्ति । 
--धवला, पुस्तक ३, १० ३५३ | 


३३२ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आन्नार्य-परम्परा 


विनोज्वयवो भिन्नों, विरोधात्‌ | तदपि प्रमाण द्विविध द्रव्यभावप्रमाणभेदात्‌ । 
द्रव्यप्रमाणात्‌ सब्येयासब्येयानन्तात्मकद्रव्यजीवस्थानस्यथावतार | भावप्रमाण 
पञ्चविधम्‌- आभिणिवोहियभावषमाण सुदभावषषममाण मणपज्जवभावपमाण 
ओहिभावपमाण केवलभावषमाण चेदि"' | 


२ समाहारशक्ति 


शका-समाधान द्वारा विषयका समन्वय और सक्षेपण करते हुए विविध 
मंगोका समोजन करना समाहारश क्तिके अन्तर्गत है ।टीकामे इस गुणके कारण 
अपने विपयकी पुष्टिके छिए पुू्वाचार्यों द्वारा प्रहपित गायाओ और वायबोका 
'उक्तज्च'! बहकर ऐसा उपन्यास किया हे, जिससे उद्धताश विपयमे दुध-पानीकी 
तरह मित्रित हो गये हैं ।॥ आचारयंकी यह समाहारशक्तिका हो परिणाप्त है, 
जिससे विस्तृत विवृत्तिमे विभिन्न विषयोका समावेश गगामे समाविष्ट होनेवाली 
विभिन्‍न नदियोंके समान एक ही स्थान पर हुआ है और सभी विषय अन्तिम 
निष्कर्षफे रूपये एक हो तथ्यकी सम्मिलित रूपम अभिव्यण्जना करते हैं। 
यवा--“तद्व्यतिरिकत द्विविध क्मनोकमं मज़ू छभेदातु । तत्र कम मज्भ ल दर्शन- 
विशुद्धयादि-योड ध्घा-प्रविभक्त-तो व क र-ता मकर्म-का रणे जी व-प्रदेश -निवद्ध-ती थ॑- 
क्र-तामकमं माज़ूल्य-निवन्धनत्वान्मद्ूलम्‌ । यत्तन्नोकमंमजूल तद्‌ द्विविधम, 
लोकिक लोकोत्तरमिति | तत्न छोकिक श्रिविधम, सचित्तमचित्त मिश्रमिति | 
तत्राचित्तमज्भु लमू--- 

सिद्धत्य-पुण्ण-कुभी वदणमाला ये मगर छत्त। 
सेदो वण्णों आदसणों य कण्णा ये जच्चस्सो ॥ 

सचित्तमद्भलम्‌ । मिश्रमद्भुल सालद्धारकन्पादि' ।/ 
तक॑ या न्याय लो 

न्‍्यायको शैलोमे स्वय तानाप्रकारके विकल्प उठाकर तटस्थभावसे विपम- 
को प्रस्तुत करना और विपयके उपस्थापनमे त्कंका आश्रय लेकर निष्कप 
निकालना आचार्य वीरसेनको अभीष्ट है। लोकिक ओर सेद्धान्तिक दोनो ही 
प्रकारके विषयोके प्रर्पणमे उक्त प्रक्रियाको अपनाया गया है। यथा--स्याद- 
अस्तु वग्रहो निणंयरूपो वा स्यादनिर्णयरूपी वा? आये अवायान्तर्भाव । 
चेंन्त, तत पवचात्सशयोत्पत्ते रभावप्रसगान्निणंयस्थ विपयंयानप्यवसाय 
विरोधात्‌। अनिर्णयरूपदच तू, सशयविपयंयानध्यवसायेप्वन्तर्भावादिति ? न, 


३ धवलाटीका समन्वित पट्खण्डागम, पु० ९, पु० ९२-९३ । 
२ वही, पु० १, पृ० २६-२७। 


श्रुतधर और सारस्वपताचार्य ३३३ 


अवग्रहस्य ह्वविध्यात्‌ । द्विविधोज्वग्रहो विदशदाविशदावग्रहभेंदेन | तत्र विश्वदो 
निर्णयरप अनियमेनेहावाय-धा रणाप्रत्ययोत्पत्तिनिवन्धने '” । यहाँ अवग्रह 
नि्णयरूप है या अनिर्णयरूप। प्रथम पक्षमे उसका अवायमे अन्तर्भाव 
होना चाहिये, पर ऐसा सम्भव नही, क्योकि ऐसा माननेपर उसके सशयकी 
उत्पत्तिके अभावका प्रसग आयगा | तथा निर्णयके विपयंय और अनध्यवसाय 
रूप होनेका विरोध भी है। अनिणंयस्वरूप माननेपर अवग्रह प्रमाण नही हो 
सकता, क्योकि ऐसा होनेपर उसका सशय, विपयर्य और अनध्यवसायमे भन्तर्भाव 
होगा ? उक्त शड्भा ठीक नही है, क्योकि अवगह दो प्रकारका है विशदावग्रह 
और भविश्दावग्रह। इस प्रकार तकंपूर्वक विपषयका प्रस्तुतीकरण किया 
गया हे । 
४ पाठकशेली 

जिस प्रकार कोई पाठक--शिक्षक अपने छात्रको विषय समझाते समय 
ज्ञानकी विभिन्‍न दिशाओसे तथ्योका चयन कर उदाहरणो और दुष्टान्तो द्वारा 
विपयबोध कराता है तथा अपने अभिमतकी पुष्टिके लिए प्रामाणिक व्यवितियोंके 
मतोको उद्धरणके रूपमे उपस्थित करता है। ठीक इसी प्रकारकी धवलाटीका- 
की शैली है। कठिन शब्दो और वाक्योके निवंचन एक कुशल प्राध्यापककी 
शैलीमे निबद्ध किये गये है । 
५ सर्जकशेली 

'घबलाटीक/ टीका होनेपर भी, एक स्वत्न्त्र ग्रन्थ है। आचार्य वीरसेनने 
इस टीकाको टीका या भाष्यके रूपमे ही ग्रथित नही किया है, बल्कि एक स्वत्त्त्र 
ग्रल्थके रूपसे विषयको उपस्थित किया है। स्वतन्त्रग्रन्थकर्त्ता और भाष्य- 
प्रणेतामे मूल अन्तर यह होता है कि स्वतन्त्रग्रन्थरचयिता विषयकी अभि- 
व्यज्जना अपने क्रमसे निश्चित शेलीमे प्रस्तुत करता है, साथ ही मौलिक 
तथ्योकी स्थापना भी करता चलता है । विषयप्ररूपणके लिए उसके समक्ष 
किसी भी त्तरहका अवरोध या अन्य कोई बन्धन नही रहत्ता है। भाष्य या 
विवुतिका रके समक्ष मूल-प्रन्थकार द्वारा निरूपित विषयोकी सीमा एंव उनके 
प्रतिपादनके मार्गमे विभिन्न प्रकारके अवरोध उपस्थित रहते हैं । अत टीकाकार- 
मे परवशानुवतित्त्व पाया जाता है। विवृति-लेखक स्वत॒न्त्र मतकी स्थापनाके 
लिए भीतरसे बेचैन रहता है, पर उसकी सीमा उसे आगे बढ़नेतते रोकत्ती है। 
आचार्य वीरसेनमे परवशानुर्वातित्व रहनेपर भी स्वतन्त्र रूपसे कर्म-सिद्धान्त 
एवं विभिन्‍न दार्शनिक मान्यताओके निरूपणकी पूर्ण क्षमता है। यही कारण है 
दिए 302 कद कक पक तीपक 2 


१. पट्खण्डागम, घवला पु० ९, पु० १४४-१४५ । 


३३४ . तीर्थंधर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


कि उन्होने कतिपय तथ्य बहुत मौलिक और नृत्तनरूपमे अभिव्यक्त किये हैं । 
अत्एव वीरसेनस्वामीकी दरौडीमे सजंनात्मक प्रतिभाका पूर्ण समावेश पाया 
जाता है। 
मुल्य एवं निष्कर्ष 
यह पहले हो लिखा जा चुका हे कि धवलाटीकाका मुल्य किसी भी स्वतन्त्र 
ग्रन्थसे कम नही है । इसमे ग्रहीतग्राहो ज्ञानको प्रमाण माना गया है। आचार्य 
वीरसेनकी दृष्टिमे प्रमाणताका कारण सशय, विपयंय और अनध्यवसायका 
न उत्पन्न होना हे । जिस ज्ञानमे तीनो अज्ञानोकी निवृत्ति रहती है, वह ज्ञान 
प्रमाण होता है। इसी प्रकार अवग्रह, ईहा आदि ज्ञानोके निर्ववनन भी नवीन 
रूपमे प्रस्तुत किये गये है । उपयोगके स्वरूप-विवेचनमे सामान्यपंदसे आत्मा- 
का ग्रहण कर दर्शनोपयोगका स्वरूप आशभ्यन्तरप्रवृत्ति और ज्ञानोपयोगका 
स्वरूप बाह्मप्रवृत्ति बत्तलाया है । सक्षेपमें इस टीकाका मूल्य निम्नलिखित सूत्रो- 
में अभिव्यकत किया जा सकता है-- 
१. पूर्वाचार्योकी मान्यताओका पुष्टीकरण | 
२ पारिभाषिक <ब्दोके व्युत्पत्तिमूछक निर्ववचनोका विवेचन । 
३ नवीन दार्शनिक मान्यत्ताओका सयुक्तिक प्रतिपादन । 
४ मणि-प्रवालन्यायद्वारा मिश्रित भाषाका प्रयोग कर अपने युग तककी 
भापामलक प्रवृत्तियोका निरूपण | 
५ पाठकशैलीद्वारा विषयोका विशदीकरण । 
६. सख्याओ, सूत्रो एव गणित्तविषयक मान्यताओका विवेचन । 
७ भग भोर विकल्‍प जालका विस्तार कर विषयका वितत भिन्‍नकी 
प्रक्रिया द्वारा उत्थापन | 
८ मूलसूृत्रोमे प्रयुक्त प्रत्येक पदका पर्याप्त विस्तार ओर सन्दर्भोका विशदी- 
करण । 
९, प्रइनोत्तरो द्वारा विषयका स्फुटीकरण । 
१० शकाओ ओर समाधानोंके सन्दर्भभे पाठान्तरोका सकेतीकरण | 
११ पुर्वाचार्योके सन्दर्भोको उद्धृत कर ऐतिहासिक तथ्योका प्रतिपादन | 
१२ स्वकथनके पुष्टीकरणके हेतु अन्य आचार्यो के वाक्यो या मान्यताओका 
प्रस्तुतीकरण । 
१३ विरोधी विषयोमे गुरु-परम्पराका अनुसरण कर निर्णयका प्रतिपादन। 
१४ श्रुत्तनहुभागकी विस्मृत्तिके गर्भसे निकालकर स्वतन्त्र एव सर्जनात्मक 
 शक्तिमे निबद्धीकरण । 


श्रुतघर ओर सारस्वताघार्य ३३५ 


१५ सूत्रकारके वश्ञानुवरतित्त्व रहनेपर भी स्वतन्त्ररूपसे कमं-सिद्धान्त एव 
दार्शनिक सिद्धान्तोका निरूपण | 


वीरसेनाचायंने अकेले वह कार्य किया है, जो कार्य महाभा रतके रचयिताने 
किया है। महाभारतका प्रमाण एक लक्ष इलोक है और यह टीका भी लगभग 
इत्तनी ही बडी है। अतएवं 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तद॒क्वचिद्‌' उवित 
यहाँ भी चरिताथं है । 


जिनसेन दितीय 


आचार्य जिनसेन द्वितोय, श्रुतधर और प्रबुद्धाचार्योके बीचकी कडी होनेके 
कारण इनका स्थान सारस्वताचार्योमे परिगणित्त है। ये प्रतिभा और कल्पनाके 
अद्वितीय धनी है । यहो कारण है कि इन्हे 'भगवत्‌ जिनसेनाचायं” कहा जाता 
है। श्रुत या आगम ग्रन्थोकी टीका रचनेके अतिरिक्त मूलग्रन्थरचयिता भी हैं। 
इनका पाण्डित्य साहित्य-गगनमे भास्करके समान निरन्तर प्रकाशित है। 


जीवन-परिचय 


इनके वेयक्तिक जीवनके सम्बन्धमें विशेष जानकारी अप्राप्त है। जयधवला 
टीकाके अन्तमे दो गयी पद्य-रचनासे इनके व्यक्तित्वके सम्बन्धमे कुछ जानकारी 
प्राप्त होती है । इन्होने बाल्यकालमे (अबिद्धकर्ण--कर्णसस्का रके पुव॑) ही जिन- 
दीक्षा ग्रहण कर ली थी। कठोर ब्रह्मचयंकी साधना द्वारा वाग्देवीकी आराधनामे 
तत्पर रहे । इनका शरीर कृश था, आकृति भी भव्य और रम्य नही थी। 
बाह्य व्यक्तित्॒के मनोरम न होनेपर भी त्तपरचरण, ज्ञानाराधन एव कुशाग्र 
बुद्धेकि कारण इनका अन्तरज्भ व्यक्तित्व बहुत्त ही भव्य था। ये ज्ञान और 
अध्यात्मके अवत्तार थे । इनको जन्म देनेका गौरव किस जात्ति-कुलको प्राप्त 
हुआ, यह निश्चयपुर्वंक नही कहा जा सकता । 


जिनसेन मूलसघके पञ्चस्तूपान्वयके आचार है। इनके गुरुका नाम वीरसेन 
और दादागुरुका नाम आय॑नन्दि था। वीरसेनके एक गुरुभाई जयसेन थे। यही 
कारण है कि जिनसेनने अपने आदिपुराणमे 'जयसेन'का भी गुरुरूपमे स्मरण 
किया है | जिनसेनके सती दशरथ नामके आचाय॑ थे । उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमे 
गुणभद्राचायंने बताया है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका सघर्मी सूर्य होता है, उसी 
प्रकार जिनसेनके सधर्मी या सतीर्थ दशरथ गुरु थे, जो कि ससारके पदार्थोका 
अवलोकन करानेके लिए अद्वितीय नेत्र थे। इनकी वाणीसे जगतुका स्वरूप 


३३६ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अवगत किया जाता था।" 


जिनसेन और दशरथ गुरुका सुप्रसिद्ध शिष्य गुणभद्र हुआ, जो व्याकरण, 
सिद्धान्त और काव्यका परगामी था। गृुणभद्गने आदिपुराणके अवशिष्ट अशको 
आरम्भ करते समय जिनसेनके प्रति अपनी बडी भारी श्रद्धा-भक्ति समर्पित की 
है तथा उनके ज्ञान-चरित्रकी मुक्तकण्ठसे प्रशसा की है । 


जिनसेनका चित्रकूट, वकापुर और बटग्रामसे सम्बन्ध रहा है ।* वकापुर 
उस समय वनवास देशकी राजधानी था, जो वतंमानमे घारवाड जिलेमे है । 
इसे राष्ट्रकूट अकालवर्पके सामनन्‍्त लोकादित्यके पिता वकेयरसने अपने नामसे 
राजघानी बनाया था |३ बटग्राम और बटपदको एक मानकर कुछ विद्वान्‌ बडौदा- 
को बटग्राम या वटपद कहते हैं । चित्रकूट भी वर्तमान चित्तौडसे भिन्न नही है । 
इसी चित्रकूटमे एलाचाययं निवास करते थे, जिनके पास जाकर वोरसेनस्वामीने 
सिद्धान्तग्रन्थोका अध्ययन किया था | 


जिनसेतके समयमे राजनीतिक स्थिति सुदुढ थी तथा शास्त्रसमुन्नतिका 
यह युग था। इनके समकालोन नरेश राष्ट्रकूटवशी जयतुदड्ध ओर नृपतुज्ध 
अपरनाम अमोघवर्प (सन्‌ ८१५-८७७ ई०) थे। इनकी राजधानी मान्यखेटमे 
उस समय विद्वानोका अच्छा समागम था । अमोघवर्प स्वय. कवि और विद्वान 
था। उसने 'कविराजमार्ग! नामक एक अलद्धारविषयक ग्रन्थ कन्नड भाषामे 
लिखा है। अमोधघवरपं जिनसेनका वडा भक्त था । महावीराचारयेके 'गणितसार- 
सग्रह' और 'सस्क्ृतकाव्य प्रश्नोत्तररत्नमाला'के उल्लेखोसे स्पष्ट है कि अमाघ- 
वर्षने जैन दीक्षा ग्रहूण कर ली थी | अमोघवर्पंके समयमे केरल, मालवा, गुज॑र 
ओर चित्रकूट भी राष्ट्रकूट राज्यमे सम्मिलित थे। श्री प० नाथूरामजी 
प्रेमीका अनुमान है कि बडौदा भी अमोघवर्पषके राज्यमे सम्मिलित था | आन- 
तेन्द्र कोई राष्ट्रकूट राजा या सामन्‍्त रहा होगा, जिसके बनवाय मन्दिर्गे 
धवलाटीका लिखो गयी ।५ अत्तएव जिनसेनका सम्बन्ध चिंनकूटके साथ रहनेसे 
तथा अमोघवर द्वारा सम्मानित होनेसे इनका जन्मस्थान महाराष्ट्र और कर्षा- 
टककी सीमाभूमिको अनुमानित किया जा सकता हे । 


१ उत्तरपुराणप्रशस्ति इलछोक ११-१३ तक । 

*ै आगत्य चित्रकूटात्तत स भगवान्‌ गुरोरलुज्ञानात्‌ । 

रे उत्तरपुराण प्रशस्ति ३२-३४ तथा श्रुतावतार इलोक-१७९ । 

४ महावीर गणितसार, शोलापुर सस्करण, १३, १।८ | 

*$ आदिपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ प्रथम सस्करण प्रस्तावना, पृ० १९। 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ३३७ 
श्र 


अभिलेखोमे वांणंत जिनसेनका व्यक्तित्व 


श्रवणबेलगोलाके अभिलेखोमे जिनसेनके उल्लेख अनेक स्थानो पर आये हैं। 
अभिल्खसख्या ४७, ५०, १०५ और ४२२ में जिनसेनका निर्देश आया है। 
मेघचन्द्रप्रशस्तिमे छिखा है-- 


“सिद्धान्ते जिन-वीरसेन-सदुश शास्त्राव्ज-भा-भास्कर ।”" 

जीयाज्जगत्या जिनसेनसूरियंस्योपदेशोज्जवरूदपं णेन । 

व्यक्तीकृत सवंमिद विनेया पुण्य पुराण पुरुषा विदन्ति ॥ 

विनय-भरण-पात्र भव्यलौकेक मित्र विबुधनुतचरित्र तद्गणेन्द्राग्रपुत्र । 

विहितभूवनभद्र वीतमोहोरुनिद्र विनमत गुणभद्र तीर्णविद्यासमुद्र ॥ 

इन दोनो पद्योमे जिनसेन और गुणभद्र दोनोकी प्रशसा की गयी है | जिन- 
सेनके उपदेशसे गुणभद्रने अवशिष्ट आदिपुराणको पूर्ण किया और उत्तर०राणकी 
रचना की है। अभिलेखसख्या ४२२ मे जिन जिनसेनका नाम आया है वे 
आचाय॑ जिनसेन द्वितीयसे भिन्न कोई भट्ठारक है। अत अभिलेखोसे यह स्पष्ट 
है कि जिनसेन द्वित्तीय सिद्धान्त, पुराण और काव्यरचनामे अत्यन्त पटु थे | 
इनकी कविता-निझ॑ रिणीके सीकरोसे सन्तुष्ट भव्यजन आनन्‍्दमे मग्न होने लगते 
हैं । सरस्वतीका यह लछाडला अपने युगका महान्‌ विद्वान्‌ और आचाय॑ है। 

अभिलेखमे जो जिनसेनके उपदेशकी वात्त कही गयी है उसकी पुष्टि महा- 
पुराणके मज्भलपद्योसे भो होती है | उन्होने मड़ूछाचरणमे ही यह निर्देश कर 
दिया है कि यदि मेरे द्वारा यह ग्रन्थ पूर्ण न हो सके तो तुम (गुणभद्र) इसे 
पूर्ण करना । अत अभिल़ेखोका सम्बन्ध जिनसेनाचार्यके साहित्यके साथ भी 
घटित हो जाता है। 


समय-विचार 


हरिवशपुराणके रचयिता जिनसेन प्रथमने वीरसेन और जिनसेनका उल्लेख 
किया है । उन्होने लिखा है-- 
जित्तात्मपरलोकस्य कवीना चक्रवत्तिन | 
वीरसेनगुरो',. कीत्तिरकलड्डावभासते ॥| * 
या5मिताभ्युदये पाइव जिनेन्द्रगणसस्तुति । 
स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्ति सदड्धीतंयत्यसौ ॥ 


१ जैनशिलालेख सग्रह, प्रथम भाग, अभिलेख ४७, पृ० ६२, पद्म ३० । 
२ वही, अभिलेख-१०५, पृ० १९९, पद्म २२-२३ । 


३३८ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


वर्धमानपुराणोद्यदादित्योक्तिगभस्तय । 
प्रस्फुरन्ति गिरीशान्त स्फुटस्फटिकभित्तिपु' ॥ 


जिन्होने परछोकको जीत लिया है और जो कवियोके वक्रवर्ती है उन 
वीरसेनगुरुकी कलड्धूरहित कीर्ति प्रकाशित हो रही है। जिनसेनस्वामीने 
पारवनाथ भगवानके गुणोकी स्तुति बनायौ है--पार््वाभ्युदयकी रचना की है, 
वही स्तुति उनकी कीत्तिका वर्णन कर रही है। इन जिनसेनके वर्धभानपुराण 
रूपो उदित होते हुए सूर्यकी उक्तिरूपी रश्मियाँ विद्वद पुरुषोके अन्त करण- 
रूपी स्फटिक-भूमिमे प्रकाशमान हो रही हैं। 

उक्त सन्दर्भंमे प्रयुकत 'अवभासते', 'सद्डछीतंयत्ति', 'प्रस्फुरन्ति' जेसे वत्त॑- 
मानकालिक क्रियापद हरिवशपुराणके रचयिता जिनसेनका इनको समकालीन 
सिद्ध करते हैं। हरिवशपुराणकी रचना शक सवत्‌ ७०५ (ई० सन्‌ ७८३) मे 
पूर्ण हुई है। अत जिनसेनस्वामीका समय ई० सनकी आठवीं शतीका उत्त- 
राद्ध है। जयधवलाटीकाकी प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि इसकी समाप्ति 
जिनसेनने शक्र सवत्‌ ७५९ फाल्गुन शुक्ला दशमीके पूर्वाह्ममे की है। इस 
टीकाको वीरसेनस्वामीने प्रारम्भ किया था, पर वे ४० हजारइलोकप्रमाण 
ही >िख सके थे । अपने गुरुके इस अपूर्ण कार्यको जिनसेनने पूर्ण किया है। 
जिनसेनने आदिपुराणका प्रारम्भ अपनी वृद्धावस्थामे किया होगा। इसी 
कारण वे इसके ४२ पर्व ही लिख सक्रे | अंत जयप्रवछाटोकाके अनन्तर 
आदिपुराणकी रचना माननेसे जिनमेनका अस्तित्व ई० सनकी नवम्र्‌ शतों 
तक माना जा सकता है। गुणभद्वने उत्तरपुगणको समाप्ति ई० सन्‌ <९७मे 
की है। 


यह पहले ही लिखा जा चुका है कि जिनसेनाचार्यके शिष्य गुणभद्रने 
आदिपुराणफे ४३ वे पर्वंके चतुर्थ पद्यसे समाप्तिपयंन्त कुछ १६२० इलोक रचे 
है । महापुराणके द्वितीय भागस्वरूप उत्तरपुराणकों गुणभद्गने पूर्ण किया है। 
आदिपुराणमे आदितीर्थद्धूरका जीवनवृत्त है और उत्तरपुराणमे अजित- 
नाथ .यंच्ूरसे महावीसपरयंन्त २३ ती॑ड्डूर, १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९५ 
वलभद्र और ९ त्रतिनारायण तथा जीवन्धर स्वामी आदि विशिष्ट पुण्पात्मा 
पुरुषोके कबानक अकित किये गये है | उत्तरपुराणके अन्‍्तमे गुणभद्रके शिष्य 
लोकसेन द्वारा लिखित प्रशास्तसे ज्ञात होता है कि शक सवत ८२०, श्रावण 
शुक्ला पचमी गुरुवारको इस प्रन्थकी पूजा भी गयी। अत्त उत्तरपुराणकी 


१ हरिवशपराण, भारतीय ज्ञानपीठ सस्करण, १।३९---४३। 


श्रुतधर ओर सारस्वताचार्य ३३९, 


समाप्ति इससे पहले होनी चाहिये । इस प्रकार गुणभद्रका समय भी ई० सन्‌को 
दशम शत्ताब्दि माननेमे किसी प्रकारकी बाधा नही आतो है। वास्तवमे 
वीरसेन, जिनसेत्त और गुणभद्ग--इन त्तीनो आचार्यो का साहित्यिक व्यक्तित्व 
अत्यन्त महनीय है और तीनो एक दूसरेके अनुपूरक है। वीरसेनके अपूर्ण 
कार्यको जिनसेनने पूर्ण किया है और जिनसेनके अपूर्ण कार्यको गुणभद्रने। 


रचनाएँ 


जिनसेनाचार्य काव्य, व्याकरण, नाटक, दर्शन, अलड्भार, आचार, कर्मं- 
सिद्धान्त प्रभुति अनेक विषयोके बहुज्ञ विद्वान थे | इनकी केवल त्तीन ही रचनाएँ 
उपलब्ध है | वर्धभानचरितकी सूचना अवश्य प्राप्त होती है, पर यह कृति 
अभी त्तक देखनेमे नहीं आयी है । 


१. पार्ब्वाभ्युदय 

२ आदिपुराण 

३ जयधवलाटीका 
३ पाइर्वास्युदय 

यह कालिदासके मेघदूत नामक काव्यकी समस्यापूर्ति है। इसमे कही 
मेघद्तके एक और कही दो पादोको लेकर पद्य-रचना की गयी है। इस काव्य- 
ग्रन्थमे सम्पूर्ण मेघदूत समाविष्ट है। अत. मेघदूत्तके पाठशोधनके लिए भी इस 
ग्रन्थका मूल्य कम नही है | 


दीक्षा घारण कर तीर्थंकर पाश्व॑नाथ प्रतिमायोगमे विराजमान हैं। पं 
भवका विरोधी कमठका जीव शम्बर नामक ज्योतिष्कदेव अवधिज्ञानसे अपने 
शत्रुका परिज्ञान कर नानाप्रकारके उपसगं देता है। इसी कथावस्तुकी 
अभिव्यञ्जना पार्ब्वाभ्युदयमे की गयी है। श्युगाररससे ओत-प्रोत मेधदूतको 
शान्तरसमे परिवर्तित कर दिया गया है । साहित्यिक दृष्टिसे यह काव्य बेंहुते 
सुन्दर और काव्यगुणोसे मडित है। इसमे चार सं है--प्रथम सर्गममे ११८ 
द्वितोय सग॑मे ११८, तृत्तीयमे ५७ और चतुर्थमे ७१ पद्म हैं। इस काव्यम 
शम्बर (कमठ) यक्षके रूपमे कल्पित है | कविता अत्यन्त प्रौढ एवं चमत्कार- 
पूर्ण है। यहाँ उदाहरणाथं एक-दो पद्च उद्धुत किये जाते है-- 
सन्त्रीमाद्रय नयनसलिले सारयित्वा कथचित्‌ 
स्वाहुल्यग्र कुसुममुदुभिवल्लरीमस्पृशन्ती । 


१ पार्श्वास्युदय, निर्णय सागर प्रेस बम्बई। 


३४० तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


ध्याय ध्याय त्वदुपगमन शन्यचिन्तानुकण्ठी, 
भूयोभूय. स्वयमपि कृता मूछेना विस्मरन्ती"॥ 


आम्रकूट पव॑ंतके शिखर पर मेघके पहुँचने पर कवि पर्वत-शोभाका वर्णन 
करता हुआ कहता हे-- 
कृष्णाहि कि बलयितत्तनु मध्यमस्याधिशेते, 
कि वा नीलोत्पलविरचित शेखर भूभृत स्यात्‌ । 
इत्याशड्र जनयति पुरा मुस्धावद्याबरीणा, 
त्वाय्याड्डे' शिखरमचलू. स्निग्धवेणीसवर्णे* ॥ 


समस्यापूतिमे कविने सर्गथा नवीन भावयोजना की है। मार्गंवर्णन और 
वसुन्बराकी विरहावस्थाका वर्णन मेघदूतके समान ही है | परन्तु इसका सदेश 
मेघदतसे भिन्‍न है। शम्बर पार्श्ननाथके धेय॑, सौजन्य, सहिष्णुता और अपार 
शक्तिसे प्रभावित होकर स्वय वैरभावका त्याग कर उनकी शरणमे पहुँचता 
है और पद्चात्ताप करता हुआ अपने अपराधको क्षमायाचना करता है । कविने 
काव्यके बीचमे “पापापाये प्रथममुदित कारण भक्तिरेव” जैसी सृक्तियोकी 
भी योजना को है । इस काव्यमे कुल ३६४ मन्दाक्रान्ता पद्य है । 
२ आदिपुराण*? 

यह आकर ग्रन्थ है। पुराण होते हुए भी इसमे इत्तिहास, भूगोल, सस्क्ृत्ति 
समाज, राजनीति और अर्थक्षासत्र आदि |वषय भी समाविष्ट हैं। जिनसेनने 
पुराणके लिए आठ व्ण्यं विषय बतलाये हैं । 

१ लोक--छोक-सस्थान, लोक-आक् ति, क्षेत्रफल, भेद एवं उर्ध्ग, मध्य 
और अधघोलोकका वर्णन, क्षेत्र, द्वीप, पर्गत, नदी आदिका वर्णन | 

२. देश--जनपदोका चित्रण | 

३ नगर--अयोध्या, वा राणसो प्रभुति नगरियोका चित्रण । 

४ राज्य--राज्योकी समुद्धिका चित्रण । 

५. तीथं--धर्म प्रवृत्ति एग तीर्थभूमियोका निरूपण । 

६ दान-तप--तप-दानकी फलोत्पादक कथाओका वर्णन | 

७ गत्ति--चतुर्गंत्तिके दु खोका वर्णन । 

८ फल--पुण्य-पापके फलके साथ मोक्षप्राप्तिका निरूपण | 


१ पारर्थाम्युदय ३:३९ । 
२. वही १७० । 
३ यह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित है । 


शुतघर ओर सारस्वताचार्य ३४१ 


इन आठ विषयोके अत्तिरिक्त आदिपुराणमे निम्नलिखित पौराणिक त्तत्त्व 
भी विद्यमान है -- 

१. शलाकापुरुषीके कथानकसयोगोका देवी घटनाओ पर आश्रयण । 

२ आख्यानोमे सहसा दिशापरिवत्तन । 

३. समकालीन सामाजिक समस्याओका उद्घाटन । 

४ पारिवारिक जीवनके कटु-मधु चित्र । 


५ सवाद-तत््वकी अल्पता रहनेपर भी घटनासत्रो द्वारा आख्यानोमे 
गतिमत्वधमंकी उत्पत्ति 
६ कथाओबके मध्यमे पूर्णजन्मके आख्यानोका समवाय, धर्मतत्त्व और 
धमंसिद्धान्तोका नियोजन | 
७ रोचकता मध्यबिन्दु तक रहती है। अत आगेकी कथावस्तुमे सघनता 
और घटनाओका बाहुल्‍य । 
८ अलक्ृत वर्णतोके साथ लोकतत्व और कथानकरूढियोका प्रयोग । 
९ लोकानुश्रुतियाँ, पुराणगाथाएँ, लोकविश्वास प्रभृूतिका सयोग। 
१० प्रेम, श्वुगार, कुतुहल, मनोरजन, रहस्य एवं धर्मश्रद्धाका वर्णन । 
११ जनमानसका प्रतिफलन, पु्वंजन्मके सस्कार और फलोपभोगोको 
तरलतताका चित्रण | 


आदिपुराणको सक्षिप्त कथा-वस्तु 


आदिपुराणकी कथा-वस्तुके प्रधान नायक आदि तीर्थंकर ऋषभदेव और 
उनके पुत्र भरतचक्रवर्ती है । इन दोनो शलकापुरुषोके जीवनसे सम्पक रखने- 
वाले कितने ही अन्य महापुरुपोको कथाएं भी आयी हैं । इस महा ग्रन्थकी कथा- 
वस्तु ८७ पर्वो में विभक्त है। प्रथम दो पर्वोमि कथाके वक्ता, श्रोत्ता एव पुराण 
श्रवणका फल आदि वर्णित है। तृत्तोय पर्वमे उत्सपंण ओर अवसपण कालोके 
सुपुमसुपुमादिभदों एव भोगभूमिकी व्यवस्थापर प्रकाश डाला गया है। प्रति- 
श्रुति आदि कुरुकरोकी उत्पत्ति, उनके कार्य और उनकी आयु आदिका वर्णन 
आया है। अन्तिम कुलकर नाभिरायके समयमे गगनाज्ड ॥मे सवश्रथम घनवटा, 
विद्युत्‌ प्रकाश और सूयंकी स्वर्ण रश्मियोके सम्पर्कसे उसमे रग-विरगे इन्द्रवनुष 
दिखलायी पडते है। वर्षा होती है और वसुधाततल जलमय हो जाता है। 
मयूर नृत्य करने लगते है और चिरसतप्त चातक सन्‍्तोषकी सॉस लेता है । 
कल्पवुक्ष नष्ट हो जाते हैं और विविध प्रकारके धान्य अपने-आप उत्पन्न होने 
लगते है। कल्पवृक्षोके न रहनेसे प्रजामे व्याकुलता व्याप्त हो जाती है आर 


३४२ तोर्थकर महावीर और उन्तकी आचार्य-परम्परा 


सभी लोग आजीविकाविहीन दु खी हो, नाभिरायके पास जाकर निर्वाह योग्य 
व्यवस्था पूछते हैं । 

नाभिराय चौदह॒वे कुलकर-मनु थे। उन्होने धान्‍्य, फल, इक्ष, रस आदि- 
की उपयोग करनेके विधि वतलायी तथा मिट्टीके बत्तेन बनाकर आवश्यकताकी 
पूर्ति करनेका उपदेश दिया। प्रजामे सुख ओर शान्ति बनाये रखनेके लिए 
दण्डव्यवस्था भी प्रतिपादित की | इसी पर्व॑में सभी कुलकरोके कार्योका वर्णन 
आया है। चतुर्थ पर्वमे पुराणके वर्णनीय विपयोका प्रतिपादन करनेके अनन्तर 
जम्बू द्वीपके बिदेह क्षेत्रके अन्तगंत गन्धिलदेश और उसकी अलकानगरीका 
चित्रण आया हैं । इस नगरीके अधिपति अत्तििवल विद्याधर और उसकी मनो- 
हरा नामक राज्ञीका वर्णतण किया हे। इस दम्पतिके महाबल नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ | अतिवल विरक्त होकर दोक्षित हो गया ओर मशबलको शासन- 
भार प्राप्त हुआ | महावलरूके महामति, सम्भिन्‍न्नमति, शातमति और स्वयवुद्ध ये 
चार मन्‍्त्री ये। राजा मन्त्रियोके ऊपर शासनभार छोडकर भोगोपभोगोके 
सेवनमे आसक्त हो गया। 

पचम पव॑में महावलकी विरविति और सलेखनाका निरूपण किया है। २२ 
दिनोकी सलेखनाके प्रभावसे महाबल ऐशान स्वर्गंमे ललिताग नामका मह॒द्धिक 
देव होता ह्‌। पष्ठ पर्वम आयुके छ मास शेप र/नेपर ललिताग दुखी होता 
है, पर समझाये जानेपर वह अच्युत स्वगंकी जिनप्रतिमाओका पुजन करते- 
करते चेत्यवृक्षेक नीचे पचनमस्कार मन्त्रका जाप करते-करते स्वगंकी 
आयुको पूर्ण करता है। ललिताग स्वगंसे च्युत हो, पुष््लावति देशके उत्पल- 
खेट नगरके राजा वज्भवाह ओर रानी वसुन्धराके गर्भसे वज्ञजघ नामका 
राजपुत्र होता है। ललितागकी प्रिया स्वयप्रभा पुण्डरीकिणी नगरीके राजा 
वज्रदन्तके यहाँ श्रीमती नामकी पुत्री होती है। यशोधर ग्रुके केवल्यमहोत्सव 
के लिए देवोको आकाशमे जाते देखकर श्रीमतीको पुंभवका स्मरण हो आत्ता 
है और वह अपने प्रिय छलितागदेवको प्राप्त करनेके लिए क्ृत्सकल्प हो जाती 
है । पडित।धाय उसकी सहायत्ता करती है ॥ वह श्रीमती द्वारा निर्मित पू्व॑भव- 
के प्रतीकोसे युय्त चित्रपटका छकर उत्पलखेटके महापूत्त जिनालयमें पहुँचती 
है। यहापर चित्रपटको फेला देती है । दर्शंकवुन्द उसे देखकर चकित हो जाते 
है, पर उसके यथाथे रहस्यसे अनभिन्न ही रहते है । 
.. सप्तम पर्वमे बताया गया है कि लछितागदेवका जीव वच्भजजघ महापूत्त 
चन्याल्यमे आता है, और उस चित्रपटको देखते ही, उसे अपने पृव॑जन्मका 
स्मरण हो जाता हे, जिससे वह अपनी प्रिया स्वयप्रभाको प्राप्त करनेके लिए 


श्ुतधर और सारस्वताचार्य . ३४३ 


बैचेन हो जाता है | पण्डित्ताधायको वह भी एक चित्र॒पट भेंट करता है, जिसमें 
स्वयप्रभाके जीवनरहस्यको अकित किया गया है। वज्जजघ पुण्डरीकिणी 
नगरीमे आता है और श्रीमत्तीके साथ उसका विवाह हो जाता है | ललितागदेव 
ओर स्वयप्रभा पुन वञ्जजघ और श्रोमतीके रूपमे सयोगको प्राप्त करते हैं। 


अष्टम पव॑मे वज्जजध और श्रीमत्तीके भोगोपभोगोका वर्णन किया गया 
है । वजञ्नजजघका इवसुर वजदन्त चक्रवर्ती कमलमे बन्द मृत्त भ्रमरकों देखकर 
विरक्‍त हो जाता है। पृत्र अमिततेजके द्वारा शासन स्वीकृत न किये जानेपर 
वह उसके पुत्र पुण्डरीकको राज्य देकर यश्ोधर मुनिके समक्ष अनेक राजाओके 
साथ दीक्षित हो जाता हे । पण्डिताधाय भी दीक्षित हो जाती है। चक्रवर्तीकी 
पत्नी लक्ष्मीमति पृण्डरीकको अल्पवयस्क जानकर राज्य सम्भालनेके लिए अपने 
जामाता वच्चजधको बुलाती है | वज्नजघ अपनी प्रिया श्रीमत्तीके साथ पुण्ड- 
रीकिणी नगरीको प्रस्थान करता है। वह मार्गमे चारणऋद्धिधारी मुनियोको 
आहारदान देता है। वह दमधर नामक मुनिराजसे अपने भवान्तर जानना 
चाहता है, मुनिराज उसे आठवे भवमे त्तीर्थक ९ होने तथा श्रोमतीको दानतीथं- 
का प्रवतक श्रेयास होनेकी भविष्यवाणी करते हैं | वञ्जजघ पुण्डरीकिणी नगर- 
मे पहुँचकर सबको सान्‍्त्वना देता है और अपने नगरमे छौट आता है। 


नवम पव॑के प्रारम्भभे भोगोपभोगोका चित्रण आया हे | एक दिन वच्नजघ 
और श्रीमती शयनागारमे शयन कर रहे थे, सुगन्धित द्रव्यका धूम्र फेलनेसे 
दयनागार अत्यन्त सुवासित हो रहा था | सयोगवश द्वारपाल उस दिन गवाक्ष 
खोलना भूल गया, जिससे इवास रुक जानेके कारण उत्त दोनोकी मृत्यु हो 
गयी । पात्रदानकें प्रभावसे दोनो उत्तरकुरुमे आयं-आर्या हुए। श्रीतिकर 
मुनिराजके सम्पर्कसे आर्य मरण कर ईशान स्वरगंमे श्रीधर नामका देव हुआ | 
आर्या भी उसी स्वगंमे देवी हुई । 

दश्म पर्वके प्रारम्भमे प्रीतिकरके केवलज्ञान-उत्सवका वर्णन आया है। 
श्रीधर भी इस उत्सवमे सम्मिलित हुआ । अन्तमे वह स्वर्से च्युत होकर जम्बू 
द्वीपके पूर्व विदेहकी सुषमा नगरीमे सुदुष्टि राजाकी सुन्दरनन्दा नामक रानीके 
गर्भसे सुविधि सामका पुत्र उत्पन्न हुआ। यह चक्रवर्ती राजा हुआ और श्रीमती- 
का जीव केशव नामक इसका पुत्र हुआ | सुविधि पुत्रके अनुरागके कारण मुनि 
न बन सका, पर घरपर ही श्रावकके ब्रत्तोका पालन कर सन्यासके प्रभावसे 
सोलहवे स्वरगंमे अच्युतेन्द्र हुआ । 

कद शव गे गज पर्याय वज्जनाभिका वर्णन आया है| वज्जनाभि 
चक्ररत्नकी प्राप्िके अनन्तर दिग्विजयके लिए प्रस्थान करता है । राज्यको 


३४४ तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


समृद्ध करनेके पश्चात्‌ वह दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारणभावनाओका 
चितन कर तोीर्थंकरप्रकृत्तिका बन्ध करता है। अच्तमे प्रायोपगमन सन्यास 
धारण कर सर्वाथंसिद्धि विमानमे उत्पन्न होता है । 

द्वादश पव॑मे अहमिन्द्रका जीव ऋषभदेवके रूपमे नाभिराय और मरुदेवी- 
के यहाँ जन्म धारण करता हे। इस पव्॑मे मरुदेवीकी गर्भावस्‍था और देवियोकी 
की गयी सेवाका वर्णन किया गया है। 


त्रयोदश पर्वमे आदितीर्थंकर ऋषभदेवका इन्द्र द्वारा जन्माभिपेक उत्सवके 
किये जानेका निरूपण आया है। उनका सुमेरु पर्वतपर एक हजार आठ कलशो- 
के द्वारा अभिषेक सम्पन्न होता है। चतुदंश पव॑मे इन्द्राणी बालकको वस्त्रा- 
भूषणोसे सुसज्जित कर मात्ताको सौंप देती हे । इन्द्र ताण्डवनृत्य कर उनका 
ऋषभदेव नाम रखता है। 


पञ्चदश पर्वमे ऋषभदेवके शारीरिक सौन्दयं और उनके एक हजार आठ 
शुभ लक्षणोका वर्णन आया है। महाराज नाभिराय युवक होनेपर पुत्रसे 
विवाह करनेका अनुरोध करते हैं। फलस्वरूप कच्छ और महाकच्छकी बहनें 
यशस्वती और सुनन्दाके साथ ऋषभदेवका विवाह सम्पन्न होता है । 


षोडशपवंके अनुसार यशस्वत्तीके उदरसे भरतचक्रवर्तीका जन्म होता है 
और सुनन्दाके उदरसे बाहुबछीका। ऋपषभदेवको यशस्वत्तीसे अन्य ९८ पुत्र 
और ब्राह्मी नामक कन्याकी प्राप्ति होती है | सुनन्‍्दांस बाहुबछीके अतिरिक्त 
सुन्दरी नामक कन्यारत्न भी उपलब्ध होतो है। ऋपभदेव प्रजाको असि, 
मषि, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प इत्त षद्‌ आजाविकोपयोगी कृर्मोंकी 
विक्षा देते हैँ । क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र इन तीन वर्णो को व्यवस्था करते है । 


सप्तदश पव॑मे ऋषभदेवको विरक्ति प्राप्त करनेके लिए एक मार्मिक घटना 
घटित होती है। नीलाञ्जना नामक नर्तको अचानक विलीन हो जाती है। 
ऋषभदेव इस अघटित' घटनाको देखते ही विरक्त हो जाते हैँ । स्वगंसे छौका- 
न्तिकदेव आकर उनके वेराग्यकी पुष्टि करते हैं। वे अयोध्याक्े पट्ठपर भरतका 
राज्याभिषेक कर अन्य पुत्रोको ,यथायोग्य राज्य देते है | सिद्धाथवनमे जाकर 
परिग्रहका त्यागकर चेत्र कृष्ण नवमीके दिन ऋषभदेव दीक्षा ग्रहण कर लेते 
हैं। इनके साथ चार हजार अन्य राजा भी दीक्षित हो जाते है। 

भ्ष्टदश पव॑मे बताया गया है कि ऋषभदेव छ माहका योग लेकर 
शिलापट्टपर आसीन हो जाते हैं। दीक्षा घारण करते ही मन पर्य॑यज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है। साथमे दीक्षित हुए राजा भ्रष्ट हो जाते है और विभिन्‍न मतोका 


श्रुतघर और सारस्वताघार्य ३४५ 


प्रचार करते हैं। कच्छ, महाकच्छके पुत्र नमि-विनमि भगवान ऋषभदेवसे 
कुछ माँगने आते है। धरणेन्द्र उन्हे समझाकर विजयाध॑पव॑त पर ले जाता है। 


एकोनविश पव॑मे धरणेन्द्र द्वारा नमि-विनमिकों विजयाद्धंपवंत्तकी नग- 
रियोका परिचय दिया गया है। विशपव॑मे आदितोर्थंकर ऋपषभदेवका एक 
वर्षके त्पशचरणके अनन्तर हस्तिनापुरमे श्रेयासके यहां इक्षुरसका आहार 
होता है । 


एकविश पव॑मे ध्यानका वर्णन किया गया है। द्वाविश पव॑मे ऋषभदेवको 
केवलज्ञानकी प्राप्ति, ज्ञानकल्याणक उत्सव एव समवशरणका चित्रण आया है। 
त्रयोविश पर्वमे समवशरणमे इन्द्रने आदि तीर्थंकरकी पूजा-स्तुति को है। चतु- 
विश पर्व॑मे भरत द्वारा भगवान ऋषभदेवकी पूजा की गयी है। इसी पर्व॑मे 
भगवानकी दिव्यध्वनिका भी वर्णब आया है। पचवविद्ञ पव॑मे अष्टप्रातिहाय॑, 
चौतीस अतिशय और अनन्तचतुष्टय सुशोभित्त त्तीर्थंकरकी स्तुत्ति की गयी है। 
इस पर्वमे सहस्ननामरूप महास्तवन भी आया है । 


षड्विशतितम पर्वमे भरत द्वारा चक्ररत्नकी पूजा और पुन्रोत्सव सम्पन्न 
करनेका वर्णन समाहित है। चक्रवर्ती दिग्विजयके लिए पूव॑ दिशाकी ओर 
प्रस्थान करता है । सप्तविशरतितम पव॑मे गगा और वन शोभाका वर्णन आया 
है। अर्शवशत्तितम पर्व॑ंका आरम्भ दिग्विजयार्थ चक्रवर्तीके सैनिक प्रयाणसे 
होता है। चक्रवर्तीकी सेना स्थलूमा्गंसे गगाके किनारेके उपवनमे प्रविष्ट 
होती है । उसने लवण समुद्रको पार कर मागरधदेवको जीता । एकोनरत्रिशत्तम 
पर्वमे दक्षिण दिशाकी ओर अभियान करनेका वर्णन आया है। त्रिशतितम 
पर्वमे चक्रवर्ती दक्षिणकों विजय कर पश्चिम दिशाकी ओर बढता है और 
विन्ध्यगिरिपर पहुँचता है। अनन्तर समुद्रके किनारे-किनारे जाकर लवण समुद्रके 
तटपर पहुँचता है । 


एकत्रिशत्तम पर्वमे आया है कि अठारह करोड घोडोका अधिपति भरत 
उत्तरकी ओर प्रस्थान करता है और विजयाद्ध की उपत्यकामे पहुँचता है। 
द्वात्रिशत्तमपव॑मे विजयाधंके गुहा-द्वारके उद्घाटनके अनन्तर नागजातिको वशमे 
किये जानेका वर्णन है। चिलात ओर आवत्त दोनो ही मलेच्छ राजा निरुपाय 
होकर शरणमे आते है। 

त्रयस्त्रिशत्तम पर्व॑मे बताया है कि भरतचक्रवर्ती दिग्विजय करनेके पश्चात्‌ 
सेना सहित अपनी नगरीमे आता है। मार्गमे अनेक देश, नगर और नदियीका 
उल्लघन कर कंलासपर्व॑ंतपर अनेक राजाओके साथ ऋषभदेवकी पुजा करता है। 


३४६ तीथँंकर महावीर और उनकी आखघार्य-परम्परा 


चतुस्त्रिशत्तम पर्व॑मे चक्रवर्ती केछठाससे उतरकर अयोध्याकी ओर बढतां 
है । यहाँ चक्ररत्न नगरीके भीतर प्रविष्ट नही होता, निमितज्ञानियों द्वारा 
भाइयोको विजित करनेकी बात ज्ञातकर भरत उनके पास दूत्त भेजता है। 
बाहुबलीको छोड भरतके अन्य सब भाई ऋषभदेवके चरणमूलप्रे जाकर 
दोक्षित हो जाते हैं | 

पञ्चत्रिशत्तमपव॑में वाहुबलिद्वारा भरतका युद्ध-निमन्‍्त्रण स्वीकार कर 
लिया जाता है । पट्त्रिशत्तमप्॑मे भरत और बाहुबलिके नेत्र, जल और मल्ल- 
युद्धका वर्णन आया है। उक्त तीनो युद्धोमे बाहुबलिको विजयी देखकर भरत 
कुपित हो चक्ररत्नका उपयोग करते हैं, जिससे बाहुबलि विरक्त हो जिन- 
दोक्षा ग्रहण कर लेते है। सप्तत्रिशत्तम पव॑मे चक्रवर्तीकि अयोध्या नगरीमे प्रवेश- 
का वर्णन भाया है। भष्टत्रिशत्तम प्वमे भरत्तद्वारा अणुन्नतियोको अपने घर 
बुलाये जानेका उल्लेख आता है। भरत इस सन्दभंमे ब्राह्मणवर्णकी स्थापना 
करते है। एकोनचत्वारिशत्तम और एकचलत्वारिशत्तम पर्वो में क्रियाओ और 
सस्कारोका वर्णन आया है । द्विचत्वारिशत्तम पदं॑मे राजनीति और वर्णाश्रम- 
घमंका उपदेश अकित है। त्रिचत्वारिशत्तम और चतुश्चत्वारिशत्तम पर्वो मे 
जयकुमारका सुलोचनाके स्वयवरमे सम्मिलित होना तथा अन्य राजाओके 
साथ युद्ध करनेका वर्णन आया है। 


पञचचत्वा रिशत्तम पव॑मे जयकुमार और सुलोचनाके प्रेम-मिलनका चित्रण 
आया है | जयकुमार सुलोचनाको पटरानी बनाता है | षद्चत्वा रिशत्तमपव॑ंमे 
जथकुमार ओर सुलोचनाके अपने पूव॑ंभवका स्मरणकर मूछित होनेका वर्णन 
आया है। अन्तिम सप्तचत्वारिशत्तम पर्वमें पुवंभवावछीकी चर्चा करते हुए 
कहा है कि जयकुमार ससारसे विरक्त हो जाता है और दीक्षित हो ऋषभदेवके 
समवशरणमे गणबचरपद प्राप्त करता है । चक्रवर्ती भरत दोक्षा ग्रहण करता 
है, और उसे तत्काल केवलज्ञानकी प्राप्ति होतो है। भगवान्‌ ऋषभदेव अन्तिम 
विहार करते है और केछासपव॑ंत्तपर उन्हे निर्वाणप्राप्ति हो जातो है । 

इस प्रकार आदिपुराणमे ऋषभदेवके दस पुर्वंभवोकी कथाएँ आयी है। 
दोनो शलाकापुरुषोका विस्तृत जीवन-परिचय इस पुराणमे अकित है। 

इस ग्र्थके ४२ वर्ष (पर्ग) जिनसेनने लिखे हैं और उनकोी मृत्यु हो जानंपर 
शेष पाँच पर्व उनके शिष्य गुणभद्रते लिखे हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ 'महापुराण' के 
नामसे प्रसिद्ध है और सुयोग्य गुरु-शिष्यकी यह अनुपम कृति मानी जाती है। 
३ जयघवलाटीका 

कषायप्राभृतके प्रथम स्कन्चको चारो विभवितयों पर जयघवला नामकी 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ३४७ 


बीस हजार इलोकप्रमाण टीका लिखनेकै अनन्तर आचार्य वीरसेनका स्वर्ग॑वास 
हो गया, अत उनके शिष्य जिनसेनने अवशिष्ट भागपर चालीस हजार इलोक- 
प्रमाण टीका लिखकर उसे पुर्ण किया" | यह टीका भी वीरसेनस्वामीकी शैली 
(सस्कृतमिश्रित॒ प्राकृत भाषा) में मणि-प्रवालन्यायसे लिखी गयी है। टीका 
इस रूपमे लिखी गयी है कि अन्त परीक्षणसे भी यह निर्णय नही किया जा 
सकता कि गुरु और शिष्यमसे किसने कितना भाग रचा हे । इसीसे जिनसेना- 
चार्यके वेदुष्य और रचनाचातुयंका अनुमान किया जा सकता है । इन्होने जय- 
धवलाकी भ्रशस्तिमे लिखा है कि गुरुके द्वारा बहुवक्तव्य पूर्वाधंके प्रकाशित 
कर दिये जानेपर, उसको देखकर इस अल्पवक्तव्य उत्तराधंको पूरा किया । 
इस टीकाको तीन स्कनन्‍्धघोमे विभाजित किया गया है--१ प्रदेशविभक्ति- 
पयन्त प्रथम स्कन्‍्च, २. सक्रम, उदय ओर उपयोग द्वितोय स्कन्ध एवं ३ शेष 
भाग तृतीय स्कन्‍्व है। इन्द्रनन्दिके श्रुतावत्तारके अनुसार सक्रमके पहलेका 
विभक्तिपयेन्त भाग वीरसेनस्वामोने रचा है। गणना करनेपर विभक्तिपर्यन्त 
ग्रन्थका परिमाण साढे छब्ब्रीस हजार इलोक है, पर यहां गणना स्थूलरूपमे 
ग्रहणकर बोस हजार प्रमाण कहा गया है । अवशेष टीका जिनसेनस्वामीकी है । 


आचार्य विद्यानन्द 


आचाये विद्यानन्द ऐसे सारस्वत्त हैं, जिन्होने प्रमाण और दर्शनसम्बन्धी 
ग्रन्थोकी रचनाकर श्रुतपरम्पराको गतिशील बनाया है। इनके जीवनवृत्तके- ' 
सम्बन्धमे प्रामाणिक इतिवृत्त ज्ञात नही है। 'राजावलीकथे'मे विद्यानन्दिका 
उल्लेख आत्ता है और सक्षिप्त जीवन-वृत्त भी उपलब्ध होता है, पर वे सार- 
स्वताचार्य विद्यानन्द नही हैं, परम्परा-पोषक विद्यानन्दि हैं । 


जीवन-वृत्त कर 
आचाये विद्यानन्दको रचनाओके अवलोकनसे यह अवगत होता है कि मे 
दक्षिण भारतके कर्णाटक प्रान्तके निवासी थे। इसी प्रदेशको इनकी साधना 
और कारय॑भूमि होनेका सौभाग्य प्राप्त है। किवदन्तियोके आधारपर यह माना 
जाता है कि इनका जन्म ब्राह्मण परिवारमे हुआ था। इस मान्यताकी सिद्धि 
इनकेअखर पाण्डित्य और महती विद्वतासे भी होती है । इन्होने कुमारावस्थामे 
१ बष्ठिरेव सहुस्राणि ग्रन्थाना परिमाणत । इलोकेनानुष्टुभेनात्र निदिष्टान्यानुपूर्वश !। 
विभक्तिः प्रथमस्कन्धो द्वितीय: सक्रमोदयों । उपयोगरच शेषस्तु तृतीय स्कन्‍्ध इष्यतें ॥ 
जयघवला प्रशस्ति ९१० । 


३४८ - तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ही वशेषिक, न्याय, मीमासा, वेदान्त आदि दर्शनोका अध्ययन कर लिया था। 
इन आस्तिक दर्शनोके अतिरिक्त ये दिडनाग, धर्मकीति और प्रज्ञाकर भादि 
बौद्ध दार्शनिकोके मन्तव्योसे भी परिचित थे। शक सवत्‌ १३२० के एक अभि- 
लेखमे" वाणित नन्दिसधके मुनियोकी नामावलिमे विद्यानन्दका नाम प्राप्त कर 
यह अनुमान सहजमे लगाया जा सकता है कि इन्होने नन्दिसघके किसी आचाय॑- 
से दीक्षा ग्रहण को होगी। जैन-वाडमयका आलोडन-विलोडन कर इन्होने अपूर्व 
पाण्डित्य प्राप्त किया। साथ हा मुनि-पद धारणकर तपद्चर्या द्वारा अपने 
चरित्तको भी निर्मल बनाया । 


इनके पाण्डित्यकी ख्याति १० वी, ११ वी शतीमे ही हो चुकी थी। यही 
कारण है कि बादिराजने (ई० सन्‌ १०५५) अपने “पार्वेनाथचरित' नामक 
काव्यमे इनका स्मरण करते हुए लिखा है-- 
ऋजुसूत्र स्फुरद्रत्न विद्यानन्दस्य विस्मय | 
श्ृण्वत्तामप्यलड्धार दीप्तिरज्भेषु रज्धति* ॥ 
आश्चयं है कि विद्यानन्दके त्तत््वाथंडलोकवातिक और अष्टसहख्री जेसे 
दीप्तिमान अलद्भारोको सुननेवालोके भी अज्भोमे दीप्ति आ जाती है, तो उन्हे 
धारण करनेवालोकी बात्त ही क्या है ? 


इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि सारस्वताचार्य विद्यानन्दकी कीति ई० सन्‌ की 
१०वी शताब्दिमे हो व्याप्त हो चुकी थी । उन्तके महनीय व्यक्तित्वका सभी पर 
प्रभाव था| दक्षिणसे उत्तर तक उनकी प्रखर न्यायप्रतिभासे सभी आइचये- 
चकित थे । 


समय-विचार 


आचाय॑ विद्यानन्दने अपनी किसी भी कृतिमे समयका निर्देश नही किया 
है। अत इनके समयका निर्णय इनकी रचनाओकी विषय-वस्तुके आधारपर ही 
सम्भव है। विद्यानन्द और इनकी कृतियोपर पूव॑वर्ती ग्रन्थकार गुद्धपिच्छाचार्य, 
स्वामी समन्तभद्र, श्रीदत्त, सिद्धसेन, पात्रस्वामी, भट्टाकलड्ू, कुमारसेन, कुमार- 
नन्दि भट्टा रकका प्रभाव स्पष्टतया लक्षित होता है। अत विद्यानन्द इन आचार्यों 
के पश्चातृवर्ती हैं। विद्यानन्दने 'तत्त्वाथंब्लोकवात्तिकमे श्रीदत्तके जल्प और 
वाद सम्बन्धी नियमोका उल्लेख किया है । वादके दो भेद हैं-“-१ वीतरागवाद 
ओर २ आभिमानिकवाद | वीतरागवाद तत्त्व-जिज्ञासुओमे होता है। अत 


१. जैनशिललेख सग्रह, प्रथम भाग, लेखाडू, १०५, (२५४) । 
२ पादर्वनाथचरित, १।२८ | 


श्षुतचर और सारस्वताचार्य . ३४९ 


इसके दो अग हुँ--वादी और प्रतिवादी | आभिमानिकवाद जिगीषुओमे होता है 
और उसके वादी, प्रतिवादी, सभापति और प्राइितक--ये चार अज्भ हैं। आभि- 
मानिकवादके भी दो भेद है--(१) त्तात््वकवाद और (२) प्रातिभवाद । अपने 
इस वादसम्बन्धी कथनकी पुष्टिके लिए श्रीदत्तके मतका उपस्थापन किया है। 
जल्पके भी तात्त्विक और प्रतिभ ये दो भेद किये गये हैं | इस प्रकार विद्यानन्दने 
अपनेसे पुव॑वर्ती श्रीदत्त और उनके 'जल्पनिर्णय' ग्रन्थका उल्लेख किया है । 

आचार्य जिनसेन द्वितीयने श्रीदत्तका स्मरण किया है और जिनसेनका 
समय ई० सन्‌ नौवी शताब्दि है। अत श्रीदत्तवा सयय इनसे पहले होना 
चाहिए। आचार्य पूज्यपादने अपने जैनेन्द्र व्याकरणके “गणे श्रीदत्तस्य स्त्रिया”' 
सूत्र द्वारा श्रीदत्तका उल्लेख किया है। यदि ये श्रीदत्त ही प्रस्तुत श्रीदत्त हो 
तो श्रीदत्तका समय पृज्यपादसे पुर्व॑ अर्थात्‌ छठी शताब्दिसे पूर्व आता है। अत 
इस आधारसे विद्यानन्दका समय छठी शत्ताब्दिके बाद सिद्ध होता है। 

विद्यानन्दने 'तत्त्वार्थडलोकवात्तिक में सिद्धसेनके सन्मतिसूत्रके तीसरे 
काण्डगत “जो हेउवायपक्खम्मि” आदि ४पवी गाथा उद्धृत की है। एक 
दूसरी जगह? “जावदिया वयणवहा त्तावदिया होति णयवाया” ,आदि तीसरे 
काण्डकी ४७वी गाथाका सस्क्ृत्तरूपान्तर दिया है | अत विद्यानन्द सिद्धसेनके 
पदचादवर्ती हैं, यह स्पष्ट है। पात्रस्वामी और भट्टाकलड्ूूके उद्धरण और 
तामोल्लेख भो इसके ग्रन्थोमे मिलते है। अकलड्ूूकी “अष्टशती' को तो अष्ट- 
सहस्लीमे आत्मसात्‌ ही कर लिया गया है। अतएव इनका समय सात्तवीं शत्ताब्दि- 
के पश्चात्‌ होना चाहिए। अकलडद्डूके उत्तरवर्ती कुमारनन्दि भट्टारकके वाद- 
न्‍्यायका 'तत्त्वा्थंश्लोकवात्तिक', 'प्रमाणपरोक्षा” और 'पत्रपरीक्षा'में नामोल्लेंख 
किया है, तथा वादन्यायसे कुछ कारिकाएं' भी उद्घृत की है। अत. विद्यानन्द 
कुमारनन्दि भट्टारकके उत्तरवर्ती हैं। कुमारनन्दि अकलड् और विद्यानन्दके 
मध्यमे हुए हैं। अत इनका समय आठवीं और नौवी शत्तान्दिका मध्यभाग 
होना चाहिए | 

विद्यानन्दका प्रभाव माणिक्यनन्दि, वादिराज, प्रभाचन्द्र, अभयदेव, 
देवसूरि आदि आचार्योपर है। माणिक्यनन्दिका समय विक्रमकी ११ गी शती 
है और अकलकदेगका समय गिक्रमकी ८ वी शती है। अत्तएन विद्यानन्दका 
समय माणिक्यनन्दि और अकलकका मध्य अर्थात्‌ ९ वी शतती होना चाहिए । 


१. जैनेन्द्रव्याकरण १॥४३४ | 
२. तत्त्वार्थल्लोकवार्तिक, पृ० ३। 
३ वही, पूृ० ११४॥ 


३५० . तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 





विद्यानन्दने अपने 'तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक' और अष्टसहस्री” मे उद्योतकर, 
वाक्यपदीयकार भतृंहरि, कुमारिलभट्ट, प्रभाकर, प्रशस्तपाद, व्योमशिवाचायें, 
धर्मकीत्ति, प्रज्ञाकर, मण्डनमिश्र और सुरेश्वरमिश्रके मतोकी समीक्षा की है । 
है। इन दाशंनिक विद्वानोका समय ई० सन्‌ ७८८ के पहले ही है। अत 
विद्यानन्दके समयकी पूव॑वर्ती सीमा ७८८ ई० है और उत्तर सीमा पाइवनाथ- 
चरित और न्यायविनिश्चयविवरण (प्रशस्ति इलोक २। में विद्यानन्दका 
उल्लेख रहनेसे ई० सन्‌ १०२५ है। इन दोनो समय-सीमाओके बीच ही इनका 
स्थितिकाल है । 
आचार विद्यानन्दने 'प्रशस्तपादभाष्य' पर लिखी गयी चार टीकाओमेसे 
व्योमशिवकी “व्योमवती” टोकाके अतिरिक्त अन्य तीन टोकाओमेसे किसी भी 
टीकाकी समीक्षा नहीं की है। अत स्पष्ट है कि श्रीधरकी न्‍्यायकन्दली 
(६० सन्‌ ९९१) और उदयनकी किरणावली (ई० सन्‌ ९८४) के पूर्व विद्यानन्दका 
समय होना चाहिए । इस प्रकार इनको उत्तर सीमा ई० सन्‌ १०२५ से हटकर 
ई० सन्‌ ९८४ हो जाती है। 
अष्टसहस्री' की अन्तिम प्रशस्तिमे बताया है कि कुमारसेनकी युवितयोके 
वर्धनार्थ ही यह रचना लिखी जा रही है। यथा-- 
वीरसेनाख्यमोक्षगे चारुगुणानर्घ्यरत्नसिन्धुगिरिसततम | 
सारतरात्मध्यानगे मारमदाम्भोदपवन्गिरिगह्वरायितु ॥ 
कष्टसहल्नी सिद्धा साष्टसह॒स्नीयमनत्च में पुष्यात््‌। 
शब्वदभी सह ख्री कुमा रसेनो क्तिवर्धंमानार्था ॥ (नर्दधा) 
इससे ध्वनित होता है कि कुमा रसेनने आप्तमीमापर कोई विवृति या विवरण 
लिखा होगा, जिसका स्पष्टीकरण विद्यानन्दने किया है। निश्चयत. कुमारसेन 
इनके पूर्ववर्ती हैं। कुमारसेनका समय ई० सन्‌ ७८३ के पूर्व माना गया है। 
जिनसेन प्रथमने अपने हरिवशपुराणमे कुमारसेनका उल्लेख किया है-- 
“आकूपार यशो लोके प्रभाचन्द्रोदयोज्जवलम्‌ । 
गुरो कुमारसेनस्थ विचरत्यजितात्मकम्‌* ॥ 
और जिनसेनने अपने हरिवशपुराणकी रचना ई० सन्‌ छ७८शमे की है। 
यहाँ यह विचारणीय है कि जिनसेन प्रथमने कुमारसेनका त्तो स्मरण किया 
है, पर विद्यानन्दका नही | अत इससे सिद्ध होता है कि हरिवशपुराणकी 


१ अष्टसहस्री, निर्णयसार प्रेस, वम्बई, सन्‌ १९१५, अन्तिम प्रशस्ति पृू० २९५। 
१ हरिवशपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ सस्करण, १।३८ पु०५॥ 


श्रुतघर तौर सारस्वताचार्य ३५१ 


प्ख्न 


रचनाके समय तक विद्यानन्दकों ऐसी स्थाति प्राप्त नही हुर्द थी, जिसमे पुराण- 
कार उन्तका स्मरण करता । 

कतिपय विद्वानोका अभिमत है कि विद्यानन्दका कार्यक्षेत्र दक्षिणमे गग- 
वशका गगवाडी प्रदेश है और विद्यानन्दकी स्थिति गगनरेश शिवमार द्वितीय 
तेथा राममल्ल सत्यवाक्य प्रथम (ई० सन्‌ ८१०-८१६)के समयमे रही है। 
विद्यानन्दने प्राय अपनी समस्त कृतियोंको रचना गगनरेशोके राज्यकालमे' 
की है। अत सम्भव है कि पुन्ताटवशी जिनसेनने इनका स्मरण न किया हो | 

जैनन्यायके उद्भट विद्वान्‌ डॉ० प० दरवारीछाल कोठियाने विद्यानन्दके 
जीवन और समय पर विशेष विचार किया है। उन्होने निष्करपं निकाछते हुए 
लिखा है-- 

“विद्यानन्द गड़नरेश शिवमार द्वितीय (ई० सनु 2१०) और राचल्ल सत्य- 
वाक्य प्रथम (ई० सन्‌ 2८१६) के समकालीन हैं। और इन्होने अपनी ऋत्तियाँ 
प्राय' इन्हीके राज्य-समयमे वनाई हैं, विद्यानन्दमहोदय और तत्त्वार्थइलोक- 
वात्तिकको शिवमार द्वितीयके और आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा तथा युक्‍त्यनुशा- 
सनालडकृत्ति ये त्तोन कृतिरया राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (६० ८१६-८३०) के 
राज्यकालमे बनी जान पडती हैं। अष्टसहत्नी, इलोकवात्तिकके बादकी और 
आप्तपरीक्षा आदिके पुर्वकी रचना है- करोब ई० ८१०-८१५ मे रची गयी प्रतीत 
होती है. तथा पत्रपरीक्षा, श्रोपुरपाइर्वनाथस्तोत्र और सत्यशासनपरीक्षा ये 
तीन रचनाएँ ई० सत््‌ ८३०-८४० मे रची ज्ञात होती हैं । इससे भी आचाये 
विद्यानन्दका समय ई० सन्‌ ७७५-८४० ई० प्रमाणित होता है ।'* 

डॉ० कोठिया द्वारा निर्धारित समय भी उपयुंक्त समयके समकक्ष है। अतएव 
आचायं विद्यानन्दका समय ई० सन्‌ की नवम शत्ती है । 
रचनाएँ 

आचार्य विद्यानन्दकी रचनाओको दो वर्गो मे विभवत किया जा सकता 
है--१ स्वतन्त्र ग्रन्थ और २ टीका ग्रन्थ । 
स्वतन्त्र ग्रन्थ 

इनकी स्वतल्त्र रचनाएँ निम्नलिखित हैं-- 

१ आप्तपरीक्षा स्वोपज्ञवृत्तिसहित्त 


१. श्रीपुरपार्वनाथस्तोत्र, वीर सेवा मन्दिर सरसावा, सन्‌ १९४९ ई०, प्रस्तावना, 


पृ० १२। 
२ आप्तपरीक्षा, वीरसेवामन्दिर सस्करण, सन्‌ ९९४९, पु० १३। 





३५२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


२ प्रमाणपरीक्षा 

३. पत्रपरीक्षा 

४ सत्यशासनपरीक्षा 

५ श्रोपुरपाइवंनाथस्तोत्र 
६. विद्यानन्दमहोदय 


टीकाग्रन्प 
१. अष्टसहस्री 
२, तत्त्वार्धश्लोकवा त्तिक 
३. युकत्यनुशासनारूड्ार 


१ आप्र-परीक्षा" स्वोपज्नवृत्तिसहित 


इस गनन्‍्यमे १२४ कारिकाएँ, स्वोपज्ञ वृत्ति सहित निवद्ध हैं। इस ग्रन्थमे 
परमेष्ठीयुणस्तोत्रकी आवश्यकता प्रतिपादित करनेके पश्चात्‌ पर-अपर नि श्रेयस्‌- 
का स्वरूप, वन्‍्च और वन्धकारणोकी सिद्धि, उनके अभावकी सिद्धि, सहेतुक 
निजंराकी सिद्धि परमेष्ठोगत प्रसादका लक्षण, मगरलकी नियुक्ति ओर अर्थ, 
शास्त्रारम्भमे परमेष्ठीगुणस्तो की आवश्यकता एवं पराभिमत आप्तोके निरा- 
करणकी सा्थकता बतलायी गयी है । 


ईइवर-परीक्षा प्रकरणमे ईश्वस्के मोक्षमार्गोपदेशकी असम्भवत्ता, वेशेषिका- 
भिमत पटपदार्थ समीक्षा, द्रव्यलक्षणके योगसे एक द्रव्यपदार्थंकी असिद्धि, द्रव्य- 
लक्षणत्वके योगसे दो द्रव्यलक्षणोमे एकताकी असिद्धि, द्रव्यत्वके योगसे एक 
द्रव्यपदार्थयी असिद्धि, गुणत्वादिके योगसे एक-एक गुणादि पदार्थोंकी असिद्धि, 
“इहेदम्‌ प्रत्यय' सामान्यसे भी द्रव्यादि पदार्थोकी असिद्धि, सम्रहसे भी द्रव्यादि 
पदार्थोकी असिद्धि, द्रव्यत्वाभिसम्बन्धसे एक द्रव्यपदार्थ माननेका निरास, 
गुणत्वादि अभिसम्बन्बसे एक-एक गुणादिपदार्थ माननेका निरास, पृथ्वीत्वादि 
अभिसम्वन्धसे एक-एक पृथ्वी आदि द्रव्य माननेका तिरास, सग्रहके तीन भेद 
और उनकी समीक्षा, ईश्वरके जगत्‌ कतृंत्वको समालोचना, ईश्वरके नित्य ज्ञान 
माननेमे दोप-प्रद्शन, ईश्वरके अनित्यज्ञानकी मोमासा, अव्यापक ज्ञानमे दोष, 
ईश्व रके नित्य व्यापक ज्ञानमे दोष, समवायका स्वरूप और समीक्षा, सयोग 
और समवायकी व्यथंत्ा, सत्ता और समवायके एकत्वका खण्डन, सत्ताको 


हित औ:-४ऋफ  इ--स्‍ "ता 


१. डॉ० दरवारीछाल कोठिया द्वारा सम्पादित ओर वीरसेवा मन्दिर हारा प्रकाशित, 
१९४९ | 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ३५० 
र््‌रे 


स्वत्तन्त्र पदार्थ न माननेमे दोप एवं ईदवर-परीक्षाका उपसहार आदि विपय 
वर्णित हैं । 

कृपिल-परीक्षाके अन्तगंत्त कपिलके मोक्षमार्गपदेशकत्वका निरास, प्रधानके 
मुक्तामुक्तत्वकी कल्पना ओर उसकी समीक्षा एव प्रधानके मोक्षमार्गोपदेशकत्वका 
समालोचन आया है। 

सुगत-परीक्षाम सुगतके आप्तत्वका परीक्षण किया गया है। इस प्रकरणमे 
सुगतके मोक्षमार्मपरदेशकत्वका निराकरण, सोत्रान्तिकोंके मतकी समीक्षा, 
योगाचार--सवेदनाइत और चित्राद्ेतता समालोचन विस्तारपुर्वंक किया 
गया है । 

परमपुरुष-परीक्षाके अन्तर्गत ब्रह्माद्त--प्रतिभाससामान्य-अद्वे तकी समीक्षा 
आयी है । 

अहंत्सवंञ्नसिद्धि-प्रकरणमे प्रमेयत्वहेतुसे सामान्यसर्वज्ञकी सिद्धि की गयी 
हैं। सर्वज्ञाभाववादी भट्ठके मतको उपस्थितकर उसके मतका निराकरण किया 
गया है। बाघकाभावहेतुसे अहंन्तकों सर्वज्ञ सिद्ध किया है और पुष्टिके लिए 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, आगम और अभाव प्रमाणके द्वारा सर्वज्ञके 
बाघकत्वका निरास किया गया है । 

अहत्‌-क्म भूभृत्‌भेतृत्व-सिद्धि प्रसड़ू में सज्च्चित और आगामी कर्मोके निरोध- 
का कारण सवर और निर्जराको सिद्ध किया है। इस सन्दर्भमे नैयायिक, वेशे- 
पिक और साख्य द्वारा अभिमत कमंके स्वह॒पका विवेचन कर उसकी पोद्ग- 
लिकता सिद्ध को गयी है । 

अहुन्तको मोक्षमार्गका नेता सिद्ध करते हुए मोक्ष, आत्मा, सवर, निर्जरा 
आदिके स्वरूप और भेदोका प्रतिपादन किया है। नास्तिक मतका प्रतिवाद 
कर सोक्षमार्गंका स्वरूप और उसके प्रणेताको सर्वज्ञ सिद्ध किया गया हे । यह 
ग्रन्थ निम्नलिखित प्रकरणोमे विभक्त है-- 

१ परमेष्ठीगुणस्तोत्र 

२ परमेष्ठीगुणस्तोतन्रका प्रयोजन 

३ ईदवरपरीक्षा 

४ कपिलपरीक्षा 

५, सुगतपरीक्षा 

६ परमपुरुषपरीक्षा या ब्रह्माद्वेतपरीक्षा 

७ अहंतुसवंज्ञसिद्धि 


३५४ तीथीकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


८ अहंत्कमंभूभृदभेतृत्वसिद्धि 
९. अहंन्सोक्षमार्गनेतृत्वसिद्धि 
१० अहंद्वन्यत्वसिद्धि 


२. प्रमाणपरीक्षा" 


प्रमाणपरीक्षामे प्रमाणका स्वरूप, प्रामाण्यकी उत्पत्ति एव ज्ञप्ति, प्रमाणकी 
सख्या, विषय एवं उसके फल पर विचार किया गया है। आरम्भमे 'सम्यग्ज्ञान 
प्रमाणं प्रमाणत्वान्यथानुपपत्ते | सन्निकर्षादिरज्ञानमपि प्रमाण स्वाथंप्रमिती 
साधकत्तमत्वातू, इति नाशकनीय, तस्य स्वप्रमितों साधकतमत्वासभवात्‌”थ 
अर्थात्‌ सम्यग्शान प्रमाण है, क्योकि प्रमाणत्वकी उपपत्ति अन्यथा नही हो सकती । 
सन्निकर्षादि अज्ञानमय होनेके कारण प्रमाण नही हैं, और न वे अथक्रियाके 
प्रति साधकत्तम ही हैँ, जो स्वप्रमितिके प्रत्ति साघकत्तम होता है, वही प्रमाण 
हो सकता है, अन्य नही । इस प्रकार ज्ञानको प्रमाण सिद्ध कर सन्निकर्षं, इन्द्रिय 
आदिका खण्डन किया है। प्रमाणके प्रसगमे ताद्रूप्य, तदुत्पत्ति और तदाकारता- 
का भी निरसन किया गया है। विद्यानन्दने अपने समालोचनको पुष्ट बनानेके 
हेतु 'उक्तठनच” कहकर अन्य व्यक्तियोकी कारिकाएँ भी उद्धृत की हैं । 


इस सन्दर्भभे सविकल्पक और निविकल्पक ज्ञानकी प्रामाणताका भी 
विचार किया गया है। सौगत अभ्यास, प्रकरण, बुद्धिपाटव आदिके कारण 
निर्विकल्पकको प्रमाण मानता है। विद्यानन्दने इस सन्दर्भमे सौगतमत्तकी सुन्दर 
समीक्षा की है और स्वलक्षणका भी निरसन किया है | क्षणिकवादी बौद्ध स्थुल- 
पदार्थोका अस्तित्व स्वीकार न कर स्वलक्षण परमाणु पदार्थंकों ही ज्ञानका 
विषय मानता है। ब्रह्माद्नेतवाद और स्वलक्षणवादकी समीक्षा कर स्वप्नज्ञानकी 
प्रामाणिकताका भी निरसन किया है। “नेक स्वस्मात्यजायते' को उद्धत करते 
हुए ज्ञानके ज्ञानान्तरवेद्यत्वका खण्डन किया है। 

कपिलमत-समीक्षा और तत्वोपप्लवादका विचार-विमर्श करते हुए अनुमान 
और आगमम प्रमाणकों सिद्धि की गयी है। यहाँ उपमान और अर्थापत्तिका प्रत्य- 
भिज्ञान और अनुमानमे अन्तर्भाव दिखलाया गया है। 'प्रमेयद्वेविध्यात्‌ प्रमाणहे- 
विव्यम्‌' की समीक्षा करते हुए स्वार्थानुमान और परार्थानुमानकी सिद्धि की गयी 


है। प्रत्यक्षके साव्यवहारिक और अनिन्द्रिय प्रत्यक्षका निरूपण करते हुए अवग्रह 
62: अल जन मलिक कप पक कम कद 


१ सनातन जैन ग्रन्थमाछामें आप्तमीमासाके साथ प्रकाशित तथा डॉ० दरबारीलाल 
कोठिया द्वारा सम्पादित एवं वीर सेवामन्दिर टुस्ट द्वारा प्रकाशित, १९७३ । 
३ श्रमाणपरीक्षा, सनातन जैन ग्रन्थमाला सस्करण, पृ०५१। 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य , ३५५ 


ईहा, अवाय और घारणाका विचार किया गया है। साघनात्‌ साध्यविज्ञानम- 
नुमानस्‌” का विचार करते हुए व्याप्ति, साध्य-साधनका स्वरूप निर्धारण किया 
गया है। हेतुके त्ररूप्य और पाँचरूप्यकी समीक्षा करते हुए अन्यथानुपपन्नत्व- 
को ही हेतुका निर्दोष स्वरूप बताया है। पात्रकेसरीके त्रिलक्षणकदर्थनका उद्धरण 
देते हुए लिखा है-- 
अन्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र तत्र त्रयेण कि। 
नान्यथानुपपन्नत्व यत्र तत्र त्रयेण कि ॥ 


इसीके अनुकरणपर विद्यानन्दने पाँचरूप्यके खण्डनके लिए निम्न कारिका 
रची है-- 
अन्यथानुपपन्नत्व रूपे. कि पचभि. कृत । 
नान्यथानुपपन्नत्व रूपे कि पचमिः कृत! ॥ 
पदार्थके स्वरूपका विवेचन करते हुए उत्पाद, व्यय और भ्रौव्ययुक्त पदार्थकी 
स्थिति स्वीकार की है। प्रमाणके फलका विवेचन करते हुएउसे प्रमाणसे कथड्नचित्‌ 
भिन्न और कथब्नित्‌ अभिन्न बताया है। अन्तमे ग्रन्यका सार और उसका उप- 
योग बताते हुए लिखा है-- 
इति प्रमाणस्य परीक्ष्य लक्षण विशेषसख्याविषय फल तत ॥ 
प्रबुध्य तत्त्व दृढशुद्धदृष्टयः प्रयान्तु विद्याफलमिष्टमुच्चक्े ॥ 


३. पत्रपरीक्षा३ 


इस लघुकाय ग्रन्थमे विभिन्न दर्शनोकी अपेक्षा पत्र” के लक्षणोको उद्धृत 
कर जैन दृष्टिकोणसे 'पत्र' का लक्षण दिया गया है त्तथा प्रतिज्ञा और हेतु इन 
दो अवयवोको ही अनुमानका अंग बताया है। प्रतिपाद्याशयानुरोधसे दशाव- 
यवोका भी समर्थन किया है। पर ये दश अवयव न्यायदर्शनप्रसिद्ध दरशावयवोसे 
भिन्‍न हैं। पत्रका लक्षण बताते हुए लिखा है-- पुन प्रसिद्धावयवत्वादि- 
विशेषणविशिष्ट वाक्य पत्र नाम, तस्य श्रुतिपथसमधिगम्यपदसमुदायविशेषर्ूप- 
त्वात, पत्रस्य तहिपरीताकारत्वात्‌। न च यद्यतोधन्यत्तत्तेन व्यपदिश्यतेःतिप्रसगात्‌ | 
न्ीलादयोपि हि कंबलादिश्योड्न्ये न'ते नीलादिव्यपदेशहेतव , तैषा तद्व्यपदेशहेतु- 
तया प्रत्तीयमानत्वात्‌, किरीटादीना पुरुषे तद्व्यपदेशहेतुत्ववत्‌, तद्योगात्तत्र मत्व- 


१. प्रमाणपरीक्षा, सनातन ग्रन्थमाला सस्करण, पृ० ७२ । 


२ वही, पृ० ८०॥। 
३, आप्तपरीक्षाके साथ सनातन जैन ग्रन्थमाला द्वारा सव्‌ १९३ रे में प्रकाशित ; 


३५६ , तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


घींयविधानात्‌ । नौलादय. सति यैषा ते नौछादय. कंबलादय इति गुणवचनेभ्यो 
मत्वर्थीयस्याभावप्रसिद्धेरिति चेत्‌ु, उपचरितोपचारादिति क्रम ।॥” इस प्रकार 
पत्र॒का लक्षण लिखकर अन्य मत्तमतान्तरोकी विस्तारपूर्वक समीक्षा की गयी 
है। वाद-विवादके लिए प्रतिज्ञा और हेतु इन दो अवयवोको ही अनुमानके 
अवयव माने गये हैं। नैयायिक, वशेषिक, मीमासक, कपिल, सुगत आदिके 
मतोकी समीक्षा करते हुए स्फोटवादका भी निरसन किया है। बीच-बीचमे 
प्राचीन आचार्योके इलोकोको उद्धृत किया गया है। इस प्रकार इस लघुकाय 
ग्रल्थमे वाद-विषयक चर्चाका समावेश किया है। 


४ सत्यशासनपरीक्षा" 


सत्यशासनपरोक्षाकी महत्ताके सम्बन्धमे पडित महेन्द्रकुमारजी न्याया- 
चार्यने लिखा है--“तकंग्रन्थोके अभ्यासी विद्यानन्दके अतुल पाण्डित्य, त्तलस्पर्शी 
विवेचन, सूक्ष्मता तथा गहराईके साथ किये जानेवाले पदार्थेकि स्पष्टीकरण 
एव प्रसन्न भाषामे गूँथे गये युक्तिजालसे परिचित होगे | उनके प्रमाणपरीक्षा, 
पत्रपरीक्षा और आप्तपरीक्षा प्रकरण अपने-अपने विषयके बेजोड़ निबन्ध हैं । 
ये ही निवन्ध तथा विद्यानन्दके अन्य ग्रन्थ आगे बने हुए समस्त दिगम्बर, रवे- 
ताम्बर न्यायग्रन्थोके आधारभूत हैं । इनके ही विचार त्था शब्द उत्तरकालीन 
दिगम्बर, इवेताम्बर न्यायग्रन्थीपर अपनी अमिट छाप लगाये हुए हैं। यदि 
जेन न्‍्यायके कोषागारसे विद्यानन्दके ग्रन्योको अछग कर दिया जाय, तो वह 
एकदम निष्प्रभ-सा हो जायगा। उन्चको यह सत्यशासनपरीक्षा ऐसा एक 
तेजोमय रत्न हैं, जिससे जैन न्‍्यायका आकाश दमदमा उठेगा । यद्यपि इसमे 
आये हुए पदार्थ फुटकर रूपसे उनके अष्टसहस्री आदि ग्रन्थों खोजे जा सकते 
हैं, पर इतना सुन्दर और व्यवस्थित तथा अनेक नये प्रमेयोका सुरुचिपूर्ण 
सकलन, जिसे स्वयं विद्यानन्दने ही किया है, अन्यत्र मिलना असम्भव है |” 

इस ग्रल्थमे निम्नलिखित शासनोकी परीक्षा की गयी है--- 

१. पुरुपाह्ठेत-शासन-परीक्षा । 

२. शब्दाह्वत-शासन-परीक्षा । 

३ विज्ञानाइ्वत-शासन-परीक्षा । 

४ चित्राद्वत-शासन-परीक्षा | 


१ भारतीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा डॉ० गोकुलचन्द्र जैनके सम्पादकत््वमे सन्‌ १९६४ ई० 
में प्रकाशित । 
२ अनेंकान्त, वर्ष ६, किरण ११। 





श्रुतवधर और सारस्वताचार्य : ३५७ 


५. चार्वाक-शासन-परीक्षा । 

६ बोद्ध-शासन-परीक्षा। 

७, सेश्वरसाख्य-शासन-परीक्षा । 
८. निरीह्वरसाख्य-शासन-परीक्षा । 
९ नैयायिक-शासन-परीक्षा । 

१० वेशेषिक-शासन-परीक्षा | 
११, भाट्-शासन-परीक्षा | 

१२ प्रभाकर-ज्ासन-परीक्षा | 

१३ तत्त्वोपप्लव-शासन-परीक्षा | 
१४. अनेकान्त-शासन-परीक्षा । 


उपयुंक्त शासनोको दो श्रेणियोमे विभकक्‍त किया गया है--( १) अद्वं तवादी 
या अभेदवादों और (२) द्व॑त्वादों या मेदवादा | अद्वेतवादा सिद्धान्तोमे एक 
तत्त्वको प्रमुखता है और ससारके समस्त पदार्थ उत्त तत्त्वके ही रूपान्तर है | 
द्वेतवादो वे सम्प्रदाय है जा एक से अधिक तत्त्व मानते हैं । नेयायिक, वेशेषिक 
चार्वाक और बुद्ध आदि दर्शन एकाधिक तत्त्वोको महत्त्व देनेके कारण हद्वेत्त- 
वादी कहे जाते है । 


पुरुषाद्तकी परीक्षा करते समय अनुमान द्वारा पृ्व॑पक्ष स्थापित किया 
है--त्रह्म एक है, अद्वितीय है, अखण्ड ज्ञानानन्दमय है, सम्पुर्ण अवस्थाओको व्याप्त 
करनेवाला है, प्रतिभासमात्र होनेसे | यत्तः एक ही ब्रह्म अनेक पदार्थोमे जलमे 
चन्द्रमाकी तरह भिन्न-भिन्न प्रकारसे दिखलाई देता है, इसी प्रकार पृथ्वी 
आदि ब्रह्मविवत्त है, भिन्‍न तत्त्व नही। अतएवं चराचर ससारकी उत्पत्ति 
ब्रह्मसे होतो है। इस प्रकार पुवंपथकी स्थापना कर उत्तरमे बताया है कि ब्रह्मा- 
दत प्रत्यक्षविरुद्ध है। प्रत्यक्षसे बाह्य अं परस्परभिन्‍न और सत्य दिखलायी 
पडते है, अतएव ब्रह्माह्ेत नही बन सकता। इस तरह प्रततिभासमात्रहेतुमे 
अनेक दोषोका उज्भावन कर पुरुषाद्वेतकी समीक्षा की गयी है। 

शब्दाद्वेतमे भी ब्रह्माद्देतके समान दोष भाते हैं। विज्ञानाद्वैतकी परीक्षाके 
प्रसगमे पुवंपथकीं सिद्धिके लिए अनुमान उपस्थित करते हुए लिखा है कि 
सम्पूर्ण ग्राह्म-ग्राहंकाकार ज्ञान भ्रान्त है। जिस प्रकार स्वप्त और इन्द्रजाल 
आदि ज्ञान ज्रानल होते है, उसी प्रकार ग्राह्म-प्राहक्ाकार आदि प्रत्यक्ष भी 
भ्रान्त है। भ्रान्त प्रत्यक्ष आदिके द्वारा जाने गये बाह्य अर्थ वास्तविक नही 
हैं, अन्यथा स्वप्नप्रत्यक्षको भी वास्तविक मानना होगा । इस तरह बाह्य अर्थ 
असम्भव है, स्वसवित्ति ही खण्डश प्रतिभाषित होती हुई समस्त वेद्य-वेदक 


३५८ तीथँंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


व्यंवहा रको करती है। अत्त पृथ्वी, जल, अग्नि आदि पदाथे ज्ञानसे भिन्‍न 
नही हैं । 
उत्तर पक्षमे पुर्ववत्‌ असिद्ध, विरुद्ध आदि दोषोकी उ:द्भरावना की गयी है। 
अनुमानसे सवित्तिका वेद्य-वेदकभाव मानने पर बाह्य अथंमे भी उसीसे वेच्च- 
वेदकभाव मान लेना चाहिए, क्योकि दोनोमे कोई अन्तर नही है। सन्ति 
बहिरर्था साधनदूषणप्रयोगात्‌” द्वारा बाह्य पदार्थ सिद्ध किये गये हैं। इसी 
प्रकार चित्राह्नतकी परीक्षा भी की है। 
चार्वाक, बौद्धआसन, साख्यपरीक्षा, वेशेषिकशासनपरीक्षा, नेयायिकशासन- 
परीक्षा, मीमासकपरीक्षा और भाट्ट-प्रभाकरशासनपरीक्षा भी त्तकंपूर्वंक 
लिखी गयी है । 
इस ग्रन्थ पर तत्त्वार्थंसत्रका प्रभाव भी दिखलायी पडता है । विद्यानन्दने 
भपनेसे पृ्वेवर्त्ती आचार्योका प्रभाव ग्रहण किया है । बीच-बीचमे अनेक ग्रन्‍्थो- 
के उद्धरण भी आये है । 
५ विद्यानन्दमहोदय 
आचाय॑ विद्यानन्दकी यह सबसे पहली रचना है| इसके पश्चात्‌ ही 
उन्होने तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक और अष्टसहस्रो आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोकी 
रचना की है। यह ग्रन्थ आज उपलब्ध नही है, पर उसका नामोल्लेख इलोक- 
वात्तिक आदि ग्रन्थोमे मिलता है | देवसूरिने तो अपने स्यथाद्वादरत्नाकरमे 
इसकी एक पक्ति भी उद्धृत की है--“महोदये च 'कालान्तराविस्मरणकारण हि 
धारणाभिवान ज्ञान सस्कार प्रतीयते' इत्ति वदन्‌ (विद्यानन्द ) सस्का रधा रणयो रे- 
काथ्यंमचकथत्‌"” | इस ग्रन्थका नाम विद्यानन्दमहोदय और सक्षिप्त महो- 
दय है । 
६ श्रोपुर-पाइर्वनाथ-स्तौन्र 
श्रीपुर या अन्तरिक्षके पाइवंनाथकी स्तुतिमे तीस पद्म लिखे गये है। इस 
स्तोत्रमे द्शंन और काव्यका गगा-यमुनी संगम है । रूपक अलकारकी योजना 
करते हुए आराध्यकी भक्तिको प्रशसा की गयी है | कवि कहता है-- 
शरण्य नाथा$हँन्‌ भव भव भवारण्प-विगति- 
च्युतानामस्माक निरवकर-कारुण्य-निलय । 
यतोश्गण्यात्पुण्याक्चिरतरमपेक्ष्य त्तव पदस्‌ 
परिप्राप्ता भकक्‍त्या ववमचल-लक्ष्मीगृहमिदम्‌* || 
१ स्यथादुवादरत्नाकर, पु० ३४९। हु 
२ श्रीपुरपाद्वताथ-स्तोत्र, पच्य २९, वीरसेवामन्दिर-सस्करण । 


श्रुतघर ओर सारस्वताचार्य ३५९ 


है नाथ | अहंँत्‌ ! आप ससाररूपी वनमे भटकनेवाले हम ससारियोंके लिए 
शरण है। आप हमे अपना आश्रय प्रदान कर ससार-परिभ्रमणसे मुक्त करें, 
यत आप पूर्णतया करुणानिधान है । हम चिरकालसे आपके पदो--चरणोकी 
अपेक्षा कर रहे हैं। आज बडे पुण्योदयसे मोक्षलक्ष्मीके स्थानभूत आपके चरणो- 
की भक्त प्राप्त हुई । 

इस पद्यममे भवारण्य, कारुण्यनिछय और लक्ष्मीगुह पदोमे रूपक है । कविने 
भक्तिकी निष्ठा दिखलाते हुए अन्य दाशंनिको द्वारा अभिमत आप्तका निरसन 
किया है। भाषाका प्रवाह और शेल्लीकी उदात्तता सहृदय पाठकके मनको सहज 
ही अपनी ओर आकृष्ट करती है। 


त्वदन्येध्थ्यक्षादि - प्रतिहत - वचो - युक्ति - विषया 
विलुप्ताभा लोक-व्यपलपन - सम्बन्ध - मनस । 
भजन्ते ना55प्तत्व त्तदिह विदिता बञ्चन - कृति 
विसवादस्तेषा. प्रभवत्ति तदर्थापरिंगते * ॥ 
इच्छा वा नियतेतरा न ऊूभते सम्वन्धमीशेन तत्‌ 
कमंप्राभवत सुलादिविभव पर्याप्तमेतेन हि। 
भेत्ता कमंमहीभुता सकलविन्नानादिसिद्धस्ततो 
यत्कारणादु-हताक्षपादगदित तत्स्यात्कथ श्रेयसे * ॥ 


प्रथम पद्ममे आप्तकी समीक्षा करते हुए कपिछादिकको अचाप्त बताया गया 
है, क्योकि वे प्रत्यक्षादिविरुद्ध अथेका प्रतिपादन करनेवाले है । प्रामाणिकता 
रूप सच्ची ज्योतिसे शन्‍्य है और लोगोको गुमराह करनेवाले है । चूंकि 
लोकमे उनकी वञ्चना प्रसिद्ध है तथा पदार्थोका यथाथ् ज्ञान न होनेसे उनके 
विसम्वाद भी स्पष्ट है, अतएव वे आप्तताको प्राप्त नही होते। द्वितीय पंचम 
नैयायिक और वेशेषिको द्वारा अभिमत ईश्वरेच्छाको जगत॒के कारणका खण्डन 
किया है । ससारके समस्त पदार्थोका निर्माण ईश्वरकी इंच्छासे सम्भव नही 
है । यह इच्छा नियत--नित्य है अथवा अनियत्त--अनित्य | यदि नित्य है, तो 
एकस्वभाव ईइ्वरकी तरह, वह भी एक स्वभाववाली हो जायगी और ससारके 
सभी कार्य एक समान होने लगेंगे। यदि अनित्य है, तो ससारके कार्य ही 
उत्पन्न नही हो पायेगे। अतएव सुख-ढु खादि ईव्वरेच्छाजन्य नही, अपितु 
कर्म॑जन्य है। कोई भी परमात्मा अनादिसिद्ध सर्वज्ञ नही होता | वह कर्म- 


5 2 तन 
१. श्रीपुर-पाश्व॑नाथ-स्तोत्र, पथ्य १६ । 
२. वही, पद्य २० ! 


३६० तीथकर महावीर ओर उन्तकी आचार्य-परम्परा 


समूहको नाश करके ही सर्वज्ञपद प्राप्त करता हे। ऐसी अवस्थामे नेयायिक 
ओर वेशेषिको द्वारा, जो अनादिसिद्ध सर्वज्ञ माना गया हे, उससे जगत्‌-कतुंत्व 
सिद्ध नही हो सकता। 
इस स्तोनमे सर्वज्ञसिद्धि, भनेकान्तसिद्धि, भावाभवात्मक वस्तुनिरूपण, सप्त- 
भगीनय, सुनय, निक्षेप, जीवादिपदार्थ, मोक्षमार्ग, वेदकी अपोरुषेयताका निरा- 
करण, ईववरके जगत्‌कतुंत्वका खण्डन, सर्वथा क्षणिकत्व और नित्यत्व मोमासा, 
कपिलाभिमत पच्चीस तत्त्व समीक्षा, ब्रह्मद्वत-मीमासा, चार्वाक-समीक्षा आदि 
दाशं निक विपयोका समावेश किया गया है । भगवान्‌ पाश्व॑चाथको राग-द्वेषका 
विजेता सिद्ध करते हुए, उ्तको दिव्यवाणीका जयघोप किया है-- 
विदधदरतिशयममित-मति-मुनिन्ाथ-मान्यमनन्य भाड्‌ 
नमित-सु र-रवि-भुवन-परगुरु-तीर्थकृत्व-सनामयत्‌ । 
उदय-पय-गत - तदनु - विसृतिरशेप-तत्त्व-विभासिनी 
जयति जिन जिन विजित-मनपस्िज भारती तव भासुरा" ॥ 
इस प्रकार विद्यानन्दने इस दार्शनिक ग्रन्थमे भी काव्यत्वका निर्वाह किया हे | 
७ तत्त्वायंइलोकवातिक 
टीकाग्रन्योमे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्वाथंडलोकवात्तिक है। यह 
ग्रन्थ आचार गुद्धपिच्छके सुप्रसिद्ध तत्त्वार्थसृत्रपर कुमारिलके मीमासाइलोक- 
वात्तिक कौर घरंकीतिके प्रमाणवात्तिककी त्तरह पद्यात्मक शेलीमे लिखा गया 
है। साथ ही पद्मवात्तिको पर उन्होने स्वय भाष्य अथवा गद्यमे व्याख्यान भी 
लिखा हे। यह जेनदर्शेनक्रे प्रमाणभूत ग्रन्थोमे प्रथमकोटिका ग्रन्थ हे । विद्या- 
नन्दने इसकी रचना करके कुमारिल, धमंकीति जैसे प्रसिद्ध ताकिकोके जैनदर्शन 
पर किये गये आक्षेपोका उत्तर दिया है। इस ग्रन्थकी समता करनेवाला जैन- 
दर्शनमे तो क्‍या अन्य किसी भी दर्शनमें एक भी ग्रन्थ नही है । 
इस ग्रन्थमे आगमके मूल आप्तकी सिद्धि कर पराभिमत आप्तका खण्डन 
किया गया है। विपयका वर्गीकरण तत्त्वाथंसूत्रके समान ही दश अध्यायोमे 
है। चार्वाक आत्माका अस्तित्व न मानकर भूतचतुष्टयका अस्तित्व स्वीकार 
करता है । अत विद्यानन्दने चार्वाकका खण्डन कर आत्मत्तत््वको सिद्धि की है। 
यत सम्यर्दशंन, सम्यस्ज्ञान और सम्यकचारित्रकी उत्पत्तिका स्थान आत्मा ही 


१. श्रीपुरवा० पद्य २७। 
२ तत्त्वाथंइलोकवात्तिक, सम्पादक पडित मनोहरलाल शास्त्री, प्रकाशक गाघी नाथा- 
रग जैन ग्रन्थमाला, पोस्ट माण्डवी बम्बई, सन्‌ १९१८ । 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य . ३६१ 


है। आत्माके सदभावमें ही मोक्ष और मोक्षके कारणीभूत तत्त्वौंकी सिद्धि 
सम्भव है । 
प्रथम अध्यायमे मोक्षमार्गके निरूपणके साथ-साथ मत्तिज्ञान, श्रत्तज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञानका विस्तारपुवंक निरूपण किया 
गया है। बताया है-- 
ज्ञानमेव स्थिरीभूत समाधिरित्ति चेन्मतम्‌। 
तस्य॒प्रधानधमंत्वे निवृत्तिस्तत्क्षयाय्यदि ॥ 
त्दा सोषि कुतो ज्ञानादुक्तदोषानुषगत 
समाध्यत्तरतशचेन्न तुल्यपय॑नुयोगत * ॥ 
स्पष्ट है कि आचाय॑ विद्यानन्दने तत्त्वाथ॑सूत्रके प्रमेयोका अत्यन्त सूक्ष्म 
ओर विस्तृत्त वर्णन इस ग्रन्थमे किया है । प्रथम सृत्रके वात्तिकोमे मोक्षोपायके 
सम्बन्धमे अत्यन्त गवेषणाके साथ विचार किया है। जीवका अन्तिम ध्येय 
मोक्ष है। बन्धनबद्ध आत्माको मुक्तिके अतिरिक्त और क्या चाहिए ? अतः 
मुक्तिके साधनभूत रत्लत्रयमार्गंका सुन्दर ओर गहन विवेचन किया है। 
अनन्तर सम्यग्दर्शनका स्वरूप, भेद, अधिगमोपाय, तत्त्वोका स्वरूप और भेद, 
एवं सत्‌-सख्या-क्षेत्रादि तत्त्वज्ञानके साधनों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। 
पश्चात्‌ सम्यग्ज्ञानका स्वरूप, सम्यग्ज्ञानके भेद, मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान, अवधि- 
ज्ञान, मन पर्यायज्ञान और केवलज्ञानके विषय, क्षेत्र, स्वामी आदिका निर्देश 
किया है। इस सन्दर्भ॑मे सर्वज्ञसिद्धिका भी प्रकरण आया है, जिसमें मीमासक द्वारा 
उठाई गयी शकाओका समाधान भी किया है। 
श्रुतज्ञान बाह्य अर्थों को किस प्रकार विषय करता है, इस आशकाका उत्तर 
देते हुए आचाय॑ विद्यानन्दने लिखा है--- 
श्रतेनाथ॑ परिच्छिद्य वत्तमानों न बाध्यते | 
अक्षज्नेनैव तत्तस्य बाह्यार्थालबना स्थिति ॥ 
सामान्यमेव श्रुत प्रकाशयति विश्येषमेव परस्परनिरपेक्षमुभयमेवेति वा- 
शकामपाकरोति । 
अनेकान्तात्मक वस्तु सप्रकाशयत्ति श्रुत्त | 
सदबोधत्वाय्थाक्षोत्थवोध इत्युपपत्तिमतु ॥ 
नयेन व्यभिचारब्चेन्न तस्य गुणभावत्त । 
स्वगोचराथंधर्माण्यधर्म्माथप्रकाशनातु ॥। 


5 आप न नल सन्सन 
१, तत््वार्थश्लोकवार्तिक, प्रथम अध्याय, इलोक ५१-५२, पृ० १७॥। 


३६२ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आधचार्य-बरम्परा 


श्रुतस्यावस्तुवेदित्वे. परप्रत्यायन कुत्त । 
सवृत्तेद्वेद वृथेवेषा परमार्थेस्थ निद्चिते ॥ 


ननु स्वत्त एवं परमार्थव्यवस्थिते कुत्तरिचिदविद्याप्रक्षयात्र पुन' श्रुतविक- 
ल्पातू। तदुक्त “शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदेरविद्येवोपवण्यंते | अनागमविकल्पा हि स्वयं 
विद्योपवत्तंत” इति, तदयुक्त, परेष्टतत्त्वस्थाप्रत्यक्ष विषयत्वात्तद्विपरीतस्याने- 
कान्तात्मनो वस्तुन सर्गदा परस्याप्यवभासनात्‌ । छिज्भधस्य त्वस्थाज्भीकरणी- 
यत्वात्‌* । 


अर्थात्‌ श्रुतज्ञान द्वारा अर्थको परिच्छिति कर प्रवृत्ति करनेवाला पुरुष अर्थ- 
क्रिया करनेमे उसी प्रकार बाधा नही प्राप्त करता है, जिस प्रकार इन्द्रियजन्य 
मतिज्ञान द्वारा अर्थंको अवग्नह कर प्रवृत्ति करने वाला पुरुष बाधाको प्राप्त नही 
करता है। श्रुतज्ञान सामान्यका प्रकाशन करता है, विशेषका प्रकाशन करता 
है या निरपेक्ष दोनोका प्रकाशन करता है? इस शकाका उत्तर देते हुए आचाय॑ 
विद्यानन्दने बताया है--सामान्यविशेषात्मक अनेकान्तरूप वस्तुको श्रुतज्ञान 
अवगत करता है । जिस प्रकार इन्द्रियोसे उत्पन्न हुआ साव्यवहारिक प्रत्यक्षज्ञान 
अनेकान्तात्मक अर्थका प्रकाशन करता है, उसी प्रकार श्रुत्तज्ञान सामान्य- 
विशेषात्मक वस्तुको प्रकाशित करनेमे समर्थ रहता है ।अत्त “अनेकान्तात्मक वस्तु 
श्रुत॒ प्रकाशयत्ति, सदुबोधत्वात्‌” यह अनुमान समीचीन है। इसका नयके 
साथ भी दोष नही है, क्योकि नयज्ञान मुख्यरूपसे एक घमंको जानता है, पर 
गौणरूपसे वस्तुके अन्य धर्मो का भी वह ज्ञात्ता है। अत श्रुत्तज्ञानका नयज्ञानके 
साथ दोष नही आता । 


यदि श्रुतज्ञानको वस्तुभूत पदार्थंका ज्ञापक नही माना जाय, तो प्रतिवादी 
या शिष्योको स्व्रकोय तत्त्वोका ज्ञान किस प्रकार कराया जा सकेगा । अत्तएव 
श्रुतज्ञान द्वारा ज्ञात वस्तु प्रमाणभूत है। इस प्रकार विद्यानन्दने त्ततत्वार्थडलोक- 
वात्तिकमे प्रमेयोका विस्तारपूर्णक वर्णन किया है | 


८ अष्टसहर्री 


जैन न्‍्यायका यह भत्यन्त महनीय ग्रन्थ है। इस एक ग्रन्थके अध्ययन कर 
लेनेपर अन्य ग्रन्थ पढनेकी आवश्यकत्ता नही। विद्यानन्दने स्वय ही यह- 
प्रकट किया है-- 


१ तर्तवा्थंइलोकवात्तिक, गाघी नाथारग जैन ग्रन्थमाला, प्रथम अध्याय, सूत्र २६ 
इलोक १५-१८ तथा गद्याद्य, पू० २४९ । 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ३६३ 


श्रोतव्याष्रसहस्ती श्रुतै. किमन्‍ये सहस्रसंख्याने । 
विज्ञायेत ययेव हि. स्वसमय-परसमयस:ड्भाव ॥' 
अर्थात्‌ हजार शास्त्रोको सुननेसे क्या, केवल अष्टसहस्नीको सुन लेनेसे, स्व- 
सिद्धान्त और परसिद्धान्तोका ज्ञान हो जायगा । 


यह समन्‍्तभद्रविरचित आप्तमीमासा अपरनाम देवागमस्तोत्रपर लिखा 
गया विस्तृत एवं महत्त्वपुर्ण भाष्य है। विद्यानन्दने बडी हो कुशलताके साथ 
अकलकदेव द्वारा रचित अष्टशत्तीको अष्टसहस्रीमे अन्त प्रविष्ट कर लिया है। 
यह न्यायकी प्राञ्जल भाषामते रचा गया दुरूहु और जटिल ग्रन्थ है। स्वय विद्या- 
नन्दने इसे कष्टसहस्नरो कहा है। उन्होने लिखा है-- 
'कष्टसहस्री सिद्धा साष्टसहस्रीयमतन्र मे पुष्यात्‌' * 


इस ग्रन्थमे एकादश नियोग, विधि और भावनावाद और उनका निरसन, 
चार्वाकमत, तत्त्वोपप्लववाद, संवेदनाद्वेत, चित्राद्वेत, ब्रह्माद्दैत, सर्वज्ञाभाव, 
अनुमानद्वारा सर्वज्ञसिद्धि, भहंद्सवंज्ञसिद्धि आदि अनेक विषयोका समावेश किया 
गया है। यह ग्रन्थ दश परिच्छेदोमे विभक्त है| प्रथमपरिच्छेद सबसे बडा है और 
आधा ग्रन्थ इसीमे समाप्त है । 


प्रथमपरिच्छेदमे अनुमान द्वारा सर्वज्ञकी सिद्धिके पश्चातु भाव, अभाव, 
भावाभवरूप, तत्त्वका निराकरण कर अनेकान्तात्मक वस्तुकी सिद्धि की 
गयी है। इस सन्‍्दर्भमे भावापक्तृववादी बौद्धऔर अत्यन्ता भावप्रागृभाव 
और प्रध्वसाभाव अस्वीकार करनेवाले साब्य मतमे दूषण दिया गया 
है। वस्तुत इस अध्यायमे नेयायिक, साख्य, वेदान्त, बौद्ध, मीमासक 
आदि दर्शनोका वस्तुतत्त्वके सम्बन्धमे विचार किया गया है। द्वितीय परि- 
च्छेदमे द्वेत, अद्वेत्र, देत्ताद्ेंत आदिका विचार किया है। तृत्तीयपरिच्छेदमे 
क्षणिकवादमे दोषोका प्रतिपादन कर कायंकरिणादि समन्वित कथड्चितृक्षणिक 
वस्तुकी सिद्धि को गयी है। प्रागभावकी स्वंथा अभाव न मानकर कथब्सचितु 
सदभावरूप सिद्ध किया गया है । वेशेषिक और नेयायिकाभिमत अवयव-अवयवी 
का विचार किया गया है। चतुर्थमे वेशेषिकाभिमत भेदेकान्तका खण्डन कर 
कथचित्‌ भेंदा भेदात्मक वस्तुकी सिद्धि की है । पचम परिच्छेदमे बौद्धकी अपेक्षासे 
सर्वथा अनापेक्षिक वस्तुका निरसन किया है। षष्ठ परिच्छेदमे वस्तुकी सिद्धिके 
लिए प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन तीनो प्रमाणोकी सिद्धि की गयी है। वेद- 


१ अष्टसहस्री, पृ० १५७ । 
२. अष्टसहस्री, अन्तिम प्रदस्ति, पृ० २९५ । 


३६४ तीथकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा 


प्रमाण्यवादकी समीक्षा भी विस्तारपुवक इसी परिच्छेदमे प्रत्िपादित है। सप्तम 
परिच्छेदमे बौद्धाभिमत ज्ञानंकान्तका निरसन किया गया है | उपेय और उपाय 
तत्त्वकी चर्चा भी इसी परिच्छेदमे आयी है । अष्टम परिच्छेदमे देवपुरुषाथंवाद- 
की समीक्षा है। नवममे पुण्य-पापकी समीक्षा की गयी है । दशममे साख्य, 
नैयायिक और बौद्धमतानुसार बन्ध, मोक्ष और उनके कारणोकी चर्चा आयी 
है । वाक्य और नयका लक्षण भी इसी परिच्छेदमे वर्णित है । 
९ युवत्यतुशासनालडूार 

स्वामी समन्तभद्रके ६४ कारिकात्मक दार्शनिक 'युक्‍त्यनुशासनस्तोत्र' पर 
विद्यानन्दने मध्यम परिमाणकी यह 'युक्त्यनुशासनालडू/र' टीका लिखी है। 
टोछा सरल एंव विशद है | 

वस्तुत समन्तभद्बने मूल कारिकाओमे जिन प्रमेयोकी स्थापन्ता की है, उन- 
पर विस्तारपुर्वक इसमे विचार किया है | अद्वेतवाद, द तवाद, श्ञाइवतवाद, 
अशाइवतवाद, वक्तव्यवाद, अक्तव्यवाद, अन्यतावाद, अनन्यतावाद, अपेक्षावाद, 
अनपेक्षावाद, हेतुवाद, अहेतुवाद, विज्ञानवाद, बहिरथँवाद, देववाद, पुरुषार्थ- 
वाद, पाप-पुण्यवाद, बन्धवाद, मोक्षवाद और बन्ध-मोक्षकारणवादकी समीक्षा 
विभिन्न दर्शनोके पृव॑पक्षोको उपस्थित कर की है। निशचयत समग्र दर्शनोंके 
प्रमेयोका विचार इस ग्रन्थमे किया गया है | अत हमे विद्यानन्दकी “श्रोतव्या- 
ष्टसहस्री श्रुते किमनये सहख्लसख्याने । विज्ञायते ययेव स्वसमयपरसमय- 
सद्भाव ॥” आदि गर्वोक्ति स्वभावोक्‍्ित प्रत्तीत होती है । 


आचाय॑ देवसेन 


देवसेन नामके कई आचार्योंके उल्लेख मिलते हैं। एक देवसेन वे है, जिन्होंने 
विक्रम स० ९९० मे दशंनसारनामक ग्रन्थकी रचना की थी। आलापपद्धत्ति, 
लघुनयचक्र, आराधनासार और तत्त्वसार नामक ग्रन्थ भी देवसेनके द्वारा रचित 
हैं। इन सब ग्न्थोको दर्शनसारके रचपथिता देवसेनकी क्षति माना जाता है । 
दर्शंनसा रके अन्तमे प्रशस्तिरूप दो गाथाएँ आयी हैं, जो निम्न प्रकार हैं-- 
पुन्वायरियकयाइ गाहाइ सचिऊण एयत्य। 
सिरिदेवसेगगणिणा धाराए सवसतेण ॥ 


रइओ दसणसारो हारो भव्वाण णवसए णवए । 
सिरिपासणाहगेहे सुविसुद्धे माहसुद्धदसमीए ॥* 


१. दर्शनसार, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, वि० स १९७४, गाथा-४९-५० । 


श्रुतघर और सारस्वताचाय ३६५ 


अर्थात्‌ पूर्वांचायेकि द्वारा रची हुई गाथाओको एकत्र करके यह दर्शनसार 
नामका ग्रन्थ श्री देवसेनगणिने माघ शुक्ला दशमी, विक्रम स० ९%०में धारा- 
नगरीमे निवास करते समय पार्वंनाथ भगवानके मन्दिरमे रचा, जो भव्य- 
जीवोके हृदयमे हारके समान शोभा देगा । 


तत्त्वसारकी प्रशस्तिमे बताया गया है-- 
सोऊण तच्चसार रइय मुणिणाहदेवसेणेण | 
जो सहिंद्दी भावइ सो पावइ सासय सोक्ख ॥" 

मुनिताथ देवसेनने सुनकर तत्त्वसार रचा, जो सम्यक्दृष्टि उसकी भावना 
करता है वह शाश्वत सुख प्राप्त करता है। आराधनासा रके अन्तमे बत्ताया है-- 

ण॒य में अत्यि कवित्त ण मुणामो छदलक्खण कि पि। 
णियभावणाणिमित्तं र्‌इय आराहणासार ॥* 
अमुणियतच्चेण इम भणियं ज कि पि देवसेणेण | 
सोहतु त मुणिदा अत्यि हु जइ पवयण-विरुद्ध ॥ 

न मुझे कवित्वका परिज्ञान है, न छन्‍्दका और न व्याकरणका ही । अपनी- 
भावनाके निमित्त मैंने आराधनासार रचा है। पूर्णतत्त्वज्ञानसे अपरिचित 
देवसेतने जो कुछ भी इसमे कहा है यदि उसमे आगमविरुद्ध कथन हो तो मुनीच्द् 
उसे शुद्ध कर लें । 

इस तरह देवसेनने दर्शनसारमे रचनाकाल और रचना-स्थानका निर्देश 
किया है किन्तु अन्य रचनाओमे रचना-काल और रचना-स्थानका निर्देश नहीं 
है। दर्शनसा रमे देवसेनने अपनेको देवसेनगणि कहा है और तत्वसारमे मुनिनाथ 
देवसेन कहा है तथा आराधनासारमे केवल देवसेन | गणि और मुनिनाथपदको 
एकार्थंवाचक मान लेने पर एकरूपता आ सकती है। 

भावसग्रहके अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी रचनामे गुरुक नामका स्पष्ट 
निर्देश नही मिलता है, पर प्रकारान्तरसे गुरुके नामका अध्याहार किया जा 
सकता है। आराधनासारकी मद्भलगाथामे “ विमलगुणसमिद्ध ” पदके द्वारा, 
दर्शनसा रमे “विमलणाण” पद द्वारा, नयचक्रमे “विगयमलू' और “विमलणाण- 
सयुत्त” पदोंके द्वारा गुर के नामका उल्लेख माना जा सकता है। अत'* आरा- 
धनासार, दर्शनसा र, भाव-सग्रह आदिके रचयिता एक ही व्यवित हैं । दर्शनसार 
और भाव-सम्रह॑ तो एक ही व्यक्तिकी रचनाएँ हैं क्योकि श्वेताम्बर मतकी 


3 जन यम 2 मनन मन 
१ तत्त्वसार, अन्तिम प्रशस्ति, गाथा ७४ । 
२ आराधनासार, गाथा ११४-११५ । 


३६६ - तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आवचार्य-परम्परा 


उत्पत्तिके सम्बन्धमे दी गयी गाथाओमेसे एक गाथा ज्यो-की-त्यों है और 
अन्य गाथाओंके भाव प्राय' मिलते हैं। यहाँ तुलनाके लिए कुछ गाथाएँ उद्घृत 
को जाती हैं । यथा-- 
छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स | 
सोरठ उप्पण्णो सेवडसघो हु बलहीए॥ 
आसि उज्जेणिणयरे आयरिओ भद्दबाहुणामेण | 
जाणिय सुणिमित्तघरों भणिओ सघो णिओ तेण ॥ 
होहइ इह दुग्भिक्ल वारह वरसाणि जाम पुण्णाणि। 
देसंतराइं गच्छह णियणियसघेण सजुत्ता ॥ 
सोऊण इम वयण णाणादेसेहि गणहरा सब्वे। 
णियणियसघपउत्ता विहरीआ जत्य सुग्मिक्त) ॥ 
दर्शनसारमे श्वेताम्बरमतकी उत्पत्ति निम्न प्रकार बतायी है-- 
छत्तीसे वरिस-सए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स | 
सोरहे वलहीए उप्पण्णो सेवडो सघो॥ 
सिरिभहृवाहुगणिणों सीसो णामेण सति आइरिओ | 
तस्स य सीसो दूदो जिणचदो मदचारित्तो॥ 
तेण किय॑ मयमेय इत्योण अत्यि तब्भवे मोक्‍खो। 
केवलणाणीण पुणो अद्क्खाण तहा रोओ ॥ 
इन गाथाओकी तुलनासे यह स्पष्ट है कि दोनो ग्रन्थोका रचयिता एक ही 
व्यक्ति है । 
पण्डित परमानन्दजी शास्त्री दिल्लीका अभिमत है,कि 'भावसग्रह' 'दशेन- 
सार'के रचयिता देवसेनकी कृति नही है, क्योकि 'दर्शनसार” मूल सधका प्रन्य 
है, उसमे काष्ठासघ, द्रविडसघ, यापनीयंसध और माथुरसघको जताभास 
घोषित किया है। पर “भावसग्रह' केवल मूलसघका ही मालूम नही होता, 
क्योकि उसमे "त्रिवर्णाचारके समान आचमन, सकलीकरण और पज्चामृता- 
भिषेक आदिका विधान है | इतना ही नही, अपितु इन्द्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, 
वरुण, पवन, यक्ष और ऐशान आदि दिग्पाल देवोको सशस्त्र और युवतिवाहन 
“ सहित्त आह्वानन करने, बलि, चरु आदि पुजा-द्रव्य तथा यज्ञके भागको बीजा- 
क्षययुक्त मन्त्रोंसे देनेका विधान है। अतएव प० परमानन्दजीने बताया है कि 


१. भावसग्रह, माणिकचन्द्र ग्रन्यमाला, गाथा १३७-१४० । 
३, दर्शनसार, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, वम्बई, गाया ११-१३ । 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य , ३६७ 


अपभ्र श-भाषाके सुलोचनाचरिउ'के रचयिता देवसेन ही 'भावसगरह'के कर्ता 
है । इनके गुरुका नाम भी विमलसेनगणि है। 

श्री प्रेमीजीने भी उनके इस मतको प्राय स्वीकार करते हुए लिखा है-- 
“एक ओर प्राकृत ग्रन्थ 'भाव सग्रह' है, जो विमलूगणिके शिष्य देवसेनका है | 
यह भी मुद्रित हो चुका है। इसमे कई जगह 'दर्शनसार'की अनेक गाथाएँ 
उद्धृत है। इसपरसे हमने अनुमान किया था कि 'दशंनसार'के कर्त्ता ही इसके 
कर्ता हैं, परन्तु परमानन्दजी शास्त्रीने (अनेकान्त वर्ष ७ अक ११-१२मे) इस 
पर सन्देह किया है और सुलोचनाचरिऊके कर्त्ता तथा भावसग्रहके कर्त्ताको 
एक बतलाया है, जो कि विमलगणिके शिष्य है |” 

'सुलोचनाचरिउ'मे उसके रचना-कालका निर्देश करते हुए लिखा है कि 
सवत्सरकी श्रावण शुक्ला चतुदंशीके दिन यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ । प० परमानन्‍्द- 
जीने ज्योतिष गणनाका प्रमाण देते हुए उक्त कालको विक्रम सवत्‌ ११३२ तथा 
११९२ में पडता हुआ लिखा है। 

पता नही प० परमानन्दजीने किस आधारपर यह ज्यौतिप गणना को 
है। राक्षस-सवत्सर श्रावण शुक्ला चतुदंशीको ग्रह-छाघवके गणित्तानुसार वि० 
स० १०१२ में आता है। यों राक्षससंवत्सरकी स्थिति वि० स० ९५२, १०१२, 
१०७२, ११३२ और ११५२ में आती है, पर श्रावणशुक्ल्ला चतुर्दशीको राक्षस 
सवत्सरका योग विक्रम स० १०१२ के अतिरिक्त १३७२ मे आता है । इसके 
बीचके सवत्सरोमे बाहंस्पत्य गणनानुसार राक्षससवत्सर और श्रावण शुक्ला 
चतुर्दशीकी स्थिति एक साथ घटित नही होती है । अत भनुमान है कि दर्शन- 
सार, भावसग्रह और सुलोचनाचरिउ इन तीनो ग्रन्थोका कर्त्ता एक देवसेन 
नही है । श्री जुगलकिशोर मुख्तारने श्री प० परमानन्दजीकी समालोचना करते 
हुए लिखा है-- हे 

“अत. भावसग्रहके कर्त्ता देवसेन उनसे पहले हुए, तब सुलोचनाचरिउके 
कर्त्ता देवलेन और पाण्डवपुराणकी गुरुपरम्परावाले देवसेनके साथ उनकी 
एकता किसी भी तरह स्थापित नही की जा सकती और न॒ उन्हे १२वी १ श्वी 
शताब्दीका विद्वान्‌ ही ठहराया जा सकता है। इसलिए जब तक भिन्न कत्त कताका 
द्योतक कोई दूसरा स्पष्ट प्रमाण सामने न आ जावे, तब तक दर्शनसार और 
भावसग्रहको एक ही देवसेनक्त माननेमे कोई खास बाघा मादूम 
नही होती” ।*९ 
१ जैन साहित्य और इतिहास, ढितीय संस्करण पृ०-१७६ 
२ पुरातनवाक्यसूचीकी प्रस्तावना, पृ० १६॥। 


३६८ : तीर्थंकर महावीर और उनको आवचार्य-परम्परा 


मुख्तार साहबके इस कथनसे स्पष्ट है कि सुलोचनाचरिउ १४ वी शतीके 
किसी देवसेतका है। भावसग्रह और दर्शनसार एक ही कर्त्ताकी रचनाएं हैं। 


श्री प० परमानन्दजी का यह्‌ तक कि 'दर्शनसार' मूलसंघका ग्रन्थ है 
ओर “भावसग्रह' मूलसघसे इत्तर सधका ग्रन्थ है, क्योकि इसमे पञ्चामृत 
अभिषेक आदिकी विधि प्रतिपादित की गयी है, भधिक सबल नही है, क्योकि 
काष्ठासधमे, जो कि मूलसधके समान ही मान्य था, पम्चामृत-अभिषेक 
आदिका विघान किया है। 


श्री प्रेमीजीने दर्शनसारके अन्तर्गत आये हुए सघोकी समीक्षा करते हुए 
लिखा है कि दर्शनसारमे आये हुए चार सघधोमे यापनीयसंघको छोड शेष तीन 
सघोका मूलसघसे इतना पार्थक्य नही है कि वे जेनाभास बतला दिये जाये । 
दर्शनसारकी रचना वि० स॒० ९०० मे की है। भावसग्रह, आराधनासार और 
तत््वसार इनकी रचना दर्शनसारके बाद की गयो है। अत' हमारा अनुमान है 
कि दर्शनसार देवसेनकी सबसे पहली रचना है। इस रचनाके समयमे वे कट्टर 
मूलसघी रहे होगे। पर पॉँच-दस वर्षके बीच उनके विचार और अधिक परिपक्व 
हुए तथा वे काष्ठासघी आचाय कि सम्पर्क पहुँचे, जिससे उन्होने प्रभावित्त होकर 
वि० सं० १००५ के लगभग भावसग्रह लिखा । 


श्री मुख्तार साहबने श्री प० नाथूरामजी प्रेमीके मतको उपस्थित करते हुए 
लिखा है-- इसके प्रारम्भिक अशमे अन्य ग्रथोके उद्धरणोकी भरमार है, जो मूल- 
ग्रन्थका रके द्वारा उद्धृत नही हुए हैं और अनेक स्थानोपर--खासकर पाँचवें गुण- 
स्थानके वर्णनमे--इसके पद्योकी स्थिति रयगणसार जेसी सन्दिग्ध पायी जाती है। 
अत प्राचीन प्रतियोको खोज करके इसके मूलरूपकी सुनिश्चित करनेकी खास 
जरूरत है”१। 


एक और तक भी विचारणीय है कि प्राकृत भाषाके ग्रन्थोकी रचनाके 
पदचातु ही अपश्र शमे रचनाएं लिखी जाती है। कोई भी लेखक प्रथम प्राकृत 
और सस्क्ृतमे रचना करता है, तत्पश्चात्‌ अपभ्रशमे । जो लेखक तीनो भाषाओमे 
ही रचनाओका प्रणयन करते हैं, वे प्रथम प्राकृत अनन्तर सस्कृत और तत्पव्चात्त 
अपभ्रशमे ग्रन्थ लिखते हैं। अतएव देवसेनने भी प्राकृत, सस्क्ृत और अप- 
अ्र शम रचताओका प्रणयन्न किया होगा । उनकी सरस्वती-आराधनाका कार 
वि० स० ९९० (६० सन्‌ ९३३) से वि० स० १०१२ (ई० सनु ९५५) तक है। 


१ पुरातन जैन वाक्य-सूची, प्रस्तावना पृ० ६१ । 


श्रुतधर ओर सारस्वताचारय॑ ३६९ 
२५० 


अतएव दर्शनसार, भावसग्रह, आराधनासार, तत्त्वसार आदि ग्रन्थोके रचयिता 
विमलसेनगणिके शिष्य देवसेनगणि है | 


रचनाएँ 


१ दर्शनसार, २ भावसग्रह, ३ आलापपद्धति, ४ लघ॒नयचक, ५ आरा- 
धनासार, ६ तत्त्वसार । 


१ दर्शनसार--इस लघुकाय ग्रन्थमे कुछ ५१ गाथाए हैँ। प्रथम गाथामे 
इलेषमे गुरुका स्मरण करते हुए तीथंडूर महावीरको नमस्कार किया है और 
पूर्वांचार्यों द्वारा कथित गाथाओका सग्रह किया है। उत्थानिकाके अनन्तर 
समस्त इतर दार्शनिक मतोका प्रवत्तंफ ऋषभदेवके पुत्र मरीचिको माना है। 
मरीचिने एकान्त, सशय, विपरीत, विनय और अज्ञान इन पॉँचो एकान्त 
मार्गों का प्रवत्तंत किया है| बताया है कि तीथ्थ॑द्धूर पाइवंनाथके तीथंकालमे 
सरयू नदीके तटवर्त्ती पछाश नामक नगरमे पिहितास्रव साधुका शिष्य बुद्धि- 
कोत्ति मुनि हुआ, जो बहुत बडा शास्त्रज्ञ था । मत्स्याहा रके कारण वह दीक्षासे 
अ्ष्ट हो गया और रकक्‍ताम्बर धारण कर उसने एकान्तमत्तका प्रचलन किया | 
फल, दि, दुग्ध, शक्कर आदिके समान मासमे भी जीव नही है, अतएुव उसकी 
इच्छा करने और भक्षण करनेमे कोई पाप नही है। उसने बतलाया कि जिस 
प्रकार जल एक द्रव पदार्थ है, उसके सेवनमे दोष नही उसी प्रकार मद्य भी द्वव 
पदार्थ है, उसके सेवनमे भी किसी प्रकारका दोष नही है। 


एक पाप करता है और फल दूसरा भोगता है। इस प्रकार अनगंल 
सिद्धान्तोका प्रचार कर वह बुद्धकीति नरक गया | कर्त्ता कोई अन्य व्यक्ति है 
और फल-भोक्ता कोई अन्य | इस सिद्धान्तमे क्षणिकवादका कथन किया गया 
है। इस प्रकार मरीचि और बुद्धकीतिने मिथ्या मतोका प्रचार किया | 


इस अवत्तारणके पश्चात्‌ र्वेताम्बर मत, विपरीत मत्त, वाचनिक मत, अज्ञान 
मत, द्राविडसघ, यापनीयसघ, काष्ठासघ, माथुरसघ और भिल्लकसघकी 
उत्पत्ति एव समोक्षा की गयी है। काष्ठासघकी समीक्षा करते हुए वीरसेन 
स्वामीके शिष्य जिनसेन, कुन्दकुन्द, गुणभद्र, विनयसेन, कुमारसेनके निर्देश आये 
है। कुमारसेनको काष्ठासघका उपदेशक बतलाया है और इस सघका उत्पत्ति- 
काल वि० स० ७५३ माना है। माथुरसघकी उत्पत्ति रामसेन द्वारा वि० सं० 
९५३ में मथुरा नगरीमे मानी गयी है। भिल्‍लकसघकी उत्पत्ति भविष्य-कल्पनाके 


रूपमे अड्धित है-- 


३७० तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पणमिय वीरजिंणिंदं सुरसेणणमसिय विमछूणाण | 
वोच्छे दंसणसार जह कहिय॑ं. पुव्वसूरीहि ॥* 
भरहे तित्ययराण पणमिय देविदणागरुडाणं | 
समएसु होति केई मिच्छत्तपवट्टगा जीवा॥* 


>८ > > 

सिरिपासणाहतित्ये सरयूतीरे पलासणयरत्थो। 

पिहियासवस्स सिस्सो महासुदो बुड्डकित्तिमुणी ॥? 
मर १4 


> 
णदियडें वरगामे कुमारसेणो य सत्थविण्णाणी | 
कट्टो. दसणभट्टो जादों सल्लेहणाकाले ॥९ 
तत्तो दुसए तीदे महुराएं माहुराण गृुरुणाहो। 
णामेण रामसेणो णिप्पिच्छ वष्णिय तेण॥ 
दर्शनसारसे देवसेनके अक्खड स्वभावका पत्ता चलता है। उन्होने अन्तिम 
गाथामे अपनी स्पष्टता व्यक्त करते हुए लिखा है-- 
रूसउ तुसउ छोओ सच्च अक्खतयस्स साहुस्स । 
कि जूयभए साडी विवज्जियव्वा णरिदेण॥५ 


सत्य कहने वाले साधुसे कोई रुष्ट हो, चाहे सन्तुष्ट हो, इसकी चिन्ता नही । 
क्या राजाको यूका (जू आ) के भयसे वस्त्र पहनना छोड देना चाहिए ? कभी 
नही | 
इससे देवसेनका अवेखड़पना प्रकट होता है। 
२ भावसंग्रह 
इस ग्रन्थमे ७०१ गाथाएं' हैं । इसमे चौदह गुणस्थानोका अवलूम्बन लेकर 
विविध विषयोका निरूपण किया गया है। दो गाथाओ द्वारा १४ गुणस्थानोंके 
नाम बत्तला कर मिथ्यात्वगुणस्थानका स्वरूप प्रतिपादित किया है | मिथ्यात्वके 
एकान्त, विनय, सशय, अज्ञान और विपरीत इन पाँच भेदोको बतलछाकर 
ब्राह्मण मत्तको विपरीत्मिथ्यादृष्टि कहा है-- 
मण्णइ जलेण सुद्धि तित्ति मसेण पियरवग्गस्स । 
पसुकयवहेण सग्ग घम्म गोजोणिफासेण ॥ 
जइ जलण्ह्ाणपउत्ता जीवा मु णिययपावेण | 
तो तत्थ वसिय जलयरा सब्बे पावति दिवलोय ॥ 
१-५ दर्शनसार, गाथा १, २, ६, ३९, ४० । 
६ दर्शनसार, गाथा ५१। 





श्रुतघर और सारस्वताचार्य ३७१ 


ज कम्मं दिढबद्धं जीवपएसेहि त्तिविहजोएण। 

त जलूफासणिमित्ते कह फट्टइ तित्यण्हाणेण ॥ 

मलिणो देहो णिच्च॑ देही पुण णिम्मछो सयारूवी | 

-. को इह जलेण सुज्ञइ त्म्हा ण्हाणे ण हु सुद्धी ॥' 
जल्से शुद्धि होती है, माँससे पित्तरोकी तृप्ति होती है, पशुबलिसे स्वर्ग मिलता 
है और गोयोनिके स्पशंसे धर्म होता है, इन चार ब्राह्मणधर्मके प्रमुख 
सिद्धान्तोंकी समीक्षा करते हुए बताया है कि जलस्नानसे यदि समस्त पापोका 
प्रक्षाऊक्‍न सम्भव हो, तो नदी, समुद्र और तालाबोमे रहनेवाले जलचर जीव भी 
स्वगंको प्राप्त कर लेंगे । कमं-मैलसे मलिन इस आत्माकी जलल्‍से शुद्धि नहीं हो 
सकती है, जो जलसे शुद्धि मानता है, वह अच्छा विचारक नही है। आत्माकी 
शुद्धि तप, इन्द्रियनिग्रह और रत्नत्रयके द्वारा होती है । जिस प्रकार अग्निके 
संयोगसे स्वर्ण पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार अनशन, ऊनोदर आदि तपोंके 
करनेसे जीव भी पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति विषय और कषायमे सलग्न हैं 
और राग-ह्ेषको उत्पन्न करनेवाले गृहकार्योमे आसक्त हैं उनकी जलस्नानसे 
शुद्धि नही हो सकती। कषायरहित्त, ब्रतनियम और शीलसे युक्त व्यक्ति जल- 
स्‍्तानके बिना भी आत्माको पवित्र कर सकता है। 
माँसद्वारा पित्तरोकी तृप्ति मानने वाल्म व्यक्ति भी विवेकी नही है। हिंसा, 

क्रूरता और निदंयता करने वाला व्यक्ति चारो गतियोके ढु खोको उठता है। 
जो माँस द्वारा श्राद्ध करके पितरोकी तृप्ति चाहता है वह व्यक्ति भी बालसे तैल 
निकालना चाहता है। अतएव माँसको न तो दान ही माना जा सकता है, और 
न इससे पितरोकी तृप्ति ही हो सकती है । 


जो श्राद्धद्वारा पितरोकी तृप्ति मानता है, वह भ्रममे है । किसीके भोजनसे 
किसीकी तृप्ति नहीं हो सकती | यदि पिता भोजन करता है, तो पुत्रका पेट 
नही भरता, और पुत्र भोजन करता है तो पिताका पेट नही भरता। जो भोजन 
करता है, वही तृप्त हो सकता है, अन्य केसे तृप्त हो सकता है ? जो यह मानता 
है कि पाप करके नरक जाने पर पिताको पिण्डदानद्वारा पुत्र स्वर्ग भेज सकता 
है, उसके यहाँ जो कार्य करने वाला है उसे फल न मिल कर अन्यको होगा । 
अत कृततनाश और अक्षत्ताम्यागम नामक दोब आयगा | इस प्रकार उतत चारो 
सिद्धान्तोकी समीक्षा करते हुए गीता, महा भारत आदि अ्रन्थोसे ही समर्थनके 
लिए प्रमाण उद्धृत किये हैं | 


० हर 


विपरीतमिथ्यात्वके पश्चात्‌ एकान्तमिथ्यात्वकी समीक्षा की गयी है। ' 


१ भावसंग्रह, गाथा २७-२० । 


३७२ :; तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


इस प्रसगमे क्षणिकैकान्तवादी बुद्धका खण्डन किया है। वेनायिक मिथ्यात्वके 
निरसनमे यक्ष, नाग, दुर्गा, चण्डिका आदिके पूजनेका निषेध किया है। संशय- 
मिथ्यात्वका निरूपण करते हुए उदाहरणके हेतु श्वेताम्बर मत्तका निरसन 
किया गया है । इवैत्ताम्बर सम्प्रदाय स्त्रीमुक्ति, केवली कवरछाहार और साधुओं- 
का वस्त्र-पात्र रखना इन तीनो बातोकी आलोचना को गयी है। स्वेताम्बर 
अपने साधुओको स्थविरकल्पी बत्तलातै हैं। ग्रन्थकारके मतसे वे स्थविर नही, 
बल्कि गृहस्थकल्पी हैं। जिनकल्प ओर स्थविरकल्पका विवेचन विस्तार- 
पुवेंक किया है। इस सन्दर्भभे बताया है-- 


दुद्धस्तवस्स भग्गा परिसहविसएहि पीडिया जे य। 
जो गिहकप्पो छोए स थविरकप्पो कओ तेहि" ॥ 


अर्थात्‌ परीषहसे पीडित और दुर्द्धर तपसे भीत जनोने गृहस्थकल्पको स्थविर 
कल्प बना दिया है। १३७ बी गाथासे इवेताम्बर मतकी उत्पत्तिकी कथा दी 
गयी है। इस कथामे बताया है कि सौराष्ट्र देशकी बलभी नगरीमे वि० स॒० 
१३६ मे ब्वेत्ाम्बर सघकी उत्पत्ति हुईं। दर्शनसारमे भी इवेत्ताम्बर मतकी 
उत्पत्तिका यही समय अकितत किया गया है। 

अज्ञानभिथ्यात्वका कथन करते हुए लिखा है कि भगवान पाइवंनाथके 
तीथंकल्पमे मस्करीपूरण नामक ऋषि हुआ । यह भगवान महावीरके 
समवचरणमे गया, किन्तु उसके जानेपर भगवानकी वाणी नहीं खिरी | वह 
रुष्ट होकर समवशरणसे चला आया और कहने लूगा--मैं ग्यारह अग्रोका 
घारी हूँ, फिर भी मेरे जाने पर तीर्थंकर महावीरकी दिव्यध्वनि प्रवाहित नही 
हुई भर गौतमके आने पर दिव्यध्वनि होने लगी। गौत्मने अभी दीक्षा छी 
है । वह तो वेदवादी पण्डित्त है । वह जिनोक्त श्रुतको क्या जाने । अत. उसने 
अज्ञानसे लोगोके मध्य मोक्षका उपदेश दिया-- 

अण्णाणाओं मोक्ख एवं लोयाण पयडमाणों हु । 
देवो ण अत्यि कोई सुण्ण झाएह इच्छाए* ॥ 

अर्थात्‌ जज्ञानसे ही मोक्ष होता है। इसके लिये ध्यान, सयम, तप, सज्ज्ञान 
की आवश्यकता नही । इस प्रकार पाँचो मिथ्यात्वोको समीक्षा करनेके पश्चात्‌ 
चार्वाकके द्वारा मान्य दर्शनकी समीक्षा की है। चार्वाक चैतन्यकी भूतोका 
विकारमात्र मानता है। ग्रन्थकारने इसे कौलिकाचार्यका मत कहा है-- 
१ भावसग्रह, गाथा १३३ ॥। 
२. भावसग्रह, गाथा १६९४ । 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य . २७३ 


कउलायरिओ अक्‍खइ अत्यि ण जीवो हु कस्स त पाव । 
पुण्ण वा कस्स भवे को गच्छइ णरय-सग्ग" वा॥ 
यह कौलिकमत शेवतन्त्रका एकमत है। एक प्रकारसे यह वामाज्जी है। 
है । माँस, मदिराके सेवनके साथ स्त्रीरमण एवं स्वय शिव-पाव॑ततीका प्रतिरूपक 
अपनेको मानना आदि इसके सिद्धान्त हैं। यहाँ हमे ग्रन्थकारका भ्रम प्रतीत 
होता है । कौलिक और चार्वाक ये दोनो मत स्वतन्त्र हैं| दोनोमे समता इतनी 
है कि पुण्य-पाप, परछोक आदिकी स्थिति दोनोमे तुत्य है। कौलिक मतके 
ग्रच्थोमे वामाचा रको भी पुण्यरूप कहा गया है तथा वाममार्गीधर्माचरणसे 
स्वर्गादिक सुखोकी उपलब्धि भी मानी गयी है । शिव और पारव॑ती रूप कृत्य- 
अक्ृत्योका सकल्प कर लेने पर कही कोई बाधा नही आत्ती और स्वार्गादिक 
प्राप्त हो जाते हैं। 
चार्वाकमतके पदचात्‌ साख्यमतकी समीक्षा को गयी है । बताया है कि जीव 
सदा अकर्त्ता है और पुण्य-पापका भोकक्‍ता भी नही है। ऐसा छोकमे प्रकट करके 
बहन ओर पुत्नरीको भी अगीकार किया गया है। यथा-- 
जीकी सया अकत्ता भुत्ता ण हु होइ पुण्ण-पावस्स | 
इय पयडिऊण लोए गहिया वहिणी सधूया वि*॥ 
)< > >८ 
धूयमायरिवहिणि अण्णावि पुत्तरियणि। 
आयति य पासवयणुपयडे वि विप्पे। 
जह॒ रमियकामाउरेण वेयगव्वे उप्पण्णदप्पें ॥ 
बंभणि-छिपिणि-डोवि-नडिय-वरुडि-रज्जइ-चम्मारि। 
कवले समइ समागमइ तह भुत्ति य परणारि ॥ 
अर्थात्‌ पुत्री, मात्ता, वहन या अन्य कोई भी नारी पुत्रोत्पत्तिकी भाबनासे 
कामवचन प्रकट करे, तो कामातुर हो वेदज्ञानी ब्राह्ममको उसका उपभोग करना 
चाहिये। लेखकने बतलाया है कि कपिलदर्शनमे प्रतिपादित ब्राह्मणी, डोम्बी, 
नटी, धोबिन, चमारिन आदि परनारियोके साथ भोग करना उचित्त है। 
स्मृतिकारोके इस कथनका आशय लेकर कि जो पुरुष स्वय आमगता 
नारीका भोग नही करता उसे ब्रह्मह॒त्याका पाप लगता है, को लक्ष्यममे रखकर 


१, भावसग्रह, गाया १७२ । 
२ वही, गाथा १७९ । 
रे भावसग्रह, गाथा १८५ ॥। 


३७४ * तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ही उक्त कथन किया गया है। सांख्यदर्शनके साथ इसका कुछ भी मेल नहीं 
है। हाँ, कौलिक सम्प्रदायमे उक्त सिद्धान्त अवश्य स्वीकृत है। राजशेखरने 
अपनी 'कपुंरमजरी-सद्क मे रण्डा, चण्डा आंदिके भोगका औचित्य बततलाया 
है। अत कपिलदर्शनका यह सिद्धान्त न होकर, स्मृति या कौलिक सम्प्रदायका 
सिद्धान्त है। देवसेनने इसी सिद्धान्तकी समीक्षा को है । 


तुतीय मिश्रगुणस्थानका कथन करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रको समा- 
लोचना की गयी है । ब्रह्माकी आलोचना करते हुए तिलोत्तमा आदिके उपाख्या- 
नोको उपस्थित किया है । विष्णुकी आलोचनामे उनके विभिन्न अवत्तारोकी 
समीक्षा की गयी है। रुद्रको आलोचनामे उनके स्वरूप और ब्रह्महत्या आदि 
कार्योकी समीक्षा आयी है। 

चतुथथें अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानका स्वरूप बतलाते हुए सात त्तत्त्वो- 
का कथन किया गया है। पांचवें गृणस्थानका स्वरूप २५० गाथाभोके द्वारा 
बहुत विस्तारसे बतलाया है । इसमे अणुब्नत, गुणब्रत, और शिक्षात्रतोके साथ 
अष्टमूलगुणोका भी उल्लेख आया है। चार प्रका रके श्यान, देवपूजा, स्वा- 
ध्याय, संयम, तप, दान, आदि श्रावकाचारका भी निरूपण आया है। अभि- 
पेकके समय यम, वरुण, कुवेर, ईशान आदिके आह्वानपुर्वक पञ्चामृत-अभि- 
षेक करनेका विधान किया है । 


पष्ठ व सप्तम गृणस्थानके स्वरूपकथनमे पिण्डस्थ, पदस्थ रूपस्थ, और रूपा- 
तीत ध्यानोका कथन आया है। शेष गुणस्थानोका सामान्यत्या स्वरूपविवेचन 
हुआ है। गुणस्थानोंके स्वरूपकथनमे देवसेनने पचसग्रहप्राकृतसे अनेक 
गाथाएँ ज्यो-को-त्यो रूपमे ग्रहण की हैं। नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने गोम्मट- 
सारमे पचसग्रहकी अनेक गाथाएँ ग्रहण की हैं | यहाँ तुलत्ाके लिए कतिपय 
सामान गाथाएं दी जाती है-- 

मिच्छो सासण मिस्सो अविरयसम्भों य देसविरदो य | 

विरभों पमत्त इयरो अपुव्ब अणियद्टि सुहमो य॥ 

उवसत खीणमोहे सजोइकेवलिजिणो अजोगी य | 

ए चउदस गुणठाणा कमेण सिद्धा य णायव्वा॥ 

णो इदिएसु विर्मो णो जीवे थावरे तसे वा पि। 

जो सहहद जिणुत्त अविरइसम्मों त्ति णायव्यों ॥१ 


इस प्रकार अनेक गाथाएँ पचसग्रहमे प्राप्त होती हैं | इतना ही नही, भाव- 
१, पचसग्रह, गाथा १०, ११, २६१। 


श्रुतघर ओर सारस्वताचार्य ३७५ 


संग्रहकी कई गाथाएँ कुछ रूपान्तरके साथ राजशेखरकी कपुंरमजरीमे भी 
मिलती हैं । कुछ गाथाएँ ऐसी भी है, जिनमे पचसग्रह और धवलाटीकाका 
मिश्चित्त रूप है। 
पचसंग्रह 

जें तसवहाउ विरदो णो विरओ अवखथावरवहाओ । 

पडिसमय सो जोवो बिरयाविरओ जिणेक्कमई ॥--गाथा १३ 


धवला और जीवकांड 


जो तसबहादु बिरदो अविरदओ तह य थावरवहाओ | 
एक्कसमयम्मि जीवो विरदाविरदो जिणेवकर्मई ॥--गाथा ३१ 


भावसग्रह 
जो तसवहाउ विरओ णो विरओो त्तह य थावरवहाओ | 


एक्कसमयम्मि जीवो विर्याविरउ त्ति जिणु कहई ॥--गाथा ३५१ 
भावसग्रहपर कुन्दकुन्दाचार्यके पत्चास्तिकाय ग्रन्थका भी प्रभाव है-- 


पञ्चास्तिकाय 
जीवो त्ति हवदि चेदा उवबओयविसेसिदों पहु कत्ता। 
भोत्ता य देहमेत्तो ण हि मुत्तो कम्मसजुत्तो ॥' 
पार्णेहि चर्दुहि जीवदि जीवर्स्साद जो हु जीविदो पुव्व । 
सो जीवो पाणा पुण बलरूमिदियमाउ उस्सासो॥॥7 


भावसंग्रह 
जीवो अणाइ णिच्चो उवश्ोगसजुदो देहमित्तो य।_ 
कत्ता भोक्ता चेत्ता ण॒ हु मुत्तो सहावउडढगई।॥ 
पाणचउक्कपउत्तो जीवस्सइ जो हु जीविओ पुव्व 
जीवेइ वट्ल्‍ठमाण. जीवत्तणगुणसमावण्णों ॥। 
स्पष्ट है ,क भावसग्रहपर पञ्चास्तिकायका भी प्रभाव है । 


पचास्तिकाय, गाथा २७। 
वही, माथा ३० । 
भावसग्रह, गाथा-२८६ । 
भावसग्रह, ग्राथा-२८८ । 


७ छा 0 नल अ 


३७६ तीथीकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


३ आराधनासार 
एकसौ पन्द्रह प्राकृत्-गाथाओमे यह ग्रन्थ रचा गया हे । आरांधनाओका 
वर्णन करते हुए बताया है-- 
आराहणाइसारो तव-दसण-णाण-चरणसगनाशों । 
सो दुब्मेशो उत्तो ववहारों चेव पणाद'॥ 
अर्थात्‌ तपाराधना, दर्शंनाराधना, ज्ञानाराधना और चारिवराराघना इन 
चारो आराघनाओका सार इसमे वर्णित रहेगा। यह आराघधनासार दो प्रकारका 
है--(१) व्यवहार और (२) परमा्थ | व्यवहार-आराघनाका स्वरूप बतलाते 
हुए लिखा है कि सूत्र ओर अर्थ द्वारा कथित वस्तुको ग्रहण करना ज्ञाता- 
राधना है। अर्थात्‌ तीर्थद्धूरकी वाणी द्वारा प्रतिपादित ११ अग औौर १४ 
पूर्वोंकी अवगत्त करना ज्ञानाराधना है। भावशुद्धिपुवंक १३ प्रकारके चारित्र- 
का आचरण करना चारित्राराधना है। १३ प्रकारके चारित्रमे ५ महाक्रत्त, ५ 
समिति और ३ गुप्तिको स्थान दिया गया है। १२ प्रकारके त्पोका आचरण 
करनेके लिए प्रवृत्त होना तपाराघना है। इस प्रकार व्यवहार-आराधनाका 
स्वरूप कथन कर निशचय-आराधनाका स्वरूप बतलछाते हुए लिखा है-- 


सुद्धणये चउखध उत्त आराहणाइ एरिसिय । 
सव्ववियप्पविमुक्की सुद्धों अप्पा णिरालबों ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र और त्परूप इन चारो भेंद-विकल्पोका 
त्याग कर पज्चेन्द्रिके विषयसुखसे रहित निरविकल्प आत्मतत्त्वका आराधन 
करना निशचय-आराधना है । आगे इसीके स्वरूपका विशेषरूपसे वर्णन करते 
हुए बताया है-- 


सहृहद सहाव जाणइ अप्पाणमप्पणो सुद्ध । 

त चिय अणुचरइ पुणो इदियविसए णिरोहित्ता३ ॥ 
अर्थात्‌ स्वस्वरूपका श्रद्धान करना, शुद्ध आत्माको जानना और निज 
आत्मरूप आचरण करना एवं निज स्वरूप तपदचरण करना निरवयाराधना 
है। नि३चय-आराघनामे इन्द्रियोकी वृत्तियाँ रुक जाती हैं ओर आत्मस्वरूप 
श्रद्धान, ज्ञान, आचरण और त्तपाराघना होने लगती है । इसलिए दर्शन, ज्ञान, 


१ आधघनासार, गाथा २। 
२ आराधघनासार, गाया ८। 
हे, वही, गाथा ९। 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य . ३७७ 


चारित्र, तपरूप आत्मा ही हे, जो राग-द्वेष छोडकर इस शुद्ध आत्माका आरांधन 
करता है उसीकी निश्चय-आराधना होती है। 
जीव चतुगगंतिमे भ्रमण करता है, भ्रमण करेगा और भ्रमण किया है। 
इसका कारण ज्ञानमयी।आत्माराधनको प्राप्त न करना है। मरणकालमे वही 
व्यक्ति आत्माराधन कर सकता है जो राग-द्वेष रहित है | बताया है-- 
अप्पसहावे णिर२ओ वज्जियपरदव्वसगसुक्खरसो । 
णिग्गहियरायदोसोी हवई आराहओ  मरणे॥ 
जो रयणत्तयमइओ मुत्तृण अप्पणो विसुद्धप्पा। 
चितेइ य परदव्व विराहुओ णिच्छय भणियों"॥ 
राग द्वेपोको दूर कर और परद्रव्योके सयोगजन्य सुखका त्याग कर जो 
आत्मस्वभावमे निरत है वही मरण-कालमे आराधक होता है। जो रत्नत्रय- 
मयी विशुद्ध आत्माको छोडकर परद्रव्योका चिन्तन करता है वह आराधनाका 
विराधक माना जाता है। जो न सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान, चरित्रेरूप आत्माको 
समझता हे और न आत्मासे विलक्षण शरीरादि परद्रव्योको ही जानता है, 
उसे न ज्ञानकी प्राप्ति रहती हे और न आराधनाको ही । 
जब तक वृद्धावस्था नही आती है, इन्द्रियोकी शक्ति क्षीण नही होती है, 
ब॒द्धि नष्ट नही होती हे, आयुरूपी जल समाप्त नही होता है तब त्तक आत्म- 
कल्याणके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह सोचता रहता है 
कि अभी तो युवावस्था है, विषयसुख-सेवनके दिन हैं वह वृद्धावस्था आने 
पर कुछ नही कर सकता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपरूप आराधनाकी 
प्राप्ति शारीरिक शक्ति और इन्द्रियोकी शक्ति रहने पर ही सम्भव है। 
बताया है-- 
जरवग्घिणी ण चपइ जाम ण वियलछाइ हुति अक्खाइ। 
बुद्दी जाम ण णासइ आउजल जाम ण परिंगरलूई॥। 
जा उज्जमो ण वियल॒इ सजम-त्तव-णाण-झाणजोएसु । 
तावरिहों सो पुरिसो उत्तमठाणस्स सभवई+॥ 
बाह्य और अन्तरद्भ परिग्रहका त्यागकर अन्तरज्ञ कषाय और विकारोको 
कृश करनेका प्रयास करना ही वास्तविक आराधना है। कंषाएँ अत्यधिक 
शक्तिशाली है । इन्हीके कारण चतुर्गत्ति परिभ्रमण होता है | जब तक कषाय 


१ आराधनासार, माणिचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थभाला, गाथा १९,२० । 
२ वही, ग्राथा २५, २८ । 


३७८ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


और भोगोका त्याग नही किया जायगा, त्तब त्तक सयमकी प्रवृत्ति नही हो 
सकती हे और सयमरहित्त व्यक्तिके गुण विशुद्ध नही हो सकते । बताया हे-- 
जाम ण हणइ कसाएं सकसाई णेव सजमी होई | 
सजमरहियस्स गुणा ण हुति सब्वे विसुद्धियरा"॥ 
जो परीपहोको सहन करता हुआ शान्तिभावपुर्वक व्रत, समिति और 
गुप्तियोका पालन करता है वह अनादिकालोन काम-क्रोधादिको नष्ट कर देता 
है। इस प्रसड़मे उपसर्ग और परीषहोको सहन करनेवाले शिवभूति, सुकुमाल 
और सुकोशलके उदाहरण दिये गये है और मुनुष्यक्ृत उपसर्ग सहन करनेमें 
गुरुदत्त, पाण्डव और गजकुमारके आख्यान दुष्टान्तके रूपमे प्रस्तुत किये हैं । 
देवकृत उपसगंके सहन करनेमे प्रसिद्ध हुए श्रीदत्त, सुवर्णभद्र आदिके उदाहरण 
दिये गये हैं । इस प्रकार उदाहरणो और प्रत्युदाहरणो द्वारा सैद्धान्तिक विषयको 
भी सरस बनानेकी चेष्टा को है । 


मन, वचन और कायको वश्य करनेकी आवश्यकता पर जोर देते हुए 
लिखा है-- 


सिक्खह मणवसियरण सवसीहृएण जेण मणुआण । 
णासति राय-दोसे तेसि णासे समो परमों ॥* 
मनको वशमे करनेकी शिक्षा देनी चाहिए। जिसका मन वशीभूत है वही 
राग-द्वेघको नाश कर सकता है ओर राग-द्वेषके नाश करनेसे ही परमपदकी 
प्राप्ति होती है । 
उपशमवानत्रीव ही मनका निग्रह कर सकता हैं और मनका निग्नह करनेसे 
ही आत्मा परमात्मापदको प्राप्त कर सकती हे । 
आचायंने ध्यान, ध्यात्ता और ध्येयका लक्षण बत्तलाया है और व्यानके द्वारा 
ही सकल कर्मोका नाश होता है। अत राग-द्व ५, मोहका विनाश करने पर 
ही ध्यानकी प्राप्ति सम्भव है | जो यह अनुभव करत्ता है कि न मे देह हूँ, न मन 


हूँ औरन मुझमे दु ख ही है वह क्षपक समभावनासे युक्त होकर दु खका विनाश 
कर लेता है। यथा-- 


णाह देहो ण मणो ण तेण मे अत्थि इत्य दुक्खाइ। 
समभावणाइ जुत्तो वि सहसु दुक्ख अहो खबय ॥3 


२१ आराघनासार गाया ३७ ॥ 
२, वही, गाथा ६४ । 
३- वही, गाया १०१। 


श्रुतत्तर ओर सारस्वताचाय ३७९ 


ड इस प्रंकार समस्त परिग्रहका त्यागककर आत्मसाधनामे संलूग्न रहनेका 
निर्देश किया है । 


४ तत्त्वसार 
इस ग्रन्थमे ७४ गाथाए हैं। तत्त्वके मूलत दो भेद है--(१) स्वगत तत्त्व 
और (२) परगत त्तत्त्व | स्वग्त तत्त्व निजात्मा है और परगत्त त्तत्त्वमे परमेष्ठी 
हैं। स्वगत तत्त्वके भी दो भेद हैं--(१) सविकल्पक और (२) निविकल्पक | 
आख्रवसहितको सबविकल्पक कहते है और आस्रवरहित्तको निविकल्पक। 
इन्द्रियविषय-सुखके समाप्त होनेपर मनकी चचलता जब भरुवद्ध हो जाती है 
तब आत्मा भपने स्वरूपमे निविकल्पक हो जाती है। यथा-- 
ज पुणु सगय त्तच्च सवियप्प हवइ तह य अवियप्प | 
सवियप्प सासवय णिरासव विग्रयसकप्प ॥ 
इदियविसयविरामे मणस्स णिल्लूरण हवे जइया। 
त्इया त अविम्रप्प ससरूवे अप्पणो त तु॥' 
जो अविकल्पक तत्त्व है वही मोक्षका कारण है | उसीको शुद्ध समझकर 
ध्यान करना चाहिए। 
इस प्रकरणमे श्रमण और योगीकी व्युत्पत्ति बत्तताते हुए लिखा है--मन- 
बचन-कायसे जो बाह्य और भभ्यन्तर परिग्रहसे रहित है, वह निग्नेन्थ कहलाता 
है और जिसने जिनलिज्ञका आश्रय ग्रहण किया हे वह श्रमण कहलाता है-- 
बहिरूव्भतरगथा मुकका जेणेह त्तिविहजोएंण । 
सो णिगर्गथो भणिओ जिंगलिंगसमासिओ सवणो ॥* 
लाभ-अलाभ, सुख-दु ख, जीवन-मरण, मित्र-शत्रुको जो समानरूपसे ध्यान 
करता है वह योगी है। यथा--- 
लाहालाहे सरिसो सुहदुबले तह य जीविए मरणे। 
बधव-अरयसमाणो झाणसमत्यो हु सो जोई ॥३ 
जो व्यक्ति आत्माकी सिद्धि करना चाहता है वह ध्यान द्वारा कर्मोका क्षय 
कर मोक्षको प्राप्त करे। यह आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप है, असख्यात 
प्रदेशी है और प्रदेशोके सहार त्था विसपंणके कारण यह शरीरप्रमाण है जो 





१. तत्त्वसार, गांधा-५,६ । 
२ वही, गाथा-१० । 
३ वही, गाथया-११ । 


३८० तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


राग, द्वंष, मोहका त्याग कर जन्म-जरा-मरणसे रहित इस निर|ञ्जन आत्माका 
ध्यान करता है वह सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। जात्मामे न रूप है, न रस है, 
न गन्ध है, न शब्द है । यह तो शुद्ध चेत्तनस्वरूप निर|ञ्जन है । यथा-- 
फासरसरूवगधा सहादोया य जस्स णत्यि पुणो। 
शुद्धो चेचणमभावो णिरजणो सो अह भणिओ ॥* 


व्यवहारनयसे इस आत्मामे कर्म-नोकमं माने जाते हैं। आत्मा और कर्मका 
सम्बन्ध दूध-पानीके समान है। जिस प्रकार दूध और पानी अपने-अपने स्वभावसे 
विक्षत होकर एकमे एक मिल जाते हैं उसी प्रकार आत्मा और पौद्गलिक कर्म 
भी अपने-अपने स्वभावकों छोड एकमे एक मिल गये हैं। अततएव मै शुद्ध हूँ, 
सिद्ध हैँ, ज्ञानरूप हुँ, कमं-नोकर्मसे रहित हूँ, एक हूँ, निरालूम्ब हूँ, देहप्रमाण 
हैं, नित्य हूँ, असख्यात्तदेशिक हूँ, अमृत हुँ। इस प्रकार चिन्तन कर आत्म- 
स्वरूपको प्राप्त करना चाहिए | जब तक पर द्रव्योसे चित्त व्यावृत्त नही होता 
तब त्तक भव्यजीव मोक्षको प्राप्त नही कर सकता है | चाहे कितना भी उम्र तप 
क्यो न करता रहे । आत्मसिद्धिका मूलकारण रागर-द्वेष और विषयसुखसे 
मुक्ति प्राप्त कर लेना है। 


यह ग्रन्थ आध्यात्मिक है तथा इसमे आत्मानुमृति तथा आत्मसिद्धिका 
उपाय वर्णित है । 


५ लघुनयचक्र 


इस ग्रन्थमे ८७ गाथाएँ हैं | नयका स्वरूप, उपयोगित्ता एव उसके भेद- 
प्रभेदोका वर्गन किया है। नयका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है-- 
ज णाणीण वियप्प सुयभेयं वत्यूयससंगहण । 
त इह णय पउत्त णाणी पुण तेहि णाणेहि ॥* 
जो वस्तुके एक अशका ग्रहण करता है श्रुत्ज्ञानका वह भेद नय कहलाता 
है । नयके बिना वस्तुस्वरूपकी प्रत्िपति नहीं हो सकती है और नय द्वारा ही 
स्याद्गादका ज्ञान होता है। अत नयका ज्ञान अनेकान्तात्मक वस्तुको प्रति- 
पत्तिके लिए अत्यन्त आवश्यक है । नयसे जिन वचनोका बोध होता है और 
नयसे ही वस्तुकी प्रतिपत्ति होती है। मूल नय दो है--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक | 
नयके सामान्यत्तया नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और 
एवम्भूत ये सात भेद हैं । अन्य भेद निम्न प्रकार हैं-- 
१. त० सा०, गाथा २१ ॥ 
२ लघुनयचक्र, गाथा २॥। 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य : ३८१ 


दव्वत्थ दहभेय छब्मेर्य॑ पज्जयत्यियं णेय | 

तिविह च णेगम त्तह दुविह पुण सगह तत्थ ॥ 

ववहार रिउसुत्त दुवियप्प सेसमाहु एक्केक्का ।* 

उत्ता इह णगयभेया उपणयभेया वि. प्मणामों ॥ 

द्रव्याथिकके १० भेद, पर्यायाथिकके ६ भेद, नैगम नयके तीन भेद, 

सग्रहके दो, व्यवहार और ऋतुसूत्रके दो-दो भेद और शेप नयोका एक एक 
भेद है । उपनयके तीन भेद हैँ--(१) सदभूत, (२) असद्भूत और (३) उपच- 
रित नय । सद्भूतके दो भेद हैं और असद्भूतके तीन तथा उपचरितके तीन । 
इस प्रकार नयके भेद-प्रभेदोका कथन कर द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नयोकी 
भपेक्षासे वस्तुर्नववेचन किया गया है । 
६ आलहलाप-पद्धति 

यह सस्कृत्त-गद्यमे रचित छोटी-सी रचना हैं । अन्य ग्रत्थोके समान इसका 
प्रकाशन भी माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमालासे हुआ है । इस ग्रन्थमे गुण, 
पर्याय, स्वभाव, प्रमाण, नय, गुण-व्यत्पत्ति, स्वभाव-व्युत्पत्ति, प्रमाणका 
कथन, निक्षेपकी व्युत्पत्ति, नयोके भेदोकी व्युत्पत्ति एवं अध्यात्मनयोका कथन 
किया गया है। आरम्भमे वचनपद्धतिको ही आलापपद्धति कहा है। यह 
ग्रन्थ निम्नलिखित अधिका रोमे विभक्त है-- 

१. द्रव्याधिकार, २ गुणाधिकार, ३. पर्यायाधिकार, ४£ स्वभावाधिकार, 
५ प्रमाणाधिकार, ६ नय-अधिकार, ७ गुण व्युत्पत्ति-अधिकार, ८ पर्याय- 
व्युत्पत्तिअधिकार, ९, स्वभावव्युत्पत्तिअधिकार, १०, एकान्तपक्षमे दोष, 
११ नययोजना, १२ प्रमाणकथन, १३ नयलक्षण और भेद, १४ निक्षेप 
व्युत्पत्ति, १५ नयोके भेदोकी व्युत्पत्ति, १६ अध्यात्मनय | 

नामानुसार विषयोका निरूपण इन अधिकारोमे किया गया है। जेन 
सिद्धा्तको अवगत करनेके लिए यह छोटा-सा ग्रन्थ बहुत उपयोगी है । द्वव्यके 
सामान्य और विशद्लेष गुणोका विवेचन करते हुए लिखा है-- 

“अस्तित्व, वस्तुत्त्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व- 
मचेतनत्व, मूत्तत्वममूत्तत्व द्रव्याणा दशा सामान्यगरुणा । प्रत्येकमष्टावष्टी 
सर्वेषास । 

[एककद्रव्ये अष्टौ अष्टो गुणा भवति। जीवद्रव्ये अचेतनत्व मूर्तत्व च॑ 
नास्ति, पुदुगलद्व्ये चेतनत्वममूतत्व च नास्ति, धर्माधर्माकाशकालद्रव्येषु 


१. आलापपद्धति, गाथा १३-१४ 


३८२ तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


चेततनत्व मूर्तत्व च नास्ति । एव द्विद्विगुणवर्जिते अष्टी अष्टो गुणा प्रत्येकद्रव्ये 
भवन्ति |] 


ज्ञानदर्शनसुखवीर्याणि स्पर्शरसगधवर्णा गतिहेतुत्व स्थितिहेतुत्वमवगाहव- 
हेतुत्व॑ वत्तनाहेतुत्व चेतनत्वमचेतनत्व मूततत्वममूत्तेत्व द्रव्याणा घोडश विशेप- 
गुणा ।”" 

“अर्थात्‌ अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, भगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेत- 
नत्व, अचेतन॒त्व, मूतंत्व और अमूतंत्व ये द्रव्योके सामान्यगुण हुँ। सदेव 
द्रव्योकि साथ रहते हैं, द्रव्योसे पृथक नहीं होते । श्रत्येक द्रव्यमे दश सामान्य- 
गुणोमेसे आठ-आठ गुण रहते हैं, दो-दो गुण नहीं होते | ज्ञान, दर्शन, सुख, 
वीर्य, स्पर्श, रस, गन्घ, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तना- 
हेतुत्व, चेतनत्व, अचेत्तनत्व, मूतंत्व भर अमूत्तंत्व ये द्रव्योके सोलह विशेषगुण हैं । 

इस प्रकार द्रव्य, गुण, स्वभावके अतिरिवत नय और प्रमाणका भी विवेचन 
किया है । 


आचाय॑ अमितगति ग्रथम 


जेन साहित्यमे अमितगति नामके दो आचायंकि उल्लेंख मिलते हैँ । एक 
माधवसेनके श्षिष्य और नेमिपेणके प्रशिष्य हे। भौर जिन्‍्होने सुभाषित्तरतन- 
सन्दोह, घर्मपरीक्षा, उपासकाचार, सस्कृत्तपञ्चसग्रह आदि ग्रन्थ रखे हैं । 
दूसरे अमितगति वे हैं, जो नेमिपेणके गुरु तथा देवसेनसूरिके शिष्य हैं और 
जिनका गुणकीतंन सुमाषितरत्नसन्दोहकी अन्तिम प्रशस्तिमे उसके रचयिता 
अमितगतिने स्वय किया है। इस तरह सुभाषितरत्नसन्दोहके कर्ता अमित्तगति 
द्वारा उल्लिखित एवं नेमिपेणके गुर तथा देवसेनके शिष्य अमितगति प्रथम- 
अमितगति है और इत्तका उल्लेख करनेवाले तथा दो पोढी पीछे होनेवाले 
माधवसेनके शिष्य और नेमिपेणके प्रशिष्य सुभाषितरत्वसन्दोहकार अमित्त- 
गति द्वितीय अमितगति हैं । इन भमितगतिने प्रथम अमितगतिको 'त्यक्तनि - 
शेषशज्ञ ' विशेषण देकर अपनेको उनसे पृथक्‌ सिद्ध किया है। प्रथम अमित- 
गतिने* स्वय उक्त विशेषण अपने साथ लगाया है| आचाये जुगलकिशोर 





१ आलापपद्धति, भारतीय ज्ञानपीठ सस्करण, पु० १३३-१३४ । 


२. "नि सज्भात्मामितगतिरिद प्राभूत योगसारम्‌'--योगसारप्राभृत, सम्पादक पण्डित 
जुगलकिशोर मुख्तार, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, सन्‌ १९६८ अधिकार ९, 
पद्य ८३ । 


श्रुतधर ओर सारस्थताचार्य ३८३ 


मुख्तारका 0 है--“यह कृति (योगसार प्राभृत्‌) निश्चित्तहूपसे अमिगत्ति 
प्रथमकी कृति है, जिसका प्रमाण अमित्तगत्तिके साथ “नि सज्भात्मा विशेषणका 
प्रयोग है, जिसे ग्रल्थका रने स्वय अपने लिये प्रयुक्त किया है।... । यह विशेषण 
अमितगत्ति द्वित्तीयके लिये कही. भी प्रयुक्त नही हुआ है, वल्कि स्वय अमितगत्ति 
द्वितीयने इस विशेषणको «त्यक्त-नि शेपसग ” रूपमे अमितगति प्रथमके लिये 
प्रयुक्त किया है। जैसा कि सुभाषितरत्नसन्दोहको प्रशस्तिके निम्नपद्यत्व जाना 
जाता है और जिससे उक्त निश्चय एवं विर्णयकी भरपुर पुष्टि होती है-- 


आशीविध्वस्त-कन्तोविपुलशमभू त श्रीमत कान्तकीतें 
सूरेयतिस्थ पार श्रुतसलिलनिधेदेवसेनस्थ शिष्य । 
विज्ञाताशेबशास्त्रो व्रतसमितिभृत्तामग्रणी रस्तकोप 
श्रीमान्मान्यो. मुनीनाममितगतियतित्त्यक्तनि'शेषसग' ॥ 


इस पद्मयमे अमितगति प्रथमके गुरु देवसेनका नामोल्लेख करते हुए उन्हें 
विध्वस्तकामदेव, विपुलशमभुत, कान्तकीरति और श्रुतसमुद्रका परगामी आचार्य 
लिखा है तथा उनके शिष्य अमितगति योगीको अशेषज्ञास्त्रोका ज्ञाता, महा- 
ब्रत-समित्तियोके धारकोमे अग्रणी, क्रोधरहित, मुनिमान्य और समस्त वाह्या- 
भ्यन्तर परिग्रहका त्यागी सूचित किया है। पिछला विशेषण सर्वोपरि मुख्य 
जान पडता है । इसीसे अमितगतिने उसे नि सज्भात्माके रूपमे अपने लिये 
प्रयुक्त किया है ।”* 

इस प्रकार द्वितीय अमितगतिसे अमितगति प्रथमका “नि'सद्धभात्मा' विजेषण 
द्वारा पार्थकय सिद्ध है। इसके अतिरिक्त अमितगति हिंतीयने सुभाषितरत्वसन्दोह, 
धर्मंपरीक्षा आदि ग्रन्थोमे अमितगत्ति प्रथमके महान गुणोकी स्तुति की है। 
अत अमितगति प्रथम उनसे पृव॑वर्ती हैं । 


स्थितिकाल 


अमितगत्ति द्वितीयने सुभाषितरत्नसन्दोहको वि० स० १०५० मे पौष 
शुक्ला पञ्चमीके दिन समाप्त किया है। इसके पदचात्‌ घमंपरीक्षाको वि० स० 
१०७० में और पञ्चसग्रहको वि० स० १०७३ मे पूरा किया हैँ । अत्तएवं अमित- 
गति द्वितीयका समय वि० स० १०५० है। इनके द्वारा उल्लिखित अमितगति 
प्रथम इनसे दो पीढी पूर्व होनेसे उनका समय वि० स० १००० निश्चित हीता है। 
हि सिम लि अपनी 3 
१. योगसारप्राभृत, प्रस्तावना, पृ० २० । 


३८४ तीथैकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


रचना 


इनका एकमात्र योगसारप्राभृत नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, जो प्रकाशित 
हो चुका है। यह्‌ ग्रन्थ ९ अधिकारोमे विभक्त है--१ जीवाधिकार, २. 
अजीवाधिकार, ३ आस्रवाधिकार, ४ वन्धाधिकार, ५ सवराधिकार, ६ 
निर्जंराधिकार, ७. मोक्षाघिकार ओर ८ चारिव्राधिकार और नवम अधिकारको 
नवाधिकार या नवमाधिका रके नामसे उल्लिखित किया है | इस अधिकारकी 
सज्ञा चूलिकाधिकारके रूपमे की गयी है । 

प्रथम अधिकारमे मज़ूलछाचरणके अनन्तर स्वभावकी उपलब्धिके हेतु जीव 
और अजोवके लक्षणोंके जाननेकी प्रेरणा की है, क्योकि दो प्रकारके पदार्थोस्ति 
भिन्न संमारमे तीसरे प्रकारका कोई पदार्थ नहीं है। सभीका अन्तर्भाव इन 
दो पदार्योमे हो जाता है । जीव-अजीवको वास्तविक छृपमें जान लेनेसे जीवकी 
अजीवमे अनुरक्ति तथा आसवित नही रहतो है ओर आत्मलीनतासे राग- 
इंपका क्षय हो जाता है। अन्तर जीवके उपयोग लक्षण और उसके भेद-प्रभेदोका 
निर्देश करके फेवलज्ञान और केवलदर्शन नामके दोनों उपयोगोका कर्मोके 
क्षयसे और शेष उपयोगोका कर्मो के क्षयोपशमसे उदित होना बताया है। 
आत्माको ज्ञानप्रमाण, ज्ञानको ज्ञेयप्रमाण, स्वंगत और शेयकोी लोकालोक- 
प्रमाण बतलाकर ज्ञानकों आत्मप्रदेशोके तुल्य गिद्ध किया है। ज्ञान जशेयको 
जानता हुआ भी ज्ञेयरूप परिणत नही होता है। आचारयने इस अधिकारमे 
केवलज्ञानकों त्रिकालगोचर, सभी सत्तू-असत्‌ विपयोका ज्ञाता, युगपदभासक 
सिद्ध किया है। 

आत्मा सम्यक्चारित्रको कब प्राप्त करती है, इस कथनके पश्चात्‌ निश्चय 
और व्यवहा रचारित्रका स्वरूप वततलाया है। दस प्रकार प्रथम अधिकारमे 
आत्माके शुद्धस्वकूपका निरूपण किया गया है। 

टूसरे अधिकारमे घमम, अघमं, आकाश, काल और पृदगल इन पाँचों अजीव- 
द्रव्योका कथन किया है । ये पाँचो अजीवद्रव्य परस्पर मिलते-जुलते एकद्सरेको 
अपनेमे अवकाश देते हुए कभी भी अपने स्वभावको नही छोडते । इनमे पुदृगलको 
छोडकर शेप सब अमूत्तिक और निष्क्रिय हैं । जीवसहित ये पाँचो द्रव्य कह- 
लाते हैं, बयोकि गुणपयंयवद्द्रव्य इस लक्षणस युवत है । इसके पदचात्‌ द्रव्यको 
नियुंक्तिपरक लिखकर सभी द्रव्योको सत्तात्मक कहा है । 

पदचात्‌ पुद्गलके स्कन्च, देश, प्रदेश ओर अणुमे चार भेंद बतलाये गये हैं । 
सभी द्रव्योंके मृत्ते और अमृतंके भेंदसे दो भेंद वतलाकर उनका स्वरूपाकन 
किया है| कमंरूप परिणन होनेवाली कर्ंवर्गंणाओका भी प्रतिपादन किया 


श्रुतनतर और सास्स्पताचार्य * ३८५ 
र५ 


है। मिथ्यात्व आदि १३ गुणस्थान भी पोद्गलिक तथा अचेतन हैं। देह-चेततन- 
को एक मानना मोहका परिणाम है। जो इन्द्रिययोचर है, वह सब आत्मबाह्य 
है। जीव कभी कर्मरूप और कम कभी जीवरूप नही होता है | 


तृतीय. अधिकारमे मन्-वचन-कायकी शुभाशुभ प्रवृत्तियोका कर्मास्रव- 
रूप वर्णन आया है। निश्चय और व्यवहारनयकी दुष्टिसे आत्मा और कर्मके 
कतृत्व और भोकक्‍तृत्वपर प्रकाश डाला गया है। एकको उपादानरूपसे 
दुसरेका कर्त्ता मानने त्था एकके कर्मफलका दूसरेको भोक्ता माननेपर, जो 
आपत्ति प्रस्तुत होती है, उसे दर्शाया है। कषायस्रोतसे आया हुआ कम ही 
जीवमे स्थित होता है। त्दुनन्तर ग्राही जीव कर्मंसतत्ति हेतु इन्द्रियजन्य 
सुख, कर्मोके आख्रवबन्धके कारण आदिका कथन किया है। 


चतुर्थ अधिकारमे बन्धका लक्षण लिखकर उसे जीवकी पराघीनताका 
कारण बताया है । बन्धके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन चारो 
भेदोका निर्देश करते हुए कौन जोब कर्म बाँघता है कौन नही बाँधता, इसका 
सोदाहरण स्पष्टीकरण किया है। इसी प्रकार रागी, वीतरागी, ज्ञानी ओर 
अज्ञातीके कमंबन्धके होने न होनेका भी निर्देश किया है | ज्ञानी जानता है, 
अज्ञानी वेदता है। इसलिए एक अबन्धक ओर दूसरा बन्धक होता है। पर 
द्रव्यगत दोषसे कोई वीतरागी बन्धको प्राप्त नही करता । 


पञचम अधिकारमे सँवरका लक्षण बतलाकर द्रव्य-भावके भेदसे उसके दो 
भेद बत्तलाये हैं। कषायोके निरोधको भावसवर और कषायोका निरोध होनेपर 
द्रव्यकर्मोके आखस्रवविच्छेदको द्रव्यसवर बतलाया है। कषाय और द्रव्यकर्म 
दोनोके अभावसे पूर्ण शुद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार इस अधिकारमे सवरका 
विस्ता र॒पुर्वंक विचार किया गया है। 


षष्ठ अधिकारमे निजंरातत्त्वका कथन आया है। निज॑राकी नियुंक्तिके 
पश्चात्‌ उसके पाकजा और अपाकजा दो भेद बतलाये हैं। सवरके बिना 
निज॑रा अकायंकारी हैं | ध्यान और त्तप द्वारा योगी कर्मो की निजेरा करता 
है और कमंमलको धो डालता है । 

सप्तम अधिका रमे मोक्षतत्वका निरूपण किया गया है । आत्मा शुद्धात्माके 
ध्यान बिना मोहादिदोषोका नाश नही कर पाता | ध्यानवजसे कर्मंग्रत्थका 
छेदन सम्भव है | इसी अधिकारमे जीवके शुद्ध और अशुद्ध इन दो भेदोका 
कथन भी आया है। कमंसे युक्त ससारी जीव अशुद्ध है और कमरहित मुक्त 
जीव शुद्ध है । शुद्ध जीवको 'अपुनभंव” कहनेके हेतुका निर्देश किया है। साथ ही 
मुक्तिमे आत्मा किस रूपमे निवास करती है, यह भी बतलाया है। ध्यान- 


३८६ तीथ्थंकर मद्दातवीर और उनकी आचार्य-परम्परा! 


विधिसे कर्मों का उन्मूलन होता है, अतएव ध्यानकी महिमाका वर्णन किया 
गया है | ध्यानको वाह्मसामग्रीके साथ, ध्यानप्राप्तिके लिए बुद्धिका आगरम, 
अनुमान ओर ध्यानाभ्यासरससे सशोधन आवश्यक बतलाया है | इस प्रकार 
इस अधिकारमे ध्यानकी विभिन्न स्थितियोका निरूपण आया है। 


अष्टम अधिकारमे चारित्रका निरूपण है। इसप्रे श्रमण बननेकी योग्यता 
और आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए श्रमणोके २८ मूलगुणोके नाम दिये गये 
हैं, जिनका योगी निष्प्रमाद रूपसे पालन करता है। जो इनके पालन करनेमे 
प्रमाद करता है, उस योगीको छेदोपस्थापक कहा है | श्रमणोके दो भेद बत- 
लाये है, सूरि ओर निर्यापक। इन दोनोका विवेचन किया गया हे। इस 
अधिकारमे श्रमणोकी चर्चाका कथन आया है । 


नवम अधिकारमे मुक्तात्माकी सदानन्दरूप स्थितिका उल्लेख करते हुए 
चेतनस्वभावकी अविनश्वरतापर प्रकाश डाला गया है। योगीके योगका 
लक्षण बतलाकर योगसे उत्पन्न सुखकी विशिष्टता, सुख-दु खका सक्षिप्त लक्षण 
ओर उस लक्षणकी दुृष्टिसे पुण्यसे उत्पन्न होनेवाले भोगोकी भी दु खरूप निर्दिष्ट 
किया है । ससारके विपयभोगोकी निस्सारता तथा भोक्ताकी स्थितिका विवेचन 
किया है। भोग ससारसे सच्ची विरवित कव प्राप्त होती हे और निर्वाणतत्त्वमे 
प्रमभक्ति किस प्रकार उपलब्ध होती है, इसे भी बतलाया हे । इस प्रकार इस 
ग्रन्थमे आत्मोपलब्धिके साघन, विपयभोगोकी अस्थिरता ओर ध्यानकी महत्तापर 
प्रकाश डाला गया है। 

योगसम्वन्धी ग्रन्थोमे इस योगसारप्राभृतका महत्त्वपूर्ण स्थान है। नि- 
सन्देह योगके अध्ययन, मनन और चिन्तनके लिए यह नितान्‍्त उपादेय हे । 


अमितगति द्वितीय 


आचार्य अमितगति द्वितीय भी प्रथित्तयश सारस्वत्ताचायं है। ये माथुर 
संघके आचार्य थे। दर्शंनसा रके कर्ता देवसेनने अपने 'दर्शनसार' में माथुर 
सघको जेनाभासोमे परिगणित किया है। इसे नि पिच्छिक भी कहा गया है, 
क्योकि इस सघके मुनि मयूरपिच्छि नही रखते थे। यह संघ काष्ठासघकी 
एक शाखा है। इस सघकी उत्पत्ति वीरसेनके शिष्य कुमा रसेन द्वारा हुई है । 


अमितगति द्वित्तीयने अपनी धर्मपरीक्षामें, जो प्रशस्ति अकित की है, उससे 
इनकी गुरुपरम्परापर प्रकाश पडता है-- 


वीरसेन, इनके शिष्य देवसेन, देवसेनके शिष्य अमितगत्ति प्रथम, इनके 


श्रुतत्वरर और सारस्वताचार्य ३८७ 


शिष्य नेमिषेण, नेमिषेणके शिष्य माघवसेन और माघवसेनके शिष्य अमितगत्ति 
हुए | अमितगत्तिकी शिष्यपरम्पराका परिज्ञान अमरकोतिके “उक्कम्मोवएस' 
से भी होता है। इस ग्रन्थके अनुसार अमितगति, शान्तिषेण, अमरसेन, श्रीसेन, 
चन्द्रकीति और चन्द्रकीत्तिके शिष्य अमरकीत्ति हुए हैं। इनकी गुरु-शिष्य- 
परम्परा निम्न प्रकार ज्ञातव्य है-- 
(अमित्तगति द्वितीयकी धर्मंपरीक्षानुसार) 
वोरसेन 


| 
देवसेन 


मत लेकर अमितगति (प्रथम) 
नेमिषेण 
मायक्सेत 
धमंपरीक्षादिकार अमित (द्वितीय) 


(अमरकीतिके 'छक्‍्कम्मोवएस' के अनुसार) 
शान्तिषेण 
मम 
श्रीसेन 
| चन्द्रकीतिं 
न 
'छक्‍्कम्मोवएस' के कर्ता अमरकोति 
श्री पण्डित विश्वेश्वरनाथ' रेउने अमितगति द्वितीयको वाक्‌पतिराज 
मुञ्जकी सभाके एक रत्नके रूपमे स्वीकार किया है। 
अमितगति बहुश्रुत थे | उन्होने विविध विषयोपर ग्रन्थोका निर्माण किया 
है। काव्य, न्याय, व्याकरण, आचारप्रभूति अनेक विषयोके विद्वान थे | इन्होने 
पण्चसंग्रहकी रचना मसूतिकापुरमे की थी ! यह स्थान घारसे सात कोस दूर 
मसीदकिलौदा नामक गाँव बताया जाता है | 
१ भारतके प्राचीन राजवश, प्रथम भाग, प्रकाशक हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय 
बम्बई, सन्‌ १९२०, पु० १०१॥ 


३८८ तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


समय-विचार' 


श्री विश्वेश्वरनाथ रेउने लिखा है--“अमितगत्तिने त्रिक्रम सं० १०५० 
(ई० सन्‌ ९०३)मे राजा मुजके राज्यकालमें सुभाषित्तरत्नसदोह॒नामक ग्रन्थ 
बनाया और वि० स० १०७० (ई० १०१३)में धर्मंपरीक्षानामक ग्रन्थकी 
रचना की | इनके गुरुका नाम माधवसेन था ” 

सुभाषित रत्नसदोह की प्रशस्तिमे रचनाकालका निर्देश निम्न प्रकार है-- 
“समारुूढे पूतत्रिदशवसत्ति विक्रमनुपे सहस्ने वर्षाणा प्रभवति हि पचाशदधिके | 
समाप्ते पचभ्यामवत्ति धरणी मुजनुपत्तौ सिते पक्षे पौषे बुधहितमिद शास्त्रम नधस्‌* ॥। 


अर्थात्‌ वि० स० १०५० पौष शुक्ला पञ्चमीको मुज राजाके राज्यकालमे 
यह निर्दोष शास्त्र पृर्ण हुआ। 
धमंपरीक्षाका रचना-काल वि० स० १०७० और सस्क्ृतपञथ्चसग्रहका 
वि० स० १०७३ है। पचसग्रहकी प्रशस्तिमे लिखा है-- 
त्रिसप्तत्याधिकेः्व्दाना सहस्ने श्कविद्विष । 
मसूतिकापुरे जातमिद शास्त्र मनोरमम्‌३ ॥ 
अर्थात्‌ वि० स० १०७३ मे, जबकि मुजके राज्यपट्टपर भोज आसीन हुआ 


यह ग्रन्थ लिखा गया । अत्तएव स्पष्ट है कि अमित्तगतिका समय वि० स०्की 
११वीं शताब्दि है । 


रचनाएँ 


अमितगत्तिकी अनेक रचनाएँ मानी जात्तो है । पर जिन्हे निविवादरूपसे 
अमितगततिकी रचना माना गया है उनके नाम निम्नलिखित हैं-- 


१ सुभाषित रत्नसदोह 
२ घमंपरीक्षा 

३ उपासकाचार 

४ पञ्च्चसग्रह 

५ आराधना 

६, भावनाद्वात्रिशतिका 


१ भारतके प्राचीन राजवश, प्रथम भाग, हिन्दी भ्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, 
सन्‌ १९३०, पृ० १०६। 

२ सुभाषितरत्नसदोह, पद्य ९२२ । 
पञ्चसग्रह, अन्तिम भ्रशस्ति, पु० २३९, पद्य ६। 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ३८९ 


७, चन्द्र-प्रज्ञप्ति 
८, साढंद्रयद्वीप-प्रज्ञप्ति 
९ व्याख्या-प्रज्ञप्ति 


१ सुभाषितरत्नसंदोह 

सुभाषितरत्नसदोह काव्यमे सुभाषितरूपी रत्नोका भण्डार निबद्ध है। 
इसमे ९२२ पद्म हैं। कविने सासारिक विषयनिराकरण, माया-अहड्भार- 
निराकरण, इन्द्रिय-निग्रहोपदेश, स्थत्री-गुण-दोष, कोप-लोभ-निराकरण, 
सदसदस्वरूपनिरुपण,  ज्ञाननिरूपण, चारित्रनिरु्षण, जातिनिरूपण, 
जरा-निरूपण, मृत्यु-सामान्यनित्यत्ता-देव-जठर-जीव-सम्बोधन-दुज॑न-सज्जन- 
दान-मद्यनिषेध-मासनिषेध-मधुनिषेध - कामनिषेध - वेश्यासग-दयूत-आत्मस्वरूप 
गुरुस्वरूप-धमं-शोक-शोच-श्रावकधरं और द्वादशविध तपर्चरण इस प्रकार 
बत्तीस विषयोका प्रतिपादन किया है। 

कविने अपने सुभाषितोका उद्देश्य बतलाते हुए लिखा है-- 
जनयति मुदमन्तभंव्यपाथोरह्मणा, हरति तिमिरराशि या प्रभा मानवीव | 
कृतनिखिलपदार्थद्यरोतना भारतीद्धा वितरतु युतदोषा सो&हंत्ति भारती व १ ॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार सूयंकी किरणे अन्धका रका नारा कर समस्त पदार्थोको 
प्रकाशित करती है और कमलोको विकसित्त करती है, उसी प्रकार ये सुभाषित 
चेत्तन-अचेतनविषयक अज्ञानको दूर कर भकक्‍तोके--सहृदयोके चित्तको प्रसन्न 
करते है । 


कविने उत्त्रेक्षाद्वारा वुद्धावस्थाका कितना सजीव और साज्भोपाज़ चित्रण 
किया है । काव्य-कलाकी दुष्टिसे यह चित्रण रमणीय है-- 
प्रबलपवनापातध्वस्तप्रदी पशिखौपमे-- 
रलमलनिचये कामोदभूत॑ सुखेविषसनिभे । 
समपरिचितैद़ सप्राप्तू सतामतिनिन्दितै-- 
रिति कृतमताः श्र वृद्ध" प्रकम्पयते करो" ॥ 
अर्थात्‌ वृद्धावस्थामे जो हाथ काँपते हैं, वे यह प्रकट करते हैं कि युवा- 
वस्थामे जो कामजन्य सुख भोगे थे वे विषतुल्य हानिकारक सिद्ध हुए । आँधीके 
वेंगसे शान्त की गयी दीपककी छौके समान क्षण-विध्वसी और अत्यन्त दु ख- 


१. सुभाषितरत्नसदोह, पद्म १ । 
२. वही, पद्य २७० । 


३९० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कारक इन विषषभोगोकी सज्जनोने पहले निन्‍दा की थी, वह निन्‍्दा, निन्‍्दा नही 
है, यथार्थ है । 
उक्त पद्यमें हाथोके काँपनेपर कवि द्वारा की गयी कल्पना सहृदयोको 
अपनी ओर आऊऋृष्ट करती है । उक्ति-वेचित्र्य भी यहाँ निहित हे । 
मदिराकी उपमा देकर वृद्धावस्थाका जीवन्त चित्रण किया हे । यह उपमा 
इलेपमूलक है। विशेषण जरा और मदिरा दोनो पक्षोमे समानहूपसेघटित 
होते हैं। यथा-- 
चलयति तनु दुष्टे्रान्ति करोति शरीरिणा 
रचयति बलादव्यक्तोक्त तनोति गतिक्षितिम्‌। 
जनयति जलनेनुद्या निन्दामनर्थपरम्परा 
हरत्ति सुरभिगन्‍्ध देहाज्जरा मदिरा यथा"॥ 


जिप्त प्रकार मदिरा-पान शरोीरको अस्त-व्यस्त कर देता है, आँखे घूमने 
लगती हूँ, मुंहसे अस्फुट वचन निकलते हैं, चलनेमे बाधा होती हे, लोगोमे 
निन्‍दाका पात्र बन जाता है एवं शरीरसे दुर्गन्धि निकलती है--उसी प्रकार 
वृद्धावस्था शरीरको कंपा देतो है, नेत्रोकी ज्योति घट जाती है, दाँत ट्ट जानेसे 
मुँहसे अस्फुट ध्वनि निकलती है, चलनेमे कष्ट होता हे, शरी रसे दुगंन्धि निकलती 
और नाना प्रकारको अवहेलना होनेसे निन्‍्दा होती है। इस प्रकार कविने मदिरा- 
पानकी स्थितिसे वृद्धावस्थाकी तुलना की है । 


इस सुभाषित काव्यमे नारीकी सर्वेत्न प्रशसा की गयी है। कवि नारीकों 
श्रेष्ठरत्वका रूपक देकर उसके गुणोका उद्घाटन करता हुआ कहता हे-- 


यत्कामातति घुनीते सुखमुप्रचिनुते प्रीतिमाविष्करोति 
सत्पात्राहारदानप्रभववरवृषस्यास्तरोषस्प हेतु । 
वशाभ्युद्धारकतुभंवत्ति तनुभुव कारण कान्‍्तकीति- 
स्तत्सर्वाभीष्टदात्री प्रवदत न कथ प्रा्थ्य॑ते स्त्रीसुरत्नम्‌* ॥ 
अर्थात्‌ स्त्री वासना श्ान्त करती है, परम सुख देती हे, अपना प्रेम 
प्रकट करती है, सत्पात्रको आहारदान देनेमे सहायता करती है, वशोद्धार 
करनेवाले पुत्रको जन्म देती है। नारी-पश्रेष्ठ-रत्न समस्त मनोरथोको पूर्ण 
करनेमे समर्थ है। कवि कहता है कि स्वल्पज्ञानी बकुछ और अशोक व॒क्ष जब 
नारीका सम्मान करते हें--उसके सान्निध्यसे प्रसन्न हो जाते हैं, तब मनुष्यकी 


१ सुभाषि०, पद्म २७१। 
२. वही, पद्म १०९ । 


श्रुतथघर ओर सारस्वताचार्य ३९१ 


बात ही क्‍या । जो पुरुष नारीका परित्याग कर दैता है, वह जड़ वृक्षोंसे भी 
हीन है, विवेक-शन्य है। 
कारणमालालड्भारकी योजना करते हुए ज्ञानका महत्त्व प्रदर्शित 
किया है-- 
ज्ञान विना नास्त्यहित्तान्निवृत्तिस्ततः प्रवृत्तिनं हिते जनानास । 
ततो न पूर्वाजित्कर्मनाशस्ततो न सौख्यं लभतेष्प्यभीष्टय*॥ 


अर्थात्‌ ज्ञानके बिना मनुष्यकी अहितसे निवृत्ति नही होती है और अहितिकी 
निवृत्ति न होनेसे हितकायंमे प्रवृत्ति नही होती। हित्तकायंमे प्रवृत्ति न 
होनेसे पूर्वोषाजित कर्मोका नाश नही होता और पूर्वोपाजित कमंके नाश न 
होनेसे अभीष्ट मोक्ष-सुख नही मिलता । कषायका सद्भाव ही चरित्रका असद्‌- 
भाव है | कधायकी जितने रूपमे कमी होने लगत्ती है उत्तने ही रूपमे चरित्रका 
विकास होने लगता है । कविने ससार, कषाय और चरित्र इन तीनोकी व्यास्या 
बडे ही सुन्दर रूपमे की है। 


शोका भिभूत व्यक्तिकी अवस्थाका चित्रण करता हुआ कवि कहता है-- 


वित्तनोत्ति बच करुण  विमना 

विधुनौति करो च रणों च भृशास््‌ । 

रमते न गृहे न वने न जने 

पुरुष कुरुते न किमत्र झुचा॥ 

शोकके कारण व्यवित निर्मनस्क हो जात्ता है, दीन वचन बोलता है, 

हाथ पेरोको पटकत्ता है और घर-बाहर स्वजनो एव परिजनोंके बीच कही भी 
शान्तिलाभ प्राप्त नही करता | शोकके कारण मनुष्यको स्थिति बहुत विचित्र 
हो जाती है। कवि द्वारा अड्धित चित्र बहुत ही सजीव है। अतएवं ससारकी 
यथार्थ स्थितिका चित्रण करता हुआ कवि कहता है-- 


स्वजनोथ्न्यजन कुरुते न सुख न धन न वृषों विषयो न भवेत्‌ । 

विमते. स्वहित्तस्य शुचा भविन स्तुतिमस्य न कोपि करोति बुध ३॥ 
शोकसे विद्धुलचित्त पुरुष स्वहितसे वचित रहता है। अत्त, वह न तो 

स्वजनोसे सुख प्राप्त करता हैं और न परिजनोके सम्बन्धसे हो आनन्दित्त होता 


१ सुभाषि०, पद्य १९८ । 
२ वही, पद्य ७१३ । 
३ वही, पथ्य ७१६। 


३९२ तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


है, न घनसे ही किसी प्रकारकी शान्ति प्राप्त करता है ओर न किसी धर्मे- 
घ्यानका आचरण कर पाता है और न॒इन्द्रियविपयका सेवन ही कर पाता 
है । कवि शोक-त्यागके लिए पुन जोर देता हुआ कहता हे-- 

यदि रक्षणमन्यजनस्य भवेद्यदि को5पि करोत्ति बुध स्तवन | 

यदि किज्चन सोस्पमथ स्वत्तनयोयंदि कज्चन तस्य गुणों भवति॥ 

यदि वा5गमन कुरुतेइन मृत सगृण भुवि शोचनमस्य तदा। 

विगृण विमना बहु शोचति यो विगुणा स दशा ऊभते मनुज ॥" 

यदि शोक करनेसे अन्य व्यक्तिकी रक्षा हो जाय या शोफ करनेवाले 

व्यक्तिको लोग पशसा करें अथवा शोक करनेसे शरीरकों सुप्ष प्राप्त हो या 
णोक करनेसे मृत प्राणि जोवित हो जायें, तभी शोक करना उचित कहा जायगा | 
शोक करनेसे कोई भी गुण तो प्राप्त नही होता है बल्कि शोक करनेसे श्रेष्ठ 
गुणोका विनाश हो जाता है । अतएवं शोक करता निरर्थक है। 


इस ग्रन्यमे आध्यात्मिक आचारात्मक और नैतिक तथ्योंकी भभिव्यजना 
सुभापितो द्वारा की गयी है। 


२ घमंपरोक्षा 


सस्कृत-साहित्यमे व्यग्यप्रधान यह अपने ढगको अद्भुत्त रचना हे । इसमे 
पौराणिक ऊटपटाग कथाओं भौर मान्यताओको बडे ही मनोरञजकरूपमे 
अविश्वसनीय सिद्ध किया है | तथ्योकी अभिव्यञ्जनाके लिए कथानकोका आश्रय 
लिया गया है। इस ग्रन्थमे निम्नलिखित मान्यताओकी समीक्षा ऊथाओं द्वारा 
की गयी है-- 

१. सुष्टि-उत्पत्तिवाद 

२. सुपष्टि-प्रलयवाद 

३. त्रिदेव-ब्रह्मा, विष्णु और महेश सम्बन्धी भश्रान्त घारणाएँ 

४ अन्ध-विश्वास 

५ अस्वाभाविक मान्यताएं--अग्निका वीयंपान, तिलोत्तमाकी उत्पत्ति 

६ जातिवाद--सम्श्रान्त जातिमे उत्पन्त होनेका अहड्धार 

७ ऋपषियोके सम्बन्धमे असम्भव और असगत्त मान्यताएँ 

< अमानवोय तत्त्व 

९ अविश्वसनीय और अवुद्धिसगत पौराणिक उपाख्यान 








१ सुभाषि०, पद्य ७१८, ७१९ । 


श्ुतुधर ओर सारस्वताचार्य ३९३ 


यद्यपि इस ग्रन्थका आधार हरिभद्गका धूर्तास्थान है, पर कविने स्वेच्छया 
कथावस्तुमे परिवत्तंन भो किया है। सस्कृत्तकाव्यमे इस कोटिके व्यग्यप्रधान 
काव्योका प्राय अभाव है। इस ग्रन्थकी कथाओकी शैली आक्रमणात्मक नही 
है, सुझावात्मक है। व्यग्य और संकेतोके आधारपर असम्भव एवं मनग्रढन्त 
बात्तोका निराकरण किया गया है | 


३. उपासकाचार 


यह अमितगत्ति-श्रावकाचा रके नामसे प्रसिद्ध हेै। उपलब्ध श्रावकाचारोमे 
यह बहुत विशद, सुगम और विस्तृत है। इसमे १३५२ पद्य और १५ अध्याय 
है। अन्तमे गुरुपरम्परा तो पायी जाती है, पर रचना-काल निर्दिष्ट नही है। 
मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका अन्तर, सप्ततत्त्व, अप्टमूलगुण, द्वादशब्नरतत और उनके 
अतिचार, सामायिकादि षट्‌ आवश्यक, दान, पूजा, उपवास एवं १२ भावनाओ- 
का सुविस्तृत वर्णन आया हैँ । अन्तिम अध्यायमे ध्यानका वर्णन ११४ पद्मोमे 
किया गया है। ध्यान, ध्यात्ता, ध्येय और ध्यान-फल--इन चारोका विस्तृत 
वर्णन किया गया है । 
४ आराधना 

शिवायंक्नत प्राकृत आराधनाका यह सस्कृत रूपान्तर है। कविने इस 
रूपान्तरको चार महीनेमे पूर्ण किया है। इसमे दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप-- 
इन चारो आराधनाओबका प्राकृत आराधनाके समान ही वर्णन किया है| प्रसग- 
वश जैनधर्मक्रे प्राय समस्त प्रमेष इसमे समाविष्ट है। प्रशस्तिमे देवसेनसे लेकर 
अमितगति तककी गरुपरम्परा भी दी गयो है। 


५. भावना द्ात्रिशतिका 


३२ पद्योका यह छोटा-सा प्रकरण है। ससारके पदार्थोसे पृथक्‌ अनुभवकर 
आत्मशुद्धिकी भावना व्यक्त की गयी है। हृदयको पवित्र बनानेके लिए यह एक 
अच्छा काव्य है । इसके पढनेसे पवित्र और उच्च भावनाओका सज्चार होता है। 
प्रारम्भमे ही श्राणी-मात्रके साथ मेत्रीकी भावना प्रकट करते हुए लिखा है- 
सच्वेषु मेत्री गुणिषु प्रमोद क्लिप्टेषु जीवेषु कृपापरत्वमु । 
माध्यस्थ्यभाव विपरीत्तवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव ॥' 


कविने इसमे परपदार्थोंसे भिन्‍न आत्मानुभूति करते हुए अपने द्वारा किये 


जज 


१ द्वारत्रिशतिका, प्रथम पद्य, यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र ग्रन्थमालामें प्रकाशित है, साथ ही 
काशीसे प्रकाशित प्रथम गुच्छकमें भी सगृहीत है। 





३९४ . तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


गये मिथ्याचरणकी निन्‍्दा को है। प्रत्येक जीवात्मा प्रमाद और कषायके योगसे 
नाना प्रकारके कदाचारका सेवन करता है। इतस्तत भ्रमण करनेवाले एक- 
इन्द्रियादि जीवोकी विराधना करता है और द्वीन्द्रवादि त्रसजीवोको भी 
कष्ट पहुँचाता हे । इसके लिए उसे अपनी निन्‍्दा आदिये द्वारा प्रायक्चित्त 
करना चाहिए । 


कविने आराध्य देवको बडे ही सुन्दररूपमे स्तुति की है। यह आराध्य 
वीतरागी, हितोंपदेशी और सर्वज्ञ ही हो सकता है । कवि उसकी स्तुति करता 
हुश कहता है-- 
य स्मयंते सर्वमुनीन्द्रवुन्देय॑ स्तुयते स्वेनरामरेन्द्रे । 
यो गीयते वेदपुराणशास्त्र स देवदेवों हृदये ममास्ताम ॥ 
यो दर्शनज्ञानसुस्तस्वभाव समस्तससारविका रवाह्य । 
समाधघिगम्यपरमात्मसज्न स देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌ ॥ 
निपूदते यो भवदु खजाल निरीक्षते यो जगदन्तराल। 
योह्त्तर्गतो योगिनिरीक्षणीय स देवदेवो हुदये ममास्ताम्‌ ॥ 
विमुक्तिमागंप्रतिषधादको यो यो जन्ममृत्युव्यसनायत्तीत्त । 
त्रिलोकछोकी विकलो5कलड्ू, स देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥। 
क्रोडीकृताशेपशरी रिवर्गा रागादयों यस्य न सन्ति टोपा । 
निरिन्द्रियों ज्ञानमयोइनपाय स देवदेवों हुदये ममास्तास्‌ ॥ 
यो व्यापको विश्वजनीनवृत्ते सिद्धों विवुद्धों घुत्तकमंवन्ध । 
ध्यातो घुनीते सकल विकार स देवदेवो हुदये ममास्ताम्‌ ॥" 
यह छोटा-सा ग्रन्थ अत्यन्त सरस और हृदयकों पावन करनेवाला है। 


परमात्माका स्वरूप इसमे निर्धारित किया गया है और उसी परमात्माकी स्तुत्ति 
की गयी है । 


६ पत्चसग्रह (सस्कृत) 

यह पञ्चसग्रह प्राकृतपञजष्चसग्रहके समान पॉच प्रकरणोमे विभक्त है। 
जीवसमास, प्रकृतिस्तव, कमंवन्धस्तव, शतक और सप्तति | प्रथमप्रकरणमे ३५३ 
पद्य, द्वित्तीयमे ४८, तृतीयमे १०६, चतुर्थभ ७७८ और पञ्चममे ९० पद्म है | कुछ 
प्योकी सख्या १३७५ है । प्राकृतपचसग्रहके समान ससक्ृतपचसग्रहमे भी पद्योके 
साथ गद्य भी प्रयुक्त मिलता है। यह प्राकृत्पचसग्रहका रूपान्तर होनेपर भी 
कई दृष्टियोसे विशिष्ट है। जहां प्राकृतमे दो गाथाओमे बात कही गयी है, वहां 
१ द्वात्रिश०, पथ १२-१७। 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य ३९५ 


पेस्कृतपंचसग्रहमे एक ही पद्यम उसी तथ्यमे सन्निविष्ट कर दिया गया है और 
जहाँ एक पद्ममें त्ृथ्य कहा गया हे उसे दो या अधिक पद्ोमे भी कहा गया है। 
अमित्तगतिकी यह रचना अत्यन्त सरल और मथुर है | कही-कही अन्य ग्रन्थोपे 
आधार ग्रहणकर नये पद्म भी लिखे गये है । अत प्राकृतपचसग्रहकी अपेक्षा यह 
सस्क्ृत पचसग्रह किन्‍्ही रूपोमे विशिष्ट है । प्राकृत्पचसग्रहके प्रथम प्रकरणमे 
वेदमार्गंणाके अन्तगंत्त द्रव्यवेद और भाववेदकी अपेक्षासे जीवोकी सदृशता 
और विसदुशताका वर्णन करनेवाली दो ग़ाथाएं आयी हैं। इनके स्थानपर 
अमितगतिने सस्क्ृतपद्यसग्रहमे एक ही पद्म रचा है । यथा-- 
प्राकृतपंचसग्रह 
तिव्वेद एव सब्बे वि जीवा दिद्ठा हु दव्वभावादों | 
ते चेव हु विवरीया सभवत्ति जहाकम सब्बे ॥१०१॥ 
इत्यी पुरसि णउसय वेया खलु दव्व-भावदो होति । 
ते चेव य विवरीया हवति सब्बे जहाकमसो ॥१०४॥ 
संस्कृतपंचसं ग्रह 
स्त्रीपुल्नपुसका जीवा सदुशा द्रव्य-भावत्त | 
जायन्ते विसदुक्षाइवच कमंपाकनियन्त्रिता ॥१९०२॥ 
प्राकृतपश्नस ग्रह 
छद्ृव्व-णवपयत्थे दव्वाइचउब्विहेण जाणत्ते। 
वदित्ता भरहते जीवस्स परूवण वोच्छ ॥ १॥ 
संस्कृतपन्नसंग्रह 
ये षट्‌ द्रव्याणि बुध्यते द्रव्यक्षेत्रादिभेदत । 
जिनेशास्तास्त्रिधा न॒त्वा करिष्ये जीवरूपणम्‌॥ ३ ॥ 
प्राकृतपंचसंग्रह 
गुण जीवा पज्जत्ती पाणा सण्णा य मग्गणाओ य। 
उबओगो वि य कमसो वीस तु परूवणा भणिया ॥ २॥ 


सस्कृतपंचसंग्रह 
विज्ञातव्या गुणा जीवा प्राणपर्याप्तिमार्गंणा. । 
उपयोगा बुधे” सज्ञा विशत्तिजीवरूपणा ॥ ११॥ 
प्राकृतपंचसंग्रह 
जेहि दु ूक्खिज्जते उदयादिसु संभवेहि भावेहि | 
जीवा ते गुणसण्णा णिद्दिदु सब्वदरिसीहि ॥ ३ ॥ 


३९६ तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 
के 


संस्कृतपंसस ग्रह 
जीवा यैरववुध्यन्ते भावेरोदयिकादिभि । 
गुणागुणस्वरूपज्ञरत्र ते गदिता गुणा ॥ १२॥ 
असितगतिके पञ्चसंग्रहका वेशिष्टय 


प्राकृतपचसग्रहकी अपेक्षा सस्कृतपञ्चसंग्रहमे कई विशेषतताएँ है। इन 
विशेषताओको हम निम्नलिखित वर्गामे विभक्त कर सकते हैं-- 

१, सक्षेपीकरण, 

२ पलल्‍लवन, 

३. विषयोका प्रकारान्तरसे सयोजन | 

उपयुंक्त विशेषताओके स्पष्टीकरणके लिए प्राकृतपचसग्रहके साथ तुल- 
तात्मक अध्ययन अपेक्षित है । 

जीवसमास नामक प्रथम प्रकरणमे चौदह गुणस्थानों और सिद्धोका कथन 
करनेके वाद किस गुणस्थानमे कौन भाव होता है, इसका विवेचव किया है। 
अनन्तर चोदह गुणस्थानोमे रहनेवाले जीवोकी सख्याका निरूपण आया है। 
यह कथन गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ११-१४ तथा ६२२-६३- में किया 
गया है । सस्कृत पचसग्रहमे इससे भी कुछ विशेष कथन आया हे | अमितगतिने 
जीवद्गाणके द्रव्यप्रमाणानुगमकी घवलाटोकासे उवत विपय ग्रहण किया गया है। 
इसी प्रकार योगनिरूपणके अन्तमे पद्म १८१-१८५ तक विग्रहगत्ति 
आदिमे शरीरोका कथन आया है। यह कथन प्राकृतपञ्चसग्रहकी अपेक्षा 
विशिष्ट है। इसी त्तरह वेदमारगंणाके कथनके अन्तमे पद्य १९५३-२० रे वेद- 
वेपम्यके नवभगोका विवेचन तथा स्त्रीवेद आदिके चिह्लोका कथन भी प्राकृत- 
पचसगहकी अपेक्षा विशिष्ट है। ज्ञानमार्गंणाके निरूपणमें भी कई विशेषताएं 
आयी हैं | इन सन्दर्भोमे प्राकृतपचसग्रहका आधार न ग्रहणकर तत्त्वार्थ- 
वातिकका आधार ग्रहण किया गया है। मतिज्ञानके २८८, ३३६ और ३८४ 
भेद भाये हैं तथा श्रुतपृवंक श्रुवका भी समर्थन किया गया है। अवधिज्ञानके 
लक्षणो और चिह्नौोका कथन तत्त्वाथवात्तिकके अनुसार आया है | 

प्राकृतपचसंग्रहमे लेब्याका कथन प्रथम प्रकरणमे दो स्थलोपर आया है, 
पर सस्क्ृत्तपञ्चस ग्रहमे अमितगतिने इसे एक ही स्थानपर निबद्ध कर दिया है। 

रूपान्तरोमे भी मौलिकताका कई जगह समावेश किया है। यहाँ एक उदा- 
हरण प्रस्तुत किया जाता है-- 

भव्वों पचिदिओ सण्णी जीवो पज्जत्तओ त्हा | 
काललद्धाइ-सजुत्तो.. सम्मत्त पडिवज्जए ॥१।१५८॥ 


श्रुलघर और सारस्वतायार्य ३९७ 


अमितगतिने इसका रूपान्तर निम्न प्रकार किया है-- 


पुर्णपचेन्द्रिय. सजी लब्धकालादिलब्धिक । 
सम्यक्त्वग्रहणे योग्यो भव्यों भवति शुद्धवी ॥ २८६ ॥ 


अर्थात्‌ सन्नी प्ेन्द्रिय जीव कालादिलब्धिकी प्राप्ति होनेपर सम्यवत्व ग्रहण 
करने योग्य होता है। अमितगत्तिने यहाँ रब्धियोका वर्णन भी विस्तारपृव॑ंक 
किया है और तत्त्वाथ॑वातिकके नवम अध्यायके प्रथम सूत्रसे बहुत-सा गद्याग 
ज्यो-का-त्यो ले लिया है। सम्यक्त्वके भेद-प्रभेदोका विवेचन भी विस्तारपूर्वक 
किया गया है, जो प्राकृतपचसग्रहमे प्राप्त नहो है। इसी सन्दभंमे मिथ्यात्वका 
कथन करते हुए ३६३ मत्तोकी उत्पत्ति दी गयी है, जो कमंकाण्डके अनुरूप है | 
प्रथम अध्यायके अतिरिक्त अन्य अध्यायोके कथनमे भी यत्र-तत्र वेशिष्टय दृष्टि 
गोचर होता है। चतुर्थ अध्यायमे ९वे गुणस्थानमे होनेवाले प्रत्ययोका कथन 
प्राकृतपचसग्रहमे आया है। यथा-- 


सजलूण-तिवेदाण णवजोगाण च होइ एयदर। 
सढणदुवेदाण एयदर पुरिसवेदी ये १४२०१ ॥ 
--ज्ञानपीठ सस्करण 


भर्थात्‌ नवे गुणस्थानके सवेद भागमे चार सज्वलन कषायमेसे एक, तीन 
वेदोमेसे एक और नौ वेदोमेसे एक होता है । नपु सकवेदकी उदयव्युच्छित्ति 
हो जानेपर दो वेदोमे से एक वेदका उदय होता है और स्त्रीवेदकी उदय- 
च्छित्ति हो जानेपर एक १रुषवेदका उदय होता है। अत ४४३%५- 
१०८, ४3१८२२८९०७२ और 9३८१३८९७३६ भग होते हैं और कुछ भग 
१०८+ ७२+ ३६८२१६ ये भग सवेद भागके हुए । अवेदभागमे भगोका क्रम 
निम्नप्रकार है-- 
चदुसजलणणवण्ह जोगाण होइ एयदर दो ते। 
कोहूणमाणवज्ज मायारहियाण एगदरग वा ॥४२०१९॥ 
--ज्ञानपीठ सस्करण 


अर्थात्‌ अवेदभागमे चार स्वजलन कषायोमेसे एकका, त्तथा नौ योगोमेसे 
एकका उदय होता है। क्रोधकी उदयव्यु च्छित्ति हो जानेपर तीन कषायोमेसे 


एकका उदय होता है। मानकी व्युच्छित्ति हो जानेपर दो कषायोमेसे एकका : 
उदय और मायाकी व्युच्छित्ति हो जानेपर केवल लोभ कषायका उदय होता ' 


है | नौ योगोमेसे एक योगका उदय सत्र रहता है। अतएवं ४2११ *+ 
३६, ३२८१५५०९०२७, २०८१०५७१८ और १०७४१२९०८५ इस प्रकार 


३९८ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


| 


ह 


अवेदभागके कुल भग ३२६+२७+ १८+९-९० | सवेद और अवेद भागके 
कुल भग २१६+९० ७ ३०६ | 
अमितगतिने सस्क्ृतपञ्चसग्रहमे नवे गृणस्थानके अवेद भागमे चार 


कषाय और ९ योगोमेसे एक-एकके उदयकी अपेक्षा ४>८५०-०३६ भग 
बताये हैं-- 


जधन्यौ प्रत्ययौ ज्ञेगों द्वाववेदानिवृत्तिके। 
सज्वालेपु चतुष्वेंकी योगाना नवेक पर |४॥६६॥ 
१२८१ भग 5 ४॥९ अन्योन्याम्यस्त करनेपर ४४३०८९-८१०८ सवेद 
भाग । यहाँ ४ कपाय, ३ वेद और ९ योगोमेसे एक-एक योगका उदय होता 
है | अवेद भागमे-- 


कपायवेदयो गाना मैकेक ग्रह णे सति। 
अनिवृत्ते सवेदस्य प्रक्ृष्टा प्रत्ययास्त्रय ॥४॥६७॥ 
४३९ अन्योन्याभ्यस्त करनेपर १०८ होते है । 


इस प्रकार अनिवृत्तिकरण गृणस्थानके सवेदभाग और अवेदभागमे १४४ 
भग योगकी अपेक्षा मोहनीयके उदयस्थान बतलाये गये हैं | प्राकृतपचस ग्रहमे 
भी इत्तने ही भग लिये है। गोम्मट्सार कर्मकाण्डमे भी १४४ ही भगसख्या 
आयी है। यही कारण है कि अमितगतिने सर्वंसम्मत १४४ भेदोको ही 
मान्यता दी है, शेप भगोका उल्लेख नही किया। 


पञुचम अध्यायमे भी कई विशेषताए' पायी जाती है। प्राक्ृतपचसग्रहमे 
मनुष्यगतिमें नामकर्मके २६०९ भग बत्तलाये है, पर सस्क्ृत पम्चसग्रहमे 
२६६८ भग आये है। यहाँ २६०५ भगोमे सयोगकेवलीके ५० भग और 
जोडे गये हैं। इसप्रकारके जोडनेकी प्रक्रिया प्राकृत्तपत्रसग्रहमे नही मिलत्ती है। 


प्राकृतपचसग्रह और सस्क्ृतपञ्चसग्रहमे योगकी अपेक्षा गुणस्थानोमे 
मोहनीयकर्मके उदयस्थानोके भग १३२०९ बतलाये है और कर्म-काण्डमे छठे 
१२०५३ भग आये हैं। इस अन्तरका कारण यह है कि कमंकाण्डमे छठे गण- 
स्थानमे आहारकका उदय स्त्रीवेद और नपु सकवेदके उदयमे नही माना गया है । 
अत छठे गुणस्थानमे पञ्चसग्रहकी अपेक्षा २११२ भग होते है और कमंकाण्ड- 
की अपेक्षा १८५६ भग होते है। इस प्रकार २५६ भगका अन्तर पडता है। यहाँ 
यह स्मरणीय है कि अमितगतिने प्रथम अध्यायके ३४३वें पद्य द्वारा इसबातको 
स्वीकार किया है कि आहारकऋद्धि, परिहार विशुद्धि, तीर्थकरप्रकृतिका 
उदय और मन्त पर्ययज्ञान ये स्त्रीवेद और नपुसकवेदके उदयमें नहीं होते । 


श्ुतघर और सारस्वताचार्य ३९९ 


विषय-परिचय 


प्रथम प्रकरण जीवसमास है| इसमे गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, 
सज्ञा, चौदह मार्गंगा और उपयोग इत्त २० प्ररूपणाओ द्वारा जीवोकी विविध 
दशाओका वर्णन किया गया है। 


मोह और योगके निमित्तसे होनेवाले जीवोके परिणामोके तारततम्यरूप क्रम- 
विकसित्त स्थानो--भावोको गुणस्थान कहा है | गुणस्थान १४ हैं--मिथ्यात्व, 
सासादन, सम्यग्मिथ्यात्व, अविरत्तसम्यक्त्व, देशविरत, प्रमत्तविरत, भप्रमत्त- 
विरत, अपुर्वंकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, 
सयोगिकेवली और अयोगिकेवली । प्रथम प्रकरणके प्रारम्भमे ही इन गुणस्थानो- 
का स्वरूप विवेचन किया गया है। 


दूसरी प्ररूपणा जीवसमास है। जिन धर्मविदेषोंके हरा नाना जीव और 
नाना प्रकारकी उनकी जातियाँ जानी जात्ती हैं, उन धमंविशेषोको जीवसमास 
कहते हैं । जीवसमासके सक्षेपकी अपेक्षा १४ भेद हैं और विस्तारकी अपेक्षा 
२१, ३०, ३२, ३६, ३८, ४८, ५४ और ५७ भेद हैं। प्रथम प्रकरणमे इन 
समस्त भेदोका विस्तारपुर्वंक विवेचन आया है। 

तीसरी पर्याप्तिप्रहपणा है । प्राणोके कारणभूत शक्तिकी श्राप्तिको पर्याप्त 
कहते हैं । पर्याप्तियाँ छह हैं--आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, श्वा- 
सोच्छवासपर्याप्ति, भाषापर्याप्ति और मन पर्याप्ति | एकेन्द्रियजीवके प्रारम्भकी 
चार पर्याप्तियाँ, द्वीइन्द्रियसे लेकर असज्ञी पड्चेन्द्रियपय॑न्त पाँच पर्याप्तियाँ 
और संज्ञी पच्चेन्द्रिय जीवकी छह पर्याष्तियांँ होती हैं । 


चौथी प्राणप्ररूपणा है। पर्याप्तियोके कार्यरूप, इन्द्रियादिकके उत्पन्न 
होनेको प्राण कहते हैं । प्राणोके दश भेद हैं--पाँच इन्द्रियाँ, मनोबल, वचनबल, 
कायबल, आयु और श्वासोच्छवास । एकेन्द्रिय जीवके स्पर्शन इन्द्रिय, कायवल, 
आयु और इ्वासोच्छवास ये चार प्राण होते है । द्वीन्द्रियजीवके रसनेन्द्रिय और 
वचनबल इन दो प्राणोके अधिक होनेसे छह प्राण होते हैं। त्रीन्द्रियजोवके 
थ्राणेन्द्रिय बढनेसे सात प्राण, चतुरिन्द्रियजीवके चक्षु इन्द्रिय बढनेसे आठ प्राण, 
असज्ञी पचेन्द्रियजीवके कर्णेन्द्रिय बढनेसे ९. प्राण और सज्ञी पर्चेन्द्रियजीवके 
मनोबल बढनेसे दश प्राण होते हैं । 

पाँचवी सज्ञाप्रर्पणा है। आहारादिकी वाञच्छाको सज्ञा कहते हैं। सज्ञा- 
के चार भेद हैं--आहा रसज्ञा, भयसज्ञा, मैथुनसज्ञा और परिम्रहसज्ञा | चारो 
सज्ञाएँ सभी ससारी जीवोमे पायी जाती हैं। 


४०० तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


जिन अवस्थाविशेषोमे जीवोका अन्वेषण किया जाता है, उन्हे मार्गणा 
कहते हैं। मार्गंणाओंके चौदह भेद हँ--गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कंषाय, 
ज्ञान, सयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, सज्ञी और भाहारमागंणा । प्रथम 
प्रकरणमे इन १४ मार्गंणाओका विस्तारके साथ वर्णन किया गया है । 

२०वी उपयोगप्ररूपणा है। वस्तुके स्वरूपको जाननेके लिए जीवका जो 
भाव प्रवृत्त होता है, उसे उपयोग कहते हैं। उपयोग दो प्रकारका होता है-- 
साकारोपयोग और निराकारोपयोग | निराकारोपयोगके चार भेद हैं । 

इस प्रकार प्रथम जीवसमासप्रकरणमे २० प्ररूपणाओ द्वारा जीवोकी विविध 
दशाओका विस्तारके साथ वर्णन किया है। 

दूसरा प्रकरण प्रकृतिसमुत्कीत॑न नामका है। इसमे कर्मोकी मूलप्रकृतियो 
ओर उत्तरप्रकृतियोका वर्णन किया गया हे । म्‌लप्रकृतियाँ आठ है--ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय | इनकी उत्तर 
प्रकृतियाँ क्रश पाँच, नौ, दो, अट्टाईस, चार, तिरानवे, दो और पाँच है । 
सब उत्तरप्रकृतियाँ १४८ होती हैं। इनमेसे बन्धयोग्य १२० प्रकृतियाँ, उदय- 
योग्य १२२ प्रकृतियाँ, उद्वेलन ११ प्रकृत्तियाँ, ध्रुववन्धी ४७, अश्रुवबन्धी ११, 
वत्तमान प्रकृतियाँ ६२ एवं सत्त्वयोग्य १४८ प्रकृतियाँ हैं। पञ्चसग्रहके पाँचो 
प्रकरणोमे यह सबसे छोटा प्रकरण है । 

कमंस्तव नामका तीसेरा प्रकरण है | इसके अन्य नामान्तर बन्धस्तव और 
कही कमंवन्वस्तव भी हैं | इस प्रकरणमे १४ गृणस्थानोमे वधनेवाली, नही बधने 
वाली और बवन्धव्युच्छित्तिको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोका तथा सत्वयोग्य, 
असलयोग्य ओर सत्वसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकतियोका विवेचन किया गया 
है। अन्तमे चूलिकाके अन्तगंत नौ प्रइनोकों उठाकर उनका समाधान करते 
हुए बतलाया गया है कि किन प्रकृतियोकी वन्वव्युच्छित्ति, उदयव्युच्छित्ति और 
सत्वव्युच्छित्ति पहिले, पीछे या साथमे होती हे । इस नो प्रश्नरूप चूलिकामे 
कमप्रकृतियोंके वन्‍्ध, उदय और सत्त्वव्युच्छित्ति सम्बन्धी कितनी ही ज्ञातव्य 
वार्तें वतलाई गयी हैं । 

चौथे प्रकरणका नाम शतक है । इस प्रकरणमे १४ मागंणाओके आधारसे 
जीवसमास, गृणस्थान, उपयोग और योगका वर्णन करनेके अनन्तर कमंवन्धके 
कारणभूत मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग बन्धप्रत्ययोका विस्तार- 
से वर्णन किया है । साथ ही मिथ्यात्व आदि गुणस्थानोमे जघन्य और उत्कृष्ट 
प्रत्ययोकी अपेक्षा सम्भव सयोगी भगोका विस्तृत विवेचन किया है। ततृपश्चात 
शानावरणादि आठ कर्मोके विशेष बन्धप्रत्ययोका वर्णन किया गया है । 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य : ४०१ 
२६ 


पञ्चम प्रकरणका नाम सप्तति या सप्ततिका है। इसे सित्तरी भी कहते 
हैं। इस प्रकरणमे मूल कर्मो' ओर उनके अवान्तर भेदोंके बन्धस्थान, उदय- 
स्थान ओर स्तवस्थानोका स्वतन्त्र रूपसे एवं चौदह जीवसमास ओर गुण- 
स्थानोके आश्रयसे भंगोका विस्तारपुर्वक विवेचन किया है। अन्तमे कर्मोकी ._ 
उपशमना और क्षपणाका विवेचन आया है। शतक और सप्ततिका इन दोनों 
ही प्रकरणोमे भगोका विवेचन करनेवाले पद्म प्राकृतपचसग्रहके तुल्य ही हैं। 
कर्मसिद्धान्तको अवगत करनेके लिये यह एक अच्छा साधनग्रन्थ है | 

उपयुंक्त ग्रन्थोके अतिरिक्त लूघु एवं बृहत्‌ सामायिक पाठ, जम्ब॒द्वीपग्रश्नप्त 
साद्धद्वयद्वीपप्रज्नप्ति, चन्द्रप्रज्॒प्ति और व्यास्याप्रश्नप्ति ग्रन्थ भी इनके द्वारा रचे 
गये माने जाते हैँ । सामायिकपाठमे १२० पद्म हैं। इसमे सामायिकका स्वरूप, 
विधि और महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। शेष चार ग्रन्थ अभी तक उप- 


लब्ध नही हैं । 
अम्रतचन्द्रसूरि 


सारस्वताचार्योमें टीकाकार अमृतचन्द्रसुरिका वही स्थान है, जो स्थान 
सस्कृत्तकाव्यरचयिताओमे कालिदासके टीकाकार मल्लिनाथका है ) कहा जाता 
है कि यदि मल्लिनाथ न होते, तो कालिदासके ग्रन्थोंके रहस्यको समझना कठिन 
हो जाता । उसी तरह यदि अमृतचन्द्रसूरि न होते, तो आचाय॑ कुन्दकुन्दके 
रहस्यको समझना कठिन हो जाता । अतएव कुन्दकुन्द आचाय॑के व्यास्याताके 
रूपसे और मौलिक ग्रन्थरवयिताके रूपमे अमृतचन्द्रसूरिका महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। निश्चयत्त इन आचार्यकी विद्वत्ता, वाग्मिता और प्राञअजल शेली अप्रतिम 
है। इनका परिचय किसी भी ऋतिमे प्राप्त नही होता है, पर कुछ ऐसे सकेत 
अवश्य मिलते हैं, जिनसे इनके व्यक्तित्वका निश्चय किया जा सकता है। 
अध्यात्मिक विद्वानोमे कुन्दकुन्दके पश्चात्‌ यदि आदरपुर्वक किसीका नाम 
लिया जा सकता है, तो वे अमृतचन्द्रसूरि ही हैं। इन्होने टीकाओंके अन्तर्म 
जो सक्षिप्त परिचय दिया है उससे अवगत होता है कि ये बड़े निस्पृह्ठ आध्या- 
त्मिक आचाय॑ थे | 'पुरुषाथंसिद्धयुपाय' के अन्तमे लिखा है-- 
वर्णे कृतानि चित्रे पदानि तु पद कृतानि वाक्यानि। 
वाक्ये कृत पवित्र शास्त्रमिद न पुनरस्माभि:॥ २२६ ॥ 
अर्थात्‌ नाना प्रकारके वर्ोसि पद बन गये, पदोंसे वाक्य बन गये ओर 
वाक्‍्योसे यह पवित्र झास्त्र बन गया । इसमे मेरा कतृत्व कुछ भी नही है । 


४०२ . तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इसमे अमृतचन्द्रसूरिको कित्तनी निस्पृहता और आध्यात्मिकता टपक रही 
है। अत वे अपनेको आत्मभावोका ही कर्त्ता मानते हैं, परवस्तुका नही । इससे 
उनकी आध्यात्मिकता तो सिद्ध होती ही है, साथ ही वे आचाय॑ या मुनिपदसे 
विभूषित भी व्यकत होते हैं । 
जीवन-परिचय 

पडित आशाघरने अमृतचन्द्रसूरिका उल्लेख ठक्कुरपदके साथ किया है-- 

'एत्तच्च विस्तरेण ठकक्‍्कुरामृतचन्द्रसू रिविरचितसमयसारटीकाया दृष्टव्यम्‌ ।' 
अनगारघर्मामृतटीका, पु० ५८८ | 

यहाँ 'ठवकुर' शब्द विचारणीय है । ठक्कुरका प्रयोग जागीरदार या जमी- 
दारोके लिए होता है । हरिभद्वसुरिने अपनी 'समराइच्चकहा' मे ठवकुर पदका 
प्रयोग किया है। यह पद क्षत्रिय और ब्राह्मण इन दोतोके लिए समान रूपमे 
प्रयुक्त होता है । अत यह नही कहा जा सकता कि अमृतचन्द्रसूरि क्षत्रिय थे 
या ब्राह्मण | इतना निद्चत है कि वे किसी सम्मानित कुलके व्यक्ति थे | 


सस्कृत और प्राकृत इन दोनो हो भाषाओपर इनका पुर्ण अधिकार था। 
ये मूलसघके आचाय॑ थे। 


ससय-विचार 


पण्डित आश्ाधरजीने अमृत्तचन्द्रसू रिका उल्लेख किया है और आशाघरजी- 
का समय वि० सं० १३०० है। अत्त अमृत्तचन्द्रसू रिका समय वि० स० १३०० 
के पहले होना चाहिये। अमृतचन्द्रसुरिने प्रवचनसारकी टीकामे चार गाथाये 
उद्धृत की हैं। “णिद्धा णिद्धेण” और “णिद्धस्स णिद्धेण” ये दो गाथाए' क्रमसे 
एक साथ उद्धृत की हैं और 'जावदिया वयणवहा' तथा 'परसमयाण वयण' 
आदि दो गाथाए 'त्तदुक्तम' कहकर क्रमसे एक साथ टीकाके अन्त (पृ० ३७२) 
में उद्धृत है। पहलेकी दोनों गाथाएं गोम्मटसार जीवकाण्डकी क्रमश ६१२ 
तथा ६१४ सख्यक हैं और दूसरी दोनो गाथाएँ गोम्मटसार कर्मकाण्डकी ८९४ 
ओर ८९५ सख्यक हैं। इन गाथाओके सम्बन्धमे डॉ० उपाध्येने लिखा है कि 
चेंकि गोम्मटसार कमंकाण्डमे वे दोनो गाथाएँ उसी क्रमसे पायी जाती है और 
उनमे शाव्दिक समानता भी है । अतएवं यह अनुमान लगाना असगत्त नही है 
कि अमृतचर्द्रने इन गाथाओको गोम्मटसार कमकाण्डसे लिया है | बहुत सम्भव 
है कि ये दोनो गाथाएँ 'धवला” और 'जयधवला' टीकामे भी मिल जाएँ। इन 
दोनोमेसे 'जावदिया वयणवहा” गाथा सनन्‍्मत्तितक (३।४७) में भी पायी जाती 
है। डॉ० उपाध्येते लिखा है कि अमृतचन्द्र सिद्धसेतके सन्‍्मत्तितकंसे परिचित्त 


श्रुतघर ओर सारस्वताचार्य ४०३ 


अवश्य थे, पर उन्होने उक्त गाथा वहांसे उद्धत नही को है । इसके प्रमुख दो 
कारण है | पहली बात्त तो यह है कि सिद्धसेनकी गाथाका रूप महाराष्ट्रो है 
जबकि अमृतचन्द्रके द्वारा उद्धृत गाथाएँ शौरसेनीमे हैं ) दूसरी बात यह है कि 
अमृतचन्द्रने दोनो गाथाओको एक साथ उद्धृत किया है जबकि सिद्धसेनके ग्रथ- 
मे उनमेसे एक ही पायी जाती है। अत्त डॉ० उपाध्येने अमृतचन्द्रका समय 
गोम्मटसार जीवकाण्ड व कर्मंकाण्डके कर्त्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके बाद 
अर्थात्‌ ई० सन्‌ की दशवी शताब्दीके लगभग माना है । 


डॉ० उपाध्येके अभिमतकी समीक्षा पण्डित परमानन्दजीने की है। उनका 
कथन है कि वि० स० १०५५ मे बने हुए धमंरत्नाकर ग्रन्थमे आचार्य॑ अमृतत- 
चन्द्रके कुछ पद्य उद्धृत है, तो अमृतचन्द्र वि० की ११ वी झतीके पुर्वद्धमे रचे 
गये गोम्मटसारसे कैसे पद्म उद्धत कर सकते है ? प्रवचनसारकी प्रस्तावना 
लिखते समय डॉ० उपाध्येके सामने धररत्नाकरवाली बात नही थी। तथा 
अमृतचन्द्रके द्वारा प्रवचनसारको टीकामे उद्धृत चारो गाथाओमेसे प्रथम दो 
गाथाएँ 'षट्खण्डागम'की धवलाटीकासे उद्धत्त की गयी है, किन्तु दूसरी दो 
गाथाओमेसे प्रथम गाथा सिद्धसेनके सन्‍्मत्तितकमे भी है, पर उसके साथवाली 
दूसरी गाथा गोम्मटसार कमंकाण्डके अतिरिक्त अन्यत्र नही मिलती | अत' धर्म- 
रत्नाकरमे अमृतचन्द्रके पद्योको उद्धृत देखकर यह माननेके लिए बाध्य होना 
पडता है कि गोम्मटसारमे वह गाथा किसी अन्य ख्रोत्से ग्रहण की गयी है। 
अथवा यह भी सम्भव है कि गोम्मटसारमे ही दोनो उक्त गाथाएँ अमृतचन्द्रके 
प्रवचनसारकी टीकासे ली गयी हो, क्योकि गोम्मट्सार एक सग्रहग्रन्थ है | 
यदि गोम्मटसारकी रचना अमृत्तचन्द्रके पश्चात्‌ हुई है, तो निरचयत ये दोनो 
गाथाएँ प्रवचनसारकी टीकासे ली गयी है । अत अमृतचन्द्रका समय आचार्य 
नेमिचन्द्रके पहले है। श्री पण्डित नाथूरामजी प्रेमीने अमृतचन्द्रके सम्बन्धमे 
जो नया प्रकाश प्राप्त किया है उसके आधारपर उन्होने बताया है कि माधवचस्द्र- 
के शिष्य अमृतचन्द्र विहार करते हुए बॉभणवाडेमे आये | कविने रल्हणके पुत्र 
सिंह या सिद्ध नामक कविको 'पज्जुण्णचरिउ' बनानेकी प्रेरणा की | उस समय 
वहाँका राजा गुहिलवश्ी भुल्लण था, जो मालवनरेश वल्लालका माण्डलिक 
था, जिसका राज्यकालू वि० स० १२०० के आस-पास है। यदि इस उल्लेखके 
आधारपर मल्लह॒घारि माधवचन्द्रके शिष्य अमृतचन्द्रको इन क्षमृतचन्द्रसे अभिन्न 
मान लिया जाये, तो अमृतचन्द्रका समय ११ वी शताव्दीका उत्तराध॑ या १२ वी 
शताव्दीका पूर्वार्ध सिद्ध होता है। 

आचाय॑ शुभचर्धने अपने ज्ञानाणंवमे अमृतचन्द्रके पुरुषाथथसिद्धयुपायका 


४०४ तोथंकर महावीर ओर उनकी आचारय॑-परम्परा 


'मिथ्यात्ववेदरागा' आदि पद्म 'उक्तजच” रूपसे उद्धतत किया है। अतएवं 
अमृतचन्द्र, शुभचन्द्रसे भी पृ॑वर्ती हैं और पद्मप्रभ मलधारिदेवने शुभचन्द्रके 
ज्ञानाणंवका एक इलोक उद्धृत किया है । अतएवं शुभचन्द्र पद्मप्रभसे पुव॑वर्ती 
हैं। पद्मप्रभाा समय वि० को १२ वी शतीका अन्त माना जाता है। अत 
भमृतचन्धरका समय इसके पहले होना चाहिये । हमारा अनुमान है कि इनका 
समय ई० सन्॒कौ २०वी शताब्दीका अन्तिम भाग है | पट्टावलीमे अमृतचन्द्रके 
पट्टाराहणका समय वि० स० ९६२ दिया है, जो ठीक प्रतीत होता है। पुरुषार्थ- 
सिद्धयुपायमे जयसेनके धर्म रत्नाकरके कई पद्म पाये जाते है और धर्मरत्नाकरका 
रचनाकाल वि० स० १०५५ है, अत्तएव अमृतचन्द्रकी यह उत्तरसीमा समय हे । 
रचनाएँ 

अमृतचन्द्रसूरिकी निम्नलिखित रचनाएँ मानी जाती है। इनकी रचनाओ- 
को दो कोटिमे रखा जा सकता है--मौलिक और टोकाग्रन्थ | 


मौलिक रचनाए--१ पुरुपाथसिद्धुपाय, २ तत्त्वाथंसा र, ३ समयसा रकलश | 
टीका ग्रन्य--४ समयसारटोका, ५ प्रवचनसा रटीका, ६ पचास्तिकायटीका । 
१. पुरुषार्थसिद्धयुपाय--यह श्रावकाचार सम्बन्धी ग्रन्थ हे। इसमे २२६ 
पच्च है। आर्यावृत्तमे लिखा गया है। प्रारम्भके आठ पद्योमे ग्रन्थकी उत्थानिका 
दो गयी हे | इस उत्यानिकाम नि३चय और व्यवहार नयका स्वरूप, कर्मोका 
कर्ता और भोक्ता आत्मा, जीवपरिणमन एव पुरुषाथ सिद्धभुपायका अर्थ बतलाया 
गया है। ग्रन्थ पाँच भागोमे विभक्त हैं १. सम्यवत्व-विवेचन, २ सम्यक- 
शानव्याख्यान, ३+ सम्यक्चारित्रव्याख्यान, ४ सल्लेखनाधमंव्याख्यान, ५ 
सकलचारित्रव्याख्यान । यह आत्मा ज्ञान, दंत, सुखस्वरूप है, चेतनायुक्त हे, 
अमृ्तिक है और स्पर्श, गध, रस, वर्णसे रहित है । यह अनादिकाल्‍से भशुद्ध हो 
रही है। रागादिरूप भावकर्मोके कारण पुदुगलद्रव्य आत्मामे प्रविष्ट हो कर्म- 
तच्चरूप परिणमन करता है। कमंवन्वकी इस प्रक्रियाका वर्णन करते हुए 
कहा है-- 
जीवकृत परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्य पुनरन्ये। 
स्वयमेव परिणमन्तेउ्त्र॒पुदूगला कमंभावेन॑ ॥१२॥ 
जिस समय जीव राग-द्वेष-मोहभावरूप परिणमन करता है, उस समय उन 
भावोका निमित्त पाकर पुद्गलद्रव्य स्वत्त ही कर्मभवस्थाको धारण कर लेते 
हैं। जो प्रशस्त रागादिख्प परिणमन करता है उसके शुभ कमंबन्ध होता है 


१ पुरुपार्थसि०, पद्य १२। 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य ४०५ 


और जो अप्रशस्त राग-द्वेष-मोहरूप परिणमन करता है उसके पापबन्ध होता 
है। आचार्यने कमंबन्धके प्रति निमित्तकारणका कथन करते हुए कहा है-- 


परिणममानस्य चितश्चिदात्मक* स्वयमपि स्वकर्भावे-। 
भवत्ति हि निमित्तमात्र पौदूगलिक कर्म तस्यापि) ॥१३॥ 


इस प्रकार राग-द्वेष, कमं-बन्धके स्वरूप विइलेषणके पदचात्‌ श्रावकघमंका 
व्याख्यान किया गया है। आरम्भमे रत्नत्रयको मोक्षमार्ग बतलाकर गृहस्थको 
यथाशक्ति इसके सेवन करनेपर जोर दिया है। और बत्ताया है कि सम्यक्त्वके 
बिना ग्यारह अगपय॑न्‍्त किया हुआ पठन-पाठन ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है 
तथा महाक्तादिकाकी साधनासे अन्तिम ग्रेवेयकपरय॑न्त बन्धयोग्य विशुद्ध 
परिणामोसे भी असयमी कहलाता है। परन्तु सम्यक्त्वसहित थोडा-सा ज्ञान 
भी सम्यक्ज्ञान और अल्पत्याग भी सम्यक्चारित्र कहलाता है। जिस प्रकार 
अकरहित शून्य कुछ भी कार्यसाघक नही होता, उसी प्रकार सम्यक्त्वरहितत 
ज्ञान और चारित्र भी कार्यसाघक नही होता । इस त्तरह सम्यवत्वका महत्त्व 
बत्तलाते हुए उसके स्वरूपका विवेचन किया है-- 


जीवाजीवादीना त्तत्त्वार्थाना सदेव कत्तव्यम्‌ | 
श्रद्धान विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूप तततु* ॥ 


जीव-अजीव आदि त्ततत्वछूप पदार्थोका विपरीत आग्रह रहित श्रद्धान करना 
सम्यक्त्व कहलाता है । 


सम्यवत्वकी परिभाषाके अनन्तर नि शकितत, नि काक्षित, निविचिकित्सा, 
अमूढदुष्टित्व, उपगृहुन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना इन आठो भगोके 
स्वरूपका विवेचन किया है । 

'पदार्थंका जो स्वरूप जिनागममे मिलता है, उसे यथावत्‌ जानता सम्यग्शान 
है । सम्यरश्ञान और सम्यग्द्शंनमे कार्यकारणभावका सम्बन्ध है | सम्यग्ज्ञान 
कार्य है और सम्यग्दशंन कारण | इन दोनोके एक कालमे उत्पन्न होनेपर भी 
दीपक और प्रकाशके समान कार्य-कारणभाव घटित होता है। अत्तएवं तत्त्वाथ- 
श्रद्धान प्राप्त करनेके अनन्तर सशय, विपयंय और अनध्यवसायसे रहित हो 
पदार्थोके स्वरूपको अवगत करनेके लिए प्रवृत्त होना चाहिये | ग्रन्थका ज्ञात 

आठ प्रकारसे प्राप्त किया जाता है--१ शब्दाचार, २ अर्थाचार, रे 


नाक 


पुरुषा०, पद्य १३ । 
२ पुरुषार्थसिद्धयुपाय, पद्य २२। 


४०६ तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


उभयाचार, ४ कालछाचार, ५. विनयाचार ६ उपधानाचार, ७. बहुमाना- 
चार, ८ अनिन्द्वाचार ज्ञानप्राप्तिके ये आठ अम हैं | 


तृतीय अधिकारमे सम्यकचारित्रका व्यास्यान किया गया है और सकल- 

चारित्र और विकुलचारित्र कहकर मुनिधर्म ओर श्रावकधमंका विवेचन किया 
है। पचद्रतोंके प्रसगमे अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्य और अपरिग्रहका मुनि 
एवं यूहस्थकी अपेक्षासे स्वरूप बतलाया गया है । कपायसे 'अपने' और 'पर/के 
भावप्राण और द्रव्यप्राणका घात करना हिसा हैं। हिसा और अंहिसाका सूक्ष्म 
विश्लेषण करते हुए लिखा है-- 

भप्रादुर्माव: खलु रागादीना भवत्यहिसेति। 

तेषामेवोत्पत्तिहिसिति जिनागमस्य संक्षेप ॥ 

युक्ताचरणस्य सतो रागाद्ावेश्वमन्तरेणापि । 

न हि भवत्ति जातु हिसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥ 

यस्मात्सकपाय. सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम्‌। 

पश्चाज्जायेत न वा हिसा प्राष्यन्तराणा" तु।॥ 

निश्वेयत राग्रादि भावोका श्रकट न होना अहिंसा है ओर रागादिभावोकी 

उत्तत्ति होना हिंसा है । रागादि भावोंके न रहनेपर सन्त पुरुषोके केवल प्राण- 
पीडससे हिंसा नही होती । रागादि भावोंके वशमे प्रवृत्त हुई अयतनाचाररूप 
प्रमाद अवस्थामे जीव मरे अथवा न मरे हिसा अवश्य होती है । आशय यह 
है कि हिसाशब्दका अर्थ घात करना है। यह घात्त दो प्रकारका है--एक आत्म- 
वैत दूसरा परघात | जिस समय आत्मामे कपायभावोको उत्पत्ति होती है उसी 
प्मय आत्मघात हो जाता है। पश्चात्‌ यदि अन्य जीवकी आयु पूरी हो गयी 
हो अथवा पापका उदय आया हो, तो उनका भी घात्त हो जाता है । अन्यथा 
आयुक्त पूर्ण न हुआ हो, पापका उदय न आया हो तो कुछ भी नही होता 
है, क्योकि उनका घात उनके कर्मोके अघीन है । परन्तु आत्मघात तो कपायो- 
की उत्पत्ति होते ही हो जाता है और आत्म तथा परघात दोनो ही हिंसा है। 
इस प्रकार रागदि कपायभावको हिसा बताया है | इन रागादिभावोके सद्भाव- 
के कारण ही हिसा न करनेपर भी हिसाका सद्भाव बताया है तथा कई भगो 
दारा हिसा-अहिंसाका विवेचन किया है। 


२ एक व्यक्ति पाप करता है और अनेक व्यक्ति फल भोगते हैं । 
२ अनेक न्यक्ति हिंसा करते हैं और एक व्यक्ति फल भोगता है। 


१ पुरुपाय्यसिद्धुपाय, पथ ४४ ४५, ४७। 


श्रुत॒घर ओर सारस्वताचार्य ४०७ 


३ हिंसा करनेपर भी अहिंसक बना रहता है। 
४. प्राणघात न करने पर भी हिसक हो जाता है। 


इस प्रकार अनेक भगो द्वारा हिसाके अल्पवहुत्वका कथन किया गया है | 
हिसाके कारण, मद्य, माँस, मधु और पचउदम्बर फलोंके त्यागका उपदेश दिया 
गया है। इस प्रसगमे मद्य, माँस, मधु और पचउदम्बर फलोंके दोषोका भी 
विइलेषण किया गया है। इसके पदचात्‌ अनृतका वर्णन आया है। अनुतके 
अन्तर्गत गहित, सावद्य और अप्रिय वचन भी सम्मिलित हैं। गहितवचनोमे 


शास्त्रविरुद्ध कहे जानेवाले वचनोको शामिल किया गया है। छेदन-मेदन, 


मारण, कपंण, वाणिज्य, चौर्य आदि वचन सावद्यवचन कहलाते हैं | अरतिकर, 
भीतिकर, खेदकर, वैरकर, शोककर, कलहकर आदि सनन्‍्ताप देनेवाले वचन 
अप्रियवचन कहलाते हैं | स्तेयका विवेचन करते हुए घनके साथ अधिकार 
अपहरणको भी स्तेय बत्तलाया है । रागादिकके आवेगसे मेथुनरूप ग्रवृत्ति करा 
अन्रह्म है । इस अब्रह्मके त्यागको ब्रह्मचयंत्रत कहा है। मर्छाको परिग्रहलक्षण 
बतलाकर अन्तरग और बहिरग परिग्रहके भेद-प्रभेदोको निरूपण किया है। 
पचब्रतोके पश्चात्‌ रातजिभोजनत्यागका महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। 
पञ्चब्रतोका पालन करनेके लिए सात शीलब्रत्तोका पालन करना चाहिये। 
जिस प्रकार परकोटा नगरकी रक्षा करता है, उसी प्रकार तीन गुणब्रत और 
चार शिक्षात्रत पम्चनब्नतोकी रक्षा करते हैं | गुणत्रतके त्तीन मेद बताये हैं-- 
दिकव्रत्त, देशब्रत और अनर्थदण्डब्रत | अनथंदण्डब्रतके अपध्यान, पापोपदेश, 
प्रमादरर्या, हिसादान और दु श्रुति इंच पाँच भेदोका स्वरूपसहित विवेचन 
किया गया है। शिक्षात्रत्तके सामायिक, प्रौषधोपवास, अतिथिसविभाग और भोगो- 
प्नोगपरिसाण इन चारोका विवेचन किया है। 

चतुर्थ सल्लेखना-अधिकरणमे सल्लेखनाका स्वरूप, आवश्यकत्ता और उसकी 
विधिका वर्णन किया गया है। पचम-सकलचा रित्रव्याख्यानाधिकारमे मुनियोके 
न्रतत चरित्रका वर्णन किया है। इसमे द्वादश तप, दशघर्म, द्वादश अलुप्रेक्षा, 
बाईस परिषहजयका वर्णन किया है। इस प्रकार इस लघुकाय ग्रन्थमे श्रावक- 
धमका वर्णन आया है । 
'तत्तवार्थशार 

यह ग्रन्थ ९ अधिकारोमे विभक्त है। प्रथम अधिकारमे ५४ पद्य, द्वितीय 
अधिकारमे २३८ पद्म, तृत्तीय अधिकारमे ७७ पद्म, चतुर्थ अधिकारमे १०५ पद्च, 


१ यह पण्डित पन्‍्तालालजी साहित्याचार्य द्वारा सम्पादित-अनूदित और श्री गणेशत्रसाद 
वर्णी गन्थमाला काशी द्वारा सन्‌ १९७० मे प्रकाशित हैं * 


४०८ तीर्थंकर महावोर और उनकी आचायं-परम्परा 


| 





द्वितीय अधिकार जीवके ओपदामिक, क्षायिक, क्षायोपदमिक, भौदयिक 
ओर पारिणामिक इन पांच स्वत्तत्वोंका वर्णन किया गया है । जीवका लक्षण 
बतलानेके छिए उपयोगका निरुषण आया है । उपयोगके साकार और अनाकार- 
के भेदसे दी मेद बतछाते हुए ज्ञानोपयोग और दर्शंनोपयोगका वर्णन किया है। 


श्रुतपघर और सारस्वताचार्य ८ ४०९ 


पदचात्‌ जीवके संसारी ओर मुक्तके मेदसे दो भेद कर संसारी जीवोका वर्णन 
गुणस्थान आदि बीस प्ररूपणाओके द्वारा किया है । 

तृत्तीय अधिकारमे अजीवतत्त्वका वर्णन करते हुए पुद्गल, मं, अघमं, 
आकाश, काल और जीव इन छह द्रव्योका स्वरूप, इनके देश, काल, पुदुगलोंके 
भेद, अणु और स्कनन्‍्धका स्वरूप, पुदुगल द्रव्यकी पर्याएँ तथा स्क्रन्ध बननेकी 
प्रक्रियाका वर्णन किया गया है । 

चतुर्थ अधिकारमे आख्रवतत्त्वका वर्णन है। कर्मोके आख्वोका विस्तार- 
सहित वर्णन किया है। शुभास्नवके वर्णनप्रसगमे ब्रत्तोका निर्देश आया 
है। पचम अधिकारमे बन्धका स्वरूप, बन्धके कारण और बन्धके मेद वर्णित 


है। इसमे कर्मोंको मूल तथा उत्तर प्रकृतियोके नाम, लक्षण त्था उनकी स्थिति 
आदिका कथन कियों है। 


पष्ठ अधिकारमे संवरत्तत्व्का वर्णन है। इसमे सवरका स्वरूप तथा 
उसके कारणभूत गुप्ति, समिति, घर्मं, अनुप्रेक्षा, परिषह, जय ओर चारित्रका 
वर्णन किया गया है। सप्तम अधिकारमे निर्जराका वर्णन आया है] इसमे 
निर्ज॑रके भेद तथा मिजराके कारणभूत तपोका विस्तारसे वर्णन किया गया है। 
अष्टम अधिकारमे मोक्षका वर्णन है। मोक्षके लक्षण तथा उसकी श्राप्तिके 
क्रमका सुन्दर विवेचन किया है । 
नवम अधिकारमे ग्रन्थका उपसहार करते हुए प्रमाण, नय, निक्षेप और 
निर्देश आदिके द्वारा सात त्तत्वोको जानकर मोक्षमार्गका आश्रय लेनेका कथन 
किया है। निश्चय और व्यवहारके भेदसे मोक्षमार्ग दो श्रकारका है। 
निरचयमोक्षमार्ग साध्य है और व्यवहारमोक्षमार्ग साघन है। अपनी शुद्धात्मा- 
की जो श्रद्धा, ज्ञान और उपेक्षण--राग-द्वेषसे रहित प्रवतेन है वह निशचयमोक्ष" 
मार्ग है और देव-शास्त्रगुरुका श्रद्धान व्यवहारसोक्षमार्ग है । व्यवहा रमो क्षमार्ग 
अन्तमे चछकर निश्चयमोक्षमार्गमे विलोन हो जाता है और उससे साक्षात्‌ 
मोक्षकी प्राप्ति होती है। अत मोक्षप्राप्तिका साक्षातव्‌ु कारण निर्चयमोक्षमा्ग 
है। व्यवहारमोक्षमा्ग निश्चयमोक्षमार्गंका साधक होनेके कारण परम्परासे 
मोक्षमार्ग है । अतएवं साधकको निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्गंकी अपनाकर 
मोक्षक्री प्राप्ति करनी चाहिये। बताया है-- 
स्यात्सम्यक्त्वज्ञानचारित्ररूप: 
पर्यायार्थदेशतो. मुक्तिमार्गं' ॥ 
एको ज्ञाता सर्वदेवाद्वितीय. - 
स्याद्‌ द्रव्यार्थादेशतो मुक्तिमाग *॥ 
१, तस्वार्थसार, वर्णाग्रन्थमाला संस्करण ९॥२१ । 


४१० . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्‌- 
चारित्ररूप है ओर द्वव्याथिक नयकी अपेक्षा सदा अद्वितीय रहने वाला एक ज्ञानी 
आत्मा हो मोक्ष-मार्ग है। 


विषय-ल्ोत 


यो तो तत्वाथंसार त्तत्त्वाथंसुत्रका ही व्याख्यान अथवा सार है, फिर भी 
इसके विपय-स्नोत गुद्धपिच्छाचायंके तत्त्वार्थसूत्के अतिरिक्त प्रज्यपादकी 
सर्वासिद्धि, अकलूडरुदेवका त्तत्त्वादंयात्तिक, प्राकृतपचसग्रह आदि ग्रन्थ है । 
प्रथम अधिकार तत्त्वार्थसृत्रके आधार पर हो रचा गया है | द्वितोग अधिकारकी 
विपयवस्तुका आधार पचसग्रह ओर तत्त्वाथवात्तिक हैं। तत्त्वार्थसु त्रके द्वितीय 
तृतीय और चतुर्थ अध्यायसे वर्णित समस्त प्रमेयोकों तत्त्वाथंसारके द्वितीय 
अधिकारमे समाविष्ट किया गया हे | सर्वार्थंसिद्धेसि भी अनेक विषय गुहोत्त है। 
तृत्तोय अधिकारमे वरणषित्त अजीवतत्त्व और पड्द्रव्योके निरूपणका आधार 
तत्ताथँसूच्र, सर्वाय॑ंसिद्धि ओर तत्त्वार्यववातिकका पञ्चम अध्याय है । 
_ चतुर्थ अधिकरणके प्रमेयोका स्रोत त्त्वाथंस॒त्रके पष्ठ और सप्तम अध्याय 
हूँ। अनेक प्रभेष इन्ही अध्यायोसे सम्बद्ध तत्त्वार्थवात्तिक ओर सर्वार्थसिद्धिसे 
भी सगृहीत हैँ । पञचम अधिकारका आधार तत्त्वायंसूत्र और उससे सम्बन्धित 
टोकाओंका अष्टम अध्याय है। अष्टम अधिकारके प्रमेय तत्त्वायंवात्तिकसे 
ग्रहण किये गये हैं। यहाँ हम तुछना द्वारा अपने उपयुक्त कथनको पुष्टि 
करते हुँ--- 
जवणालियामस्‌रीचदद्धअइमुत्तफुल्लतुल्लाइ.। 
इदियसठाणाइई फास पुण णेंगसठाण ॥१६५॥ --पचसग्रह 
यवनालमसू रातिमुक्तेन्द्रध॑समा- क्रमात्‌ । 
श्रोव्राक्षिप्रागजिद्ला स्यु स्पर्शन नेकसस्थिति ॥ २(५०॥ 
त्त० सा०, भधिकार-२ 
खुल्ला वराडसखा अक्खुणहअरिट्रुगा य गडोलछा । 
कुक्खिकिमिसिप्पिआई णेया वेइदिया जीवा ॥१।७०) -परचसग्रह 
द््म्बूक शखशुक्तिर्वा गण्डूपदकपदंका । 
कुक्षिकृम्पादयदचेते . द्वीन्द्रिया. . प्राणिनों मत्ता ॥शफशा 
त० सा०, अधिकार-२ 
कुथुपिपोलयमंकुणविच्छियजूविदगोवगोम्हीया | 
उत्तिगमट्वियाई णेया तेददिया णोवा ॥१।७१ --पचसग्रह 


श्रुतधर ओर सारस्वताचार्य ४११ 


कुंथ पिपीलिका कुम्भी वृश्चिकश्चैन्द्रगोपक' | 
घुणमत्कुणपुकाद्यास्त्रीन्द्रिय”'. सन्ति जन्तव ॥२॥५४॥ त्त० ता० 
'अथोत्याद क्‍व तेषामित्ति ? अन्रोच्यते प्रथमायामसज्निन उत्पद्यते, प्रथमा- 
द्वितीययों सरीसूपा, तिसृषु पक्षिण , चतसृषूरगा , पल्त्चसु सिंहा, पट्सु 
स्त्रिय., सप्तसु मत्स्य-मनुष्या | न च देवा नारका वा नरकेपु उत्दन्ते ।' 
“तत्त्वाथंवात्तिक, भारतीय ज्ञानपीठ सस्करण, पृष्ठउ-१६८ 


धर्मामसज्ञिनो यान्ति वशान्ताश्व सरीसूपा । 


मेधान्ताश्व विहड्भाइव अज्जनान्ताश्व भोगिन ॥ 
--त्वार्थशार । २।१४६ 


तामरिष्टा च सिहास्तु मेघायन्तास्तु यौषित । 
नरा मत्स्याश्व गच्छन्ति माघवी त्ताइच पापिन ॥ 
--तत्त्वाथंसार | २।१४७ 


भाद्यभावादन्ता भाव इति चेत्‌, न, दृष्टत्वादन्त्यबीजवतु 
--त्तत्त्वाथवातिक, ज्ञानपीठ सस्करण पृ० ६४१ 


आद्यभावान्‍न्न भावस्य कमंबन्धनसन्तते । 

अन्ताभाव प्रसज्येत दृष्टत्वादन्त्यवीजबतु ॥ 
--तत्त्वाथंसार । ८६ 
पुनब॑न्धप्रसगो जानत पश्यतश्च कारुण्यादिति चेतू, न, स्वास्तवपरिक्षयात्‌ 
--तत्त्वाथंवातिक, भारतीय ज्ञानपीठ सस्क्ररण, पु० ६४३ 

जानत  परश्यतश्चोद्ध्व॑ जगत्कारुण्यत पुन' | 


तस्य बन्धप्रसड्भरो न सर्वास्नवपरिक्षयात्‌ ॥। 
--तत्त्वाथंसार | ८९ 


अकस्मादित्ति चेत्‌, अनि्मोक्षप्रसड़ । 
--तत्त्वार्थवातिक पु० ६४२ 
अकस्माच्च न बन्ध: स्यादनि्मोक्षप्रसज्भत । 
बन्धोपपत्तिस्तत्र स्थान्मुक्तिप्राप्ते रननन्‍्तरम्‌ ।। 
--तत्त्वार्थंसार ८।१० 
गौरवाभावाच्च ॥८॥ --तत्त्वाथंवातिक पृ०-६४ 
तथातिगौरवाभावान्न पातोह”्स्य प्रसज्जते । 


वुन्तसम्बन्धविच्छेदी पत्तत्याम्रफल. गुरु॥ 
-तत्त्वाथंसार | 4६२ 


४१२ तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


शरीरानुविधायित्वे तदभावा द्विसपणप्रसज्भ इत्ति चेतू, न, कारणा भावातू॥ १३॥ 

“पतत्त्वार्थवातिक पृ०-७४३ 

शरीरानुविधायित्वे तद्भावाद्विसपंणम्‌ । 

लोकाफाशप्रमाणस्य तावन्ताकारणत्वत- ॥ 
-तत्वार्थंधार ८१६ 

दुष्टत्वाच्च निगलादिवियोगे देवदत्ताद्यवस्थानवत्‌ । 
“ते त्त्वांवातिक पृ०-६४४ 

कस्यचिच्छादुलामोक्षे तत्रावस्थानदर्शनात्‌ । 

अवस्थान न मुक्तानामू्द॑न्रज्यात्मकत्त्वत ॥ 
-तत्वार्थसार | ८१९ 

सप्रयसार-कलश 


समयसा र-कलश यर्थाथ॑त्त कुन्दकुन्दके समयसारपर कलदारूपमे लिखा गया 
है। इसका विपय-वर्गीकरण भी कुन्दकुन्दके विषयके समान ही है। इसमे कुल 
२७८ पच्च हैं, जो निम्न अधिका रोमे विभक्त हैं-- 

१ पूर्वरड् 

२. जीवाजीवाधिकार 

३ कतृंकर्माधिकार 

४. पुण्यपापाधिकार 

५ आद्रवाधिकार 

६ सवराधिकार 

७. निजराधिकार 

८ वन्धाधिकार 

९. मोक्षाधिकार 

१० सर्वविशद्धज्ञानाधिकार 

११ स्याद्वादाधिकार 

१२ साध्य-साधकाधिकार 


आरम्भमे ही आत्म-तत्त्वको/नमस्कार करते हुए बताया है-- 


नम समयसाराय स्वानभत्या चकासते। 
चित्स्वमावाच भावाय स्वंभावान्तरच्छिदे | --पद-१ | 


में समयसार--समस्त पदार्थोमे श्रेष्ठ उस आत्मतत्त्वको नमस्कार करता 


चछ । 
है; जा स्वानुभूतिसे स्वयप्रकाश है, चैतन्यस्वभाववाला है, श॒द्ध सत्ता-रूप 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य ४१३ 


है और समस्त पदार्थोको जाननेवाछा है अथवा चेतन्यस्वभावसे भिन्‍न समस्त 
रागादि विकारोको नष्ट करनेवाला है। इस प्रकार आरम्भमे ही शुद्ध आत्म- 
तत्त्वको नमस्कार किया गया है। समयसारकी व्याख्याका प्रयोजन बत्तलाते 
हुए लिखा है-- 


परपरिणतिहेतो मोहिनाम्नो तु भावा-- 
दविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषिताया । 
ममपरमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमृतें-- 
भेवतु समयसारव्याख्ययेवानुभूते ॥३॥ 


इस समयसारकी व्याख्यासे मेरी अनुभूतिकी परम विशुद्धता प्रकट हो । 
यद्यपि मेरी वह अनुभूति शुद्ध चेतन्यमात्र मूततिसे युक्त है अर्थात्‌ परम ज्ञायक 
भावसे सहित है तथापि वर्तमानमे परपरिणतिका कारण जो मोहनामका कमे 
है, उसके उदयरूप विपाकसे निरन्तर रागादिको व्याप्तिसे कल्माषित--मलिन 
हो रही है। अर्थात्‌ इस व्याख्यासे मेरी अनुभूतिमे परम विशुद्धता उत्पन्न होगी। 
निश्चय और व्यवहार नयके विवादको समाप्त करते हुए बताया है-- 
उभयनयविरोधध्वसिनि स्यात्पदाड़े, 
जिनवचससि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोह । 
सपदि समयसार “ते पर ज्योतिरुच्चे 
रनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एवं ॥४॥ 


अर्थात्‌ निश्चय और व्यवहार नयके विषयमे परस्पर विरोध है, क्योकि 
निशचयनय अभेदको ग्रहण करता है और व्यवहारनय भेदको | किन्तु इस विरोध- 
का परिहार करनेवाला स्याह्रादवचन है, उस वचनमे वे हो रमण कर सकते 
हैं, जिन्होने मोहका वमन कर दिया है और वे ही पुरुष शीघ्र ही उस समयसार- 
का अवलोकन करते हैं, जो कि अतिशयसे परमज्योतिस्वरूप है। नवीन नही 
अर्थात्‌ द्रव्यदृष्टिसे नित्य हैं और एकान्तपक्षसे जिसका खण्डन नही हो सकता | 

शुद्धनयकी दृष्टिसे आत्मा अपने एकपनमे नियत है | स्वकीय गुणपर्यायो- 
में व्याप्त होकर रहता है तथा पृर्णज्ञानका पिण्ड है। ऐसे आत्मतत्तका 
आत्मातिरिक्त द्रव्योसे भिन्‍न अवलोकन करता है, इसीका नाम सम्यक्दरान 
है | इसके होते ही जो आत्मज्ञान होता है वह सम्यकज्ञान कहुलात्ता है। जब 
तक आत्मामे परसे भिन्‍न अपनी यथाथ प्रत्तीति नही होती तब तक यथार्थ 
ज्ञान नही होता । अतएव नवतत्त्वकी सततिको छोडकर केवल एक आत्माको 
ही परसे भिन्न शुद्धरूपमे अनुभूत करना ही यथार्थ पुरुषार्थ है। बताया हैं- 


४१४ तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


एकत्वे नियत्तस्थ शुद्धनयतो व्याप्तुयेदस्यात्मन 
पूर्णतानधनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्य' पृथक। 
सम्यग्दशंनमेतदेव नियमादात्मा च तावानय 
तन्मुक्त्वा नवत्तत्त्वसन्ततिमिमामात्माध्यमेको5स्तु न ॥६॥ 
इस प्रकार आचार अमृतचन्द्रसूरिनि समयसारके समान ही विषयोका 
विवेचन करते हुए आत्माका कतुंत्व, भोक्तत्व आदिका निरूपण किया है । 
अन्तमे आत्माकी आइ्चर्यकारक महिमाका वर्णन करते हुए लिखा है--“जब 
विभावशक्तिकी अपेक्षासे विचार करते हैं त्तव आत्मामे कपायका उपद्रव दिखाई 
देता है और जब स्वभावदशाका विचार करते हूँ 'तो शान्तिका प्रसार अनुभवमे 
आता है। कर्मंबन्धकी अपेक्षा ससारकी जन्म-मरण रूप बाघा दिखाई देती है 
ओरशुद्ध स्वरूपका विचार करनेपर मुक्तिका स्पर्श अनुभवमे आता हे। स्वपरिज्ञायक 
भावकी अपेक्षा करनेपर आत्मा लोकत्रयका ज्ञाता है और ज्ञायकभावकी भपेक्षा 
एक चेतन्यमात्र अनुभवमे आता है। इस प्रकार अनेक विरुद्ध घर्मोके समावेश- 
के कारण आत्मस्वभावकी अद्भुत महिमा दिखलछाई पडती है-- 


कपायकलिरेकत. स्खलति शान्तिरस्त्येकतो 
भवोपहततिरेकत्' स्पृशत्ति मुक्तिरप्येकत । 
जगत्वितयमेकत स्फुरति चिच्चकास्त्येकत 
स्वभावमहिमात्मनो विजयतेष्द्भुताददुभुत ॥२७शे॥ 
समयसारको अपेक्षा समयसारकलश अतिगहन है। निश्चयत' आचाये 
अमृतचन्द्रसूरिने अध्यात्मगगा प्रवाहित की है । इस गगामे अवगाहन करनेवाले 
प्री प्रकारसे शान्तिलाभ करते हैं । 
समयसार-टोका 


अमृतचन्द्रकी समयसार-टीका आत्मख्यातिके नामसे प्रसिद्ध है । यह आचाय- 
की प्राजल शंलीका उत्कृष्ट नमूना है । उन्होने गाथाके शब्दोका व्याख्यान न कर 
उसके अभिप्रायको अपनी परिष्कृत गद्यशैलीमे व्यक्त किया है । जहाँ उन्हे गाथा- 
के मूलभावमे कोई कमी दिखलाई पडी है वहां उन्होने समयसारकलश् नामसे 
पच्च भी लिख दिया है। यह समयसारकलश आत्मख्यातिटोकामे मिश्रित हो 
जानेपर भी उसका ग्रथरूपमे पृथक अस्तित्व भी है। टीकामे समस्यन्तपद भी 
विद्यमान हैं तथा अनेक गाब्दोंके निर्वंचन भी दिये गये हैं ओर भावको स्पष्ट 
करनेका पूर्ण प्रयास किया है। जहाँ कुन्दकुन्दके ग्रन्थोमे प्रमेय अस्पष्ट थे वहाँ 
कलश हा आत्मस्यातति टीकाद्वारा ही स्पष्टता लाकर जैनतत्त्वज्ञानको समृद्ध 

क्या है। 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य ४१५ 


अमृतचन्द्रने ही समयसारके विषयोका वर्गीकरण किया है तथा समयपाहुड- 
को समयसार नाम देनेका श्रेय भी इन्हीको प्राप्त है। टीकाको नाटकके समान 
अड़्ोमे विभाजित किया है। प्रथम अड्ूसे पुर्वंके प्रारम्भिक भागको पुवेरज्ध 
कहा गया है | जिस प्रकार नाटकमे पात्रोका निष्क्रमण ओर प्रवेश होता है उसी 
प्रकार यहांपर भी प्रवेश और निष्क्रमण कराया गया है। प्रथम अड्ू जीवा- 
जीवाधिकार है। इसमे जीवको अजीवसे भिन्न बतलाया है और भन्तमे लिखा 
है--“जीवाजीवौ पुथग्भूत्वा निष्क्रान्तौ” अर्थात्‌ जीव और अजीव पृथक्‌-पृथक्‌ 
होकर चले गये । दूसरे कतुंकर्म अधिकारके आरम्भमे लिखा है--“जीव-अजीव 
ही कर्त्ता और कमंका वेष घारणकर प्रवेश करते हैं तथा अन्तमे लिखा 
है--_“जीव और अजीब कर्त्ता एव कमंका वेष छोड़कर निकल गये ।” त्तीसरे 
पुण्य-पाप अधिकारके आदिमे लिखा है--“एक ही कर्म पुण्य और पापके 
रूपमे दो पात्रोका वेष धारण करके प्रवेश करता है” और अन्तमे लिखा है-- 
पुण्य और पापके रूपसे दो पात्रोका वेषधारण करनेवाला कर्म एक पात्ररूप 
होकर निक ७ गया अर्थात्‌ कमंमे पुण्य-पापका भेद मिथ्या है, दोनोमे कोई अन्तर 
नही है। इसी प्रकार आख्रव, सवर, नि्ज॑रा, बन्ध और मोक्ष अधिका रोमे उन-उन 
नत््वोका प्रवेश ओर निगंसन कराया गया है । वस्तुत: यह समार एक रगमच 
है जिसपर जीव और अजीव नानारूप धारण करके अभिनय करते हैं। यहाँ 
अभिनयका आचरण करनेवाला या सूत्रधार पौद्गलिक कर्म है। 


यह टीका पर्याप्त विस्तृत और गहन है। यहाँ उदाहरणार्थ कुछ पक्तियाँ 
उद्धुत्त की जाती हैं-- 


“अज्ञानी हि शुद्धात्मज्ञानाभावातु स्वपर्योरेकत्वज्ञानेन, स्वपरयोरेकत्व- 
दर्शनेन, स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या च प्रकृत्तिस्वभावे स्थितत्वात्‌ प्रकृतिस्वभाव- 
मप्यहतया अनुभवन्‌ कर्मफल वेदयते । ज्ञानी तु शुद्धात्मज्ञा् सद्भावात्स्वपरयोवि 
भागज्ञानेन स्वपरयोविभागदर्श नेन स्वपरयोविभागपरिणत्या च प्रकृतिस्वाभावा 
दपसुत्तत्वात्‌ शुद्धात्मस्वभावमेकमेवाहतयानुभवनु करममफलमुदित ज्ञेयमात्रत्वात्‌ 
जानात्येव न पुनस्तस्याहंतयाब्तुभवितुमदक्यत्वाद्ेयते ॥३१३॥ 


प्रवचन सार-टीका 


प्रवचनसारकी टोकाका नाम तत्त्वदीपिका है। यह टीका भी प्राजल शैलीमे 
समयसारकी टीकाके समान ही लिखी गयी है । इससे भी उनकी आध्यात्मिक 
रसिकता, आत्मानुभव, प्रखर विद्वत्ता, वस्तुस्वरूपको तकपुर्वेक सिद्ध करनेकी 
असाधारण शक्ति, तत्त्वतत्वार्थका गम्भीरज्ञान, निश्चय व्यवहारका क्रमबद्ध 


४१६ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य॑-परम्पर 


निरुषण आदि अनेक विशेषताएँ विद्यमान हैं । मृलग्रन्थकारने जिन भावोको 
छोड भी दिया है उन्तका भी प्रकटीकरण टीकाकारने किया है | टीका समस्यन्त 
गद्यमे लिखी गयी है, शली पर्याप्त प्रोढ हे और शब्दार्थके स्थानपर विषयको 
स्पष्ट करमेवाली है। यथा--- 

“यतो न खल्विन्द्रियाण्यालम्ब्यावग्रहेहावायपुव॑कप्रक्रमेण केवली विजानाति, 
सयमेव समस्तावरणक्षयक्षण एवानाइनन्ताहेतुकासाधारणभूतज्ञानस्वभावमेव 
कारणत्वेनोपादाय तदुपरि प्रविकसत्केवलज्ञानोपयोगीभूय विपरिणमते, तततो5- 
साक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्व्यक्षेक्कालभावतया समक्षसवेदनालम्बनभूता सर्व॑- 
द्रव्यपर्याया प्रत्यक्षा एवं भवन्ति ।” 


पञ्नास्तिकाय-टीका 


पचास्तिकायकी १७३ गाथाओपर आचाय॑ अमृतचन्द्रने टीका लिखी है । 
टोकाकारने इस ग्रल्थकों चार भागोमे विभाजित किया हे-- 


१. पीठिका 

२. प्रथम श्रुतस्कन्ध 
३ द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
४ चूलिका 


पीठिकामे २६ गाथाएँ है और उनकी व्याख्या उक्त दीतो ग्रन्थोके समान 

हो की गयी है। प्रथम श्रतस्कन्धमे ७८ गाथाओकी व्याख्या है। ट्वित्तीय श्रुत- 
छन्धमे 9९ गायाओकी व्याख्या दी गयी है । चूलिकामे बीस ग धाओकी टीका 
है। इस प्रकार आचार्य अमृतचन्द्रसू रिने पचास्तिकायके विषयकों भी अपनी 
टैकामे विस्तृत और स्पष्ट बनानेका पूर्ण प्रयास किया हे । इस टीकाका नाम 


5 


भी तत्तदीपिका हे । 


आचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 


विक्रमकी नवम शताव्दीमे घवला और जयधवलाकी रचनाके पद्चात्‌ 
सिद्वान्तविपयक विद्वत्ताका मापदण्ड इन ग्रन्थोको मान लिया गया और इनके 
पठत-पाठनका सत्र प्रचार हुआ | कालक्रमानुम्तार ये दोनो अगाघ टीकाए' 
० दुष्कर प्रतीत होने लगी, तो इनके सारभागकों एकत्र करनेके लिए 

सिद्वान्तचक्रवर्तनि प्रयास किया । सिद्धान्तचक्रवर्ती इनकी उपाधि थी । इन्होने 
अपने गोम्मटसार कर्मकाण्डमे बताया है-- 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ४१७ 


जह चकक्‍केण य चक्‍की छक्खंडं साहिय॑ अविग्घेण । 
तह मइ-चक्केण मया छक्खंड साहिय॑ सम्म"॥ 
जिस प्रकार सक्रवर्ती अपने चक्ररत्नसे भारतवर्षके छह खण्डोको बिना 
किसी विध्न-बाधाके अधीन करता है, उसी तरह मैंने (नेमिचन्द्रने) अपनी वुद्धि- 
85 हे षट्खण्डोंको भर्थात्‌ षट्खण्डागमसिद्धान्तको सम्यक्रीतिसे अधीन 
या है। 
सिद्धान्तग्रन्थोंके अभ्यासीको सिद्धान्तचक्रवर्तीका पद प्राचीन समयसे हो 
दिया जाता रहा है। वीरसेनस्वामीने जयघवलाकी प्रशस्तिमे लिखा है कि 
भरतचक्रवर्तीकी आज्ञाके समान जिनकी भारती षट्खण्डागममे स्खलित नही 
हुई, अनुमान है कि वीरसेनस्वामीके समयसे ही सिद्धान्तविषयज्ञको सिद्धान्त- 
चक्रवर्ती कहा जाने लगा है। निश्चयत्त आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तग्रन्थोके 
अधिकारी विद्वानु थे। यही कारण है कि उन्होने घवलासिद्धान्तका मथन कर 
गोम्मटसार, और जयघवलाटीकाका मंथन कर लब्धिसार ग्रन्थकी रचना 
की है। 
जीवन-परिचय 
आचार्य नेमिचन्द्र देशीयगणके हैं। इन्होने अभयनन्दि, वीरनन्दि और इन्द्र- 
नन्दिको अपना गुरु बतलाया है | कमंकाण्डमे आया है-- 
जस्स य पायपसायेणणत्तससारजलहिमुत्तिण्णो । 
वीरिदणदिवच्छो णमामि त अभयणदिंगुरु ॥ 
८ 9 मर ८ 
णमिऊण अभयणदि सुदसायरपारमगिंदणदिगुरु | 
बरवीरणदिणाह पयडीण पच्चय वोच्छ३ ॥ 
अर्थात्‌ जिनके चरणप्रसादसे वीरनन्दि और इन्दनन्दिका वत्स अनन्त- 
ससाररूपी समुद्रसे पार हो गया, उन अभयनन्दिगुरुको में नमस्कार करता हूँ | 
अभयनन्दिको, श्रुतसमुद्रके पारगामी इन्द्रनदिगुरुको ओर वीरनन्दिको 
नमस्कार करके प्रकृतियोके प्रत्यय--का रणको कहूँगा | 
लब्धिसारमे लिखा है--“वीरनान्द और इन्द्रनन्दिके वत्स एव अभमयनत्दि- 





१, गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाया ३९७ । 
२ वही, गाथा ४३६ ॥ 
३ वही, गाया ७८५ । 


४१८ : तीयंकर महावीर और उनको आवचार्य-परम्परा 


के शिष्य अल्पज्ञानी नेमिचन्द्रने द्शंनलव्धि और चारित्रलुव्धिका कथन किया" 
है।” 'त्रिलोकसार' मे अपनी गुरुपरम्पराका कथन करते हुए लिखा है-- 
“इदि णेमिचदमुणिणा अप्पसुदेणभयणदिवच्छेण 
रइयो तिलोयसारो खमतु त॑ बहुसुदाइरिया ॥* 

अर्थात्‌ अभयनन्दिके वत्स अल्पश्नुतज्ञानी नेमिचन्द्रमुनिनि इस त्रिकोकसार 
ग्रत्थको रचा | 

उपयुक्त ग्रन्थोकी प्रशस्तियोसे स्पष्ट है कि अभयनन्दि, वीरनन्दि और इन्द्र- 
नन्दि इनके गुरु थे । इन तीनोमेसे वीरनन्दि तो चन्द्रप्रभचरितके कर्ता ज्ञात 
होते हैं, क्योकि उन्होने चन्द्रप्रभचरितकी प्रशस्तिमे अपनेक्ो अभयनन्दिका 
शिष्य वतलाया है और ये अभयनन्दि नेमिचन्द्रके गुरु ही होना चाहिये, क्यो- 
कि कालगणनासे उनका वही समय आता हे। अत स्पष्ट है कि उक्त तीनो 
गुरुओमे अभयनन्दि ज्येष्ठ गुर होने चाहिये | वीरनन्दि, इन्द्रतन्दि और नेमिचन्द्र 
उनके शिष्य रहे होगे । यहाँ यह कल्पना करना उचित नही कि नेमिचन्द्र 
सबसे छोटे थे, अत उन्होंने अभयनन्दिके शिष्य वीरनन्दि और इन्द्रनन्दिसे 
भी शास्त्राध्ययन किया हो । वस्तुत अभयनन्दिके वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि और 
नेमिचन्द्र ये तीनो ही शिष्य थे | वय और ज्ञानमे लूघु होनेके कारण नेमिचन्द्रने 
वीरनन्दि ओर इन्द्रनन्दिसे भी अध्ययन किया होगा | 

नेमिचन्द्रते वीरनन्दिको चन्द्रमाकी उपमा देकर सिद्धान्तरूपी अमृतके 
समुद्रसे उनका उद्धूव वतलाया है। अत वीरनन्दि भी सिद्धान्तग्रन्थोके पार- 
गामी थे। इन्द्रनन्दिको तो, नेमिचन्द्रने स्पष्टहपसे श्रुतसमुद्रका पारगामी 
लिखा है। उन्हीके समोप सिद्धान्तग्रन्योका अध्ययन करके कनकर्नन्द आचाय॑- 
ने सत्त्तस्थानका कथन किया है । उसी सत्त्वस्थानका सग्रह नेमिचद्धने कर्मकाण्ड 
गोम्मट्सारमे किया है-- 

वरइदणदिगुरुणो पासे सोऊण सयलसिद्धंतं । 
सिरिकणयणदिगुरुणा सत्तद्वाण समुद्रिंद ॥* 

इन्द्रतन्दिके सम्बन्धमे आचाय॑ जुगलकिशोर मुख्तारने लिखा है---इस नाम- 
के कई आचाय॑ हो गये हैं, उनमेसे 'ज्वाछामालिनीकल्प” के कर्ता इन्द्रनन्दिने 
अपने इस ग्रन्थका रचनाकार शक स० ८६१ (वि० स० ९०६) दिया है और 


2 महल लक 0 शश्यक कह 
१ लव्पिसार, गाथा ६४८ । 

है त्रिलोकसार, गाथा १०१८ । 

हे गोम्मटसार जीवकाण्ड, गाथा ३९६ | 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य ४१९ 


यह समय नेमिचन्द्रके गुरु इन्द्रतन्दिके साथ बिल्कुल सगत बैठता है, पर इन्होने 
अपनेको वष्पनन्दिका शिष्य कहा है। बहुत्त सम्भव है कि इन इन्द्रनन्दिने वप्प- 
नन्दिसे दीक्षा ली हो और अभयनन्दिसे सिद्धान्तग्रन्थोका अध्ययन किया हो। 
आचाय॑ नेमिचन्द्रका शिष्यत्व चामुण्डरायने भ्रहण किया था। यह चामुण्ड- 
राय गगवशी राजा राचमल्लका प्रधानमन्त्री ओर सेनापति था। उसने अनेक 
युद्ध जीते थे और इसके उपलक्ष्यममे अनेक उपाधियाँ प्राप्त की थी। यह वीर- 
मार्तंण्ड कहलाता था । गोम्मटसारमे 'सम्मत्तरयणनिलूय'--सम्यक्त्वरत्ननिल्य, 
'गुणरयणभूषण--गुणरत्नभूषण, 'सत्ययुधिष्ठिर'३ 'देवराज' आदि विशेषणोका 
प्रयोग किया है | इन चामुण्डरायने श्रवणबेलगोला (मैसूर) मे स्थित विन्ध्यगिरि 
पवेत्पर बाहुवलि स्वामीकी ५७ फीट ऊँची अतिशय मनोशज्ञ प्रतिमा प्रतिष्ठित 
की थी | बाहुबलि भगवात्र्‌ ऋषभदेवके पुत्र थे | उन्होने बडी कठोर तपस्या की 
थी । उनकी स्मृतिमे उनके बडे भाई चक्रवर्ती भरतने एक प्रतिमा स्थापित 
करायी थी । वह कुक्‍्कुट्सपंसे व्याप्त हो जानेके कारण कुक्कुटजिनके तामसे 
प्रसिद्ध थी। उत्तर भारतकी इस मूत्तिसे भिन्‍नता बतछानेके लिए चामुण्डरायके 
द्वारा स्थापित मूर्ति 'दक्षिणकुककुटजिन! कहलायी। गोम्मटसार कमंकाण्डमे 
बताया है-- 
जेण विणिम्मियर्पाडमावयण सब्वद्ठसिद्धिदेवेहि। 
सव्वपरमोहिजोगिहिं दिठु सो गोम्मटों जबउ" ॥ 


हर 2 3 २ 
गोम्मटसगहसुत्त गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटजिणो य । 
गोम्मटरायविणिम्मियदविखणकुक्कडजिणों जयउ ॥५१ 
इन दोनो गाथाओसे स्पष्ट है कि चामुण्डरायने गोम्मट स्वामोकी जो 
प्रतिमा विन्ध्यगिरि पर्वंतपर स्थापित की उसके मुखका दर्शन सर्वा्थसिद्धिके 
देवोने किया | इससे यह ध्वनित होता है कि विन्ध्यगिरिपरवंत्तकी ऊँचाईके 
कारण गोम्मटस्वामीकी मूत्ति अधिक ऊँची दिखलायी पडती थी, जिससे 


१ कर्मकाण्ड, गाथा १। 

जीवकाण्ड, गाथा १ ॥ 

< कर्मकाण्ड, गाथा ४५ । 

४ वही, गाथा २५८ ! 

५ गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा ९६९ । 
६ वही, गाथा ९६८ । 


3 


४२० तीथकर महावीर और यनकी आचार्य-परम्परा 


सर्वार्थपिद्धिके देव भी उसका दर्शन कर सकते थे । इस चेत्यालयके उन्नत स्तम्भ, 
स्वर्णयी कलश एवं उसके भनन्‍्य आकार-प्रफारका निर्देश भी गोम्मटसा रमे 
प्राप्त होता है। लिखा है-- 
वज्जयण जिणभवण ईमसिप्भार सुवण्णकलस तु | 
तिहुवणपडिमाणिक्क जेण कय जयड सो राओ ॥ 
जेणुव्मियथभुवरिमजय्खत्तिरीटग्गकिरणजलघोया । 
सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयउ॥' 
विन्थ्यगिरिके सामने स्थित दूसरे चन्द्रगिरिपर चामुण्ड रायवसतिके नामसे 
एक सुन्दर जिनालय स्थित है। इस जिनालयमे चामुण्डरायने इन्द्रनोलमणिकी 
एक हाय ऊँची तीथंकर ने।मनाथको प्रतिमा स्थापितकी थी, जो अब अनु- 
पलव्ध है | 
चामुण्हरायका घर नाम गोम्मट था | यह तथ्य डॉ० ए० एन० उपाध्येने 
बपने एक लेखमे लिखा है। उनके इस नामके कारण ही उनके द्वारा स्थापित 
वाहुबलिको मूर्ति गोमटेश्वर्के नामसे प्रसिद्ध हुई। डॉ० उपाध्येके अनुसार 
गोम्मटेश्वरका अथं है, चामुण्डरायका देवता | इसो कारण विन्ध्यगिरि, जिसपर 
गोम्मटेश्वरकी मूर्ति स्थित है, गोम्मट कहा गया । इसी गोम्मट उपनामधारी 
चामुण्डरायके लिए नेमिचन्द्राचार्यने अपने गोम्मटसार नामक ग्रस्थकी रचना- 
को है। इसीसे इस ग्रल्थकों गोम्मटसा रको सज्ञा दी गयो है । अतएव यह स्पष्ट 
है कि गगनरेश राचमल्लदेवके प्रघान सचिव और सेनापति चामुण्डरायका 
आचाय॑ नेमिचत्द्रके साथ धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । 
समय-विचार 


चामुण्डरायने अपना चामुण्डपुराण शक स० ९०० (वि० स० १०३५) मे 
बनाकर समाप्त किया। अत्तः उनके लिए निर्मित गोम्मट्सारका सुनिश्चित 
पमय विक्रम की ११ वी शताब्दी है। श्री मुख्तार साहब और प्रेमीजी भी इसी 
पमयको स्वीकार करते हैं | 
गोम्मटसार कर्मंकाण्डमे चामुण्डरायके द्वारा निित गोम्मटजिनकी मूत्ति- 
का निर्देश है। अत्त यह निश्चित है कि गोम्मटसारकी समाप्ति गोम्मटमू्तिकी 
स्वापनाके पद्चात्‌ ही हुईं है। किन्तु मृतिके स्थापनाकालकों लेकर इतिहास- 
श्ोमे वडा मतभेद है। 'बाहुवलिचरित्र” में गोम्मटेइवरकी प्रतिष्ठाका समय 
भ्प्नकार बत्तलाया है-- 


१. ग्रोम्मट्सार जीवकाण्ड, गाथा ९७ ०-९७१ | 


श्रुतघर ओर सारस्वताचार्य ४२१ 


“कल्क्यब्दे षट्शताख्ये विनुत्तविभवसवत्सरे मासिचेत्रे 
पञ्चम्या शुक्लपक्षे दिनमणिदिवसे कुम्भलग्ने सुयोगे। 
सोभाग्ये मस्तनाम्नि प्रकटितभगणे सुप्रशस्ता चकार 
श्रीमच्चामुण्डराजो वेल्गुलनगरे गोम्मटेश प्रततिष्ठाम्‌ ॥” 
अर्थात्‌ कल्कि स० ६०० में विभव सवत्सरमे चेत्र शुक्ठा पंचमी रवि 
वारको कुम्भ लग्न, सौभाग्य योग, मृगशिरा नक्षत्रमे, चामुण्डरायने वेल्गुल 
नगरमे गोम्मटेशकी प्रतिष्ठा करायी । 
इस निर्दिष्ट तिथिके सम्बन्धमे विद्वानोमे मतभेद है। घोषालने अपने 
वृहद्द्रव्यसंग्रहके अग्रेजी .अनुवादकी प्रस्तावनामे उक्त तिथिको २ अप्रेल ९८० 
माना है| श्रीगोविन्द पैने १३ मार्च ९८१ स्वीकार क्या है | प्रो० हीरालाल- 
जीने २३ मार्च सन्‌ १०२८ में उक्त तिथियोगको ठीक घटित बताया है। 
किन्तु श्यामशास्त्रीने तीन मार्च सन्‌ १०२८ को उक्त तिथिके घटित होनेकी 
चर्चा की है। इस तरह बावनीचरित्रमे निर्दिष्ट सम्बन्धमे विवाद प्रस्तुत किया 
है। हमारे नम्न मतानुसार भारतीय ज्योत्तिककी गणनाके आधार पर विभव 
सवत्सर चैत्र शुक्छा पचमी रविवारको मृगशिर नक्षत्रका योग १३ मार्च सन्‌ 
९८१ मे घटित होता है। अन्य ग्रहोको स्थिति भी इसी दिन सम्यक्‌ धटित 
होती है | अत. मृतिका प्रतिष्ठाकाल सन्‌ ९८१ होना चाहिये । 
चामुण्डरायने अपने चामुण्डपुराणमे मूर्तिस्थापनाकी 'कोई चर्चा नहीं की 
है। इससे यही अनुमान होता है कि चामुण्डपुराणके पर्चातू ही मूततिकी 
प्रतिष्ठा की गयी है | रन्‍तने अपना अजिततनाथपुराण शक स० ९१५ मे समाप्त 
किया है। उसमे लिखा है कि अतिमव्वेने गोम्मटेश्वरकी मूर्तिके दर्शन किये। 
अत यह निर्चित है कि शक स० ९१५ (वि० स० १०५०) से पहले ही मूर्तिकी 
प्रतिष्ठा हो चुकी थी। यदि चामुण्डपुराणमे मूरतिकी स्थापनाकी कोई 
चर्चा नहोनेको महत्त्व दिया जाय, तो वि० स० १०३५ और बि० स० १०५० के 
बीचमे मूर्तिकी प्रतिष्ठा माननी पडेगी, जिससे हमारे पुर्वकंथनकी सिद्धि होती 
है । गग राचमललका समय वि० स० १०३१--१०४१ त्क है। भुजवलि- 
शतकके अनुसार उन्हीके राज्यकालमे मू्तिकी प्रतिष्ठा हुई है।अत मूर्ति 
स्थापनाका समय ई० सन्‌ ९८१ उपयुक्त जान पडता है। अत्तएवं आचाव 
नेमिचन्द्रका समय ई० सतकी दशम शत्ताब्दीका उत्तराद्ध या वि० स० ११वीं 
शताब्दीका पूर्वाद्ध है । 
रचनाएँ 
आचार्य नेमिचन्द्र आगमशास्त्रके विशेषज्ञ है। इनकी निम्नलिखित रच- 
नाएँ प्रसिद्ध है-- 


२५२७० » ऑििवतिलओ आजशालीय धाविधा पिश्यन्मी द्ास्योजी-जापयााणा 


१, गोम्मटसार 
२, त्रिलोरुसार 
३ लब्पिसार 

४. क्षपणासार 


१ गोम्मठसार 

यह ग्रन्थ दो भागोमे विभकत है--जीवकाण्ड और कर्मकाण्ड | जीवकाण्ड 
में ७३४ गायाएँ है और करमंकाण्डमे ९६२ गाथाएँ है! इस ग्रन्थपर दो 
सस्कृत-टीकाएं भी लिखी गयी हैं--१. नेमिचन्द्र द्वारा जीवप्रदीपिका और 
२ अमयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती द्वारा मन्दप्रबोधिनी। गोम्मट्सारपर केशव 
वर्णी द्वारा एक कन्नडवृत्ति भी लिखी मिलती है। टोडरमलजीने सम्यग्जान- 
चन्द्रका नामकी वचनिका लिखी है । 


गोम्मट्सार षट्खण्डागमकी परम्पराका ग्रन्थ है। जीवकाण्डमे महाकमं 
प्राभूतके सिद्धान्तसम्बन्धी जीवस्थान, क्षुद्रबन्ध, बन्धस्वामित्व, वेदनाखण्ड और 
वंगंगाखड इन पाँच विषयोका वर्णन है । गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ि, प्राण, 
संज्ञा, चोदह मा्गंगा और उपयोग इन २० प्ररूपणाओमे जीवकी अनेक अव- 
स्थाओका प्रतिपादन किया गया है। 

जीवकाण्डमे जोवोका कथन किया गया है। बीस प्ररूपणाओका कथन 
पंचसग्रहके समान ही किया गया है | गोम्मटसार सम्रहग्रन्थ है, इसमे सन्देह 
गही। जीवकाण्डका सकलन मुख्यरूपसे पञ््यसग्रहके जोवसमास अधिकार 
पेथा षट्खण्डागम प्रथम खण्ड जीवट्टाणके संत्प्ररूषणानामक अधिकारोसे किया 
गया है। घवला ग्रन्थमे पञ्न्चसग्रहकी बहुत-सी गाथाएँ शाब्दिक अन्तरके साथ 
मिलती हैं । अतः जोवकाण्डकी अधिकाश गाथाएँ घवलाटीकामे मिलती है। 
पल्चसग्रहकी गाथाओसे विषयका सम्बन्ध नही है। 


पञ्चसग्रहकी अपेक्षा जीवकाण्डकी गाथाओमे विशेषता भी प्राप्त होती है। 
पचसग्रहमे ३० गाथाओमे ही गुणस्थानोंके स्वरूपोका निर्धारण किया गया है, 
जबकि जीवकाण्डमे ६८ गाथाओमे गुणस्थानोका स्वरूप वर्णित है । इस ग्रन्थमे 
२० प्ररूपणाओका प्रस्परमे अन्तरभाव सम्बन्धो कथन और प्रमादोके 
भगोका निरूपण भी पचसग्रहकी अपेक्षा विशिष्ट है। पचसग्रहमे जीवसमासका 
कथन केवल ग्यारह गाथाओमे है, पर जीवकाण्डमे यह विषय ४८ गाथाओमे 
निरूपित है। जीवकाण्डमे स्थान, योनि, शरीरकी अवगाहना और कुछोके 
द्वारा जीवसमासका कथन भी विस्तारपूर्वक आया है। इस प्रकारका विस्तार 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य ४२३ 


पञ्चसंग्रहमे नही मिलत्ता है। पर्याप्तिका कथन पंचसग्रहमे केवल दो गाथाओमे 
आया है। किन्तु जीवकाण्डमे यह विषय ११ गाथाओमे निबद्ध है। प्राणोका 
कथन पचसग्रहमे छह गाथाओमे है, पर जीवकाण्डमे यह विषय पाँच ही 
गाथाओमे आया है। इसी प्रकार सज्ञाओ, स्वामियो, मार्गणाओमे जीवो, इन्द्रिय 
मार्गणाकी अपेक्षा एकेन्द्रिय आदि जीवोके कथन प्रभृत्तिमे विशेषताएँ विद्य- 
मान हैं । 
गोम्सटसार कमंकाण्ड 

गोम्मटसार कर्मकाण्डके दो सस्करण प्राप्त होते हैं। पहला सस्करण 
रायचन्द्र शास्त्रमाला बम्बईका है और दूसरा देवकरण-शास्त्रमालाका है इस 
ग्रन्थमे ९ अधिकार है-- हे 

१. प्रकृतिसमुत्कीत॑न 

२ बन्धोदयसत्व 

३ सत्वस्थानभग 

४ त्रिचूलिका 

५ स्थानसमुत्कीतंन 

६ प्रत्यय 

७ भावचूलिका 

८ बत्रिकरणचूलिका 

९ करम्मस्थितिबन्ध 


१ प्रकृतिसमुत्कीतंनका अथं है आठो कर्मों और उनकी उत्तरप्रकृ- 
तियोका कथन्त जिसमे हो। यत॒ कमंकाण्डमे कर्मों और उनकी विविध 
अवस्थाओका कथन आया है। इसमें जीव और कर्मो के अनादि सम्बन्धका 
वर्णन कर कर्मा के आठ भेंदोके नाम, उनके कार्य, उनका क्रम और उन्तको 
उत्तर प्रकृतियोमेसे कुछ विशेष प्रकृतियोका स्वरूप, बन्धप्रकृतियो, उदय- 
प्रकृतियों और सत्वप्रकृतियोकी सख्या, देशधाती, सवोधात्ती पुण्य और पाप 
प्रकृतियाँ, पुदूगलविपाकी, क्षेत्रविषाकी, भवविपाकी और जीवविपाकी प्रकृ- 
तियाँ, कमंमे निक्षेप-योजना आदिका कथन ८६ गाथाओमे किया गया हैं। 
रशवी गाथामे कर्मोके उत्तरमेदोकी सख्या अकित की है, किन्तु भागे उन 
भेदोको न बतलाकर उनमेसे कुछ भेदोके सम्बन्धमे त्रिशेष बातें बतछा दो गयी 
हैं । जैसे दर्शनावरणीयकर्ंके ९ भेदीमेसे ५ निद्राओका स्वरूप गाथा २३, २४, 
और २५ द्वारा बत्तलताया है । २६वीं गाथामे मोहनीयकमंके एक भेद सिथ्या- 
त्वके तीन भाग कैसे होते हैँ, यह बतलाया है। गाथा २७ में नामकर्मके भेदोमे 


४२४ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रकृतिचन्धक पश्चात्‌ स्थितिवन्धका कबस है। कर्मोंकी मूछ एवं उत्तर- 
प्रकृतियोको उत्तृप्ट और जपन्यम्वितिका निरूपण बन्धकोके साथ किया यया 
दे। इम विवेचनके लिये ग्रन्वका रने घवऊाटाकाका आधार ग्रहण किया हे। 

ततशचातु अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्धका वर्णन जाया है। यह वर्णन 
पल्चमग्रहसे मिलता-जुलता हे । प्रदेशवन्धथका कथन करते हुए पचसग्रहमे तो 
समयप्रतद्धका विभाग केवल मलकमोंमे हो वत्तताया है, पर कर्मंकाण्डमे 
उत्तरप्रकृतियोम भो विभागका कथन किया है। कर्मकाण्डमे प्रदेशवन्धके 
कारणभूत योगके मेदों ओर अवयवोका भा कथन है। पर यह कथन पच- 
सग्रहम नहीं है। केवल घधवछा ओर जयधवलछामे ही प्राप्त है। उदयप्रकरणम 
वर्मोंके उदय और उदीरणाका कथन गृणस्थान और मार्गणाओमे है । अर्थात्‌ 
परत्पेक गृणस्थान और मार्गंणामे प्रकृतियोके उदय, अनुदय और उदय-व्युच्छित्ति- 
का वर्णन है| सत्वप्रकरणमे गणस्थान और मार्गणाओमे प्रकृतियोकी सत्त्वा- 
रत्तओर सत्वविच्छुत्तिका कथन है। मार्गणाओमे वन्ध, उदय और सत्त्वका 
कथन अन्यत्त नहो मिलता ) यह आचार्य नेमिचन्द्रकी अपनी विज्ञेपता है । 

सत्वस्थानभगप्रकरणमे कहे गये सत्वस्थानका भगोके साथ कथन किया है। 
प्रत्येक गणस्थानमे प्रकतियोके सत्वस्थानके कितने प्रकार सम्भव हैं भौर उनके 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य ४२५ 


साथ जीव किस आयुको भोगता है और परभवकी किस आयुको बाघता है, यह « 
सब विस्तारपुरव॑ंक आया है। इसी प्रकरणके अन्तमे ग्रन्यकारने यह कहा है कि 
उन्द्रतन्दिगुदके पासमे श्रवण करके कनकनन्दिने सत्वस्थानका निरूपण किया । 


त्रिचूलिका अधिकारमे तीन चूलिकाएँ हँ--१ नवप्रदनचूलिका, २ पच- 
भागहारचूलिका और हे दशकरणचूलिका | पहुलो नवप्रश्नचूलिकामे ९ 
प्रदनोका समाधान किया है-- 

१, उदयव्युच्छित्तिके पहले वन्वव्युच्छित्तिको प्रकतिसस्या | 

२ उदयव्युच्छित्तिके पीछे वन्धव्युच्छित्तिकी प्रकृतिसस्या । 

३, उदयव्युच्छित्तिके साथ बन्धव्युब्छित्तिकी प्रकृतिसत्या | 

४ जिनका अपना उदय होनेपर बन्ध हो, ऐसी प्रकृतियां । 
५. जिनका अन्य प्रकृतिका उदयपर बन्ध हो, ऐसो प्रकृतियाँ । 

६. जिनका अपना तथा अन्य प्रकृतियोके उदय होनेगर बन्घ हो, ऐसी 

प्रकृतिसख्या । 

७ निरन्तरबन्धप्रकृतियां । 

८. सान्तरबन्धप्रकृततियाँ । 

९ निरन्तर, सान्तरबन्धप्रकृतियां । 

उपयुक्त ५ प्रइ्नोका इस अधिका रमे उत्तर दिया गया है। 

प्चभागहारचूलिकामे उद्वेलन, विध्यात्त, अधघ प्रवृत्त, गृणसक्रम और 
सवंसक्रम इन पांच भागहारोका कवन आया हे । दक्षकरणचूलिकामे वन्व, 
उत्कपंण, अपकपंण, सक्रमण, उदीरणा, सत्ता, उदय, उपशम, निवत्ति और 
निकाचना इन दश करणोका स्वरूप कहा गया है । और बतलाया है कि कोन 
करण किस गुणस्थान तक होता हे । करणनाम क्रिया का है। कर्मोंमे ये दश 
क्रियायें होती हैं । 

बन्धोदयसत्वयुक्तस्थानसमुत्कीत्तनम॑_ एकजीवके.. एकसमयमे कितनी 
प्रकृतियोका वनन्‍्ध, उदय अथवा सत्व सम्भव है, का कथन किया है । इस अधि- 
कारमे आठो मूलकर्मो को लेकर और पुन प्रत्येक कमंकी उत्तरप्रकृतियोको 
लेकर बन्धस्थानो, उदयस्थानो और सत्वस्थानोका निर्देश किया गया है । यह 
अधिकार गुणस्थानक्रमसे विचार करनेके कारण पर्याप्त विस्तृत है । 

प्रत्ययाधिकारमे कमंवन्धके कारणोका कथन है। मूल कारण चार हैं-- 
१ मिथ्यात्व, २ अविरति, ३ कपाय और ४ योग। इनके भेद क्रमसे ५, १०, 
२५ और १५ होते हैं | गुणस्थानोमे इन्ही मूल और उत्तर प्रत्ययोका कथन ईसे 
अधिकारमे किया गया है तथा प्रत्येक गुणस्थानके बन्धके श्रत्यय बतलाये गये हैं। 


प्रा 


४२६ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आबचार्य-परम्परा 


भावचूलिकाधिका रमे औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणा- 
मिक इन पाँच भावों तथा इनके भेदोका निरूपण करते हुए उनके स्वसयोगी 
और परसयोगी भगोका गुणस्थानोमे कथन किया है। इसके पदचात्‌ प्राचीन 
गाधा उद्धृत कर ३६३ मिथ्यावादियोके मतोका निर्देश किया है। 


त्रिकरणचूलिकाधिकारमे अध करण, अपूवंकरण और अनवृत्तिकरण इन 
तीन करणोका स्वरूप कहा गया है । 


कर्मस्थितिरवनाधिकारमे प्रतिसमय बधनेवाले कमंपरमाणुओका आठो 
कममि विभाजन होनेके पश्चात्‌ प्रत्येक कमंप्रकृतिको प्राप्त कमंनिषेकोकी 
रचना उसकी स्थितिके अनुसार आवाधाकालको छोडकर हो जातो है । अर्थात्‌ 
बन्धको प्राप्त हुए वे कमंपरमाणु उदयकाल आनेपर निर्जीर्ण होने लगते है और 
अन्तिम स्थितिपयंन्त विखरते रहते हैं । उनकी रचनाको ही कमंस्थिति-रचना 
कहते हैं। इस गोम्मटसार कर्मंकाण्डके स्वाध्याय द्वारा कमंसाहित्यका सम्यक्‌ 
बोध प्राप्त किया जा सकता है । 


त्रिलोकसार 


इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्यमे १०१८ गाथाएं हैं । यह करणानुयोगका प्रसिद्ध ग्रन्थ 
है। इसका आधार 'तिलोयपण्णत्ती' और 'तत्त्याथंवातिक' हैं। ग्रन्थ निम्न- 
लिखित अधिकारोमे विभक्त है-- 

१ लोकसामान्याधिकार 

२. भवनाधिकार 

३ व्यन्तरलोकाधिकार 

४ ज्योतिरंकाधिकार 

५ देमानिकलोकाधिकार 

६ मनुष्य-तियंकलोकाधिकार 

सामान्यलोकाधिका रमे २०७ गाथाएँ हैं। प्रारम्भमे छोकका स्वरूप बतलाया 
गया है। यह छोक अक्लत्रिम है, भनादिनिधन है, स्वभावनिवृत्त है, जीवाजीवो- 
से सहित है ओर नित्य है। इस छोकमे घर्मंद्रव्य, अधर्मंद्रव्य, आकाशद्रव्य, 
जीवद्रव्य ओर पुदुगलद्रव्य जहां तक पाये जाते हैं, वहाँ त्क छोक माना जाता 
है, उसके पश्चात्‌ अलोकाकाश है ओर यह अनन्त है। लोकके कई आकार 
वत्तलाये गये हैं। अघोछोक अद्धंमु दगके समान है, ऊध्वेलोक मृदगके तुल्य है । 
यह छोक १४ राजुप्रमाण है । लोकके स्वरूपनिरूपणके पश्चात्‌ 'मान'का वर्णन 


श्रुतघधर ओर सारस्वताचार्य * ४२७ 


किया है। “मान' दो प्रकारका है--लोक और लोकोत्तर | लछौकिक 'मान'के 
छह भेद है--१ मान २ उन्मान ३ अवमान ४ गणिमान ५ प्रतिमान और 
६ ततुप्रतिमान | गणनाके मूलत तीन भेद है--१ सख्यातत २ असख्यात और 
३. अनन्त । सख्यातका एक ही भेद है, और असख्यातके तीन भेद हैं--१ 
परीतासख्यात्त २, युक्तासख्यात ओर ३ सख्यातासख्यात | अनन्तके भी तीन भेद 
हैं- परीतानन्त, युक्तानन्‍्त और अनन्तान्त। इस प्रकार उपमाप्रमाण या गणना- 
के ३+३+ १-७ भेद है और इन सातोके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ये तीन- 
तीन भेद होते है | इस प्रकार ७» ३-२१ भेद हुए । असख्यात ज्ञानके निमित्त 
अनवस्था, शलाका, प्रतिशछाका और महाशलाका इन चार, कुण्डोकी कल्पना 
की गयी है । इन कुण्डोका व्यास एक लक्ष योजन प्रमाण और उत्सेघ एक 
सहस्र योजन प्रमाण है। कुण्ड गोलाकार होते हैं। इन कुण्डोमे दो आदिक 
सरसोसे भरना अनवस्था कुण्ड है। 

इस सन्दर्भभे गणना और सख्याकी पारभाषा भी बत्तायी गयी है। 
लिखा है-- 

एयादीया गणणा बीयादीया हवति सखेज्जा । 
त्तीयादीण णियमा कदित्ति सण्णा मुणेंदव्वा" ॥ 

अर्थात्‌ एकादिकको गणना, दो आदिकको सख्या एवं तीन भादिकको 
कृति कहते हैं। एक और दोमे कतित्व नही है। यत जिस सब्याके वर्गमेसे 
वर्गमूलकों घटानेपर जो शेष रहे उसका वर्ग करनेपर उस सब्यासे अधिक 
राशिकी उपलब्धि हो, वही कृति है। यह कृतिधम तीन आदिक सख्याओमे 
ही पाया जाता है। एकके सबख्यात्वका भी निषेध आचार्य नेमिचन्द्रने किया 
है, क्योकि एककी गिनती गणनासब्यामे नही होती | कारण स्पष्ट है । एक 
घटको देखकर, यहाँ घट है, इसकी प्रतीति तो होती है, पर उसकी तादादके 
विषयमे कुछ ज्ञान नही होता । अथवा दान, समर्पणादि कालमे एक वस्तुकी 
प्रायः गिनती नही की जाती । इसका कारण असम व्यवहार सम्भवव्यवहारः 
का अभाव अथवा गिननेसे अल्पत्वका बोध होना है ! 


उपयुंक्त वक्‍तव्यका परीक्षण करनेपर ज्ञात होता है कि सल्या 'समूह की 
जानकारी प्राप्त करनेके हेतु होती है। मनुष्यको उसके विकासकी श्रारम्भिक 
अवस्थासे ही इस प्रकारका आन्तरिक ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे हम सम्बोधनके 


१ त्रिलोकसार, प्रथमाधिकार, गाथा १६। 


४२८ -« तीथँंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


अभावमे सख्याज्ञान कहते है। अतएव समूहगत प्रत्येक वस्तुकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
जानकारीके अभावमे समूहके मध्यमे होनेवाले परिवर्ततका बोध नही हो सकता 
है। समूहबोधकी क्षमता और गिननेकी क्षमत्ता इन दोनोमे पर्याप्त अन्तर है । 
गिनना सीखनेसे पूव मनुष्यने सख्याज्ञान प्राप्त किया होगा | 


मनुष्यने समूहके बीच रहकर सख्याका बोध प्राप्त किया होगा | जब उसे 
दो समूहोको जोडनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई होगी, तो धनचित्न और धना- 
त्मक सख्याएं प्रादुर्भूत हुई होगी। सख्याज्ञानके अनन्तर मनुष्यने गिनना 
सीखा और गिननेके फलस्वरूप अकगणितका आरम्भ हुआ । अकका महत्व 
त्तभी व्यक्त होता है, जब हम कई समूहोमे एक संख्याको पाते हैं| इस अव- 
स्थामें उस अककी भावना हमारे हृदयमें वस्तुओसे पुथक्‌ अकित हो जाती है 
और फलस्वरूप हम वस्तुओका बार-बार नाम न लेकर उनकी सख्याको 
व्यक्त करते हैं | इस प्रकार त्रिलोकसारमे सख्या, गणना, कृति आदिका स्वरूप 
निर्धारित किया है । 


सख्याओके दो भेद हैं--१ वास्तविक और २ अवास्तविक । वास्तविक 
सख्याएँ भी दो प्रकारकी है--सगत और असगत । प्रथम प्रकारकी सख्याओमे 
भिन्न राशियोका समूह पाया जाता है ओर द्वितोय श्रकारकी सख्याओमे 
करणीगत राशियाँ निहित हैं। इन राशियोके भी असख्यात भेद हैं। आचार्य 
नेमिचन्द्रके सस्या-भेदोको निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है-- 


(अ) जघन्य-परीत-असब्यात्त > से ? + १ 

(आ) मध्यम-परीत-असख्यात >स ११८ अयु उ 

(३) उत्कृष्ट-परीत्त-असख्यात > भ यु ज--१ 

(ई) जघन्य-युक्‍त-असख्यात्त > (स उ+ १) (स उ+ १) 

(3) मध्यम-युकत-असख्यात 5 (स उ+ १) (स उ+१)८अ यु उ 
(ऊ) उत्कृष्ट-युक्त-असख्यात > अ यु उ>ऊ ऊ ज--१ 

(क) जघन्य-असब्यातासख्यात 5 (अ यु ज)* 

(ख) मध्यम-असब्पातासस्यात + (अ यु ज)* /अस उ 

(ग) उत्कृष्ट-असख्याताससख्यात > भ प ज॑ १ 

घवलाटीकामे अनन्तके निम्नलिखित्त भेद वर्णित हैं-- 


(च) नामानन्त--वस्तुके यथार्थंत अनन्त होने या न होनेका विचार किये 


बिना ही उसका बहुत्व प्रकट करनेके लिए अनन्तका प्रयोग करना नामा- 
ननन्‍्त है।* 


श्रूतघर ओर सारस्वताचार्य ४२९ 


(छ) स्थापनानन्त--यथाथेत अनन्त नही, किन्तु किसी संख्यामे आरोपित 
अनन्त३ | 

(ज) द्रव्यानन्त--तत्काल उपयोग न आते हुए ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त | 

(झ) गणनानन्त--सख्यात्मक अनन्त । 

(ञ) अप्रदेशिकानन्त--परिमाणहीन अनन्त | 

(द) एकानन्त--एक दिशात्मक अनन्त । 

(5) विस्तारानन्त--द्विविस्तारात्मक--प्रत्तरात्मक अनन्ताकाश | 

(ड) उभयानन्त--द्विदिशात्मक अनन्त--एक सीधी रेखा, जो दोनो 
दिशाओमे अनन्त तक जाती है । 

(ढ) सर्वानन्त--आकाशात्मक अनन्त | 

(ण) भावानन्त--ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त | 

अनन्तके सामान्यतया १ परीताननन्‍्त, २. युक्तानन्त, ३ अनन्तानन्त ये 
तीन भेद माने जाते हैं। इन तीनोके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे तीन- 
तीन भेद होनेसे कुल नौ भेद हो जाते हैं। त्रिलोकसारमे उक्त ३ + ९+९८ २१ 


भेद वर्णित हैं । 
त्रिकोकसारसे धारासंख्याओका भी कथन आया है। ये १४ प्रकारकी 
होती है- _ 
१ सवंधारा-१+ २+३+४+५ '. अनन्तानन्त 


२. समधारा--२+४+६+८--१०+१ १२+ १४+ १६+१ १८ कन 

३ विषमधारा--१+ २७३, ४+ - १८०५, ६+ ८ १०७,८+ “१८ 
९,१० क॑ - ११०११, १२+ -१-१३,१४+ “१८० 
१५, १६+ -१०१७, १८+१-१८१९० सेर्न 
-१-न त्तथा वि+ -१ क्‌ 


रे 
४ कृतिधारा--१९० १, २ 5४, हे 5-९, ४८१६, ५१०२५, ६ 
न्न्रे६, ७९१ ८४९, ८*--६४, ९-८१, १० --१००, 


११९- १२१, १२६१८ १४४, १३२१८ १६९ नील>न 
५ अकृत्तिधारा--२, ३, ५, ७, ८, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १७ 


नी+-श१च्न 
६. घनवारा--१ 5 १, २२०८, ३३०२७, ४८६४, ५०१२५, 
| 
६ २१६ नरज्न 


४३० « तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


श्र 


शरनिभाल का था 
जाहिमा सदा था 


दि परवर्ग धा रा--( २) « ६ 


६२९, ४०५ 


संभमात॥ा--?, २, 
बदगंमादुकी+- ५८ से + ९, 


डर शृ 


हर श 


च+ <-2 रन 


ब्ध मर । 


जे 


<.०+०ा3००क >तकत#। र 
तयि ने ने 
|| 
यूँ 


॥॥ 
््‌ँ रष्‌ं 


हैः 


३७८ म 3 २ 
हि 
हर । 
(२)४" का (५ "५ 5४ व5 /१६ 


पट 
| 
९६, (२) ८ (इ३०८९ चछ२ण५)१ ७ 


3 
१८६ ८४५७४४०३३७००७९७५१५१६ 


2 


| 


वे) «ने 


१२३. पिल्पपनधा रा--(२)?, (४। 


१८. द्विम्परनापनधारा--[ (२)")! 


(न) | 


कर 
[((४))॥.. [[न))]!१ 


इस प्रकार विलाफ्सारम १८ घाराणोंक कबनक परदयात्‌ सामान्यजोका- 
घिकारम दी वर्गशलछाका, नर्द् लद, तिकणठेद, चतुच्छेद आदिका भों कथन 


भावा 


। भद्ध ब्छेद गणितकी वर्त्तमानमे छपुगणकसिद्धान्त फट्टा गया 


बद्ध ज्छेदो द्वारा राशित्ान प्राप्त करनेके सिद्वान्तका विवेचन करते ठ्रुए भिछोक- 
सारमे कई नियम भाये हँ। इसी प्रकार झुण्ठगणितके अनन्तर पल्य, सागर, 


मूच्यगुल्ल, प्रतरागुल् 


, पनागुल, जगच्छेणी, जगत्पतर और घनलोकका कथन 


भाया दे। पल्यफे तोन मेंद बतलाये ऐुँ--१ व्यवद्वास्पल्य २, उद्धार्पल्य 
३. और अद्धापपप । इस प्रकार सध््यातरोका विधान कर अधोलोकका क्षेत्र- 


श्रुतघर ओर सारस्वतापार्य ४३१ 


फल आठ आक्वतियो द्वारा निकाला गया है। ये आक्ृतियाँ सामान्य, ऊर्ध्वायत्त, 
तिगयित, यवमुरज, यवमध्य, मन्दर, दृष्य और गिरिकटक हैं। पिनष्टि क्षेत्रका 
क्षेत्रफल तो आश्ययंजनक रीतिमे निकाछा गया है। अधोलोकके परचात्‌ 
उध्वंछोकका सामान्य वर्णन आया है और उसका भी क्षेत्रफल निकाला गया 
है। इसके पश्चात्‌ तसनालीका कथन आया है | यह त्रसनाली एक राजु लम्बी 
और चौदह राजु चौडी होती है | सामान्यछोकाधिका रके अन्तगंत ही नरको- 
के पटलोका कथन किया किया है। प्रथम नरकमे १३, द्वितीयमे १९१, तृत्तीयमे 
९, चतुर्थमे ७, पंचममे ५, षष्ठमे ३ और सप्तममे १ इन्द्रक है। परचात्‌ 
नारकीय जीवोके रहन-सहन, उनके क्षेत्रगत दु ख आदिका वर्णन किया है| 

तस्‍्तुत* इस ग्रन्थमे जम्बूढीप, लवणसमुद्र, मानुषक्षेत्र, भवनवासियोके 
रहनेके स्थान, आवास, भवत्त, आयु, परिवार आदिका विस्तृत वर्णन किया 
है। ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारा एव सूर्य, चन्द्रके आयु, विमान, गति, परिवार 
आदिका भी सागोपाग वर्णन पाया जाता है। स्वगोके सुख, विमान एवं वहाँ- 
के निवासियोकी शक्ति आदिका भी कथन आया है। त्रिलोककी रचनाके 
सम्बन्धमे सभी प्रकारकी जानकारी इस ग्रन्थसे प्राप्त की जा सकती है। 
लब्धिसार 

आचार्य नेमिचन्द्रकी तीसरी रचना लब्धिसार है। यह भी गाथाबद्ध है। 
इसके दो सस्करण प्रकाशित हैं--एक रायचन्द्र शास्त्रमाला बम्बईसे और 
दूसरा हरिभाई देवकरण भ्रन्थमालासे | इस ग्रन्थमे ६४९ गाथाएं' हैं। सर्व- 
प्रथम सम्यग्दशशन और सम्यकक्‍्चारित्रकी लब्धि अर्थात्‌ प्राप्तिका कथन होनेके 
कारण इसके नामकी साथंकता बतलायी गयी है | सम्पग्दर्शनकी प्राप्ति पाँच 
लब्धियोके भ्राप्त होनेपर ही होती है। वे लब्धियाँ हैं--क्षयोपशम, विशुद्धि 
देशना, प्रायोग्य और करण | इनमेसे प्रारम्भकी चार लब्धियाँ तो सर्वसाधारण- 
को होती रहती हैं, पर करणलब्धि सभीको नहीं होती। इसके प्राप्त होने- 
पर ही सम्यक्त्वका लाभ होता है। इन लब्धियोका स्वरूप ग्रन्थके प्रारम्भमे 
दिया है। अध'करण, अपुवंकरण और अनिवृत्तिकरणकी प्राप्तिको ही करण- 
लब्धि कहा गया है। अनिवृत्ति करणके होने पर अन्तमुंह॒तंके लिए प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वका लाभ होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्वके कालमे कम-से-कम एक 
समय और अधिक-से-अधिक छह आवली काल शेष रहनेपर यदि अनन्तानु- 
बन्धी कषायका उदय आ जाता है, तो जीव सम्यक्त्वसे च्यूत होकर सासादन- 
सम्यक्त्वी बन जाता है और उपशमसम्यक्त्वका काल पुरा होनेपर यदि 
मिथ्यात्वकमंका उदय आ जाये, तो जीव मिथ्यादुष्टि हो जाता है। इस 


४३२ तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रकार १०९ गाथापय॑न्‍त प्रथमोपशमसम्यक्त्वकका कथन है। इस प्रकरणमे 
९९ वी गाथा कषायपाहुडकी है और १०६, १०८ और १०९ वी गाथा गोम्मट- 
सार जीवकाण्डको । 

गाथा ११० से क्षायिकसम्यक्त्वका कथन आरम्भ होता है। दर्शनमोहनीय- 
कर्मका क्षय होनेसे क्षायिकसम्यकत्वकी प्राप्ति होती है, पर दर्शनमोहनीय- 
कमके क्षयका प्रारम्भ कर्मंभूमिका मनुष्य त्तीर्थंकरके पादमूलमे अथवा केवली, 
श्रुवकेवलीके पादमूलभे करता है”और उसकी पूति वही अथवा सौधर्मादि 
कल्पोमे अथवा कल्पातीतदेवोमे अथवा भोगभूमिमे अथवा नरकमे करता है, 
क्योकि बद्धायुष्क कृत्तकृत्यवेदक मरकर चारो गतियोमे जन्म ले सकती है। 

अनन्तानुबन्धी चतुष्क और दर्शनमोहन्तीयकी तीन, इन सात्त प्रक्ृत्तियोके 
क्षयसे उत्पन्न हुआ क्षायिकसम्यक्त्व मेरकी तरह निष्कम्प, अत्यन्त निर्मल 
और अक्षय होता है। क्षायिकसम्यरदुष्टि उसी भवमे, तीसरे भवमें अथवा 
चोथे भवमे मुक्त हो जाता है। क्षायिकसम्यक्त्वके कथनके साथ दर्शनलब्धि- 
का कथन भी समाप्त हो जाता है। चारित्रलव्धि एकदेश और सम्पूर्णके 
भेदसे दो प्रकारकी है। अनादिमिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके साथ 
देशचारित्रको ग्रहण करता है और सादिमिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्‍्त्व 
अथवा वेदकसम्यक्त्वके साथ देशचा रित्रको धारण करता है | 

सकलचारित्रके तीन भेद बताये हँ--क्षायोपशमिक, औपशमिक और 
क्षायिक | क्षायोपशमिक चारित्र छट्ट और सात्तवे गुणस्थानमे होता है। यह 
उपशम ओर वेदक दोनो ही प्रकारके सम्यक्त्वोके साथ उत्पन्न होता है। 
म्लेच्छ मनुष्य भी आये मनुष्योके समान सकलसयम धारण कर सकता है। 
इस प्रकार लब्धिसारमे, पाँचो लब्धियोका विस्तारपुर्वक वर्णन आया है । 
क्षपणासार 

क्षपणासारमे ६५३ गाथाएं हैं । यह भी गोम्मटसारका उत्तरार्ध जैसा है। 
केम्ोंको क्षण करनेकी विधिका निरूपण इस ग्रन्थमे किया गया है। इसकी 
भ्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि माधवचन्द्र त्रेवे्ने बाहुलो म्त्रीकी प्रार्थना पर 
पस्कृत-टीका-लिखकर पूर्ण की है। 

आचाय॑ नरेन्द्रसेन 

अमृत्तचन्द्रके तत््वाथंसारकी शेलीपर आचार्य नरेन्द्रसेनने 'सिद्धान्तसार' 
-पपरह नामक ग्रल्थ रचा है। शेछीमे समानता होनेपर भी दोनोके नामोके अनुरूप 
१ सिद्धान्तसारसग्रहनामक ग्रन्थ जीवराज जैन ग्रन्थमाला शोलापुरसे वि० स० २०१३ 

में प्रकाशित हुआ है । 


श्रतघधर और सारस्पताचार्य : ४३३ 
२८ ४ 


है 


विबयमे अन्तर है । तत्त्वार्थंसारमे तत्त्वाथंस॒त्न और उसके टीकाग्रन्थोका सार 
है तथा उसका विषयानुक्रम भी तत्त्वाथंसूत्रके अनुरूप है, पर सिद्धान्तसारस ग्रहमे 
सिद्धान्तसम्बन्धी ऐसे विषय चचित्त हैं जो त्त्त्वाथंसत्र और उसकी टीकाओोके 
अतिरिक्त अन्यत्र भी प्राप्त हैं । 


जीवन-परिचय और समय-विचार 


ग्रन्थके अन्तमे ग्रन्थकारने अपनी प्रशस्ति दी है, जिससे अवगत होता है कि 
लाडवागड सघमे धर्मंसेननामके दिग्रम्बर मुनिराज हुए। उनके पश्चात्‌ क्रमश' 
शान्तिषेण, गोपसेन, भावसेन, जयसेन, ब्रह्मसेन और वीरसेन हुए। वीरसेनके 
शिष्य गुणसेन हुए और गुणसेनके शिष्य नरेन्‍्द्रसेन हुए । 

जयसेनसू रिने 'घमंरत्नाकर' नामक ग्रन्थ रचा है। इसकी अन्तिम प्रशस्तिसे 
ज्ञात होता है कि यह भी लाडवागड या झाडवागड सधके आचाय॑ थे | इन्होने 
जो गुरुपरम्परा दी है उसमे घमंसेन, शान्तिषेण, गोपसेन, भावसेन और जय- 
सेनके” नाम आये हैं। यह गुरु-परम्परा नरेन्द्रसेनद्वारा प्रदत्त परम्परासे मिलती- 


जुलती है । 


अत' नरेन्द्रसेन धर्मरत्नाकरके कर्त्ता जयसेनके वंशज है | जयसेनने धर्म॑- 
रत्नाक रकी प्रशस्तिके अन्तसे उसका रचनाकाल १०५५ दिया है । जयसेन और 
नरेन्द्रसेनके मध्यमे ब्रह्मसेन, वीरसेन और गृणसेन नामके तीन आचायें और 
हुए है। नरेन्‍्द्रसेनने अपने ग्रन्थके मध्यमे भी दो स्थानोपर वीरसेनका स्मरण 
किया है और अपनेको वीरसेनसे 'लब्धप्रसाद” कहा है । अत नरेन्द्रसेन वीरसेन- 
के समयमे वर्तमान थे और जयसेन तथा वीरसेनके मध्यमे केवल एक ब्रह्मसेन 
आते है। अत जयसेनके धमंरत्नाकरकी समाप्तिसे अधिक-से-अधिक पचास वर्ष 
पदचात्त अर्थात्‌ वि० स० ११०५ वीरसेनका समय माना जा सकता है। और 
इस तरह नरेन्द्रसेनको विक्रमकी १२वी शत्ताब्दिके द्वितीय चरणका विद्वानु 
मानना उचित है | 


अमृतचन्द्रके तत्वार्थंसारसे नरेन्‍्द्रसेनको सिद्धान्तसार रचनेकी प्रेरणा मिली 
अवगत होतो है, क्योकि नरेन्द्रसेनके पुवंज जयसेनने अपने घमरत्नाकरमे अमृत्त- 


१ तेनागीयत झाडवागड इति त्वेको हि सघोध्नय घर्मसेनोगणीद * तेम्य श्री 
(तस्माच्छी) शातियेण समजनि श्रीगोपसेनगुरुराविरमूत्स. जंगल 
बलिया श्रीभावसेनस्तत जगति जयसेनाख्य इह स- * इति श्री यूरि 


जयसेनविरचित धर्मरत्नाकरनामझास्त्र समाप्तमू ॥ --जैनग्रन्य प्रशस्ति-सग्रह, अ्यम 
भाग, वीरसेवामन्दिर, दरियागज दिल्ली द्वारा प्रकाशित, पृ०-४ | 


४३४ तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


चन्द्रके पुरुषार्थंसिद्धयुपायके अनेक पद्य उद्घृत किये हैं | अत्तएव वि० स० १०५० 
के पश्चात्‌ नरेन्द्रसेनका होना स्वाभाविक है । 
सिद्धान्तसारपर अमित्तगतिके श्रावकाचारका भी प्रभाव सम्भव है । सिद्धान्त- 
सारके चतुर्थ अध्यायमे निदानके प्रशस्त और अप्रशस्त भेदोका कथन किया 
है । यह सन्दर्भ अमितगतिका अनुकरण जान पडता है। अमितगति-श्रावका- 
चारके सप्तम अध्यायके २०, २१ और २२वें पद्चका सिद्धान्तसार चतुर्थ अध्यायके 
पद्य २४६-५० का मिलान करनेपर अमितगति-श्रावकाचारके उक्त पद्योपर 
स्पष्टत प्रभाव ज्ञात होता है। अमितगति माथुरसघके आचार्य थे, यह पहले 
कहा जा चुका है। 
अत्तएव नरेन्‍्द्रसेन भी अमितगतिके समान काष्लासधी ही प्रत्तीत होते हैं। 
काप्टासघमे नन्दितट, माथुर, बागड और छाटवागड या झाडवागड ये चार 
प्रसिद्ध गच्छ हुए हैं, ऐसा सुरेन्द्रकी तिविरचित पट्टावलीसे ज्ञात होता है-- 
काष्ठासंधो भुवि ख्यातो जानन्ति नृसुरासुरा । 
तत्र गच्छादच चत्वारो राजन्ते विश्रत्ता क्षितों॥ 
श्रीनन्दितटसज्ञगच माथुरो वागडाभिघ । 
लाडवागड़ इत्येते विख्यात्ता  क्षितिमण्डले ॥* 


श्री डॉँ० कोठियाजीने अत्यन्त विस्तारपुर्वकं इनके वश और समयपर 

विचार किया है* | 
५ नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती द्वारा विरचित गोम्मटसार तथा त्रिलोकसारका 

भी उपयोग नरेन्द्रसेनने अपनी रचनामे किया प्रतीत होता है । उनके जीवतत्त- 
विषयक वर्णनमे उक्त ग्रन्थोके अनेक गाथासूत्र अनुवाद जेसे प्रतीत होते हैं। 
सिद्धान्तसारसग्रहके चतुर्थ अध्यायमे केवलि-भुक्ति और स्त्रो-मुक्तिका खण्डन है, 
जो आचाय॑ प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तंण्डका अनुसरण है। प्रभाचन्द्रका समय 
वि०स०१०३७-११२२ निर्धारित किया है। इससे भी नरेन्द्रसेन वि० स० १२वीं 
शतीके विद्वान सिद्ध होते हैं । 
रचना 

इनकी एक ही रचना उपलब्ध है--सिद्धान्तसारसग्रह। यह्‌ सत्थ १२ अध्यायो- 
में विभाजित है और सस्कृत-भाषामे अनुष्टप छन्दोमे लिखा गया है। प्रत्येक 
अध्यायके अन्तमे उन्दपरिवत्तन हुआ है और पुष्पिकामे सिद्धान्तसारसग्रह-- 
यह नाम दिया गया है। 


अमन वन 3552 
१. जैनसाहित्यका इतिहास पृ० २७७ पर उद्धत । 
२. प्रमाणप्र मेयकालिका, प्रस्तावना, पृ० ५०-५९ । 


श्ुत्पवर ओर सारस्वताचार्य ४३५ 


प्रथम अध्यायमे सम्यग्दर्शनका निरूपण है। सम्यग्दशंनका लक्षण समनन्‍्त- 
भद्रके 'रत्नकरण्डश्रावकाचार के आधारपर रचा गया है। यथा-- 
सदृष्टिज्ञानसद्वृत्तरत्नत्रितयनायके' | 
कथित परमो घम्म कमंकक्षक्षयानल ॥ १३३े। 
श्रद्धान जुद्धवृत्तीनाी देवत्तागमलिज्िनाम्‌ | 
मौढ्यादिदोषनिमुक्त दुर्टि दृष्टिविदों विदु ॥ १३४ 
तुलना करें-- 
सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदु । 
20२ ( हर ८ 
श्रद्धान , परमार्थानामाप्तागमतपोभूत्ताम्‌ । 
त्रिमृढापोढ्मष्टाड़ सम्यग्दर्शनमस्मयम्‌" ॥ 


मिथ्यादृष्टियोका वर्णन करते हुए गोपूजा, पीपलवृक्षपूजा एवं गतानु- 
गतिकसे आये हुए छोकविश्वासोका इसमे निर्देश है। इस अन्थमे भाव-सग्रहके 
अनुसार ही सम्यग्दर्शनके सवेग, निर्वेद आदि आठ गृुणोका कथन किया है तथा 
आठोंके लक्षण भी दिये गये है । मुनियोमे दोष देखनेवालोकी भी निन्‍्दा की गयी 
है। इन विशेष बातोके अतिरिक्त सम्यग्दर्शनके २५ दोषो और ८ अगोका भी 
कथन है । 

द्वितीय अध्यायमे सम्यग्ज्ञानका वर्णन है। इसके आरस्भमे ही ज्ञानको 
प्रमाण न मानने और इन्द्रिय या सन्निकर्ष आदिको प्रमाण माननेवाले नेयायिक- 
वेशेषिक आदि मतोकी समीक्षा की है। मतिज्ञानके भेद-प्रमेदोका वर्णन करते 
हुए बुद्धि, ऋद्धिके मेदोका भी स्वरूप बतलाया गया है। श्रुतज्ञानके प्रकरणमे 
द्वादशाड़रके भेद-प्रभेदो एव अगबाह्मश्रुतके भेंदोका स्वरूप वर्णित है। इसे 
सन्दर्भभे धवछा और जयघवलामे बतलाये हुए स्वरूपसे भी कही कुछ अच्तर 
है । उदाहरणाथ दशवेकालिकके स्वरूपको लिया जा सकता है। बताया है-- 
द्रुम, पुष्पित आदि दर अधिकारोके द्वारा जिसमे साघुओके आचरणका वर्णन 
हो वह दशवैकालिक है । ये दश अधिकार श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य दश- 
वेकालिकके ही दश अध्याय हैं। गोम्मटसार जीवकाण्डके समान श्रृते 
पर्याय, पर्याय-समास, अक्षर, अक्षर-समास आदि २० भेदोका भी कथन किया 
गया है । शेष ज्ञानोका वर्णन तो सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थवात्तिक जैसा है। 


तृतीय अध्यायमे चारित्रका वर्णन है। अहिंसा, सत्य, भस्तेय, त्रह्मचय 
१. रत्नकरण्डश्रावकाचार, पद्म ३े-४ | 


४३६ तीथ्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


और अपरिय्रह ब्रतोका वर्णन नरेन्द्रसेन अमितगतिके श्रावकाचार जैसा ही किया 
है। यथा--- 
यो यस्य हरते वित्त स तज्जीवितह॒न्नर । 
बहिरग हि लोकाना जीवित वित्तमुच्यते' ॥ 
हर 2८ ९ व 
यो यस्य हरति वित्त स तस्य जीवस्य जीवित हरति ) 
आदवासकर बाह्य जीवाना जीवित वित्तम्‌॥ 


स्तेव और परिग्रहका लक्षण बतलानेवाले सूत्रोकी व्यास्यामे सर्वार्थ- 
सिद्धिमि जो शद्भा-समाधान किया गया हे उसे भी ग्रन्थकारने ज्यो-का-त्यो 
अपना लिया है। 


चतुर्थ अध्यायमे अणुत्रत और महाब्रतोका सामान्य निर्देशकर मिथ्यात्व 
नामक शल्यका कथन करते हुए अनेक दार्शनिक मतोको विस्तारपूर्वंक चर्चा की 
है। आत्माकी नित्यता, क्षणिकता, बौद्धोका शृत्यवाद, चार्वाकका जडवाद, 
साख्यका कूटस्थ नित्यवाद, मीमासकोका सर्वज्ञाभाववाद, बेदकी अपीरुषेयत्ता 
और जगत्तत्कतूंत्ववादकी समीक्षा की है। इवेताम्बर परम्परा द्वारा म्राल्य 
केवली-कचलाहार और स्त्रीमुक्तिकी भी आलोचना की गयी है ) 


पचम अध्यायमे जीवादि तत्त्वोका स्वरूप वर्णित है। जीवका लक्षण और 
गुण वर्णन करनेके पद्चात्‌ उसके कतुंत्व, अमूर्त्व, भोवतृत्व, स्वदेहपरिमाणत्व, 
उपयोगमयत्व, ससारित्व और ऊध्वंगमन धर्मोका वर्णत आया है। इनका 
समर्थन करते हुए लिखा है कि भाट्ट और वास्तिक जीवको मूर्त मानते हैं, अत- 
एवं अमृत्ते कहा है । योग शुद्धच॑तन्यमय मानते हे, इसलिए उपयोगमय कहा है। 
साख्य जीवको अकर्त्ता मानता है, इसलिए कर्त्तापद दिया है। यौग (मैयायिक) 
भाट्ट (मीमासक) और साँख्य जीवको व्यापी मानते हैं, इसलिए स्वदेहपरिमाण 
कहा है । इस अध्यायके अगले सदर्भो का विषय सर्वार्थस्रिद्धि और तत्त्वार्थ- 
वात्तिकके द्वितीय अध्यायके समान आया है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव 
निक्षेपोका स्वरूप सर्वार्थंसिद्धेके समान ही निबद्ध हैं। इस पचम अध्यायका 
उत्तराघ॑ तत्त्वाथंसूत्र और उसके टीकाग्रन्थोके अनुसार लिखा गया है। 

छठे अध्यायमे नरकलछोकका वर्णन करते हुए सातचो भूमियोका स्वरूप, 
नरकपटल एवं नरकोके बिछोका भी कथन किया गया है। भ्रकृत्ति और 


१ सिद्धान्तसारसग्रह, ५४ । 
२ अमितगति-श्रावकाचार---६६१ । 


( श्रुतधधर ओर सारस्वताचार्य '४३७ 


कर्मदियसे प्राप्त होनेवाले दु खोंका भी कथन आया है । इस अध्यायमे भूमियोंके 
वर्ण, प्रकाश एवं उनके क्षेत्र ओर विस्तारका भी निरूपण है । 

सप्तम अध्यायमे मध्यलोक और उसके अन्तर्गत जम्बूद्वोप, लवणसमुद्र, 
धात्तकीखण्ड, कालोदघिसमुद्र, पुष्करवरद्वीप, मानुषोत्तर पट्कुछाचल, भरत्त, 
ऐरावत आदि सप्तक्षेत्र, क्मभूमि, भोगभूमि आदिका प्रतिपादन किया गया है। 


अष्टम अध्यायमे वेमानिक देकोका वर्णन है । सीघमं, ऐशान, सानलुमार, 
माहेन्द्र आदि सोलह स्वर्ग नवग्र वेयक, नव अनुदिश, विजय, वेजयन्त, जयन्त, 
अपराजित और सर्वार्यसिद्धि विमानोका कथन है। त्तत्त्वाथ॑ंसूत्रके समान हो 
स्थिति, प्रभाव, सुख, धूति, लेश्या ओर अवधिज्ञानकी उत्तरोत्तर अधिकता 
प्रतिपादित की है । गति, शरीर, परिग्रह और अभिमानकी अपेक्षा उत्तरोत्तर 
हीनता बतलायी गयी है | लौकान्तिक देवोके मेदोका वर्णन कर देवोकी उत्कृष्ट 
और जघन्य आयुका वर्णन किया है । 

नवम अध्यायमे अजीव, आख्तरव और बन्घतस्वका वर्णन किया है | अजीवके 
पुद्गल, घर्मं, अधर्म, आकाश, और काल मेदो, तथा जीव सहित षडद्रव्यो, 
आख्रवका स्वरूप, आख्रवके प्रत्यय और उसके भेद, वन्धतत्त्वका स्वरूप, बन्चके 
कारण ओर बन्धके भेदोका विस्ता रपुर्वक कथन आया है। 

दशम भध्यायमे निज॑रात्तत्त्वका वर्णन करते हुए तपके प्रसद्भूसे प्रायश्चित्त- 
का वर्णन बहुत॒विस्तारपूर्वंक किया है। ऐसा वर्णन अन्यत्र नही आया है। 
वस्तुत प्रायद्िचत्त ही इस अध्यायका मुख्य वर्ण्य विषय है। किस अपराधके 
होनेपर कौन-सा प्रायश्चित्त कब ग्रहण करना चाहिए, इसका विस्तारप॒वंक 
विवेचन आया है। 

एकादश अध्यायमे विनयत्तपसे छेकर ध्यानतप तकका वर्णन है | ध्यानके 
आत्तं, रोद्, धर्मं और शुक्ल इन चारो ध्यानोका स्वरूप, इनके भेद 23 80 
ध्यानके पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ओर खरूपातीत भेदोका स्वरूपसहित विवेचन 
किया है। हे 

द्वादश अध्यायमे भगवती-आराघनाके आधारपर मरणके भेद बतलाकर 
समाधिमरणका विस्तारपृर्वेक कथन किया है। निरचयत इस ग्रन्थमे 'तत्त्वार्थ- 
सार'की अपेक्षा अधिक विषयोका समावेश है। तत्त्वार्थसा रमे चचित विषयोका 


विस्तारपूर्वंक कथन किया ही गया है । 
नरेन्द्रसनके नामसे एक प्रतिष्ठायन्थ भी मिलता है ) पर हमारा विचार 


है कि यह ग्रत्थ सिद्धान्तसारसग्रहके रचयिता नरेन्‍्द्रसेतका व हौकर किसी 
अन्य नरेन्द्रसेचका है । 


४३८ तोथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


नेमिचन्द्र सुनि 


अभी तक यह घारणा चलो आ रही थी कि द्रव्यसयदह या बृह॒दद्धव्यसगहके 
रचपयिता नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती हैं। पर अब नये प्रमाणोके आलोकमे यह 
मान्यता परिवर्तित हो गयी है । अब समोक्षक विद्वानोका अभिमत है कि 
द्रव्यसयहके रचयिता नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीसे भिन्न अन्य कोई नेमिचन्द्र 
हैं, जिन्हें नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव या नेमिचन्द्रमुनि कहा गया है। वृह॒द्द्रव्य- 
सयहके टीकाकार ब्रह्मदेवने यन्‍्थका परिचय देते हुए लिखा है-- 

“अथ मालवदेश घारानामनगराधिपति राज भोजदेवा भिधानकलिकालचक्र- 
वर्तिसम्बन्धिन श्रोपालमण्डलेश्व रस्प सम्बन्धिन्याश्रमनामनगरे श्रीमुनिसुब्रत- 
तोथंकरवैत्यालये. शुद्धात्मद्रव्यस वित्तिसमुत्पन्नचुखामृत रसास्वादविपरीतना र- 
कादिदु खमयभीतस्य परमात्मभावनोत्पन्नसुखसुधा रसपिपासितस्य भेदाभेदरत्न- 
त्रयभावनाप्रियस्य भव्यवरपुण्डरीकस्प भाण्डागाराह्यमेकनियोगाधिकारिसोमा- 
भिधानराजश्रेष्ठिनो निर्मित श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेत पूर्व पड्विद्वतिगायाभिलंघु- 
द्रव्यसग्रह कृत्वा पर्चाद्विशेपत्तत्वपरिज्ञानार्व विरचितस्य बृह॒दुद्वव्यसग्रह- 
स्याधिकारणुद्धिपूवेकत्वेन वृत्ति प्रारभ्यते ।* 

मालवदेशमे घारानग रीका स्वामी कलिकालसर्वज्ञराजा भोजदेव था । उससे 
पम्बद्ध मण्डलेश्वर श्रोपालके आश्रमनामक नगरमे श्री मुनिसुन्नतनाथ तीर्थंक रके 
चेत्याछयमे भाण्डमार आदि अनेक नियोगोके अधिकारी सोमनामक राज- 
श्रेष्ठिके छिए श्री नेमिचन्द्र सिद्धाक्तिदेवने पहले २६ गाथाओके द्वारा रुघुद्रव्य- 
भग्रह नामक ग्रन्थ रचा। पीछे विशेषतत्त्वोके ज्ञानके लिये बृह॒द्द्रव्यसमह 
गामक ग्रन्थ रचा । उसकी वृत्तिको मे प्रारम्भ करता हूँ । 


इस उद्धरणसे स्पष्ट है बुह॒द्द्॑व्यसग्रह और लघुद्रव्यसग्रहके रचयिता नेमि- 
चन्द्र सिद्धान्तिदेव हैं । 

श्री डॉ० दरवारीलालजी कोठियाने* द्रव्यसग्रहकी प्रस्तावनामें नेमिचन्दर 
भामके विद्वानोका उल्लेख किया है। इनके मतानुसार प्रथम नेमिचन्द्र गोम्मट- 
सार, त्रिछोकसार, लब्बिसार और क्षपणासार जेसे सिद्धान्तग्रन्योके रचयिता 


| इनकी उपाधि सिद्धान्तचक्रवर्ती थी और गगवशी राजा राचमल्लके 
7-+०-++--+-७+«+_>««-+ 


* वृहदूद्व्यसग्रह, दिल्ली सस्करण, वि० स० २०१०, पु० १-२ । 
९ ओऔ दरवारीलछाल कोठिया द्वारा सम्पादित द्रव्यसग्रह, श्रस्तावना पृ० २८, श्री गणेश- 
भैसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, वाराणसी । हु 





श्रुतधर और सारस्वताचाये ४३९ 


प्रधान सेनापत्ति चामुण्डरायके गुरु भी थै। इनका अस्तित्वकाल वि० सं० 
१०३५ या ई० सन्‌ ९७८के पदचात्‌ है। 
द्वितीय नेमिचन्द्र वे हैं, जिनका उल्लेख वसुनन्दि सिद्धान्तिदेवने अपने 
उपासकाध्ययनमे किया है और जिन्हे जिनागमरूप समुद्रको वेलातरगोसे घुले 
हृदयवाला तथा सम्पुर्णं जगतमे विख्यात लिखा है-- 
सिससो तस्य जिणागम-जलणिहि-वेलातर ग-घोयमणो । 
सजाओ सयल-जए विक्खाओ णेमिचंदु त्ति॥ 
तस्स पै्राएण मए आइरिय-पर परागयं सत्य। 
वच्छल्लयाएं._ रइये भवियाणमुवासयज्ञयण" || 
इन नेमिचन्द्रके नयनन्दि गुरु थे और वसुनन्दि सिद्धान्तिदेव शिष्य । 
तृत्तीय नेमिचन्द्र वे है जिन्‍होने सिद्धान्तचक्रवर्ती नेमिचन्द्रके गोम्मटसार 
पर जीवत्तत्त्वप्रदीषिका नामकी सस्क्ृत्ततटीका लिखी थी | यह टीका अभयचन्द्रकी 
मन्दप्रबोधिका और केशववर्णीकी सस्क्ृत मिश्रित कन्‍नड टीकाके आधारपर 
रचो गयी है । 
चतुर्थ नेमिचन्द्र सम्भवत द्रव्यसग्रहके रचयिता हैं। अत्तएव श्रथम और 
तृतीय नेमिचन्द्रको तो एक नही कह सकते । ये दोनो दो व्यक्ति हैं। सिद्धान्त- 
चक्रवर्ती मूलग्रन्थकार है और तृतीय नेमिचन्द्र टीकाकार हैं। प्रथम नेमिचन्द्रका 
समय वि० की ११वीं (ई० स० ११) शताब्दी है और तृतीयका ई० सबूकों 
१६वीं शताब्दी | अत इन दोनो नेमिचन्दोके पौर्वापर्ययमे ५०० वर्षो का अच्त- 
राल हे। इसीप्रकार प्रथम और द्वितीय नेमिचन्द्र भी एक नही हैं । प्रथम 
नेमिचन्द्र वि० को ११वीं शताब्दोमे हुए हैं तो द्वितोय उनसे १०० वर्ष पक 
वि० की १२वीं शताब्दोमे , क्योकि द्वितीय नेमिचन्द्र वसुनन्दि सिद्धा 
गुरु थे और वसुनन्दिका समय वि० स० ११५०के लगभग है | इन दोनो नेमि 
चन्द्रोकी उपाधिया भी भिन्न है। प्रथमकी उपाधि सिद्धान्तचक्रवर्ती है, पी 
द्वितोयकी सिद्धान्तिदेव | हु 
प्रथम और चतुथ नेमिचन्द्र भी भिन्न है। प्रथम अपनेकी सिद्धान्तचक्रव॒त 
कहते है, ता चतुर्थ अपनको 'तनुसूत्रवर' । बृह॒दूद्वव्यसग्रहके सस्छतटीकाका: 
ब्रह्मदेवने द्रव्यसग्रहकारको सिद्धान्तिदेव लिखा है, सिद्धान्तचक्रवर्ती नहीं। 
अतएब हमारी दुष्टिमे द्रव्यसग्रहके रचयिता नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव हैँ | पण्डित 
आशाधरजान वसुनन्दि सिद्धान्तिदेवका साग्रारधर्मामृत और अनगारधर्मा- 
१ उपासकराष्ययन, गाथा, ५४३, ५४४ । 


४४० तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मृत दोनो ही दीकाओमे उल्लेख किया है और वसुनन्दिने इन सिद्धान्तिदेवका 
अपने गुरुके रूपमे स्मरण किया है तथा इन्हे श्रीनन्दिका प्रशिष्य एव नयनन्दि- 
का शिष्य बतलाया है। ये नयनन्दि यदि 'मुदसणचरिउ'के रचयिता है, 
जिसकी रचना उन्होने भोजदेवके राज्यकालमे वि० स० ११००में की थी, तो 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदिव नयनन्दिसे कुछ ही 'उत्तरवर्ती और वसुनन्दिसे कुछ पूर्व॑- 
वर्ती, अर्थात्‌ वि० स० ११२५के लगभगके विद्वान सिद्ध होते है। पडित आशा- 
धरजी ने द्रव्यसग्रहकार नेमिचन्द्रका उल्लेख किया है। अत्तएवं वसुनन्दि 
सिद्धान्तिदेवके गुरु द्रव्यसग्रहके रचयिता नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव ही होगे । 
समय-विचार 

नयनन्दिने अपना 'सुदसणचरिउ' वि० स० ११००में पुर्ण किया है । अत 
नयनन्दिका अस्तित्व समय वि० स० ११०० हे । यदि इनके शिष्य नेमि- 
चन्द्रको इनसे रप्वर्ष उत्तरवर्ती माना जाय, तो इनका समय लगभग वि० स॒० 
११२५ सिद्ध होता है। इनके शिष्य वसुनन्दिका समय विं० स० ११५० माना 
जाता है । अतएवं नयनन्दि और वसुनन्दिके मध्य होनेके कारण नेभिचन्द्र 
सिद्धान्तिदिवका समय वि० स० ११२५के आस-पास होना चाहिये । 

ब्रह्मदेवके अनुसार यह ग्रन्थ भोजके राज्यकाल अर्थात्‌ वि० स० की १श्वी 
शत्ताव्दी (ई० सन्‌ ११वीं शत्ती)मे लिखा गया है। अतएव द्रव्यसग्रहके रचयिता 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदिवका समय वि० सं० की १रवी शताब्दीका पूर्वाध है । 
अर्थात्‌ ई० सनकी ११वी शतीका अन्तिम पाद हे । डॉ० दरबारीलाल कोठियाने 
अपना फलितार्थं उपस्थित करते हुए छिखा है-- 

“यदि नयनन्दिके शिष्य नेमिचन्द्रको उनसे अधिक से-अधिक २५ वर्ष पीछे 
माना जाय तो वे लगभग वि० स० ११२५०के ठहरते है! ।” 

द्रव्य सग्रहकी रचना आश्रमनगरमे बतलाई गयी है । यह आश्रमनगर 
आशारम्यपपट्टण', 'आश्रमपत्तन', 'पट्ुण' और 'पुटभेदन'के नामसे उल्लिखित 
है। दीपचन्द्रपाण्डया और डॉ० दशरथ हार्माके अनुसार इस नगरकी 
स्थिति राजस्थानके अन्तर्गत कोटासे उत्तर-पुरबकी ओर लगभग नौ मीलकी 
दूरी पर बूदोसे लगभग तीन मोलकी दूरीपर चम्बल नदीपर अवस्थित वत्तंमान 
केशवर(यपाटन' अथवा पाटनकेशवराय ही है | प्राचीनकालूमे यह राजा 
भोजदेवके परमार-साम्राज्यके अन्तगंत मालवामे रहा है। अपनी प्राकृतिक 
रम्यत्ाके कारण यह स्थान आश्रमभूमि (त्तपोवन)के उपयुक्त होनेके कारण 
आश्रम कहछानेका अधिकारी है। 


१३ द्व्यसग्रह, प्रस्तावना, पु० दरेद । 


;॒ श्रुतधर ओर सारस्वताचार्य ४४१ 


रचनाएँ 

नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदिवकी दो ही रचनाएँ उपलब्ध हैं---१. लघुद्रव्यसग्रह और 
२ बृह॒द्द्रव्यसग्रह । 
लघुद्गव्यसंग्रह 

इसकी प्रथम गाथामे ग्रन्थका रने जिनेन्द्रदेवके स्तवनके पदचात्‌ ग्रन्थमे 
वित्त विषयका निर्देश करते हुए बताया है कि जिसने छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, 
सप्ततत्व और नवपदार्थों का त्तथा उत्पादव्ययक्रौव्यका कथन किया है, वे जिन 
जयवन्त हो । स्पष्ट हे कि इस ग्न्थमे षट्द्रव्य, पॉच अस्तिकाय, सात्तततत्त्व, 
नवयदा्थं और उत्पाद-व्यय-प्रौव्य और ध्यानका कथन किया गया है| पाँच 
अस्तिकाय तो छह द्रव्योके अन्तगंत ही हैं । यत्त जीव, पुदुगल, घर्मं, अधमे, 
आकाश और काल ये छह द्रव्य है और कालके अतिरिक्त शेष पाँच द्रव्य बहु- 
प्रदेशी होनेसे अस्तिकाय कहे जाते हैं | इसी तरह जीव, अजीव, आखव, बन्ध, 
सवर, निरज॑रा, मोक्ष, पुण्य और पाप ये नौ पदार्थ हैं। इनमेसे पुण्य-पापको 
पृथक कर देनेपर शेष सात्तको तत्त्व कहते हैं। इस प्रकार इस ग्रन्थमे द्रव्य, तत्त्व, 
पदार्थ और अस्तिकायोका स्वरूप बत्तलाया गया है । 

लघुद्रव्यसग्रहमे कुल २५ गाथाएँ हैं। पहली गाथामे वक्तव्य विषयके 
निर्देशेके साथ मगलाचरण है। दूसरी गाथामे द्रव्यो और अस्तिकायोका तथा 
तीसरी गाथामे तत्वों और पदार्थोका नाम निर्देश किया है। ग्यारह गाथाओमे 
द्रव्योका, पाँच गाथाओमे तत्त्वी और पदार्थों का एवं दो गाथाओमे उत्पाद, 
व्यय और अ्रौव्यका कथन किया है । उत्तरवर्ती दो गाथाओमे घ्यानका निरूपण 
आया है। २४ वी गाथामे नमस्कार और २५ वी गाथामे नामादि कथन है। 
सक्षेपमे जैन तत्त्वज्ञानकी जानकारी इस ग्न्थसे प्राप्त की जा सकती है । 

द्रव्योके स्वरूपको बतलानेवाली गाथाओमे गाथा-सख्या ८, 5, १० और 
११ का पर्वार्द और १२ तथा १४ गाथाएँ बुह॒द्द्वव्यस ग्रहमे भी पायी जात्ती 
है । शेष गाथाएं भिन्न है । ब्रह्मदेवके अनुसार इसमे एक गाथा कम है । सम्भव 
है कि लघुद्रव्यसग्रहकी प्राप्त प्रतिमे एक गाथा छूंट गयो हो । 
बृहदद्रव्यसंग्रह 

बुह॒द्द्वव्यसम्रह और पचास्तिकायकी तुलना करनेपर ज्ञात होता है कि 
प्चास्तिकायकी शैली और वस्तुको द्रव्यसग्रहकारने अपनाया है, जिससे उसे 
लघुपचास्तिकाय कहा जा सकता है। पचास्तिकाय भी तीन अधिकारोमे 
विभक्त है और द्रव्यसमह भी तीन अधिकारोमे | पचास्तिकायके प्रथम अधि- 
कारसे द्रव्योका, द्वितीयमे नौ पदार्थोका और तृतीयमे व्यवहार एव निदचय 


४४२ तीथीकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मोक्षमागंका कथन आया हे । द्रव्यसग्रहके "तीनो अधिकारोमे भी क्रमश. उबत 
विषय ही आया है । पचास्तिकायमे सत्ता, द्रव्य, गुण, पर्याय आदिफकी दार्शनिक 
चर्चाएँ हुँ, पर द्रव्यसग्रहम उनका अभाव है। इसका कारण यह प्रतीत होता 
है कि जेनतत्त्वोके प्राथमिक अभ्यासोके लिए उक्त दाशनिक चर्चाएँ दुरूह 
हैँ। यही कारण है कि सोमश्रेष्ठिके बोधार्थ पचास्तिकायके रहनेपर भी इस 
इस ग्रन्थके रचनेकी ग्रन्थका रको आवश्यकता प्रतीत हुई । 
उल्लेखनीय है कि द्रव्यसय॒हकारने निश्चय एवं व्यवहार दोनो नयोसे 
निरूपण किया है| व्यवहा रनयमे किसी अवान्तर भेदका निर्देश तो द्रव्यसग्रह- 
में नही है किन्तु निश्चयके शुद्ध और अशुद्ध भेदोका निर्देश अवश्य है। 
ग्रन्थमे ५८ गाथाएँ हैं। प्रथम गाथामे जीव और अजीव द्रव्योका कथन 
करनेवाले भगवान ऋषभदेवकों नमस्कार कर ग्रन्थकारने ग्रन्थमे वबतव्य 
विषयका भी निर्देश कर दिया है। दूसरी गाथासे जीवद्रव्यका कथन आरम्भ 
होता है। इसमे जीवको जीव, उपयोगमय, अमूरतिक, कर्ता, स्वदेहपरिमाण, 
भोवता, ससारी और स्वभावसे उध्वंगमन करनेवाला वतलाया है | यथा 
जीवों उवओगमओ अमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणो | 
भोत्ता ससारत्यो सिद्धो सो विस्ससोडढगई* ॥ 


इस गाथाके द्वारा नौ अवान्तर अधिकारोकी सूचना दी गयी हे । गाथामे 
निर्दिष्ट क्रमसे प्रत्येक अधिकारका कथन निश्चय और व्यवहार नयकी अपेक्षासे 
किया है। पचास्तिकायमे भी इसी तरह कथन है। 
जीवो त्ति हवदि चेदा उवओगविसेसिदो पहु कत्ता | 
भोत्ता य देहमत्तो ण हि मुत्तो कम्मसजुत्तो ॥॥ 
कम्ममलविप्पमुक्को उड्ढ छोगस्स अतमघिगतता | 
सो सब्वणाण-दरिसी लहृदि सुहर्माणदियमणत्त * ॥। 
आत्मा जीव है, उपयोगमय है, प्रभु हे, कर्ता है, भोक्‍ता है, शरीरपरिमाण है, 
अमूर्तिक है, कर्मसयुक्त है और उच्वंगमनस्वभाव है) 
पचास्तिकायकी इस दोलीका ही उपयोग द्रव्यसंग्रहकारने किया है । १५वी 
गाथासे अजीवद्रव्योका कथन प्रारम्भ होता है। १६वी गाथामे तत्त्वार्थ- 
सूत्रके समान शेब्दादिको पुद्गछका पर्याय कहा है । २८ गाथासे आख़व आदि 
.पत्वोका वर्णन प्रारम्भ होता है । भाव और द्रव्यकी अपेक्षा प्रत्येकके दो-दो 
१ बृहदद्वव्यसग्रह, गाथा २। 
रे पण्चास्तिकाय, गाथा २७, २८ । 


श्ुतधर ओर सारस्वताचार्य ४४३ 


भेद बतलाकर बहुत्त ही सक्षेपमे किन्तु सरल और स्पष्ट विवेचन किया है। 
गाथा ३५ मे क्रत्त, समिति, गुप्ति, घ्मं, अनुप्रेक्षा, परिपह्जय और चारित्रको 
भावसवरके भेद बतलाया है। त्त्त्वार्थंृत्रमे ब्रत्तोको तो पुण्यास्रव माना है 
और दोपको सवरका हेतु बतलाया है । ब्रतोमे निवृत्तिका अश भी होता है। 
अत्तएव यहाँ व्रतोको सवरका हेतु बतलाया गया है । 


तृतीय अधिका रमे द्विविध मोक्षमागंका कथन करते हुए सम्यर्दर्शन सम्य- 
ग्ञान और सम्यक्चारित्रका स्वरूप बतलाकर ध्यानाभ्यास करनेपर जोर 
दिया है, क्योकि ध्यानके बिना मोक्षकी प्राप्ति सम्भव नही है। ध्यानके भेद 
और स्वरूपादिकका कथन तो इस ग्रन्थमे नही आया है, किन्तु पचपरमेप्ठियोके 
वाचक मन्त्रोको जपने तथा उनका ध्यान करनेकी प्रेरणा की है और इसोलिये 
अहंन्त, सिद्ध, आचाय॑, उपाध्याय और साधु इन पचपरमेष्ठियोका स्वरूप एक- 
एक गाथाके द्वारा बतलाया गया है। अन्तमे त्तप, श्रुत और ब्रत्तोका धारी 
आत्मा ही ध्यान करनेमे समर्थ है, का कथन किया है। इस प्रकार ग्रन्थकारने 
इसमे बहुत सक्षेपमे जेनदर्शनके प्रमुख तत्त्वोका कथन किया है । 
५८वी गाथामे ग्रन्थकारने अपने नामका निर्देश करते हुए लघुतता प्रकट की है- 
दव्वसगहमिण मुणिणाहा दोस-सचय-चुदा सुद-पुण्णा । 
सोधयतु त्तणु-सुत्तघरेण णेमिचदमुणिणा भणिय" ज ॥। 
यह द्रव्यसग्रह अल्पसूत्रधारी नेमिचन्द्र मुनिके ढ्वारा रचा गया है। गुणोके 
भण्डार, श्षुतज्ञानी श्रमणनायक इसे निर्दोष बना लेवे । 


अन्य चचित सारस्वताचार्य 


पूर्वोक्त वणित प्रमुख सारस्वताचार्योके अतिरिक्त ऐसे भो कई अन्य सार- 
स्वताचायं मिलते है, जिनकी स्वत्तन्त्र रचनाएँ उपलब्ध नही हैं अथवा जिनके 
व्यक्तित्वके सम्बन्धमे स्वत्तन्त्ररूपसे जानकारी प्राप्त नही होती है। किन्तु अपने 
समयमे असाधारण व्यक्तित्व होनेके कारण इनके निर्देश हरिवशपुराण, आदि- 
पुराण अथवा अन्य ग्रन्थोमे प्राप्त होते हैं। अतएव यहाँ ऐसे आचार्योपर भी 
कुछ प्रकाश डाला जाता है | 


जि सिंह 
आचाय सिंहनन्दि 
गग-राजवशकी स्थापनामे सहायता देनेवाले आचाय॑ सिंहनन्दि विशेष 
उल्लेखनीय है। गगवशका सम्बन्ध प्राचीन इक्ष्वाकुवशसे माना जाता है। मूलत 
नशीली भजन लीक जल बज 3 >> ज53>३८८शाभन हम 


१ बुह॒दुद्रव्यसग्रह, गाथा ५८ | 


४४४ तीथकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा 


यह वंश उत्तर या पूर्वोत्तरका निवामी था | ई० सनऊ़ो दूसरी 287 
इम वशके दो राजकुमार दक्षिणमें आये । उनके नाम दडिग और माधव थे। 
पेरूर नामक स्थानमे उनकी भेंट जैनाचाय॑ सिहनन्दिसे हुईं। सिहनन्दिने उनकी 
योग्यता और शासनक्षमता देखकर उन्हे शासनकार्यकी हक दी। एक 
पत्थरका स्तम्भ साम्राज्यदेवीको प्रवेश करनेसे रोक रहा था। सिहतन्दिको 
आज्ञासे माबवने उसे काट डाला । सिहनन्दिने उन्हे एक राज्यका शासक वना 
दिया | 


मिहनन्दिका यह आख्यान मैसूर राज्यप्ते प्राप्त ११९२ ई० के एक अभिलेख- 
में अकित* हे | इस अभिलेखमे बताया है कि पद्मनाभ राजाके ऊपर उन्जैनके 
महीपालने आक्रमण किया तव उसने दडिग और माधव नामक दो बुतको 
दक्षिणकी ओर मेज दिया। प्रत्तिदिन यात्रा करते-करते वे पेरूर नामक स्थानमे 
पहुँचे । उन्होने वही अपना शिविर स्थावित्त किया । यहाँ एक सरोवरके निकट 
चैत्यालयके दर्शन कर उन्होने उसकी तीन प्रदर्षिणाएँ की और आचार्य सिहनन्दि- 
की वन्दना कर उनके निकट बैठ गये । आचार्य॑त्रे उन्हे आश्वीवाद दिया | उनकी 
भवितसे प्रसन्न होकर देवी पद्मावती प्रकट हुईं और उसने उन्हें तलवार एव 
राज्य प्रदात किया । 

समस्त राज्य प्रदान करनेके उपरात्त देवीने उन्हे सावधान करते हुए कहा 
“यदि तुम अपने वचनकों पूरा न करोगे या जिनशासनको साहाय्य न दोगे, 
दूसरोकी स्त्रियोका यदि अपहरण करोगे, मद्य-मांसका याद सेवन करोगे, या 
नीचोकी सगतिमे रहोगे, आवश्यक होनेपर भी यदि दूसरोकों अपना धन नहीं 
दोगेऔर यदि युद्धके मेदानमे पीठ दिखाओगे, तो तुम्हारा वश नष्ट हो जायेगा । 

सनु ११२० ई० के एक दूसरे अभिलेखमे लिखा है कि सिहनन्दि मुनिने 
अपने श्षिष्योको अहंन्त भगवानकी ध्यानरूपी तीक्षय तलवार भी कृपा करके 
प्रदान की थी, जो घातिकर्मरूपी शत्रुसैन्यकी पवेतमालाकों काट डालती हे । 

सिहनन्दिको मूलसंघ कुन्दकुन्दान्वय, काणूरगण और मेषपापाणगच्छका 
आचार्य तथा दक्षिणवासी बताया है। सिह॒नन्दिके प्रभावसे ही गगराजाओने 
जेनधमंको सरक्षण प्रदान किया था | चतुर्थ शताब्दीसे द्वादश शत्ताव्दी तकके 
अभिलेखोसे प्रमाणित होता है कि गगवशके शासकोने जैनमन्दिरोका निर्माण 
कराया, जैनमूत्तियोँ प्रतिष्ठित करायी, जेनसाधुओके निवासके लिए गुफाएँ 
वनवायी और जैनाचार्योको दान दिया | एक विरुदावलीमे सिहनन्दि आचा- 


१. थिटता३८ए४व [वाग्र ?,---१, तथा जैन शिलालेख सग्रह भाग २, अभिलेख 
संख्या २७७ | 


श्षुतुधर और सारस्वताचार्य ४४५ 


यंको अत्यन्त प्रभावक आचाय॑ बताया गया है। कहा गया है कि सम्पूर्ण 
ससाररूप कमलवनको विकसित करनेमे सूर्यके समान त्तपस्याकी छविसे 
उत्पन्न प्रभा द्वारा सभी दिशाओके अन्धकारको दूर करने वाले सिद्धान्त-समद्रकी 
वृद्धिमे चन्द्रमास्वरूप, मिथ्यात्वरूपी अन्धकारकों दूर करनेके लिए सूयंतुल्य, 
परवादियोके सिद्धान्तरूपी गजके मस्तकको विदीणं करनेमे सिहके | समान 
श्रीलोकचन्द, प्रभाचन्द्र, नेमिचन्द्र, भानुनन्दि और सिंहनन्दि योगीनद्र हुए*। 

इस सन्दर्भ आये हुए सिहनन्दि पुर्वोक्त गगवश-सस्थापक सिंहनन्दिसे 
अभिन्न हो, तो उनकी विद्धत्ता जगठ्मसिद्ध प्रतीत होती है। इस विरुदावलीमे 
पुज्यपाद, गुणनन्दि, वज्भनन्दि और कुमा रनन्दिके परचात्‌ सिहनन्दिका उल्लेख 
आया है। अत बहुत सम्भव है कि यह सिंहनन्दि गगवश-सस्थापक सिंहनन्दि 
ही है। ये आगम, तक, राजनीति और व्याकरण शास्त्र आदि विषयोके ज्ञात्ता 
थे। इनका समय ई० सनकी द्वितीय शताब्दी है। 


उपयुक्त उल्लेखोसे विदित है कि गगवश-सस्थापक सिंहनन्दि राजनीतिके 
साथ आमगम-शास्त्रके भी ज्ञाता थे। अत. असम्भव नही कि इनकी रचनाएँ 
भी रही हो, जो आज उपलब्ध नही । 


९ 
आचाय सुमति 

आचायें सुमतिदेवका उल्लेख सन्मति-टीकाकारके रूपमे पाया जाता है। 
आचाय॑ वादिराजने अपने पाश्व॑ंनाथचरिततमे सुमत्तिदेवका निम्नप्रकार उल्लेख 
किया है-- 

नम सनन्‍्मतये तस्मे भव-कृप-निपातिनाम्‌ । 
सन्मतिविवृत्ता येन सुखधाम-प्रवेशिनी ॥१।२२॥ 

आचाय॑े लुगलकिशोर मुख्तारने अनुमान किया है कि सुमतिदेवकी यह 
टीका ११वीं शताब्दीके इवेत्ताम्बराचाय अभयदेवकी टीकासे रूगभग तीन 
शत्ताब्दी पहलेको होनी चाहिये। 

इन आचाय॑ और उनके सिद्धान्तका उल्लेख तत्त्वसग्रहमे प्रत्यक्षलक्षण- 
समीक्षा सन्दर्भमे तत्त्वसग्रहकार और उनके शिष्य कमलशीलने भी किया है-- 
“लन्वित्यादिना प्रथमे हेती सुमतेदिगम्बरस्थ मतेनासिद्धतामाशद्धुते। सहि 
सामान्यविशेषात्मकत्वेनो भयरूप सर्व वस्तु वर्णयति | सामान्य च ह्विरूपस । 


१ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग ९, किरण २, पु० ११० | 
२ पुरातन जैनवाक्यसूची, वीर सेवा मन्दिर, प्रथम सस्करण, प्रस्तावना, ३१२१॥। 


४४६ . तोथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


__त० स० पजिका, का० १२६४ | “अत्र किल तेनैव सुमतिना स्वयमाशच्चुअ 
सामान्येन हेतोरनैकान्तिकत्व परिहतम॒, तदेवादर्यति--निरविशेषमित्यादि । 
(त० स० का० १२७५) । ॥॒ 
श्रवणबेलगोलाके अभिलेख-सख्या ५४मे भी सुमतिदेवका उल्लेख आया है। 
यह अभिलेख शक सवत्‌ १०५०का है । यथा-- 
सुमति-देवममु स्थुतयेन वस्सुमति-सप्तकमाप्ततया ऋृत्त । 
प्रिहतापथतत्त्व-पथात्यिता  सुमति-कोटि-विर्वत्तिभवात्तिह॒त्‌) ॥ 
इस पद्से स्पष्ट है कि सुमतिदेव अच्छे प्रभावशाली ताकिक हुए हैं, जिनका 
स्थितिकाल ८वी शताव्दीके लगभग रहा है। तत््वसगरह और शिलालेखके 
उल्लेख बतलाते है कि आचाय॑ सुमतिदेव प्रमाण ओर नयके विशिष्ट विद्वान 
हैं । ताकिकके रूपमे इनकी ख्याति ८वी, थवी शत! ब्दीमे पूर्णतया व्याप्त रही है। 


आचाय॑ कुमारनन्दि 


आज कुमारनन्दिकी कोई रचना उपलब्ध नही है। पर उनके तथा उनके 
ग्रन्थके उल्लेख कई स्थानोपर प्राप्त होते हैं । आचार विद्यानन्दने अपने ग्रन्थ 
प्रमाण-परीक्षा, पत्र-परीक्षा और त्तत्त्वाथेइलोकवातिकमे कुमारनन्दिका उल्लेख 
किया है। प्रमाण-परीक्षामे लिखा है--- 


तथा चाभ्यधायि कुमारनन्दिभट्‌्टारके --- 
अन्यथानुपपत्त्येकलक्षण लिज़मग्यते । 
प्रयोगपरिपाटी तु॒ प्रतिपाद्यानुरोधत ॥* 
पत्रपरीक्षामे कुमारनन्दि और उनके वदन्याय' ग्रन्थ दोनोका भी उल्लेख 
प्राप्त होता है । छिखा है-- 
तथैव हि कुमारनन्दिभटूटारकरपि स्ववादन्याये निगदितत्वात्‌ । 
तदाह-- 
प्रतिपाद्यानु रोधेन प्रयोगेषु॒पुनर्यथा | 
प्रतिज्ञा प्रोच्यते त्ज्झेस्तथोदाहरणादिकम ॥ 
अन्यथानुपपत्येकलक्षण.. लिगमग्यते । 
प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधत ३॥ 
जैन शिलालेखसग्रह, प्रथम भाग, अभिल्‍ेखसख्या ५४, पद्य १३। 
प्रमाणपरीक्षा, पृ० ३॥ 
« पत्रपरीक्षा, पु० ३। 


० ४ ४४ | 


श्रुतघर ओर सारस्वताचार्य ४४७ 


तत्त्वार्थंडलोकवातिकमे भी उनके वदन्यायका निर्देश आया है-- 
कुमा रनन्दिनव्चाहुर्वादन्यायविचक्षणा ? | 
आचाय॑ विद्यानन्दके उक्त उद्धरणोसे प्रकट है कि कुमारनन्दि विद्यानन्दके 
पुव॑वर्ती आचार्य है। इन्होने वादन्‍्यायका प्रणयन किया था, जिसकी कतिपय 
कारिकाए विद्यानन्दके अपने ग्रन्थोमे उद्धृत की हैं । 


नागमगल ताम्रपत्रमे भी कुमारनन्दिका उल्लेख भाया है, जो श्रीपुरके 
जिनालयके लिए शक स० ६९८ (वि० सं० ८३३) मे लिखा गया है। इसमे 
चद्रन॒दिके शिष्य कुमारनन्दि, कुमारनन्दिके शिष्य कीत्तिनन्दि और कीतिनन्दिके 
शिष्य विमलचन्द्रका उल्लेख है। अतएव नागमगल त्ताम्रपत्रमे उल्लिखित 
कुमारनन्दि यदि प्रस्तुत कुमा रनन्दि ही हैं, तो इनका समय वि० स० की ८ वी 
शताब्दी होना चाहिये | ताम्रपत्रकी पक्तियाँ निम्नप्रकार है-- 


“अष्टानवत्युत्तरे पटछतेषु शकवर्षेष्वत्तीतेष्वास्मानः प्रवर््धमान-विजयवीय॑- 
सवत्सरे पचशतमे प्रवत्तमाने मान्यपुरमधिवसत्ति विजयस्कदावारे श्रीमूछमूल- 
शर्णाभिनदितनन्दिसधान्वय एरेगित्तुर्ाम्नि गणे मूलिकल्गच्छे स्वच्छतरगुणिकिर- 
प्र(ण)तति-प्रल्हादितसकलछोक चंद्र इवापर  चन्द्रनन्दिनामगुरुरासीत्‌ | 
तस्य शिष्यस्समस्तविबुधछोकपरि रक्षण-क्षमात्मशक्ति' परमेश्वरछालनीयमहिमा 
कुमारवद्वित्तिनि)य. कुमारनन्दिनाममुनिपतिरभवत्त्‌ । तस्यान्तेवासि-समधिगतत 
सकलतत्त्वाथ-सम्पित-बुधसाधं-सम्पत्सम्पादितकीति कौतिनन्द्ाचार्यो नाम 
महामुनिस्समजनि | तस्य प्रियशिष्य शिष्यजनकमलाकर-प्रवोधनक मिथ्याज्ञान- 
सत्ततसनुतस्वसन्मानान्तक-सदुधर्म-व्योमावभासनभास्कर विमलचन्द्राचा यस्स- 
मुदपादि | तस्य महपेंध॑र्मोपदेशनया जा 

इस ताम्रपत्रमे कुमारनन्दिको समस्त विद्वल्लोकका परिरक्षक और मुनिपत्ति 
कहा है| इससे सम्भावना है कि विद्यानन्द द्वारा उल्लिखित और वादन्यायके 
कर्त्ता त्ताकिक कुमारनन्दिका ही इसमे गुणकीत्तन है। जो हो, इतना स्पष्ट है 
कि आचाय॑ कुमारतन्दि एक प्रभावशाली तारिक एवं वादन्यायविचक्षण' ग्रन्य- 
कार थे | 3. 2 

आचाय॑ शथ्रादत्त 

तपस्वी और प्रवादियोके विजेताके रूपमें इनका उल्लेख मिलता है। 

आदिपुराणमे बताया है-- 


१. तत्त्वाथंइलोकवार्तिक पृ० २८०॥। 
२ पुरातन-जैनवाक्य-सूची, प्रस्तावना, पृ० ६७। 


४४८ तीथँकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


श्रीदत्ताय नमस्तस्मे तप श्रीदीप्तमृतये । 
कण्ठीरवायितं येन प्रवादीभप्रभ्नेदने ' ॥ 
में उन श्रीदत्तके लिये नमस्कार करता हैं, जिनका शरीर तपोलक्ष्मीसे 
अत्यन्त सुन्दर है और प्रवादीरूपी हस्तियोके भेदनमे सिहके समान थे | 
श्रोदत वादी और दाशंनिक विद्वान थे। आचार्य विद्यानन्दते इनको ६३ 
वादियोको पराजित करनेवाला लिखा है। विक्रमकी ६ठो शतीके विद्वान 
देवनन्दिने जनेन्द्रव्याकरणमे “गण श्रीदत्तस्य स्त्रियाम' (१४३४) सूत्रमे 
श्रीदत्तका उल्लेख किया है। देवतन्दि द्वारा उल्लिखित, आदिएुराण तथा 
तत्त्वाथंइलोकवा त्तिकमे निर्दिष्ट श्रीदत्त एक ही हो, तो इनका समय देवनन्दिसे 
पूर्व अर्यात्‌ वि० स०की चौथी-पाँचवी शती होना चाहिए) जल्पनि्ंय 
नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थका इन्हे रचयिता भी कहा गया हे। विद्यानन्दने 
तत्त्वार्थड्लोकवा त्तिक पृ० २८० पर लिखा है-- 


द्विप्रकार जग्रौ जल्प तत्त्व-प्रातिभगोचरम्‌ । 
त्रिपष्ठेव॑ंदिना जैता श्रीदत्तो जल्पनिर्णये ॥ 


कुमारसेनगुरु 


चन्द्रोदय ग्रन्थके रचयिता प्रभाचन्द्रक आप गुरु थे। आपका निर्मल यश 
समुद्रान्त व्याप्त था | 


आकूपार यशों लोके प्रभाचन्द्रोदयोज्जवलूम्‌ । 
गुरो कुमारसेनस्थ विचरत्यजितात्मकम््‌* ॥ 
अर्थात्‌ कुमा रसेत्त गुरका यश इस ससारमे समुद्रपर्यन्त सर्वत्र विचरण 
करता है, जो प्रभाचन्द्रनामक शिष्यके उदयसे उज्जवल है, तथा जो अविजित 
रूप है--किसीके द्वारा जीता नही जा सकता है। 
चामुण्डरायपुराणके पन्द्रहवें पद्यममे भी इनका स्मरण किया गया है। 
इससे ज्ञात होता है कि कुमारसेनगुरु बडे हो यशस्वी सारस्वत थे। 
डॉ० ए० एन० उपाध्येने इनका परिचय देते हुए जैनसदेशके शोधाक' १२मे 
लिखा है--कि ये मूलगुण्डनामक स्थानपर आत्मत्यागको स्वीकार करके 
'कोप्पणाद्रि' पर ध्यानस्थ हो गये और समाधिमरणपूर्वक स्वर्गलाभ किया ।' 
इनके सम्बन्धगे दर्श्नसारमे बत्ताया है-- 
१ आदिपुराण, भारतीश ज्ञानपीठ काशी सस्करण, १॥४५ । 
२. हरिवशपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ काशी संस्करण १३८ । 


श्रुतघर ओर सारस्वताचार्य ४४९ 


णदियडे वरगामे कुमारसेणो य सत्यविण्णाणी 
कट्टोी दसणभट्टो जादो सल्लेहणाकाले ॥१ 
अर्थात्‌ काष्ठासघके सस्थापकके रूपमें कुमारसेनका नाम भाता है। बताया 
है कि विक्रम राजाकी मुृत्युके ७५३ वर्ष पदचात्‌ नन्दीतटग्राममें काष्ठासघ 
हुआ। इस नन्‍्दीतटग्राममे कुमारसेननामका शास्त्रज्ञ विद्वान सल्लेखनाके 
समय दर्शनसे भ्रष्ट होकर, काष्ठासघी हुआ | कुमारसेनका समय वि० की ८वी 
शताब्दी अगवत होता है । 
वज्रसूरि 
ये वज्नसूरि देवनन्दि-पुज्यपादके शिष्य द्राविड सघके सस्थापक वज्यतत्दि 
जान पडते हैं | हरिवशपुराणमे इनके सम्बन्धमे कहा हैं-- 
वज्जसू रेविचारिण्यः सहेत्वोबं॑न्धमोक्षयो' । 
प्रमाण धर्मंशास्त्राणा प्रवक्‍तृणामभिवोक्तय' ॥ 
भर्थात्‌ जो हेतु सहित बन्ध और मोक्षका विचार करनेवाली है ऐसी श्री 
वज्नसूरिकी उक्तियाँ धमंशास्त्रोका व्याख्यान करनेवाले गणधरोकी मक्तियोके 
समान प्रमाणरूप हैं । 
इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि वज्सूरिके वचन गणघरोके समान मान्य थे । 
दर्शंनसारके उल्लेखानुसार इनका समय छठी शती प्रतीत होता है। 
सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसघस्स कारगो दूट्ढो । 
णामेण वज्जणदी पाहुडवेदी महासत्तो॥ 
पचसए छत्दीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स। , 
दविखणमहुराजादो दाविडसघो महामोहो? ॥ 


यशोभद्र 


प्रखर ताकिकके रूपमे जिनसेनने इनका स्मरण किया है। आदि शणमे 
बताया है-- 
विदृष्विणीषु ससत्सु यस्य नामापि कीतितम। 
निखरव॑यत्ति तद्गाव॑ यशोभद्र, स पातु नें॥ 


१ दर्शनसार, गाथा ३९ । 

२. वही, गाथा २४ | 

३ वही, गाथा २८ । 

४. आदिपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ काशी सस्करण, १।४६ । 


४५० * तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अर्यात्‌ विद्वानोकी सभामे जिनका नाम कह देने मात्नसे सभीका गर्व दुर 
हो जाता है, वे यशोभद्र स्वामी हमारो रक्षा करें। 


जैनेन्द्र व्याकरणमे “बव वृषिमुजा यशोभद्रस्य” (२११९९) सूत्र आया है । 
अत. जिनसेनके ठारा उल्लिखित यशोभद्र और देवनन्दिके जेनेन्द्र व्याकरणमें 
निदिष्ट यशोभद्र यदि एक ही हैं, तो इनका समय वि० सं० छठी जत्तीके पूर्व 
होता चाहिये । 


आचाये शान्त अथवा शान्तिपेण 
आचार्य शान्त अथवा शान्तिपेषका साहित्वमे सविशेष उल्लेख है। इनकी 
उद्रेक्षालकारसे युक्त वक्रो क्तियोकी प्रशता की गयी है। बताया है-- 
शान्तस्पथापि च वक्तोक्ती रम्योत्प्रेला बलान्मन । 
कस्य नोद्धाटितेबन्चर्य. रमणीये:नु रज्जयेत्‌" ॥। 
अर्थात्‌ श्री शान्त कविको चक्रोपित्तरूप रचना रमणीय उद्पेक्षाओंके बलसे 
मनोहर अ्थ॑ंके प्रकट होनेपर किसके मतको अनुरकत नहीं करती है । 
जिनसेनने अपनी गुदपरम्पराका वर्णण करते हुए जयसेतके पूर्व एक 
शान्तिपेण आचायंका तामोल्लेय किया है। यदि ये शान्त ही शान्तिपेण हो, 
तो जिनसेनकी गुरुपरम्परामे नाम अनिके कारण इनका समय ७वी शताब्दी होना 
चाहिये। हरिवशपुराणके अन्तमे दी हुई प्रशस्तिमे विनयन्धर, गुप्तश्ुत्ति, गुप्ततपि, 
मुनीबवर, शिवगुप्त, अहूंद्वल्ि, मन्दराय॑, मिन्नविरवि, वलदेव, मित्रक, सिहृब॒ल, 
वीरवित, पश्मसेन, व्याप्नहस्त, नागहस्ति, जितदपड, नन्दिपेण, दीपसे न, श्रीधर- 
सेन, सुधमंसेन, सिहसेन, सुनन्दिपेण, ईश्वरसेन, सुनन्दिषेण, अभयसेन, सिद्धसेन, 
अभयसेन, भीमसेन, जिनसेन और शान्तिपेण आचाय॑ हुए | अनन्तर जयसेन, 


अमितसेन, कीतिसेन और जिनसेन * हुए है । स्पष्ट है कि शान्तिपेण अच्छे कवि 
ओर दाशंनिक थे | 


विशेषवादि 


हरिवशपुराणके उल्लेखोसे अवगत्त होता है कि इनकी कोई गद्य-पद्यमय 
रचना रही है। वादिराजने भी अपने पाइ्वेनाथचरितमे विशेषवादिका उल्लेख 
किया है । जिनसेनने लिखा है-- 


१, हरिवदापुराण, ज्ञानपीठ ससकरण, इलोक १।३६ । 
२ वही, ६६, २५-३ ३ । 


श्रुत्धर ओर सारस्वताचार्य ४५१ 


'योष्शेषो हल घ़ु विशेष: पद्च-गद्ययो: | 
विशेषवादित्ता स्य विशेषत्रयवादिन:* ॥ 


3० व अर अथात-जा-मय-पय सम्ब॒न्छी/समस्त विशिष्ट उक्तियोके विषयमे विशेष अर्थात्‌ 
तिलेकेस्फहे--लुथमजो्रवेशेषत्रयका, निरूपण करनेवाले है, ऐसे विशेषवादि 
कविका विशेषवादिपना सर्वत्र प्रसिद्ध है। विशेषवादि कविका विशेषत्नय कोई 


ग्रन्थ रहा है, या गद्य, पद्य और गद्य-पद्य त्तीनो प्रकारकी रचनामे दक्ष होनेसे 
विशेषत्रयवादी कहा जान पडता है। 


श्रीपाल 


ये वीरसेन स्वामीके शिष्य और जिनसेनके सधर्मा समकालीन विद्वान* 
है। जिनसेनने जयधवलाको इनके द्वारा सम्पादित बताया है। इनका समय 
वि० स० की ९ वी शती है । 


काणमिश्षु 


आचाय॑ जिनसेनने काणभिक्षुका कथाग्रन्थ-रचयिताके रूपमे उल्लेख 
फ्िया है। इससे ज्ञात होता है कि उन्तका कोई प्रथमानुयोगसम्बन्धी कोई 
ग्रन्थ रहा है। जिनसेनने लिखा है-- 
धमंसूत्रानुगा हया यस्य वाइमणयोज्मला । 
कथालड्ूा रता भेजु काणभिक्षुजयत्यसी? ॥ 
अर्थात्‌ वे काणभिक्षु जयवन्त हो, जिनके धर्मरूप सूत्रमे पिरोये हुए, मनोहर 
वचनरूप निर्मंठमणि कथाशास्त्रके अलज्भारपनेको प्राप्त हुए थे। अर्थात्‌ 
जिनके द्वारा रचे गये कथाग्रन्थ श्रेष्ठ है । 
ये जिनसेन द्वारा उल्लिखित होनेसे उनके पूर्वेवर्ती विद्वान हैं। 


कनकनन्दि 

सिद्धान्त-ग्रन्थोके रचयिताके रूपमे कनकनन्दिका नाम भी नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्तीके समान समादरणीय है। इन्हे भी सिद्धान्त-चक्रवर्ती कहा 
गया है। यह तथ्य गोम्मठसार कर्मकाण्डकी निम्न अन्तिम गाथासे स्पष्ट 
होता है-- 
१ हुरिवद्०, १॥३७। 
२ आदिपुराण, १॥५३ । 
३, आदिपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ सस्करण, भाग १, पद्म १५१ । 


४५२ : तीर्थंकर महावीकृभौर-डव॒क़ी आल्ार्य-परम्फृरा 


वरइदणदिगुरुणो पासे सोअऊप सयलसिद्धतं । 
सिरिकणयणदिगुरुणा सत्तटठाण समुद्िद्ठ" ॥ 
अर्थात्‌ श्रो इन्द्रनन्दि गृरके पास समस्त सिद्धान्तको सुनकर श्नी कनकनदि 
गुरुने इस सत्त्वस्थानको सम्यक्‌ रीतिसे कहा है । यहाँ कनकनन्दिके साथ गुरु 
शब्दका सकेत करता है कि नेमिचन्द्रते गोम्मट्सार॒की रचना कनकनन्दिसे 
अध्ययन करके की हे | ओर वे उनके गृरु रहे होगे या 'गुर' नामसे वे अधिक 
ख्यात होगे । 
कनकनन्दि द्वारा रचित 'विस्तरसत्त्वत्रिभगी' नामक ग्रन्थ जैन सिद्धान्त 
भवन आरामे वर्तमान है। इस ग्रथकी कागज पर लिखी गयी दो प्रतियाँ 
विद्यमान हैं। दोनोकी गाधा-सख्यामे अन्तर है । एक प्रतिमे ४८ गाथा हैं और 
दूसरीमे ५१। दूसरी प्रतिमं गाथाओके साथ सदृष्टियां भी उल्लिखित हैं । 
पहली प्रतिमे तोच पृष्ठ है और दुसरीमे सात । 
गोम्मटसार कमंकाण्डमे कनकनन्दि विरचित “विस्तरसत्वत्रिभगी'को 
आदिसे अन्तिम गाथा परय॑न्त सम्मिलित कर लिया गया है। केवल मध्यकी 
आठ या ग्यारह गाथाएँ छाड दी गयी हैं, क्योकि कर्मंकाण्डमे इस प्रकरणकी 
गाथाओकी सस्या ३५८-३९७ अर्थात्‌ ४० है। इस प्रकरणमे कर्मोके सत्व- 
स्थानोका कथन गुणस्थानोमे भज्भोके साथ किया गया है । 


क्या कनकनन्दि आचायंने ४८ या ५१ गाथाप्रमाण 'विस्तरसत्वन्निभगी” 
प्रथकी पृथक्‌ रचना को और बादको उसे नेमिचन्द्रचार्यने अपने गरोम्मठसारमे 
सम्मिलित कर लिया अथवा कर्मकाण्डके लिए ही उन्होने उसकी रचना की ? 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि कवकनदि सिद्धान्तचक्रवर्त्तीनि इतना छोटा- 
सा ग्र4 नही लिखा होगा | उन्होने कमंकाण्डके लिखनेमे सहयोग प्रदान किया 
होगा और उसीके लिए सत्त्वत्रिभगोप्रकरण लिखा होगा । इसके पद्चात्‌ 
उन्होने कुछ गाथाएं' अधिक जोडकर उसे स्वतन्त्र ग्रथका रूप प्रदान किया 
होगा । कमंकाण्डमे कनकनदिके मतान्तरकों देखनेसे हमारा उक्त कथन पुष्ठ 
होता है| स्पष्ट है कि कनकनदि अपने समयके प्रसिद्ध भाचाय॑ हैं । 


उस श्रकार श्राप्त सामग्रीके आधारसे श्रुतधराचार्यों और सारस्वताचार्योका 
विवेचन किया गया | 





१. ग्रोम्मट्सार कर्मकाण्ड, रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला बम्बई सस्करण, गाथा ३९६ । 


कक ० 
श्रुत॒धर ओर सारस्वत्ताचार्य : ४५३ 


